


कक कृष्ण-भक्ति महान्‌ भारतीय 
संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है, 
इसकी भव्य सांस्कृतिक चेतना में लौकिक- 
झलोकिक की सौमारेखाएँ मिट जाती हैं, 
ससौम और असीम ओत-प्रोत होने लगते 
हैं। यही तो वह महान्‌ साधना है जिसे 
भारतीय संस्कृति कह कर अभिहित किया 
जाता हे--जिसमें ससोम की हर गति असौम 
से म्रिल कर ही सार्थक होती है श्रोर असौम, 
ससोम में व्यक्त हो कर ही धन्य होता है | 


के मे! 


अध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा 
ओर 
चतन्य सम्प्रदाय 


[प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फिल्‌० उपाधि के लिएं._ 
स्वीकृत शोध-प्रबन्ध] 


डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव, एम० ए०, डी० फिलू० 


१८६८ 


24037 आओ 





माँ- थी (अरविंद 
व्को 


समपित 


प्रकाशकीय 


“मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य सम्प्रदाय” का प्रकाशन हष 
का विषय है । भारतीय अध्यात्म की भावधमिता कृष्ण-भक्ति आन्दोलन को पाकर 
वेदूयंमणि की तरह आलोकित हो गयी और मध्ययुग का प्राय: संपूर्ण साहित्य उस 
आलोक में दिव्यता प्राप्त कर सका । डॉ० मीरा श्रीवास्तव ने इस विषय पर विशेष 
परिश्रम से शोध का किया और उन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिल॒० की 
उपाधि मिली है। उबका यह प्रयास निश्चय ही स्तुत्य है। विदृषी लेखिका ने बंगाल 
के चेतन्य-सम्प्रदाय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और बंगभूमि में रचे गये क्ृष्ण-साहित्य 
को हिन्दी की ब्रज॒भूमि में विरचित विपुल कृष्ण-भक्ति साहित्य के समक्ष रखकर 
मध्ययुग की सांस्कृतिक चेतना को परखा है और समस्त सम्बन्धित साहित्य का 
विवेचत किया है । हिन्दी में यह अपने ढंग का अनुठा प्रयास है । 


हमारा विष्वास है कि प्रस्तुत ग्रन्थ सुधी-पाठकों और विद्वानों के बीच 
उपयोगी सिद्ध होकर समाहत होगा । 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उमाशंकर शुक्ल 
इलाहाबाद सचिव तथा कोषाष्यक्ष 


जनवरी, १६६८ 


नमद्र 
व का! त्क्ल ५३८ 3 कट 
4 ० ७ 30 “कम मे कक ४ हे 
_््ः / पक. पा हट ४“ 02 
के जे तह हे 
पु] न 
औ 
हक... कक दम ; पर हि 
थे ० फ प्रावकथन कार 22 
प्र 
४ ४ 
बधकण ५ 3 पे दल आन बता कु 5 एक, वो है पे हर यार: 8: नके 
५ पै पक 
छ.. 
न 
] न्‍) 
रे 
हर 
हि है 
+ 
र् ॥$% 


डॉ० मीरां श्रीवास्तव पहली महिला हैं जिन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० लिट्‌० - 
की उपाधि प्राप्त हुई और उसका श्रेय हिन्दी-विभाग को है जिससे सम्बद्ध रह कर के 
उन्होंने अपना समस्त शोध-कार्य सम्पन्न किया । 'मध्ययुगीन हिन्दी करृष्ण-भक्तिधारा * 
और चैतन्य-सम्प्रदाय” नामक उप्का यह ग्रन्थ डी० फिल्‌० उपाधि के लिए सन्‌ १६६१ 
मं प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध है जिसके लेखन में उन्‍हें भरतपूर्व विभागाष्यक्ष डॉ० धीरेनद्र वर्मा 
एवं डॉ० रामकुमार वर्मा का गौरवपूर्ण निर्देशन प्राप्त हुआ है। उनके परीक्षकों में 
डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी जैसे गण्यमान्य विद्वान्‌ थे, जिन्होंने उनके कायें की मुक्त 
हृदय से सराहना की है। हिन्दुस्तानी  एकेडेमी ने इसके प्रकाशन की संस्तुति का 
दायित्व मुझे दिया था, अतएव इसे मुद्रित रूप में अपने सामने पाकर मैं सहुज परितोष 
एवं आन्तरिक सुख का अनुभव कर रहा हैं। धच्छा होता यदि लेखिका की विदेश- 
यात्रा से पूर्व ही इसका प्रकाशव हो जाता, परल्तु कृतिपय अनिवाये कारणों से वेसा 
संभव न हो सका । अब भारत में प्रकाशित अपने प्रथम ग्रंथ की प्रति डॉ० मीरा 
श्रीवास्तव की पहली बार इग्लैण्ड में देखने को मिलेंगी ; मैं उनके उस एकाकी 
उपलब्धिसुख की मनोदशा का अनुमान अभी से कर रहा हूँ । ह ३० कर 


__ जिस तुलनात्मक अध्ययन का सूत्रपात गुजराती और ब्रजभाषा क्ृष्णभक्ति, 
विषयक मेरे शोध-कार्य से प्रयाग विश्वविद्यालय में ही हुआ, उसकी अगली कड़ी बना 
डॉ० रत्नकुमारी का “१६वीं शती के हिन्दी और बंगाली वेष्णद कवि! शीषेक शोध- 
प्रबन्ध । कितु डॉ० मीरा श्रीवास्तव ने जो कार्य किया है वह उससे अनुप्रेरित होते हुए 
भी कहीं अधिक व्यापक एवं गम्भीर है चैतन्य-सम्प्रदाय का प्रभाव ब्रज-प्रदेश को पार 
करता हुआ गुजरात के वैष्णव कवि नरसी और मीरा पर भी पड़ा, ऐसी के? एम० 
मुन्शी आदि की मान्यता है। भक्ति-आन्दोलन का अखिल भारतीय स्वरूप अपनी 
पूरी शक्ति और समृद्धि के साथ तभी सामने आता है जब उसके प्रान्तीय रूपों को 


नि. 


तुलवात्मक दृष्टि से, क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठते हुए, देखा जाय। मीरां जी ने 


( ३ ) 


ऐसी दृष्टि का अपने शोध-कार्य में आद्यन्त परिचय दिया है और इतर प्रान्तीय 
साहित्य-को. पूरी सहानुभूति एवं आत्मीयता से आकलित तथा मुल्यांकित किया है। 
उन्होंने चेतन्य-सम्प्रदाय से ब्रज के इतर भक्ति-सम्प्रदायों की विचार-धारा की तुलना 
.. करते हुए उनके बीच तात्विक समन्वय की खोज जिस संब्लेषणात्मक रीति से की है 
बह सराहनीय है। ओपनिषदिक आनन्‍्दवाद से प्रेरणा ग्रहण करते हुए रसात्मक 
._वष्णव आनन्दवाद ने रागानुगा-भक्ति को बंगाल में कसा विशिष्ट रूप प्रदान किया 
. इसका सम्यक्‌ अनुशीलन उनके इस ग्रन्थ में यथेष्ट जागहकता के साथ किया गया 
-है।..उज्ज्लनीलमणि . और हरिभक्तिरसामृतर्सिधु” ने माधुयें भाव को जैसी 
_. शाह्लीयूवा प्रदान की है, वह भक्ति-रंस - को काव्य-रस से उत्कृष्टतर सिद्ध करने में 






















: अग्रन्ति अमाणों कि पं के साथ नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण से की गयी है। इसी प्रसंग में 
माया और :अविद्या की समस्या उठाते हुए अपनी ओर से लेखिका ने गोपन-प्रकाशन 
के.कीड़ा-आव- की स्थिति एवं लीलातत्त्व के अनुरूप समाधान भी प्रस्तुत करने की 


की 
चेष्ठा | 9 १ 
जे 





की.है.।. उसकी यह धारणा कि 'व्यामोहिका माया आनन्द ब्रह्द की गोपन- 

लीला में साधक होती है', .व्रेष्णव-भक्ति के व्यापक स्वरूप से संगति रखती है। 
दाशंबिक दृष्टि से इसे ब्रह्मम॒त्र से 'लोकवत्त लीलाकैवल्यम” से सम्बद्ध किया जा सकता 
हैः॥:बेष्णवमत जे मोक्ष से भक्ति को श्रेष्ठतर उद्घोषित किया है और साधन न 
मान कर साध्य का पद दिया है। अद्वत से भक्ति-सिद्धान्त के इस भेद को लेखिका ने. 
न केवल दृष्टि में रक्खा है, वरन यह भी स्पष्ट रूप से र* दिष्ट किया है कि अण-विभ, 
_जीव-अह्य परस्पर ओत-प्रोत रहते हैं भौर वैष्णवों की ऐसी मान्यता उक्त लीला-भाव 
से ही निष्पन्न होती है। दार्शनिक सिद्धान्तों की जो नवीन व्याख्याएँ लैंखिका ने स्थान- 
झ्थान प्र की है, वे प्रायः भ्रीं अरविन्द के उंद्धरणों से समधित हैं जिने पर लेखिका 
की. ५ विज्ञेंष आस्था अतीत होती है। अरविन्द की धारणाओं को गम्भीर रूप से ग्रहण 
करन क्रने तथा मध्यकालीन चिन्तन को भो प्रॉय उतनी हीं गहराई से आत्मसात करते 
हुए दोनों के विविध की जो चेष्टा लेखिका ने की है, उसे अनेक अंशों में मौलिकता 
का श्रेय मिलना चाहिए ि 


























हल के ० 


भक्ति की तात्विक व्याख्या में आधुनिक शब्दावली और अभिव्यक्ति की जो दीप्ति 
सारे शोध-प्रबन्ध में व्याप्त है; वह विशेष ध्यान आक्ृष्ट करती है। पिष्टपेषण 


फू पं 


(६ $ ) 


ओर रूढ़ शाब्दिक अनुकथन से हटकर डॉ० मीरा श्रीवास्तव ने अपनी वैचारिक 
अभिव्यक्ति का स्वतन्त्र मार्ग निमित किया है, यह उनके भक्ति के विश्लेषण एवं 
निरूपण से प्रकट है। “आत्मेन्द्रिय की लिप्सा काम है किन्तु सच्चिदानन्द की तृप्ति 
प्रेम है, जेसे कथन इस बात के द्योतक हैं कि वेष्णव-भक्ति का मूल रूप लेखिका के 
आगे सर्वथा स्पष्ट रहा है। 'भक्तिरस का योगदान! शीर्षक से छठे प्रकरण के 
उत्तरांश में भक्तिरस की व्यापकता के आकलन के साथ-साथ भेंद-प्रभेद निदर्शन की 


अनुपादेयता और चमत्कारप्रियता की ओर भी हृष्टिपात किया गया है जो तटस्थ 
एवं ओचित्यपूर्ण विवेचन-क्षमता का परिचायक है। 


कष्ण-भक्ति के सांस्कृतिक मूल्यांकन में लेखिका ने मानवीयता और लोकपक्ष को 
पर्याप्त महत्व दिया है। यह आधुनिक विचारधारा के अनुरूप है और प्रबन्ध की 
गरिमा को बढ़ाता है । ब्रज और बंगाल के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या तथा सिद्धान्त-तालिका को परिदिष्ट रूप में देकर शोध-प्रबन्ध को 
और भी उपादेय बना दिया गया है। विस्तृत सहायक-पग्रंथों की सूची से ज्ञात होता 
है कि इस अध्ययन में अनेक हस्तलिखित ग्रंथों से भी सहायता ली गयी है । यह तथ्य 
भी प्रबन्ध के महत्व की ओर इंगित करता है । 


मैं इसके प्रकाशव के निमित्त डॉ० मीरा श्रीवास्तव और हिन्दुस्तानी एकेडेमी 
दोनों को हादिक बधाई देता हैँ और विद्वास करता हूँ कि जिज्ञासुओं एवं विद्वानों 
द्वारा विदुषी लेखिका की इस शोध-कृति का समुचित समादर होगा । मैं यह भी कामना 
करता हैँ कि मीरा जी का डी० लिट्‌० का श्योध-प्रबन्ध कृष्ण-काव्य में सौन्दये-बोध 
एवं रसानुभूति” भी इसी प्रकार शीघ्र प्रकाशित होकर सबके सामने आये जिससे 
उनके असाधारण व्यक्तित्व का और अधिक परिचय सबको प्राप्त हो सके । 


मोती महल जगदीश गुप्त 
२४ जनवरी, १९६६५ 


. /.. भूमिका 


_अध्ययुग की क्ृष्णभक्ति-काव्यधारा प्रान्तों के पुलिनों को तोड़ कर उमड़ी । 
एक ही आलन्द-बह्म की इयाम-यमुना ते ब्रज और बज्धाल को उन्‍्मादित कर दिया। 
साम्प्रदायिक ग्रंथों ते अपने-अपने आधचार्यों को श्रेष्ठ सिद्ध करने की जो भी कोशिश कौ 
हो, ऋष्णभक्ति के प्रवर्तेक आचायंगण एक ही आराध्य के नाते परस्पर संगुम्फित थे, 


सजातीय थे । मध्ययुग के कृष्णभकतों का एक सामान्य कुल था--राधावल्‍लभी। 
हरिरामब्यास अपने कुद्ुम्ब का ब्योरा देते हुए उसमें रूप, सनातब, सूरदास, 
परमानन्ददास, मीरां, स्वामी हंरिदास आदि सबका नाम परिगणित करते हैं । १ चैतन्य- 
मत के विद्वान्‌ षड़गोस्वामियों--सनातव, रूप, जीव, रघुनाथदास, गोपाल भट्ट, 
रघुनाथ भट्ट--का स्थायी विवास ब्रज ही था। बज्भाल के अन्य भक्त भी आराध्य के . 
धाम का दर्शनसेवन करने प्रायः बृन्दावत आया-जाया करते थे । फलस्वरूप, मध्ययुग 
में ब्रज और बज्भाल की क्ृष्णभक्ति एक-दूसरे के प्रदेश में संवाहित होती रही । 
कहने का तात्पय यह नहीं है कि बद्धाल और ब्रज की क्ृष्णभक्ति की अपनी- 
अपनी विशिष्ट प्रतिभा नहीं है, वरन्‌ मध्ययुग में जो कृष्णमक्तिधारा उच्छलित 
हुई उसमें दोनों की प्रतिभाओं का सज्भम था । प्रस्तुत शोध-अबन्ध में दोनों प्रास्तों के 
क्ृष्णभक्ति-आन्दोलन के विविध पक्षों पर विचार करते हुए और उन्हें संइलेषणात्मक 
रीति से समेटते हुए, उनमें निहित समन्वय को खोजने का प्रयत्न किया गया है । 


मध्ययुगीन कृष्णभक्ति के दर्शव, भविंत, साहित्य, संस्कृति आदि सभी 
पहलुओं का विवेचन किया गया है । कवियों की नामावली तथा उनके रचना-काल को 
नए सिरे से उठाने की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि इस दिशा में दिनेशचन्द्र 
सेन, सुकुमार सेन, सतोशचन्द्राय जेसे आधुनिक बज्धाली विद्वान्‌ तथा हिन्दी के कुछ 
शोध-प्रबन्ध ठोस कार्य कर चुके हैं । चेतन्य-पम्प्रदाय सम्बन्धित सामग्री कलकत्ता की 
नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा संस्कृत कालेज की लाइब्र रियों एवं 
बज्भीय साहित्य परिषद्‌ से एक त्रित की गई है। ब्रजभाषा के कुछ साम्प्रदायिक ग्रन्थ 
जो अब अप्राप्य हैं, उन्हें वृन्दावन के गोस्वामियों से प्राप्त किया जासकाहै। 





१. व्यासवाणी पूर्वाद पद, सं० ८० | 


( २ ) 


प्रथम अध्याय में, प्ृष्ठक्षुमि में चली आती हुई उन विचारधाराओं का अनु- 
गमन किया गया है, जो मध्ययुग की कृष्ण-भक्तिधारा में सम्मिलित हो गई । पृष्ठभूमि 
को परम्परागत तथा युगीन दोनों दृष्टियों से समझा गया है । परम्परागत पृष्ठभूमि से 
दर्शन, साधना (भावधर्म), तथा साहित्य के स्रोतों को लिया गया है। दर्शन के 
अन्तगंत वैदिक, औवनिषदिक, पौराणिक, तथा चतुःसम्प्रदायों के दर्शत का दिग्दशन 
करातें हुए मध्ययुगीन-कृष्णभक्ति के दर्शन में उनके. योगदान का मूल्याद्भुन किया गया 
है, साथ ही कृष्णभक्ति के मौलिक दर्शन का भी उल्लेख किया गया है। साधना के 
अन्तगत भावधरमम, को ही लिया गया है क्योंकि कृष्णभक्ति की यही विशिष्ट साधना है । 
भारतीय साधना के इतिहास में भावधर्म के सूत्र को पकड़ने की चेष्टा की गई है । 
साहित्य के माध्यम से क्ृष्णभक्ति को प्रेरणा देने में जयदेव, चण्डीदास, तथ। विद्यापति, 
तो अ्रस्यात ही. हैं, विल्वमद्भल की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । विल्वर्मड्भल' 
के. अतिरिक्त कालिदास के प्रभाव को भी क्ृष्णकाव्य के निर्माण में स्वीकार किया गया. 
है,। युगीन पृष्ठभूमि में तत्कालीन राजवैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को. 
आकलन किया गया है, इनके प्रति प्रतिक्रिया से भी कृष्णमक्ति का उद्गम हुआ । 
कृष्ण भक्ति के उद्गम की प्रेरणा को मुख्यतः: आध्यात्मिक माना गया है, नीतिपरक 
नहीं; वह इसलिए कि उसने मानव के अन्‍्तर्वाह्य जीवन की तमाम समस्याओं का 
समाधान आध्यात्मिक चेतना से किया है, मातवीय चेतना से नहीं । 

' : द्वितीय अंध्याय में, ब्रज एवं बद्भाल के दाशनिक-विचारों का समन्‍्वयात्मक रूप 
प्रस्तुत किया गया है | इसके अन्तंगंत परमतत्व जिसमें कि झवित अन्‍्तर्भक्त है, माया, 
जीव, 'जंगंत्‌, वृन्दावन,  लीलावाद का विवेचन किया गया है। राधाक्ृष्ण के 
आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा करते हुए उनके माधुर्यमण्डित स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ माना 
गृथा है। शक्ति के अ्सज्भ में. कृष्णभक्ति में प्रमुख रूप से विकप्तित ह्लादिनी शक्ति -- 
शध्ा --का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त शक्ति के बहिरज़ज (माया) 
तथा अन्तरज्ञ (स्वरूप) रूपों के पारस्परिक सम्बन्ध को सुलफाने की चेष्टा भी की 
गई. है.।. जीवतत्व के अन्तगंत ब्रह्मगजीव का सम्बन्ध, जीव की स्थिति तथा उसके 
साध्य पर विचार किया गया है। जग्त्‌ का विवेचन कुछ अधिक गहराई से करते हुए 
तत्सम्बन्धी अपूर्ण धारणा की आलोचना की गई है। साध्यलोक वृस्दावन का विस्तार 
से वर्णन किया गया है। इहलोक तथा साध्यलोक के पारस्परिक सम्बन्ध के विपय में 
| 54 क्् उठते हैं, उन्हें अभिव्यक्त किया गया है। लीलावाद का सिद्धान्त 

हुए दशन ओर साधना में उसके महत्व को अधिगत किया गया है 
संक्षेप में कृष्ण-दर्शन के प्रत्येक पट पर आनन्द ब्रह्म की प्रतिष्ठा देखी जा सकती है । 











( ३ ) 
तृतीय-अध्याय में, भक्ति-अ्रकरण आरम्भ किया गया है । मध्ययुगीन #ष्ण॑र्भा 
के पीछे/किंस प्रकार की दाशनिक. और मनोव॑ज्ञानिक प्रेरणा थी इसे समभने का 
प्रयास-किया; गया. है । भक्ति के पीछे.उसी आनन्द की प्रेरणा कियाशील थी, जो दशेच 
मं: आतन्दब॒ह्य कहलाया ; और जिसे श्रोकृष्ण-विग्नह में, साकारता मिली । भक्ति का 
मनोविज्ञान भी आनन्द की खोज. का मनोविज्ञान है, यह खोज परमप्रीत्यास्पद की 
खोज है । इसके बाद भक्ति के प्रकार--साधन, भाव, भ्रम, पुष्टि आदि--का विवेचन 
क्रिया. गया है । अन्त में भक्ति के अनिवाय्य अंगों--भगवत्कृपा, गुरु आश्रय, आत्म- 
समर्पण, नाम, सत्संग--के सुक्ष्म मनोविज्ञान को समभने का प्रयास किया गया है । 
.... चतुर्थ अध्याय में, कृष्णभक्ति की साधना का विकास-क्रम अंकित किया गया 
है--नवधा भक्ति, सेवाप्रणाली, तथा अनुरागमुलक साधना । नवधाभकत के नौ अंगों का 
०» विवरण ही न देकर भक्ति की भावभूमि में उसके अवदांन पर भी विचार किया 
: गया है। सेवा-विधान के अन्तगंत सेवा की उदात्त भावना तथा उसके विभिन्न 
» प्रकारों का उल्लेख करते हुए, प्रत्येक सम्प्रदाय की अष्टप्रहर सेवा को पृथक्‌-पृथक्‌ 
_ विवरण -दिया गयद्या है ताकि उनकी सं।म्प्रदायिक विशेषता को भी अंधिंगत किया जा 
के । राधावबललभ-सम्प्रदाय के अष्टयाम सेवा का रूप डॉ० विजयेन्द्र स्नॉतर्क के 
. शोधप्रबन्ध के अनुकूल ही प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि इस सम्प्रदाय की सेवा का 
स्वरूप और कहीं से इतने पुष्ट रूप में नहीं प्राप्त किया जा सका ॥ अनुरागमूलक 
साधना के अन्तर्गत चेतन्‍्य तथा बललभ-सम्प्रदाथ में प्रचलित श्युद्भारपरक भक्ति का 
. आध्यात्मिक संकेत उद्घाटित करने की चेष्टा की गई है और उसका साधनापरक अर्थ 
' भी समभने का प्रयास किया गया है । कम ज 
गे पतच्चम अध्वाय में, सामान्यरूप से भक्ति तथा विशिष्ट रूप से कृष्णभक्ति की 
,. रसरूपता पर विचार किया गया है।। सर्वप्रथम अलौकिक रस के आधार की प्रतिष्ठा 
की गई है, फिर भक्तिरस की चिन्मयता को व्यक्त करंने की चेष्टी की गई है क्षौर 
+ आाव्यरस से उसके अन्तर को स्पष्ट करते हुए भक्तिरंस का स्वरूप स्थापित कियो गया 
है । काव्यरस और भक्तिरस की--विभाव, उद्दीपन आदि सभी हंष्टियों से तुलना भी 
की गई है । अन्त में गौड़ीय सम्प्रदाय में शास्त्रीय रीतिं से प्रतिषांदित कृष्णभक्ति रस 
का. चित्र उपस्थित. करते हुए उसके विभिन्न अवयवों के >अध्यात्मपरक अर्थ को 
 समभने का उपक्रम भी किया गया है । कक 608 जज 
षष्ठ अध्याय में, कृष्णणक्ति रस के पाँच मुख्य रसों--शांत, “प्रीति; प्रेय, 
वात्सल्य, मधुर तथा सात गौण रसों-- हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रोड, भंयानक, 
वीभत्स--की स्थापना की गई है। मुख्य रसों के सृक्ष्मातिसूक्षम पक्षों का 








( ४ ) 

उद्घाटन करते हुए उनका विस्तृत विवेचन किया गया है; गोण रसों ० उल्लेख मात्र है। 
: मुझ्य रसों की यूची में जीव गोस्वामी द्वारा प्रतियादित 'प्रश्मय भक्तिरस' का विवरण भी 
._ छलग से दिया गया है .। रस-विवेचन, काव्य के उदाहरणों से समन्वित है तथा 

“जहाँ भी अवसर मिला है, वहाँ ब्रज के सम्प्रदायों की रस सम्बन्धी शास्त्रीय व्याख्या 

5 को भी सम्मिलित कर लिया गया है, जैसे मधुर भक्ति के विप्रलम्भप्रकरण में चन्ददास 
: द्वारा उल्लिखित पलकोतर, वनांतर आदि विरह । रसाभास का प्रसज्भ भी वर्णित 
 है। अन्त में प्राप्त काव्यशास्त्र को भक्तिरसशास्त्र की देन का विवेचन करते हुए 
- . भक्तिंरसंशास्त्र' के औचित्य- अनौचित्य, उसकी स्वाभाविकता तथा कुंत्रिमता पर 

विचार-वितंके प्रस्तुत कियां गया है । 
सप्तम अध्याय में, कृष्णंकाव्य के भावपक्ष को लिया गया है। क्ृष्ण- 
.. भक्ति के मुख्य भांवों का चित्रण करते हुए कृष्णभक्ति के लीलाप्रवण के साथ ही 
. भावात्मंक स्वरूप को अंभिव्यंजित किया गया है। दास्य, वात्सल्य, सख्य एवं मधुर 
...सावों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उन्हें उन रन्ध्रों से भी देखने का प्रयत्न 
. किया गया है जिनसे क्ृष्णकाव्य के भावों की अलौकिकता की भलक मिलती है। 
... अतः इन भावों की मनोवैज्ञानिक अन्तर्दशाओं की भक्तिपरक चेतना को भी यत्र-सत्र 
. अभिव्यंजित किया गया है। कर रा 
_...... अरष्टम अध्याय में, क्ृष्णकाव्य का कलापक्ष वर्णित है। कलापक्ष के भी मोटे 
... रूप--छल्द, अलंकार, भाषा-को ही लिया गया है, सुक्ष्मपक्षों पर हृष्टिपात नहीं किया 
... गया है । वस्तुत; कृष्णकाव्य का कलापक्ष इतना संकुल, इतना चमत्कारपूर्ण, इतना 
समृद्ध है कि उसकी समग्रता को देखने के लिए स्वतंत्र शोध की आवश्यकता है। 
. :छन्दमें बज्भुला तथा हिन्दी कृष्णकाब्य में प्रथुक्त होने वाले विभिन्न वरणिक तथा मात्रिक 
४ .छ्दों का विवरण भी दिया गया है। अलंकार-विधास के अन्तर्गत प्रमुख शब्दालंकारों 
... तथा अन्य भी अलंकारों का दिग्दशंन कराया गया है । किन्तु भाषा पर कुछ गहनता से 
:” विचार किया गया है। ब्रजभाषा तथा ब्रजबुली के साम्य पर प्रकाश डालते हुए उनके 
४ शाहस्यमूलक व्याकरण-रूपों का अध्ययच किया गया है । साहित्य की हृष्टि से यह्‌ 
5. भाषा-साम्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। | क्‍ द 

._ नवम अध्याय में, दर्शक, धर्म, साहित्य आदि में प्रस्फुटित मध्ययुगीन कृष्णभक्ति 
की सांस्क्ृतिक-चेतना का मूल्यांकन किया गया है। परम्परा से चला आता हुआ निवृत्ति- 


:“- प्रक भारतीय अध्यात्म, जिस को शुद्ध-प्रवृत्ति से रागरंजित करने में कृष्णभक्ति ने 


-  अहृत्‌ प्रयास किया, इस पर. भो प्रकाश डाला गया है । भारतीय क्षाध्यात्मिक संस्कृति में 


( ५ ) | 
मंध्ययुगीन कृष्णभक्ति-संस्कृति की महत्वपूर्ण देन को स्पष्ट किया गया है। 
कृष्णभक्ति-संस्कृ ति, आध्यात्मिक संस्कृति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, लौकिक संस्कृति 
का आलिगन करने में भी इसकी उदारता और विशालता की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । क्ृष्णभक्ति संस्कृति ने लौकिक संस्कृति को अपनाकर, उसके समुन्नयन का 
इलाध्य प्रयत्न किया है और सचन्निविष्ट लौकिक-संस्कृति के तत्वों का विश्लेषण भी 
किया है। कुल मिलाकर क्रृष्णभक्ति महान्‌ भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने 
में सक्षम है, इसकी भव्य सांस्कृतिक चेतना में लौकिक- अलौकिक की सीमारेखाएँ 
मिट जाती हैं, ससीम और असीम ओत-प्रोत होने लगते हैं। यही तो वह महान्‌ 
साधना है जिसे भारतीय संस्कृति कह कर अभिहित किया जाता है--जिसमें ससीम 
की हर गति असीम से मिलकर ही सार्थक होती है और असीम, ससीम में व्यक्त 
होकर ही धन्य होता है। 

परिशिष्ट में ब्रज तथा बद्भाल की कृष्णभक्ति के पारस्परिक आदान-प्रदान को 
अभिव्यंजित किया गया है, पारिभाषिक शब्दों का अथे स्पष्ट किया गया है तथा मुख्य- 
मुख्य सिद्धान्तों की तालिका प्रस्तुत की गई है । 


'रागांचल' मीरा श्रीवास्तव 
८६, टेगोर टाउन, 


इलाहाबाद 


विषय-सूचा 
अध्याय १ 
कृष्ण-भक्ति धारा का उद्गम 


, हहौम | वेद 7, हटिपद लकक १, 
परम्परागत पृष्ठ भूमि: दणंन वैडमन 
भी हूँ? कर शत के. 


पुराण-दर्शन ३, चतुःसम्प्रदाय ४, गाहवु॥ या 
साधना : भावधमे--वेद ५, उपनिषद्‌ [ह. पति हज कई कि. 
धर्म ११, आलवार ११, साहित्य--मेगईव है, वकाव के ह# 
बण्डीदास १४, विल्वमंगल १६, कीलिंकास (क दाह हल. 
भूमि : सामाजिक अवस्था १६, ४ इलीतिक अद्रश्क! १९, फ्रीशकिश 
अवस्था २१, कृष्णभक्ति का उद्गम २३ ! 








अ्रध्याय २ है कक के 
दाशंनिक सिद्धाम्त 
परमतत्व -निर्गुण सगुण २७; विश ध्र्भाप: «5 ४ कड़ को 
तीन स्थितियाँ-ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, कह बढ, अटोकॉलते, 
पुरुषोत्तम २६; भगवान्‌ ही सर्वत्रष्ट है; रीकृप्छ ऋकाओ है $!, 
परब्रह्म-नराकृति --अवता रवाद ३२३, शक्ति जप हक अफरिहछ, 
तटरुथ अथवा ह्वादिनी, संबित्‌, संधिनी .३., हैँ डिलों ॥! का न 
३६, अद्वयद्॒य ३७, ईश्वर-धक्ति २६, आनखजड़ा थ धुड़े भु्क ऋ+, 
. राधा: प्ररमाणष्ण्या ४२, श्रीकृष्ण का वापक्षिक हहु॥ 5१३. मे! 4! 
शुद्ध एवं विक्ृत ४४, विक्ृत माया कि बेहुएगे 2/6 उक/ दो लहुक! 
माया) ४४), विशुद्ध माया किया अस्तरग शक्ति ++, बुत किलर 
माया का सम्बन्ध ४८ ) जीव “ल्जओं जो जीक् ४+, काश हर के 
स्थितियाँ-बद्धदशा १२, मुक्त ह्वहूप ६३, हव 8! जरा कद ६३ . 
इदम्‌ (सृष्टि) ५६, अविकृत पतिणामव!द : भगेद ३२३, #३१९ ॥$, 
जगत्‌-संसार ५८, अक्षर-ब्रह्म एव पूष् पृश्याशप ही शुजउबर जे 
सम्बन्ध ५८, साध्यतोक--वन्दाबन ६०, बीबा ६३। 





क्‍ विषय-सूची 
अध्याय १ | पृ० १-२६ 
कृष्ण-भक्ति धारा का उद्गम 


परम्परागत पृष्ठ भूमि : दशन--वेद-दर्शन १, उपनिषद्‌-दर्शन २, 
पुराण-दर्शन ३, चतुश्सम्प्रदायः ४, मध्ययुगीन कृष्णभक्ति-द्शेन १, 
साधना : भावधम--वेद ८5, उपनिषद्‌ १०, पुराण १०, भागवतं- 
धर्म ११, आलवार ११, साहित्य--जयदेव १३, विद्यापति १४, 
चण्डीदास १५, विल्वमंगल १६, कालिदास १७, युगीन पृष्ठ- 
भूमि : सामाजिक अवस्था १६, राजनेतिक अवस्था २०, धार्मिक 
अवस्था २१, क्ृष्णभक्ति का उद्गम २३। 
अध्याय २ पृु० २७-६७ 
दाशनिक सिद्धान्त 

परमतत्व --निर्गुण सगुण २७; विरुद्ध-धर्माश्रथ' २८, परखब्रह्म की 
तीन स्थितियाँ-ब्रह्म, १रमात्मा, भगवान्‌, अक्षरब्रह्म, अन्तर्यामी, 
पुरुषोत्तम २९; भगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ हैं; श्रीकृष्ण भगवान हैं ३१; 
परन्रह्म-नराकृति --अवता रवाद ३२, शक्ति--अन्तरंग, बहिरंग, 
तटस्थ अथवा ह्वादिनी, संवित्‌, संधिनी ३४, क्वादिनी का उत्तर्ष 
३६, अद्वयद्वय २७, ईशवर-शक्ति ३६, आनन्द-ब्रह्म: माधुयेधूयें ४०, 
राधा: परमाण्ध्या ४२, श्रीकृष्ण का सापेक्षिक महत्व ४३; माया--- 
शुद्ध एवं विक्ृत ४४, विक्त माया किवा बहिरंग शक्ति (व्यामोहिका 
माया) ४४, विशुद्ध माया किवा अन्तरंग शक्ति ४४५, विद्या-अविद्या 
माया का सम्बन्ध ४८, जीव--ब्रह् और जीव ५०, जीव की दो 
स्थितियाँ-बद्धवशा ५२, मुक्त स्वरूप ५३, जीव का चरमसाध्य ५५, 
इद्म्‌ः (सृष्टि) ५६, अविक्ृत परिणामवाद : जगत्‌ ५७, संसार ५७, 
जगत्‌-संसार ५८, अक्षर-ब्रह्म एवं पूर्ण पुरुषोत्तप की सृष्टियों का 
सम्बन्ध ५८, साध्यलोक--चुन्दावन ६०, लीला ६५। 


अध्याय ३ पृ० ७१-१२० 
भक्ति 


भक्ति का दाशंनिक आधार ७१, भक्ति का मनोविज्ञान ७३, प्रेमा- 
भक्ति का स्वरूप ७६; भक्ति के भेद-- साधन भक्ति ८२, वंधी ८२, 
रागनुगा 5२, कामरूपा ८३हे, सम्बन्ध रूपा ८४, कासानुगा 5६, 
भावभक्ति ५६, प्रेमभक्ति ६१, पुष्टि भक्ति--प्रवाह-पुष्टि ६२, 
मर्यादा-पुष्टि ६३, पुष्टि-पुष्टि ६३, शुद्धि-पुष्टि ६३, भक्ति-साधना 
के अनिवाय अंग--भगवत्कृपा किवा अनुग्रह ६४, ग्रुरु-आश्रय 
६७, आत्म-सम्पंण १०१, नाम १०६, सत्संग १०६॥ 


अध्याय ४. पृ० ३२१३-१७ 
.... भक्ति ; साधना एवं विकास-क्रम 


नवधा-प्क्ति--अ्वण ११५, कीर्तन ११७; स्मरण ११६, पाद- 

सेवन १२०, अचंव १२१, वन्दत (२२, दास्य १२२, सख्य १२३, 
४४:  आत्म-निवेदन १२४, सेवा--राधावल्लभी सम्प्रदाय में अष्टयाम सेवा 

१२८, निम्बाकं-सम्प्रदाय १३१, गौड़ीय सम्प्रदाय १३६, वल्लभ- 

सम्प्रदाय १४५, अनुरागमुलक साधना १५०, चैतन्य-सम्प्रदाय 

में मधुर भक्ति--पूवंराग १५२, अभिसार १५५, मान १४६, 

माथुर १५८, पुनमिलन १५८; वल्लभ-सम्प्रदाय में गोपी भाव 
१५८--माखन-चो री १६०, चीरहरण १६१, पनधट-लीला १६४, 
दानलीला १६५, रासलीला १६७, हिंडोल, फाग १६८; निकृंज- 
लीला ५ सखी भाव १६५। 


रस [खण्ड प्रथम] 


रस के आधार १७३, भक्ति-रस का स्वरूप १७४; काव्य-रस एवं 
भक्ति-रस १७७, भक्ति-रस की स्थापना १८०--स्थायीभावत्व 
१८३, योग्यता-त्रय १८३; क्ृष्णभक्तिरस १८४, स्थायीभाव 
१८५--शुद्धारति १८६, प्रीति-रति १५६, सख्य रति १६८७, 
वात्सल्यरति १८७, प्रियतारति १८७) विभाव १८७--आलम्बन: 





( ३ ) 


कृष्ण १८८, क्ृष्ण-भक्त १६९४, उद्दीपन १६४; अनुभाव १६८; 
सात्विक २००, सात्विक की अवस्थाएँ २०१; व्यभिचारी २०३, 
परतन्त्र २०६, स्वतन्त्र २०६, आभास २०६, प्रातिकूल्य २०६, 
अनौचित्य २०६ । द द 


अध्याय ६ क्‍ .. पृ० ३११-२६० 
कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप--रस [खण्ड द्वितीय] 


शान्तभक्ति रस २११--स्थायीभाव २११, विभाव : आलम्बन 
२१२, उद्दीपन. २१२; अनुभाव २१४, सात्विक २१६; प्रीति भक्ति- 
रस (दास्यभक्ति-रस) २१७, अ--संभ्रम प्रीति-रस २१७, स्थायी 
भाव २१७, आलम्बन २१७, उद्दीपन २२०, अनुभाव २२१, सात्विक 
२२२, अयोग--उत्कंठित, वियोग २२३, योग-सिद्धि, तुष्टि, स्थिति 
२२३; ब-गौरव-प्रीति-रस २२३--स्थायी भाव २२३; विभाव- 
आलम्बन २२४, उद्दीपन. २२४; अनुभाव २२६, सात्विक २२६, 
व्यभिचारी २२६, प्रेम भक्ति-रस (मेत्रीमय रस) २२६-स्थायी 
भाव २२६, आलम्बन २२७, उद्दीपतन २२८, अनुभाव २३०, 
सात्विक २३१, अयोग--उत्कंठित वियोग २३२, योग--सिद्धि, 
तुष्टि, स्थिति २३३; वत्सल भक्ति-रस २३४--स्थायी भाव २३४, 
आलम्बन २३४, उद्दीपन २३४, अनुभाव २३६, सात्विक २३६, 
व्यभिचारी २३७, अयोग--उत्कंठित, वियोग २३७, योग--सिद्धि 
२३८, तुष्टि स्थिति २३८०; उज्ज्वल रस २३८--स्थायी भाव 
२४०, साधारणी रति २४३, समंजसा रति २४३, समर्था रंति 
२४३, प्रेम २४४, स्नेह २४५, मानव २४५; प्रणय २४५, राग 
२४६, नीलिमा राग २४६, रक्तिमा राग २४६,--कुसुम्भ २४६, 
मंजिष्ठ २४६; अनुराग २४७ महाभाव २४७, रूढ़ २४७, अधिरूढ़ 
२४७; आलम्बन २५०; श्रीकृष्ण २५०, प्रेयसी वर्ग २५१; उद्दीपन 
२५२, सात्विक २५८, व्यभिचारी २५८; पूवे-राग २६२, प्रोढ़ 
पू्वं-राग २६३, समंजस पुर्वें-राग २६९, साधारण पुवे-राग २६९; 
मान २७०--सहेतु मान २७०, निहेतु मान २७१; प्रेम-वेचित््य २७३; 
प्रवास २७४--बुद्धिपुवक २७४, अबुद्धिपृ्वेक प्रवास २७७; मुख्य 
संभोग २७७--संक्षिप्त सम्भोग २७८, संकीर्ण २७८, सम्पन्न २७६; 


(४) 


समृद्धिमान २८०; गौण सम्भोग २८१; गौण भक्ति-रस 
२८२--हास्य भक्ति-रस २८२, अद्भुत भक्तिरस २८३, वीर भक्ति- 
रस २०३, करुण भक्ति-रस २८४, रोद्र भक्ति-रस २८५, भयावक 
भक्तिरस २५६, वीभत्स भक्ति-रस २०६; रसाभास २८७, 
प्राप्त-काव्यपरम्परा का उपयोग तथा भक्ति-रस शास्त्र का 
बोगदाव २५७ । 


बध्याय ७... पृ० २९३ - ३४६ 
भाव-चित्रण 


दास्य भाव--विषयासक्ति से जुगुप्सा २९३, प्रभु का आवाहच 
२६४, कृपा का अनुभव २९५, निराशा एवं घास से उत्पन्न संसार- 
विमुखता तथा ईश्वरोन्पुखझता २६६, सांसारिक प्रवंचना से उत्पन्न 
चिरस्थायी रागात्मक सत्ता की खोज २९७; वात्सल्य-भाव 
२६९६, यशोदावन्द का भाव २९६; मातृसुलभ अभिलाषाएँ ३०१, 
कृष्ण का वर्तेन ३०२, गोचारण का हुठ ३०३, माखन-चोरी ३०६, 
मथुरागमन २०६, बाल कृष्ण ३०८, अँगुठा चुसना ३०८, मिद्दी- 
खाना ३०६, प्रतिविम्ब क्रीड़ा ३२०९, मकखन-खाना ३०९, चोटी 
लम्बी करने की उत्सुकता ३११, एकान्त में क्रीड़ा ३१२, चन्द्र प्रस्ताव 
३१३; सख्य-भाव ३१३, कीड़ा एवं साहचय ३१४, माखनचोरी 
३१६, गोचारण ३१७, दुष्टदटलन लीला ३१९, छाक ३२०, सख्य में 
आराधना-भाव ३२०, सख्य में दैत्य ३२०, मथुरा-प्रस्थान ३२१, 
बवतार की प्रतीति ३२२, ब्रह्मत्व से क्षोभ ३२२, विरह ३२३; 
मधुय भाव ३२४, प्रेमोदय ३२४, प्रेमोदय की प्रतिक्रिया ३२८; 
तिस्तब्धता ३२८, विमुख-आत्मसमपंण ३२८, विश्रम-वब्याकुलता 
३२९, वृत्तियों का सम्पूर्णत: कृष्ण में केगद्रित होता ३३०; 
मिलन की उत्कंठा ३३०, गोपियों का मिलनोद्यम ३३०, क्रृष्ण 
फा गोपियों से मिलनोद्यम ( छद्मयलीलाएँ ) ३३३, प्रेम का 
प्रिपाक व पूर्णता ३३५, चीरहरण-लीला ३३५, दान-लीला ३३४, 
रासलीला ३३७, फाग : वसन्त-लीला ३३८; विरह : मथुरागमन 
३३८, दीनता-निराश्रयता-खिल्तता ३४०, विक्षोभ्न्डष्या ३४१, 


( +* ) 


वितकं-लानि ३४१, स्मृति-त्रास-कट्रुता ३४३, प्रेम-विवशता ३४५॥ 
पुनभिलन ३४५ ॥। । 


भरध्याय ८ ५5 2 लय का २...  पु७. रे४६-रेप८ 
-... कलान्पक्ष 


शली--आख्यान शैली और उसके छन्द ३४६--पयार, चौपाई-चौपई, 
चौबोला ३५०, चौपाई-दोहा-सवेया ३१५१, रोला-दोहा ३५१, दोहा 
३५२, दोहा-सोरठा, अरिल्ल-कुण्डलिया ३५३, कवित्त-सवंेया ३५३, 
दोहा का नृतन प्रयोग ३५४, पदश्शली : (बंगला) अक्षर वृत्त-पयार 
३५५; एकावली--आठ अक्षरी ३५६, दस अक्षरी ३५६, एकादश 
अक्षरी ३५६; त्रिपदी छब्बीस अक्षर की दीघे त्रिपदी ३१५६, बीस 
अक्षर की लघु त्रिपदी ३५६, मात्रिक छुन्द ३५६; चतुष्पदी आठ- 
बारह-सोलह मात्रा ३५७, विषम चतुष्पदी--बारह-सोलह मात्रा 
३५७, त्रिपदी--अट्ठाइस मात्रा ३५८, पच्चीस मात्रा ३५८, तेईस 
मात्रा ३४८, दीघे चतुष्पदी--सेंतालिस मात्रा ३५८, एक्यावन 
मात्रा ३१९, तोमर ३५६, हरिगीतिका ३५९६, पदपदाकुलक ३५६, 
हिन्दी : मात्रिक छन्द ३५६, विष्णु पद ३६०, सार-सरसी ३६०, 
ताटड्ू ३६३, कुण्डल-उड़ियाना ३६३, रूपमाला-शोभन ३६३, 
समान सवेया ३६४, विनय ३६४, विजया ३६५, त्रिपदी ३६१५, 
वर्णवृत्त-मनहरण ३६६; मुक्तक शेली--दोहा ३६६, छुप्पप ३६७, 
कुण्डलिया ३२६७, कवित्त ३६७, सवेया ३६७; अलझ्भार-विधान : 
शब्दालद्भार-अनुप्रास ३६८, पुनरुक्ति-प्रकाश ३७०, अनुकरणात्मकता 
३७१; अर्थालड्डार-उपमा ३७२, रूपक ३७३, रूपकातिशयोक्ति 
३७४, उत्प्रेक्षा ३७५, प्रतीप-व्यतिरेक ३३६, सन्देह-अपह्ूति ३७८, 
अत्युक्ति २७६, भाषा ३७९६--संस्कृतनिष्ठ ब्रजभाषा ३८०, 
राजस्थानी ३८०, गुजराती ३५१, पल्माबी ३८१, उर्दू ३८१, ब्रज- 
भाषा-ब्रजबुलिका साम्य ३६१--पद ३८२, वचन ३८३, स्वेनाम--- 
अस्मद्‌ ३८४, युष्मदू-तद्‌ ३८५, यद्‌ २५६, कौन ३८६, कोई ३८६; 
कारक ३८६, प्रत्यय-अत्‌ ३८७, अये २८७, इ रेष७, ए-ऐ २८७थ, 
इ-ये ३८५, ओ-ओ दरे८८ | 


( ६ ) 

अध्याय ६ - हे पृ० ३६ १-४०७ 
संस्कृति 

..... मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति आन्दोलन का सांस्कृतिक सुल्यांकन-- 


आध्यात्मिक संस्कृति में योगदान ३६१, लोक-संस्कृति को कुष्ण- 
भक्ति की देन ४०० । 


परिह्षिष्ट... .. ः पृ० ४११-४२६ 
सहायक प्रन्यसूची..... पृ० ४२३०-४४५८ 


पद सं० 

पु० 

प० क० त० 
चै० च० 
आदि० ली० 
म० ली० 
भ० र० सि० 
पूृ० वि० 
प्‌० वि० 
उ० वि० 
द० वि० 
प्र० ल० 
द्वि० ल० 
तृ० ल० 
च० ल० 
पं० ल० 
सृ० सा० 
सु० बो० 
परि० 


बु० ज० प्र० 
कि 
भा ०.५ 





पदसंड्या 

पृष्ठ 

पदकल्पतदइ 
चैतन्य-चरितामृत 
आदि-लीला 
मध्य-लीला 

पूर्व -विभाग 
पदिचिम-विभाग 
उत्तर-विभाग 
दक्षिण-विजभाग 
प्रथम लहूरी 
द्वितीय लहुरी 
तृतीय लहूरी 
चतुर्थ लहरी 
पंचम लहुरी 
सूरसागर 

यु धर्म बोधिनी 
परिच्छोद 
बृन्दाबन जसप्रकास 
(शरीमद्‌) भागवत 








ऋष्ण-भक्तिधारा का उद्गम 


आ्रार्य-संस्क्ृति के प्रभातकाल में ही ईश्वर श्रौर मानव के बीच सम्बन्ध 
स्थापित होने लगा था । जिस क्षण से भारतीय-संस्क्ृति ने नयनोन्मीलन किया, उस 
क्षण से वह केवल मानवीय धरातल पर ही सनन्‍्तुष्ट होकर जीवित न रह सकी । 
पा्थिवता में सीमित, परिवेश तथा प्राकृत परिस्थितियों से बद्ध होकर रहना उसके 
लिए असह्य हो उठा। उसकी दृष्टि अपने चारो ओर फैली हुई विशाल सृष्टि पर 
गयी और यह सृष्टि जड़ावसन्न प्रतीत न होकर किसी अद्भुत ग्राइ्चर्यमयी चेतना 
से स्फूतिशील जान पड़ी । इस 'इदम्‌ के अन्तराल में भारतीय-मनीषियों को स्पष्टतया 
एक ऐसी सत्ता का बोध हुआ जो जीवन और जगत्‌ को अपनी गरिमा तथा 
महानता से अभिभूत करके इन्हें परिवेष्टित किये हुए है। आय जाति ने एक वृहत्‌ 
सत्य तथा ऋतम्भरा-चेतना का स्पर्श मानव-जीवन में भी अनुभव किया । उसने यह 
अनुभव किया कि जीवन सद्भूर्षों से आकुल है, नाना प्रकार की विषम-शक्तियाँ 
स्वस्थ सुन्दर जीवन को पद्टिल तथा नष्ट कर देने के लिये विचरण करती हैं किन्तु 
मानव-मन उसके सम्मुख परास्त नहीं होना चाहता । परन्तु मानवेतर शक्तियों से 
सचद्भ॒षं को केवल मानवीय शक्ति से भेल पाना असम्भव प्रतीत हुआ | आ्रात्मविकास 
के सद्धष में विजयी होने के लिये उसने अपने से अधिक महत्तर शक्तियों का आश्रय 
लिया जिसे उसने प्रकाशमयी चेतना किवा देव” का नाम दिया । यह चेतना उसका 
सतत संरक्षण करने वाली बोध हुई, ग्रतएव सद्भूषं में उसने उसका झ्रावाहन किया । 
यह आ्रावाहन मानव तथा देव-चेतना के बीच मन्त्र का माध्यम लेकर वैदिक साहित्य 
का सर्जक हुआ । इस प्रकार आरम्भ से ही भारतीय जीवन की दृष्टि इस लोक तक 
सीमित तथा सन्तुष्ट न रह कर आलोकान्वेषी रही है। 
परम्परागत पृष्ठभूमि : दर्शन क्‍ 

बेद-दर्शन--दाश निक दृष्टि से वैदिक विचारधारा को दैवतवाद कहा जा सकता 
है। आधुनिक अंग्रेज-विद्वानों ने उसका नामकरण बहुदेववाद (?0[ए० श्राप) 
किया किन्तु यह शब्द उस युग की विचारधारा को स्पष्ट करने के लिये उपयुक्त 
नहीं है। आधुनिक भारतीय गवेषणा के इस श्रान्त तथ्य का निराकरण हो 
चुका है । बहुदेववाद शब्द भी वैदिक-दर्शन को स्पष्ट करने में असमर्थ सिद्ध हो 


२. मंध्य-युगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्प सम्प्रदाय॑ 


चुका है। वास्तव में आय॑ऋषि नाना देवों को एक देव की ही विभिन्न भ्रभिव्यक्ति, 
उसके भिन्न-भिन्न रूप तथा नाम समभते थे । उस 'एक' असीम सत्य, ऋत्‌ चेतना की 
व्यज्ञना पुरुष-सुक्त में हुई है। किन्तु उस 'एक का प्रत्यक्षतः निदर्शन वैदिक साहित्य 
में नहीं हुआ, उसकी विविध-रूपता की ही प्रतिष्ठा विपुल विस्तार से हुयी । 'कस्मै 
देवाय हविषा विधेम' का प्रश्न उसके सम्मुख उपस्थित हुआ था । हि किसी एक 
विशिष्ट देव को न देकर सभी देवरूपों को श्रपित की गई । सभी देवता उस देव के, 
उस एक यज्ञपुरुष के रूप थे, अतएवं किसी देवता को प्रमुख स्थान न मिल सका। 
विष्णा, इन्द्र, अग्नि, वायु, वरुण, सविता आदि परमचेतना की ही विभिन्न अभि- 
व्यक्तियाँ थीं, केवल विष्णु या इन्द्र देवाधिदेव नहीं बने, वरन्‌ प्रत्येक देवता में भ्रन्य 
देवता का स्वरूप निहित था, अतएव उनमें पारस्परिक सड्भूषंणा का प्रइव नहीं 
उठता । सभी देवता एक-दूसरे के सहायक एवं सहयोगी थे, उनमें किसी प्रक।र की 
प्रतिस्पर्धा नहीं थी । 

विष्णु, रुद्र एवं ब्रह्मा (ब्रह्मणास्पति) का झ्रावाहन श्रन्य देवों की भाँति ही 
किया गया, पुराणकालीन-त्रयी के रूप में नहीं । देवों के ग्रतिरिक्त देवियों का 
आ्रावाहन भी हुआ जिनमें प्रमुख थीं--भारती, इला, सरस्वती, उपा एवं साथित्री । 
अ्रदिति को आदि-मातृचेतना कह कर सम्बोधित किया गया है, जो समस्त देवताग्रों 
की जननी है। किन्तु प्रत्येक देवता के साथ उसकी अविच्छेदय शक्ति का युगल-रूप 
वेद-दर्शन में नहीं मिलता । शक्ति और शक्तिमान्‌ के दवत-युगल की स्थापना इस युग 
में नहीं की गयी । द 

उपनिषद्-दर्शन --वस्तुत: वैदिक युग में साहित्य की धारा में दर्शन श्रन्त: 
सलिला की भाँति प्रवाहित होता रहा । उपनिषद्‌ युग में वैदिक दर्शन की स्पष्ट रूप 
से मीमांसा हुयी । श्रुतियों में ध्वनित दाशंनिक तत्त्वों को उभारा गया, उन्हें स्वतस्त्र 
रूप से ग्रहण करने की चेष्टा की गयी। इस प्रयास ने वैदिक-विचारधारा को दो 
धाराओं में विभक्त कर दिया। एक शोर वैदिक-साहित्य के प्रतीकों में व्यक्त उपासना- 
तत्त्व के श्राधार पर ब्ाहाण-अन्यों में एक सुसम्बद्ध कमंकारड का नियोजन हुआा। 
यज्ञ, हवि, स्तोम आदि शब्दों का जिनका ऋषियों की आन्तरिक साधना में एक 
आन्तरिक, भध्यात्मपरक अर्थ होता था, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ लेकर जनसाधारणा के 
लिये एक विस्तृत तथा जटिल कमंकार्‌ड का प्रणयन होने लगा। दूसरी ओर उपनिषद्‌ 
में विशुद्ध ज्ञान का प्रकाश हुआ । इस प्रकार कुछ इने-गिने व्यक्तियों को छोड़ कर, 
जो कर्मकार॒ड की लाक्षणिकता से अ्रवगत थे, इतर लोगों के निकट भारतीय मनीषा में 
विभाजन उपस्थित हो गया। कमेकारड की मान्यता होते हुए भी युग की प्रधान 
विचारधारा चिन्तनप्रधान उपनिषदों की रही है। उपनिषदों ने वैदिक तत्ववाद को 


कृँपण-भक्तिधारी की उद्गम... रे 


ऊपर लाने की चेष्टा की, किन्तु लाक्षरि[क किवा साझ्केतिक शैली में नहीं, सृक्ष्म- 
चिन्तन की शैली में । प्रथम बार इस साहित्य ने वैदिक-दैवतवाद का रूप स्पष्ट 
किया, विविध देवचेतनाओ्रों के झ्राधारभृत एक ईश्वर की स्थापना की जिसे किसी 
नाम-विशेष से न पुकार कर केवल तत्‌' कहा गया। देवताओं के मन्त्राभिव्यश्चलित 
स्पष्ट व्यक्तियों का तिरोभाव होने लगा | एक परमचेतना का असूर्तं में ग्रहण होना 
आरम्म हो गया । यह प्रतिक्रिया सम्भवतः प्रवृत्तिमुलक कर्ंकाणड से बचाव के लिये 
हुयी । वैदिक तत््ववाद की गरिमा उपनिषद्‌ में भ्रभिव्यक्त हुई किन्तु उपनिषद्‌- 
साहित्य में परमदेव की भावना अरूप, भ्रगोचर बन कर व्यक्त हुई ।* वहाँ दृष्टि, 
वाक्‌, मति सब हतप्रभ हो जाते हैं, वह कुछ ऐसी अनिवंचनीय चेतना है जो न 
ज्ञात है, न अज्ञेय ।* इस निर्गुणता की श्रोर सड्भूत करते हुए सूर ने कहा है -- 
मन वाणी सोौं श्रगम अगोचर सो जाने जो पावै ।' उपनिषद्‌ में ब्रह्म की परात्परता 
के साथ ही उसकी सृष्टि में परिव्याप्ति भी घोषित की गयी--- 
'ईशावास्यमिदं सर्व यत्‌ किझच जगत्यां जगत्‌ । रै! 

तथा अंगुष्ठमात्र ज्योतिपुरुष को सबकी हृद-गुहा में अधिष्ठित बतलाकर 

अन्तर्यामी रूप की भी प्रतिष्ठा हुई । 
अ्रद्स्‍ध_ष्ठमात्र: पुरुषों मध्य श्रात्मनि तिष्ठति । 
.. ईशानो भृतभव्यस्थ न ततो विजुगुप्तसते ॥ एतद् तत्‌ ॥* 
. अजद्भष्ठमात्र: पुरुषो ज्योतिरिवाधमक:। 
ईशानो भूतभव्यस्थ स एवाद्य स उ इव: ॥ एतद्व तत्‌ ॥* 

पुराण-दर्शन--उपनिषद्‌ का तत्त्ववाद बहुत अमूर्त होने लगा था। जनसाधारण 
की बुद्धि उस 'ततू' को ग्रहण करने में कुशिठित होने लगी । ज्ञान की ऊँचाइयों को छू 
पानें में असमर्थ सर्वसाधारण ने करमंकाएड का बोका उठाना स्वीकार किया; किन्तु 


१-+दिव्यों हमृते: पुरुष: स वाह्माभ्यन्तरो द्यज: । 


अप्राणो हमना: शुश्रो ह्मचरात्‌ परतः परः ॥२॥ द्वितीय मुण्डक, प्रथमखण्ड । (4800 ए७७- 


959 * एप्जउ्राट्त 97 5फ्त 470ग्रत० 4-7४ ?7०्ारतवालफए, 


२->-न तत्र अक्षुगंच्छति न वाग गच्छति नो मनो । 
न विज्यो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌ | 
अन्यदेव तद्दिदितादथो अविदितादपि । 


शत शुश्रुम पूर्वषां थे नस्तदृव्याचचक्षिरे ।३॥ प्रथमखण्डः केनोपानिषद्‌ (वही संस्करण) । 
३-- इशोपनिषद्‌ , प्रथम श्लोक । 


४--कंठोपनिषद्‌ अध्याय २. वल्‍ली १, श्लोक १२ (वही संस्करण) 
५--कठोपनिषद्‌ अध्याय २, वल्‍ली १, श्लोक १३। 


हा मंध्य-युगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य सम्प्रदाय 


भांरत में अध्यात्म जीवन से विच्छिन्न होकर पनप नहीं सका। पुराणों ने उपनिषद्‌ 
के महत्तम तत््व्वाद को जनजीवन के निकट लाने का प्रयास किया । 'तत्‌' की गरिमा 
भुलाई नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके भूल जाने से अध्यात्मचिन्तन का मन्दिर 
खरणडहर बन जाता । किन्तु उसका साक्षात्कार करने के लिये जिस अलम्य ज्योति 
की आवश्यकता थी, वह सर्वेताधारण को प्राप्य नहीं थी। उसे प्राप्त करने के 
लिये पुराणकालीन मनीषा ने परमचेतना को देह एवं झाकार प्रदान किया । पुराण- 
साहित्य का विश्वास अ्रूप एवं अ्मूर्त के दाशंनिक विवेचन से हट कर उसकी 
अ्रभिव्यक्त मूर्ति पर, मत्यंजगत्‌ के अन्धकार में भ्रवतरित परमतेज के भ्रवतार पर 
केन्द्रित हुआ । यह अवतार उस परमचेतना का ही ग्रवतार था जिसे 'तत्‌” कह कर 
सम्बोधित किया गया था, किन्तु अब वह 'तत्‌' मन-बुद्धि की ग्राहिका-शक्ति का 
एकदम तिरस्कार करने वाला नहीं बना रह सका, उसे मानव के पकड़ में आने 
का मार्ग खोजना पड़ा। गुणातीत ब्रह्म की सक्रिय ग्रनुभूति देह, प्राण, मन की 
चेतनाग्रों में बद्ध जनसाधारण के लिये ग्रलम्य थी। ब्राह्मण-ग्रन्थों में +तिपादित 
कर्मकाएुंड की जटिलता उसे श्र उलभा रही थी। कोई समाधान न था। ऐसी 
विकट परिस्थिति में उसे ब्रह्म के ऐसे रूप की आवश्यकता थी जिसको वह पहिचान 
सकती थी, भ्रपना सकती थी । पुराण के भ्रवतारवाद ने इस दुरूह कार्य को सम्पादित 
किया । श्री रा० जी० भण्डारकर के अनुसार साधारण जन को एक ऐसे आ्राराध्य 
की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसका व्यक्तित्व सुस्पष्ट होता श्रौर जो जीवन 
के व्यावहारिक पक्ष को छू सकता ।* पुराणों में भागवत-पुराण का प्रभाव 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । श्रीमद्भागवत को व्यासदेवरचित वेद की 
व्याख्या कह कर घोषित किया गया। ब्रह्म की मानवीय लीला, यहाँ तक कि 
श्वृज्ञारपरक लीला, का रोचक इतिहास पुराणों में विकसित हुआ । तन्त्र के प्रभाव 
से शक्ति की स्थापना अनिवाय हो उठी, आराध्य के साथ आराध्या का अविच्छेद्य 
सम्बन्ध उपासना में प्रचलित होने लगा। 

. चतुसम्प्रदाय--उत्तरभारत के क्ृष्णभक्ति आ्रान्दोलन को प्रभावित करने में 
१२वीं, १३वीं शताब्दी तथा इसके भी पूर्व विकसित दक्षिण के वैष्णाव-सम्प्रदायों का 
हाथ रहा है। दक्षिण में जन्म लेकर चार संम्प्रदायों ने उत्तरभारत में विकास किया। 





(जा फीफा 6 (76 0व7ल्‍87ए ए९००॥९, 820 ४00729]6 09]6५0 शत) 8 70076 
पांआए० फुषाइणर(ए पका पा जगका पाढ प्रालंआर० ए०४075 ० 
"06 एएआ502805 ॥एरंपालत ६० (00, ७5 7९८९६४३०७ 270 (॥९ ?9॥]050- 
ए॥0 श6०पराबाणा३ वात 70६ काइजश्०० 973८५८७] 26८०३. “---(४०४३४॥78५१977, 
>गबांपंडय बात 006० प्रांत 70॥8008 8एश८॥ 8, ६2५ 


कृष्णा-भक्तिधारा का उद्गम ५ 


) चार सम्प्रदाय हैं--श्री रामानुजाचाय॑ का विशिष्टाद्त पर झ्राधारित श्री-सम्प्रदाय, 
श्री मध्वाचार्य का द्वेतवाद पर प्रतिष्ठित ब्रह्म-प्रम्प्रदाय, श्री निम्बार्काचार्य का 
बताह्त पर आश्रित सनक-सम्प्रदाय तथा विष्णास्वामी का शुद्धाहेत पर झ्राधारित 
रुद्र-सम्प्रदाय । बल्लभाचायं जी को विष्णस्वामी की परम्परा में अन्तर्मुक्त करके 
विष्णास्वामी के सम्प्रदाय की विचारधारा को शुद्धाहत कह कर स्थिर किया गया है 
किन्तु इसका कोई पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है । 

दन चार सम्प्रदायों में से प्रथम केवल रामभक्ति सम्प्रदाय का आधार बना, 
अ्रतरव उसका अवदान कृष्णभक्ति-प्रान्दोलन में नगएय है । शेष तीनों सम्प्रदायों का 
प्रभुत संस्पर्श बद्धाल एवं ब्रज की कृष्णभक्ति धारा को प्राप्त हुआ । यहाँ पर संक्षेप 
में हम इन सम्प्रदायों की विचारधारा का दिग्दशन करेंगे। ब्रह्म-सम्प्रदाय में द्वतवाद 
की प्रतिष्ठा है । इसके भ्रनुसार जीव और ब्रह्म में हेतभाव है। जीव की उत्पत्ति ब्रह्म 
से हुयी अवश्य है किन्तु दोनों में भेद है। इनमें स्वामी-सेवक का सम्बन्ध है क्योंकि 
ब्रह्म स्वतन्त्र है और जीव परतन्त्र । कृष्ण ब्रह्म है, राधा की मान्यता इस सम्प्रदाय 
में नहीं है। कृष्ण को प्राप्त करने का एकम।त्र साधन भक्ति है। निम्बार्क के मत से 
ब्रह्द और जीव का सम्बन्ध अद्वेत-देत का है। जीव की स्वतन्त्र भेदात्मक सत्ता नहीं 
है, वह अपना अस्तित्व ब्रह्म के अस्तित्व में डुबा सकता है, ब्रह्म से उसका तत्त्वतः 
अभेद है | कृष्ण ब्रह्म हैं, किन्तु इस सम्प्रदाय में राधा की भी प्रतिष्ठा है। यद्यपि 
राधा का आविर्भाव कृष्ण से ही माना गया है, तथापि निम्बाक॑ मत में राधा- 
कृष्ण की एक साथ उपासना विहित है । विष्णस्वामी के सम्प्रदाय का कया स्वरूप 
था, यह निश्चित नहीं हो सका है | उनके सम्प्रदाय को वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्त- 
मत के रूप में पललवित किया, ऐसी सामान्य धारणा है। 

मध्ययुगीन कृष्ण-भवित-दर्शन--उपरोक्त दर्शन-परम्परा में क्ृष्णभक्ति के 
दर्शन का आविर्भाव हुआ । वस्तुतः मध्ययुग में कृष्णभक्तिधारा का अपना नितान्‍्त 
स्व॒तन्त्र दर्शन नहीं है किन्तु परम्परा का एकदम पिष्टपेषण भी उसने नहीं किया। 
भारतीय तलल्‍्वचिन्तना के विभिन्न पहलुग्रो का समन्वय करने की प्रवृत्ति इस धारा 
की विशेषता है । 

आराध्य का स्वरूप मुख्यतया पौराणिक ही रहा, वह भी शज्भार-प्रधान; 
किन्तु उसके निरूपण में गम्भीर तत्त्वचिन्तन दृष्टिगत होता है । यह अवश्य है कि 
श्रीकृष्ण के अवतार रूप की उसमें उत्कट प्रतिष्ठा है किन्तु श्रीकृष्ण की नराकृति के 
सरस और ललित होते हुए भी उनके परमन्रह्मत्व को कहीं भी भुलाया नहीं गया । 
आकृति उनकी नर की अवश्य है किन्तु हैं वे मुलतः, स्वरूपतः, अ्रवतारी परमन्रह्म 
ही । कृष्ण के अवतरित रूप को मानव मानने की श्रान्ति से अकुणठ रखने के लिये 


६ मध्य-युगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा शौर चैतन्य सम्प्रदाय 


इस. सगुणाधारा ने निर्गुण को भी स्वीकार किया । उपनिषद्‌ के ग्रनिवंचनीय 
'तत्‌' ही श्रीकृष्ण हुए, कोई महामानव अवतारक नहीं बना यद्यपि श्रीकृष्ण के 
महामानव की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा भी थी । गीता के पुरुषोत्तम की महिमा ललित 
कृष्ण में पूर्णातया सुरक्षित रखी गयी। किन्तु उनके निर्गुरा होने का भ्रथ अरूप 
झ्व्ययवत्‌ नहीं रखा गया । रूपधारी होकर भी रूपातीत होना, सग्रुण होकर भी 
त्रिगुणातीत होना श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व की विशेषता है। अप्राकृत धर्मों का पुनस्स्थापन 
'तत्‌' को सगुण श्रीकृष्ण का रूप दे देता है किन्तु इन धर्मों की परिकल्पना 
भी उपनिषद्‌ के सूत्र-वाक्यों के ग्राधार पर ही सम्भव हुई, मानवीयतः के आरोप से 
नहीं । श्रीकृष्णतत्व की व्याख्या चैतन्य-सम्प्रदाय में एक विशिष्ट प्रणाली से हुई 
जो भक्ति की सुरक्षा के साथ-साथ सुक्ष्म दाश॑निक तत्त्वों का समावेश भी कर सकी । 
इस विवेचन का आधार भागवत में अभिव्यक्त एक इलोक है जिसमें पर ब्रह्म का 
भगवान्‌, परमात्मा एवं ब्रह्म, इन तीन रूपों में प्रनुकथन हुआ है। भक्ति के लिये 
भगवान्‌ को सर्वश्रेष्ठ ठहराकर उन्हें पर ब्रह्म को स्वोच्चि अभिव्यक्ति माना गया । 
यही तथ्य श्रीमद्वल्लभाचार्य जी ने गीता के आधार पर निरूपित किया । क्षर एवं 
अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम ही बल्‍्लभ-सम्प्रदाय के इष्टदेव हैं । भ्रस्तु, हम देखते हैं कि 
भक्ति की इस भावप्रवण धारा में सम्यक तत्त्वचिन्तन को स्थान मिला है । सम्प्रदायों 
का भाष्य प्रस्थान-त्रयी [बादरायण का ब्रह्म सूत्र, उपनिषद्‌, गीता] पर ही लिखा 
गया है। गस्तु,सम्प्रदाय की मान्यताम्रों में उच्चाति उच्च ज्ञानतत्वों की प्रतिष्ठा हुई । 
प्रस्थान-त्रयी के अतिरिक्त पुराणों में भागवतपुराण का प्रभाव सभी सम्प्रदायों के 
साधनाक्षेत्र पर पड़ा। किन्तु चैतन्य-सम्प्रदाय के तत्वनिरूपण में भी उसे भुलाया नहीं 
गया । भक्ति के भावों का मूलख्रोत तो वह बना ही रहा, श्रीक्ृष्ण-तत्व की प्रतिष्ठा 
में भी उसने कम सहायता नहीं पहुँचाई । 

“ईशवास्यमिदं सर्व... को सूत्ररूप में स्वीकार करके सम्पूर्ण जगत्‌ पर ब्रह्म 
का आविष्कृत परिणाम माना गया किन्तु लीलावाद की प्रतिष्ठा पराणों के आ्राधार 
पर ही हुई। यह सारा जगत्‌ ईश का आवास समझा अवश्य गया, किन्तु उसका 
पूर्ण परिपाक आनन्द के लिये कम से विरतवादी कृष्ण-भक्तिधारा में न हो सका । 

कृष्ण की प्रतिष्ठा करने में वेद की उदात्त विचारधारा को भला दिया गया | 
कृष्ण, वैदिक देव विष्णु के प्रतिरूप नहीं थे, वे सारे देवताओं का अ्तिक्रमरा कर 


५ 


थे। प्रत्येक देवता में अन्य देवताओं का स्वरूप सन्निहित था, उनमें परस्पर विरोध 
का भ्रवंकाश नहीं था। वैदिक-द्ृष्टाओ्रों की यह व्यापक दृष्टि पुराणकाल में लुप्त हो 


कृष्ण-भक्तिधारा का उद्गम ७ 


चुकी थी । इन्द्र, वरुण आ्रादि देवता लोकमानस में जिस रूप में गृहीत हो गये, वह 
उनके मूलस्वरूप से कदापि साम्य नहीं रखता था। मानव मन को कल्पना 
से इ-द्र, वरुण, आदि ऐसे छोटे देवता बन गये जिनमें झ्रात्मपरितृप्ति तथा अहद्भार 
की क्ष्‌द्रता थं। । यहाँ तक कि ब्रह्मा, जो सृष्टि के सर्जक समर जाते रहे हैं, कृष्ण 
के एक रोम की तुलना में भी खड़े नहीं रह सके । इस प्रवृत्ति का यह परिणाम 
हुआ कि सारे देवताश्रों में किसी न किसी प्रकार की अश्रान्ति का संस्थापन कर उन्हें 
कृष्ण के सम्मुख छोटा सिद्ध किया गया। इस प्रकार विभिन्न देवता पर ब्रह्म 
श्रीकृष्ण की स्वरूपाभिव्यक्ति न बन कर अनुचर बन गये । अवतारवाद की प्रतिष्ठा 
में दृष्टि का यह सड्भोच पौराणिक कथाओं के कारण घटित हुग्ना, वेद-दर्शन की 
विशाल दृष्टि को क्षति पहुँची । एक निष्ठा के लिए यह झावश्यक नहीं था कि 


भारत के सत्यद्रष्टाश्रों की उपलब्धियों को विकृत रूप दे डाला जाय । 
भारत की वैदिक, औपनिषदिक तथा पौरारिक परम्पराशओ्रं को उत्तरभारत 


की कृष्ण-भक्तिधारा में ग्रहण अवश्य किया गया किन्तु उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध चतु:- 
सम्प्रदायों की परम्परा से ही है, यद्यपि उस परम्परा को हम परवर्ती कृष्ण-सम्प्रदायों 
का यथातथ्य साम्प्रदायिक आधार नहीं मान सकते; क्योंकि स्वतन्त्र सम्प्रदाञ्रों की 
स्वतन्त्र मान्यताएँ भी हैं.। चैतन्य महाप्रभ्‌ के दीक्षागुरु के माध्व सम्प्रदायानुयायी 
होने के कारण गौड़ीय वैष्णवों को माध्व कहने की प्रथा चल पड़ी । इसी प्रकार 
बललभाचार्य जी को विष्णुस्वामी की गद्दी सौंपी गई क्योंकि विजयनगर के शाखस्त्रार् 
में उन्होंने शद्धूर के अद्तवाद का खण्डन कर एक ऐसे मत की श्रतिष्ठा की जिसका 
साम्य विष्णुस्वामी के यथाकथित मत से था । किन्तु वल्लभ एवं चैतन्य के सम्प्रदायों 
को हम सनक तथा ब्रह्म-सम्प्रदाय नहीं कह सकते । इन महान्‌ व्यक्तियों ने अपना 
विशिष्ट भक्तिपनन्‍्थ चलाया जिसका दर्शन भी अपना विशिष्ट है। विष्णुस्वामी के 
रुद्र-स म्प्रदाय की क्या विचारधारा रही है, यह अब भी सन्दिग्ध है क्योंकि उनके द्वारा 
रचित ग्रन्थों का सन्धान नहीं हो पाया है, हो सकता है कि वल्लभाचायें द्वारा 
प्रतिपादित शुद्धाद्वेत मत से विष्णुस्वामी के मत का कुछ साम्य रहा हो, किन्तु इसके 
आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह विष्णुस्वामी कौ परम्परा में ये । 
वललभाचाय॑ जी के जीवनकाल में रुद्र-सम्प्रदाय प्रचलित था भी या नहीं, इसका भी 
कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । इसी प्रकार चैतन्य-सम्प्रदाय का दर्शन भी माध्वदरशन 
से भिन्न दिशाश्रों में विकसित हुआ है। ब्रह्म एवं जीव तथा जगत्‌ की द्वतता को 
चैतन्य-सम्प्रदाय में स्वीकार नहीं किया गया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किसी 
दर्शनग्रन्थ का प्रणयन करके सम्प्रदाय स्थापित नहीं किया, किन्तु उनके तिरोध!न के 
उपरान्त जो गौड़ीय-सम्प्रदाय प्रस्थापित हुआआा उसके दर्शन का नाम अचिन्त्यभेदाभेद' 


८ मध्य -युगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा भौर चैतन्य सम्प्रदाय 


रखा गया । जैसा कि भेदाभेद शब्द से ही भ्रभिव्यक्त है,इस सम्प्रदाय का दर्शन, भेद 
में ग्रभेद की कल्पना लेकर विकसित हुम्ना, इसमें शुद्ध भेद किया ईतव्राद नहीं है । 
माध्व-सम्प्रदाय से अ्रधिक तो इस पर निम्बाक-सम्प्रदाय का प्रभाव माना जा सकता 
है, क्योंकि निम्बाक मत भी द्ेतादत नाम से प्रसिद्ध है। भेदाभेद एवं दृताद्वत वस्तुतः 
एक ही भाव को व्यक्त करने वाले दो पृथक-पृथक शब्द हैं । गौड़ीय दर्शन में केवल 
अचिन्त्य' शब्द और जोड़ दिया गया है जिसका अर्थ केंवल यही है कि भेद में 
प्रभेद एवं अभेद में भेद को समभना मानव-बुद्धि से गम्य नहीं है, अ्तएव 'अचिस्त्य' 
है, वह मानसिक स्तर से ऊध्वं किसी प्रज्ञा से ग्राह्म है, विन्‍्तन से नहीं । निम्बाकमत 
मे प्रेरित ब्रजभाषा में स्वतन्त्र साहित्य भी है, हरि-व्यासदेवाचार्य इसके श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध कवि हुए हैं। हरिदास स्वामी की उपासना-पद्धति में राधाकृष्ण के युगल 
रूप की प्रतिष्ठा होने के कारण उन्हें तिम्बार्कानुयायी कह देने का आग्रह देखा 
जाता है, किन्तु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। राधा को सर्वोपरि 
प्रतिष्ठा कर हितहरिवंश जी ने स्पष्टतः एक नए विचारधारा का प्रवर्तन किया । 
सूक्ष्म अ्न्तर्भेद चाहे जो भी हो, सामान्य रूप से उत्तरभारत की कृषणाभक्ति का रूप 
एक ही है। जो भी अन्तर है वह अन्य का पूरक है, निषेधक नहीं । बललभाचाय॑, 
स्वामी हरिदास, हितहरिवंश, निम्बार्काचार्य तथा चैतन्यमहाप्रभु के सम्प्रदायों से एक 
व्यापक कृष्णधर्मं की कल्पना की जा सकती है जिसमें दर्शन एवं साधना आ। दि के 
विभिन्न अज्भों का समन्वय स्थापित किया जा सकता है । 

साधना : भावधमं--ऋष्ण-भक्तिधारा की विशिष्टता उसके भगवत्‌परायण 
होकर मानवीय रूप से रसात्मक होने में है। नवधा-भक्ति आदि को वैधी भक्ति का 
स्थान स्वीकृत अवश्य है किन्तु इस राधथवा का मूल स्वर रागात्मिका वृत्ति का 
पर ब्रह्म कृष्ण में नियोजन है। श्राचायं हजारीप्रसाद जी के शब्दों में ' श्रीकृष्णावतार 
की लीलाओं में अ्रदूभूत मानवीय रस है । उसी मानवीय रस को भक्त कवियों ने 
ग्रत्यन्त उच्च धरातल पर रख दिया है। मनृष्य के जितने मनोराग हैं वे राभी भगवान्‌ 
'की शोर प्रवृत्त होकर महान्‌ बन जाते हैं।”* यह मानवीय रख कृष्णा-भक्ति की 
नितान्‍्त निजी सम्पत्ति है। कृष्णभक्ति साहित्य ने भागवत-प्रेम को जिस मानवीय 
ढड़ से अ्रभिव्यक्त किया है, वह ऊेचा होने पर भी जनमानस के निकट है । प्रश्न 
उठता है कि भगवान्‌ के प्रति ऐसी प्रबल रागात्मकता क्या एकाएक फूट पड़ी या 
कहीं इसका अन्तःस्रोत भी खोजा जा सकता है ? द 
वेद 


मानव एवं देवचेतनता के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान को सम्बन्ध वेद- 


१--श्रीक्ृष्ण की प्रधानता--मध्यकालीन पमम साधना, एष्ठ १२० । 


कष्ण-भक्तिधारा का उद्गम & 


साहित्य से ही आरम्भ हो जाता है। हवि ग्रहण करने के लिये देवताग्नों का आवाहन 
श्नुग्राह्म एवं अनुग्राहक का सम्बन्धसूत्र बन कर भक्ति का भ्रड्धू_ र बना । यद्यपि वेदों 
में साधक तथा देवता के बीच वह तीत्र रागात्मक आवेग नहीं है, जो मध्ययुगीन 
कृष्ण-भक्ति की विशेषता है, तथापि उनमें मानवीय राग का अभाव नहीं है । 
पारिवारिक सम्बन्ध के रूपक से पृथ्वी को माता तथा द्युलोक को पिता कह कर 
इनमें मातापितरोी' का सम्बन्ध स्थापित किया गया । पार्थिव-अपाथिव लोकों का 
एकीकरण करने वाली आयंजाति ने अपने को इनका सन्‍्तान घोषित किया | 
सन्‍्तान का सम्बन्ध ही नहीं, द्युलोक के देवताओं से साधक ने साधना-क्रम में अन्य 
सम्बन्ध भी स्थापित किया । देवतागण उसकी रक्षा करते थे, उसका पालन तथा 
उसके छात्रुओं का विनाश करते थे, किन्तु आत्मीय बन कर, तटस्थ होकर नहीं । 
शत्रुओं के अभिनवकारी, रक्षक रूप में इन्द्र का आवाहन किया गया किन्‍्तु इन्द्रत्व 
के नाते ही नहीं बल्कि उन्हें सखा बना कर ।* उग्र इन्द्र की महिम। उनके शौये के 
कारण तो है ही किन्तु उनका आ्रावाहइन इसलिये अधिक हुआ है कि जंसी मित्र की 
महिमा होती है वैसी आरार्यों की रक्षा में इन्द्र की महिमा हो ।* वह सखा हैं, मित्र 
हैं, पति तथा पिता हैं | इन्द्र से कहा गया है कि जैसे यज्ञशाला में ऋत्विकों के पति 
यजमान हहैं शोर जेसे नक्षत्रों के पति अस्ताचल को जाते हैं वैसे तुम पुरोवर्ती सोम 
की भाँति स्वर्ग से हमारे पास झाओ्रो । जसे पृत्रगण अन्न ग्रहण करने के लिये पिता 
का आवाहन करते हैं, वैसे ही हम तुम्हें बुलाते हैं । २ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि साधना के प्रस्फुरणकाल से ही मानव-चेतना 
देवचेतना से सब प्रकार का मानवीय सम्बन्ध स्थापित करने को उत्सुक रही है। 
ईश, विभु चेतना से जीव तथा अर चेतना का सम्बन्ध ईसाई धर्म की भाँति यहाँ 
शासक एवं शासित का ही नहीं रहा । दणरडदाता की भयानक छाया से वह कभी 
आकान्त नहीं हुआ, उसने रक्षक रूप में एकमैत्री भाव से उग्रातिठग्न रुद्रों का भी 





१--अस्माक॑ व इन्द्रमुश्मसीष्टये सखाय॑ विश्वायुं प्रासहं युज बाजेपु प्रास॒हं युजम्‌।” अस्माक॑ 
बह्योतये वा पृत्खुषु कासुचित्‌। नहि त्वा शत्रः स्त॒रसतेस्तृणोषि य॑ शत्र' स्तृणोसि यम्‌ ॥ ४ ॥ 
-ऋग्वेदसंहिता, २ अध्याय, १ मंडल, २ अष्टक १६ अनुवाक, प्रकाशक--प० गौरीनाथ मा 
व्याकरणतीर्थ, समन्नालक वैदिक पुस्तकमाला' क्ृष्णगढ़, सुल्तानगञ्ज, भागलपुर, १६८९ वि०, 
प्रथम संस्करण । 

२--ल्वं न इन्द्र राया ततलूपसोग्र॑ चित्वा महिमा सक्षदवसे महे मित्रंनावसे ॥१०॥--%“ग्वेदसंहिता, 
१२६ सूक्त, द्वितीय अष्टक, प्रथम मंडल, प्रथम अध्याय, १६ अनुवाक--(बही संस्करण) । 

३--ेद्धयाहमुप नः परावतोी नायमच्छा विदथानीव सत्यतिरस्तं राजेब सत्पति:। हवामहे त्वा वयं 
प्रयस्वन्त: सुते सचा । पुत्रा सो न पितरं वाजसायते महिष्ठझे वाजसायते ॥१॥--ऋग्वेद संहिता, 
१३० यूक्त, द्वि० अष्टक, प्रथम मण्डल, प्रथम अध्याय, १९ अनुवाक |--+वही संस्करण) । 


१० मध्य-युगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य सम्प्रदाय 


आ्वाहन किया । त्राता तथा संरक्षक का रूप आरम्भ से व्यक्त होने लगा । ग्रायंजाति 
ने उस सुदुर्लभ ऐश्वर्य को पिता के रूप में अपना संरक्षक बताकर पुकारा, मित्र की 
भाँति अपने निकट खींच लाने का प्रयास किया । इस रागात्मक सूत्र से मानव तथा 
देवता के बीच की खाईं कम हो गई । देवतागण यजमान बन कर मित्र, पिता, पति, 
स्वामी आ्रादि के रूपों में ऋत्विकों का हवि ग्रहण करने लगे । सृष्टि एवं ख्रष्टा के 
बीच के पारस्परिक-सम्बन्ध को मानव ने आरम्भ से ही पहिचान लिया । 


उपनिषद्‌ द 
उपनिषदों में यह रागात्मकता सूख सी गई । उसमें ईश्वर का तत्वचिन्तन 
प्रमुख है, भावग्रहरा नहीं । वहाँ मानव एवं प्रभु के रागात्मक सम्बन्ध की अधिक 
चर्चा नहीं मिलती । किन्तु सूत्ररूप में उसमें एक ऐसा रूपक है जो कृष्ण-भक्ति 
का निविड़ रूप से भावक बना। उपनिषद्‌ में कहा गया है कि पत्नी, पति से 
आलिज्ित होकर जिस प्रकार सव॑स्व आत्मविस्मृत हो जाती है उसी प्रकार आत्मा, 
परमात्मा को प्राप्त कर सवंहारा हो जाती है.। इसी भाव को राधाकृष्णु के माध्यम 
से कृष्ण॒-काव्य में व्यक्त किया गया। आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध को प्रेयसी-प्रियतम 
(राधा-कृष्ण) के संयोग के माध्यम से व्यक्त करके साधना की प्रगाढ्तम अवस्था 


का निरूपण किया गया। *। 
पुराण 


पुराणों में ग्रवतारवाद की प्रतिष्ठा के कारण मानवीय सम्बन्धों से भगवत्‌- 
उपासना का मार्ग उन्मुक्त हो गया। पौराणिक साहित्य में कृष्ण की लीलाश्ों का 
वर्णन हुआ है। हरिवंशपुराण में गोपियों का प्रसद्भ भी है। इस पुराण में 
पतनाबध, माखनचोरी, कालियदमन तथा गोवद्धंन-धारण भ्ादि लीलाओं का विशद 
रूप में कथन है। पद्मपुराण, वायुपुराण, वामनपुराण, कूर्म भौर गरुणपुराणों 
में कृष्ण की कथा का कोई-कोई भझ्ंश ग्रत्यन्त संक्षिप्त रूप में वरशित है। हरिवंश 
एवं विष्णुपुराण में रासलीला का उल्लेख है किन्तु मध्ययुगीन-कृष्ण भक्ति को 
प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख पुराण श्रीमद्भागवत है। भागवत में कृष्ण की 
कथा विस्तार से दी गयी है एवं उनकी अनेक लीलाओं का भक्तिविभोर कशठ से 
_गायन हुआ है। पुत्र, सखा, प्रिय --सभी रूपों में कृष्णावतार की सरस मानवीयता 
५४ प्रच्छन्न-खोत प्रवाहित हुआ है । गोपी-कृष्ण भाव की, परिवर्द्धित रूप में बंगाल 
एव ब्रज के सम्भ्रदायों में जिसकी उत्कट प्रतिष्ठा हुई, श्रीमदभागवत्‌॒ में विस्तृत 
चर्चा है। रासपञ्चाध्यायी में आध्यात्मिक सद्भेत देते हुए भी भागवतकार ने गोपी- 
कृष्ण के खज्जारिक सम्बन्ध का चित्र स्पष्ट रेखाओं में भ्रद्धित किया है। 


कृष्ण-भक्तिधारा का उद्गम. ११ 


भागवत-धर्म--इसमें वासु व कृष्ण की प्रतिष्ठा. थी। भक्तिपरक यह धर्म 
ऐकान्तिक तथा सात्वत आदि नामों से भी अभिहित हुआ । इस धर्म में सगुण रूप 
की उपासना, भगवान्‌ की लीला में भाग लेने, प्रेम तथा आत्मसमपंण का महत्व 
था। किन्तु इसमें भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान, योग, तप, वैराग्य श्रादि अन्य साधन भी 
समाविष्ट हो गये,.-जिससे भक्ति की निविड़ ऐकान्तिकता श्रक्ष रण नहीं रह सकी । 
फिर भी भक्ति का सर्वोपरि महत्व था, इष्ट के प्रति ऐकान्तिक भाव से आत्मदान 
के इस धर्म की विशेषता थी। इष्टदेव में परानुरुक्ति को भक्ति मानने के कारण 
रागधमं का सूत्र भागवत धर्म में भी मिल जाता है । 


श्रालवार--भक्ति का यह रूप, जो मूलतः रागात्मक है, द्रविड़ प्रदेश के 
आलवार-भक्तों में पर्याप्त विकसित था। भक्ति के उद्भव क्षेत्र के रूप में दक्षिण 
प्रसिद्ध है । ८वीं-९वीं शताब्दी में दक्षिण प्रान्त के क्ृष्ण-भक्त कवियों में परवर्ती कृष्ण- 
भक्ति की सुसम्बद्ध भाँकी देखने को मिलती है, इन कवियों को आलवार कहा गया है । 
इनकी भक्ति-साधना में प्रायः सभी मानवीय मनोराग ग्रहीत हुए हैं । गोदा आलवार 
का गोपी-भाव से कृष्ण की उपासिका होना अतिश्रुति है| उन्होंने माधव के साथ अपने 
परिणय तक की चर्चा की है तथा उनके काव्य में विरहव्यथा भी व्यक्त हुई है। नम्म 
आ्रालवार की क्ृतियों में भाव की दृष्टि से वात्सल्य, सख्य तथा मधुर, तीनों भावों की 
सुन्दर अभिव्यक्ति हुई। सब भावों को स्थान देते हुए भी माधुयेभाव की ओर विशेष 
रुझान होना इस भाव की उत्कटता का परिचायक है ।* उत्तर भारत की कृष्ण-भक्ति- 
धारा ने आलवार भक्ति में प्रचलित इन सभी भावों का पूर्ण प्रस्फुटन किया । बल्लभ- 
सम्प्रदाय में कृष्ण के बालभाव की, वात्सल्य-भक्ति के मुख्य होते हुए भी सख्य, दास्य 
यहाँ तक कि माधुय को भी स्थान मिला । बल्‍लभाचाये जी ने गोपीभाव को सबसे 
उत्कट भी माना है यद्यपि उसे सिंह जी का दूध समझ कर सब के पुरुषार्थ के लिये 
अ्रपच कहा है। बिद्दलनाथ ने समकालीन विचारधारा के प्रभाव से गोपीभाव 
को श्रपने सम्प्रदाय में पूरा प्रतिष्ठा की । दाक्षिणात्य होने के कारण यह गसम्भव नहीं 
कि महाप्रभु बंललभाचाय आलवारों की विचारधारा से परिचित रहे हों । यह अवश्य 
है कि उन पर भागवत का भी प्रभाव पड़ा। किन्तु जिस प्रकार बड्धाल में जयदेव 


१--“नम्म आलवार ने उपास्यदेव के मिलन को आध्यात्मिक सहवास' की संज्ञा दी है और उसके 
लिए तीन प्रकार के प्रेम को मुख्य साधन ठहराया है जिन्हें हम क्रमशः सख्य, वात्सल्य एवं 
माधुय कह सकते हैं। किन्तु इन तीनों में से उन्होंने माधुये को ही प्रधानता दी है और 
प्रसिद्ध है कि इस भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये वे कभी स्त्री का वेश धारण कर लिया 
करते थे ।”--तमिल प्रान्त के आलवार-भक्तकवि--मध्यकालीन प्रेम साधना--श्री परशुराम 
चतुर्वेदी, एृ० २० 


१२ मध्य-युगीन हिन्दी इंष्णा-भक्तिधारा भर चैतन्य सम्प्रदाय 


आर चएडीदास की पदावली गूंज उठी, उसी प्रकार ८वीं-€वीं शताब्दी में तामिल 
प्रान्त में गोदा, नम्म एवं अन्य आलवार भक्तों का स्वर भी गूंजा । चैतन्य महाप्रभ ने 
भक्ति का यह भावात्मक रूप अपने दक्षिणाञ्चल यात्रा से भी ग्रहरा किया था, जेसा 
कि 'चैतन्यचरितामृत' में वरित है। गोदावरी तट पर राय रामानन्द से उनकी 
भक्ति-विषयक वार्ता प्रसिद्ध है। राय रामानन्द दक्षिणी ब्राह्मण थे, वे कृष्णभक्ति के 
समस्त भावों से भलीभाँति परिचित जान पढ़ते हैं। महाप्रभु ने राय रामानन्द से पूछा 
कि भक्ति क्‍या है ? प्रत्युत्तर में क्रम से स्वधर्माचरण, समस्त कर्मों का श्रपंरा, सारे 
धर्मों को छोड़क़र श्रीकृष्ण की शरणागति, कृष्ण के प्रति दास्य, सख्य तथा कान्‍न्तप्रेम 
की चर्चा है। किन्तु कान्तभाव से भी महाप्रभु को सन्‍्तोष नहीं हुभ्रा । जत्र राय 
रामानन्द ने राधाभाव को साध्यशिरोमणि ठहराया तो महाप्रभु को पूर्णा सन्‍्तोष 
हुआ । इस प्रसद्भ से यह स्पष्ट है कि राय रामानन्द भक्ति के सब भावों से विज्ञ थे । 
यहाँ तक कि राधाभाव से भी, जिसे उत्कटतम भाव स्वीकार करके बाद में सखी- 
भाव की उपासना-पद्धति निकल पड़ी । राधाभाव ने उत्तरकाल की कृष्ण-भक्तिधारा 
को आक्रान्त कर लिया। राधाबल्‍लभ-सम्प्रदाय की परमोपास्य देवता ही श्री राधा 
हैं, हरिदासी एवं निम्बाक-सम्प्रदायों में भी राधाक्ृष्ण की निकुज्न-लीला का 
गान ही एकमात्र उपासना-पद्धति है तथा चैतन्य सम्प्रदाय के पदावली-साहित्य में 
राधाकृष्ण-लीला का उन्मत्त वेग प्रवाहित हुआ है । अ्रन्य भावों की घाराएँ मन्द तथा 
क्षीण हैं। राधाभाव, कृष्ण काव्य के शिखर पर आसीन है | यह भाव गोपीभ।व से 
पृथक है। गोपीभाव तो आलवार भक्तों में प्राप्त है किन्तु यह नृतन भाव ब्रज एवं 
बद्भाल की कृष्ण-भक्तिधारा में विकसित हुआ । इस राधाभाव की चर्चानतो 
आलवार-साहित्य में हैं न श्रीमद्भागव । में । भागवत में किसी एक गोपी का कृष्ण 
की प्रियतमा होना श्रवश्य इज्ित है किन्तु वह गोपीभाव के प्रसद्भ में ही, स्वतस्त्र 
राधा-भाव की उसमें कोई चर्चा नहीं है। किन्तु यह भाव इतने उत्कट रूप में 
भ्रचानक कैसे प्रतिष्ठित हो गया ? इसका कोई स्रोत भी था अथवा नहीं ? गश्रभी 
तक केवल एक. ही स्रोत का सन्धान हुआ है जिसे हम लोग लोकमानस एवं तत्प्रेरित 
साहित्य कह सकते हैं । 

साहित्य 


कृष्णभक्ति के श्राविर्भाव में विशेषकर राधाभाव की सर्वोपरि प्रतिष्ठा में 
लोक-संस्क्ृति एवं तज्जन्य साहित्य की देन अकाटय है । बड़ाल में लोकमानस की 
परकीया नायिका राधा ने कृष्ण के साथ अपना स्थान सुरक्षित कर रखा था। 
चैतन्यमहाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व जयदेव एवं चएडीदास की पदावली में राधा के 
प्रेम की अत्यन्त भावुक और विपुल गाथा है । 


कैष्णा-भक्तिधारा का उद्गम. १३ 


जयदेव--जयदेव की राधा में उन्मत्त विलासकांक्षा है किन्तु विरह-कातरता 
भी है। उनमें प्रेम का अभिमान नहीं, गोपियों से घिरे रहने पर भी कृष्ण के प्रति 
एकान्‍्त दु्बंलता है | यद्यपि जयदेव के गोतगोविन्द में खुलकर विलास-चर्चा है तथापि 
उसके भीतर प्रेम की ऐसी अनुपम कातरता व्यज्ञित हुईं है, जो राधा प्रेम को लौकिक 


धरातल से ऊपर उठाकर हरिस्मरण के उपयुक्त भी बना देती है। स्वयं जयदेव 
ने कहा है :-- 


यदि हरिस्मरणसरसं मनोौ 
यदि बिलास कलास कुतृहलम्‌ । 
सधुर कोमल  कान्तपदावली 
श्रूरण्ण तदा जयदेव सरस्वतीम्‌ ॥ 


जयदेव के विलासोच्छुवास को सुनकर चैतन्य महाप्रभु राधा की महाभावदणशा 
तक में लीन हो जाया करते थे। जयदेव की पदावली सुनकर वह भावदशा जिसे 
वेष्णव शास्त्र में दिव्योन्माद कहा गया है, चैतन्यदेव पर व्याप्त हो जाती थी | उनके 
ग्रतीन्द्रिय भाव से उन्‍्मादग्रस्त होने पर वे नाना अनुभव प्रकट होने लगते थे, जो जयदेव 
की कैतविनी राधिका में काव्यकला के प्रसज्भ में वशित है। रोमाच, सीत्कार, कम्प, 
तनाव, विश्रम, नेत्रोन्मीलन, भूमिपतन, मूर्च्छा आदि दशाएँ महाप्रभ के शरीर में 
साकार हो जाया करती थीं । उनकी साधना में लोकिक विलास-कौतुक अलोकिक 
भावदशा में परिणत हो गया । इसका श्रेय. केवल उनकी श्रध्यात्म-चेतना को ही 
नहीं है, वरन्‌ जयदेव की सरस्वती को भी है । जयदंव की राधा में ही अ्नन्यासक्त 
भक्त का तीव्रतम चित्र प्रस्तुत है। आधुनिक विद्वान के मत में “जयदेव की 
विलासिनी राधा और कृष्ण की विलास कला वस्तुतः झ्राधी भी नहीं रहेगी श्रगर राधिका 
को एकानन्‍्त निर्भर भक्त के रूप में न देखा जाय । भगवान्‌ की प्राप्ति के लिये जयदेव 
की राधा इतनी व्याकुल हैं कि वे सभी कारण जो सांसारिक रमणियों की विरक्ति 
के साधन हैं, उन्हें प्रेम के मार्ग से विचलित नहीं कर सकते । 

जयदेव का प्रभाव केवल बजद्धाल तक ही सीमित नहीं था। भाषा संस्कृत 
होने के कारण उनकी कोमलकान्तपदावल्ली का प्रभाव ब्रज के कवियों पर भी 
परिलक्षित होता है। गीत- के स्वर, लय की अभूतपूर्व माधुरी से आकर्षित होकर 
शायद ही कोई ऐसा भाषा कवि हुआ हो जिसने जयदेव की शैली में एकाध पद न 





१--गीत गोविन्द की विरहिणी राधा'--मध्यकालीन धर्म साधना, ४० १ बा 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 


१४ मंध्य-युगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिध रा और चैतन्य सम्प्रदाय 


रंचे हों। कहीं-कहीं पर तो जयदेव की पदावली का भावा्े ही पद्यवद्ध कर डाला 


ग्‌ १ 

अप विद्यापति का प्रभाव ब्रज एवं बद्धाल दोनों पर परिलक्षित है। विद्यापति 
के मैथिल-गीत हिन्दी के काव्य-प्रेमियों में उतने ही समाहत रहे होंगे जितने उनके 
काव्य के प्रभाव से ब्रजबुलि' नामक तृतन भाषा के ग्राविष्कर्ता बड्भाली कवियों एवं 
काव्य-प्रेमियों में | विद्यापति की राधा में सामान्य नायिका के भावपुर् चित्र हैं । 
बय:सन्धि से लेकर सुरत तक के चित्र नायिका राधा के प्रसज्भ में खींचे गये हैं । 
विद्यापति की राधा में यौवन और रूप के तीखेपन के साथ ही प्रेम की तरलता 
भी है। भक्त की कातरता और कृष्ण-मिलन की उत्कराठा में विद्यापति को राधा 
की उत्कश्ठा का समीकरण हो सकता है । 


सामर सुन्दर ए बाद श्राएत , 
ते मोरि लागलि श्राँखि। 
झ्रारति शअ्रञज्चर. साजि न मेले , 
सब सखीजन साखि ॥ 
कहहिं मो सखि कहहि मो , 
कत. ताकर श्रधिवास । 
दुरहु ढुगुन एड़ि में श्रब भरों 
पुन्‌ दरसन आस ॥ * 

'कहहि मो सखि कह॒हि मो प्रेम की तीब्रोत्तएठा जिस विकलता से प्रकट 
हुई है, वह सहज ही कृष्ण-भक्ति काव्य में पूवंराग की “प्रभिलापा' दशा बन सकी । 
विद्यापति तथा चण्डीदास के गीत सुन कर चैतन्य महाप्रभु का अ्रधीर हो जाना 
विदित है । विद्यापति की पदली ने बजबुलि की पदशैली को जन्म दिया । उसकी 

3 ली अप 


१--. बिहरत बन सरस बसत स्याम । सह्ञ जुबती जूथ गावे' ललाम ॥ 

मुकुलित नूतन सघन तमाल । जाही जुद्दी चम्पक गुलाल ॥ 

पारिजात मन्दार माल | लप्टावत मधुकरिन जाल ॥ 

 कुटन कदम्ब सुदेस ताल। देखत बन रीमें मोहनलाल ॥ 

अति कोमल नूतन प्रबाल | कोकिल कल कूजत अति रसाल ॥ 

ललित लवज्न॒ लता सुवास | केतकी तरुनी मानो करत हास ॥ 

यह विधि लालन करे विलास | बारन जाइ जन गोविन्द्दास” ॥ 
ऊगोविन्दस्वामी, पद सं० १०६ 
२-- विद्यापति'--कु० सूयबली सिंह, लाल देवेन्र सिंह, पद सं० १३; सम्पादक-- 

विश्वनाथ प्रसाद मिश्र । कर न्‍ 


केष्ण-भक्तिधारा का उद्दगर्म द १५ 


ग्रकूट सरलता, सरसता तथा लोकगीत की भाँति सहज प्रवाह ने ब्रजभाषा तथा 
ब्रजबुलि की काव्य-शैली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया । बचद्भाल 
विद्यापति मे इतना अधिक प्रभावित रहा है कि श्राधुनिक बद्धाली विद्वान्‌ विद्यापति 
को मध्ययुगीन बद्भला काव्यकार प्रवर्तक कवि तक मानते हैं । 

चण्डीदास--जयदेव और विद्यापति ब्रज तथा बद्भाल दोनों के साहित्य- 
क्षेत्रों में समाहत थे किन्तु चणडीदास का प्रभाव बद्धाल तक ही सीमित ज्ञात होता 
है । बद्धाल में राधा का जो रूप विकसित हुआा उसमें चणडीदास की राधा का 
प्रभाव कम नहीं है; परकीया राधा बद्भभूमि की उपज हैं । ब्रज के सम्प्रदायों में 
राधा स्वकीया ही हैं। चशडीदास की परकीया राधिका में जो प्रबल मदनावेग है, 
वह गौड़ीय-सम्प्र दाय में परकीयावाद का सिद्धान्त स्थिर करने का प्रेरक बना । 
१२वीं-१३वीं शताब्दी में बद्भीय-साहित्य में धमाली-काव्य का साम्राज्य था। 
धमाली-काव्य में अहलीलता की मात्रा इतनी सीमारहित थी कि पुरपग्राम में वे 
नहीं गाये जा सकते थे। ग्राम के बाहर ही उनके गाये जाने की प्रथा थी। 
चरण्डीदास का कृष्ण कीतेन' धमाली-काव्य का नमूना है । यद्यपि उसमें संस्कार की 
पर्याप्त चेष्टा की गई है, किन्तु संशोधित तथा परिमाजित दशा में भी वह कम 
अइलील नहीं है। समाज में प्रतिष्ठित परकीया-राधा का रूप चरडीदास की 
काव्यमय भाषा में कुछ निखार के साथ सम्मुख आ्राया। राधा कहती हैं--- 


कि मोर ए घर दुयारेर काज 
लाजे. करिवारे.. नारि।* 


किन्तु अपनी प्रीति की विवशता को राधा कातर-भक्त की भाँति निवेदित 

करती हैं । कृष्ण से वे निवेदन करती हैं कि “यद्यपि तुम्हारा भजन करने से मुझे 
ग्रपार कलझ्ूू का भागी होना पड़ रहा है किन्तु मैंने तुम्हारे लिये पर्वत के समान 
कुल-शील का त्यागकर दिया है । तुम्हारी प्रीति अत्यन्त अनुपम है, मैं तुम्हें दे ही 
क्या सकती ह--तुम्हारा धन तुम्हें सौंपती हूँ (त्वदीयं वस्तु गौन्विद तुम्यमेव 
समर्पये) । जो भी तुम करते हो वही मुझे रुचिकर लगता है।*” राधाक्ृष्ण-भक्ति 
का जो रूप बद्धाल में चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से निर्मित हुआ, 'उसमें चण्डीदास 
के राधा-कृष्ण का पर्याप्त सहयोग है। कृष्ण के आवाहन पर लोक-मर्यादा को 
तिलाओ्नलि देकर चल पडने वाली चरडीदास. की परकीया राधा, बच्धाल के कष्ण- 
भक्तिधारा की मार्गदशिका बनीं। उनमें प्रेम का जो स्वरूप व्यक्त हुआ, उसे 


१--चण्डीदास पदावली, प्रथम खण्ड, पद सं० ५६ 
२--वही, पद सं० ३७ 


१६ मध्य-युगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य सम्प्रदाय॑ 


सिद्धान्त का रूप देने का प्रयास किया गया। शैली में भी चगडीदास की छाप 
गोविन्ददास, ज्ञानदास श्रादि ब्रजबुलि-कवियों पर देखी जा सकती है। 
विल्वमड्भल--चैतत्यमहाप्रभु॒दक्षिण-यात्रा से ब्रह्ममंहिता के अतिरिक्त 
विल्वमद्भल का कृष्णकशा|मृत भी लाये थे । यह ग्रन्थ उन्हें विशेष प्रिय था | इसका 
एक इलोक सुगकर वह महाभाव की विरह दशा में लीन हो जाते थे-- 
द हे देव हे दयित !! हे भुवनक बन्धों !!! 
हे कृष्ण ! हे चपल !! हे करुणेक सिन्‍्जो !!! 
हे नाथ ! हे रमण !! हे नयनाभिरास !!| 
हा हा कदा नु भवितामि पद हों ॥* 
कर्णामृत के रचयिता विल्वमज्भल को लीला का ' शुक कहा गया है । उनकी 
वाणी में कृष्ण के वेशु का सा राग है, वंशी की सी मधुरता है। उन्होंने अपनी वाणी 
में कृष्ण की माधुरी की क्ष्‌द्रतम करिका के प्रवतरित होने की प्रार्थना की है-- 
कसनीय किशोरमुखमूर्ते,. कलवेरक्वशिताहताननेन्दो: । 
सम वाचि विजुम्मतां मुरार्संधरिम्ण: करियकापि कापि कापि ॥ 
उनके काव्य में कृष्ण की जो मूर्ति श्रड्भित हुई है वह अत्यन्त सुकुमार बाल' 
की है, किन्तु उसमें तारुएय की तरलता और मादकता भी है। अ्रन ज्ञु रख।रस से 
रण्जित कृष्ण-अपाज् अनुक्षण ब्रज सुन्दरियों को बिद्ध करते रहते हैं । विल्थम जल ने 
इन्हीं तरुण विभ्‌ का आश्रय माँगा है ३ उनके कृष्ण, माधुय॑ के वारिधि हैं, उस 
माधुयं के जिसमें मद की तरज्जराशि है। जयदेव की भाँति घिश्वम फुल भी मदन- 
केलि शयोत्यित” कृष्ण का अभिनन्दन करने को उत्सुक रहते हैं। उनका मन उस 
'मधुरिमरणि में विलयमान हो रहा है जोश ज-सुन्दरियों से रति-कलह में विजय- 
लौला के कारण मद से मुदित हैं। विल्वमज्भल के मानस से लम्पटसम्पदाय के रसज्ञ, 
मनोज्ञ देवता संलग्न हैं ।* 
रस के केलिरूप के ही वे 'उपासक नहीं हैं; वे उस अ्रनिर्वंचनीय सौन्दर्य का 
दर्शन करना चाहते हैं जो कृष्ण हैं। विल्वमज्रल के काव्य में श्रीकृष्ण की रूप-माधुरी 
१--कष्णकर्णा मृतम्‌ , श्लोक ४० 
आज वही, श्लोक ७ 
_ ३--अपान्रेखामिरभन्न राभिरनजरेखा रसरक्षिताशि: | 
.. अनुच्षण वल्लभसुन्दरीमिरभ्यस्यमान॑ विभुमाश्रयाम ॥ ““कैधाकर्गामूुनम , श्लोक; १० 
४जग्न॑ मुहर्मनसि लम्पट्सम्प्रदाय, लेखावलेहिनि रसशमनोश् वेषम | 
ज्यन्शदुस्मित मृदूललसिताधरांशु , राकेन्दु नालित मुखेन्द मुकुन्द बाल्यम्‌ ॥ 
“ कृप्णकरश सनम श्लोक ५० 


केष्ण-भक्तिधारा का उंद्गर्म १७ 


के राशि-राशि के चित्र अद्धित हैं; न जाने कितनी भावभज्िमा में उनके सौन्दयं का 
पान किया गया है। मुखाकृति के माधुर्य से परास्त होकर वे कह उठते हैं--चित्र 
'चित्रमहों, विचित्रमहों चित्र विचित्र मह: ।' किन्तु वे स्पष्ट घोषित करते हैं कि जो 
रसज्ञ-संपट्रु उनके हृदय से संलग्न है वही मुनीन्द्र जन के मानस का ताप हरता है, 
ब्रज-वधुओं का क्लेश दूर करता है, भुवनेश्वर इन्द्र का दपें-दलन करता है । उस 
सर्वज्ञ की मुग्ध छवि दुलंभ है; कृष्ण का कैशोर, उनका मुखारविन्द,, उनकी करुणा, 
उनका लौला कटाक्ष, उनका सौन्दर्य, उनकी स्मितश्री श्रत्यन्त दुर्लभ है -- 
तत्कशोरं तच्च वक्‍तारविन्द॑ तत्कारुण्यं ते च लीलाकठाक्षा: । 
तत्सौन्दर्य सा च सान्द्रस्मितश्री सत्यं सत्यं दुल्भ देवतेडपि ॥* 

इसी अ्रपाथिवता के आग्रह के कारण विल्वमज्भुल का काव्य जयदेव, चरडीदास 
ग्रादि अन्य कवियों के काव्य से ऊंचे धरातल पर प्रतिष्ठित है। वे कहीं भी यह नहीं 
कहते कि उनकी सरस्वती का आस्वादन विलास-कला-कौतृहल की क्षान्ति के लिये 
भी है। वे सदैव कृष्ण की अवर्णनीय नीलद्युति का दर्शन करने को लालायित रहते हैं । 

कलिदास--कृष्णकाव्य को ऐन्द्रियपरक रूप देने में कालिदास का प्रभाव 
भी स्वीकार किया जा सकता है। प्रेम का जो मादक, ऐन्द्रिय, उल्लासमय चित्र 
कालिदास ने प्रस्तुत किया है वह कालान्तर में लोककथा के कृष्णचरित में ग्रहीत हो 
गया हो तो आइचर्य क्‍या ? राधा-कृष्ण-कथा में विलास का प्राचुर्य है, विलास विभ्रम 
का वैचित्र॒य है, यही महाकवि कालिदास के श्रृद्धार-काव्य में है। ऐन्द्रिय अनुभूति 
के माध्यम से अ्निर्वेचनीय सौन्दर्य को पकड़ने की जो चेष्टा कालिदास के काव्य में 
है, वह बाद में कष्ण-काव्य में पनपकर जीव की, भगवान को प्राप्त करने की लालसा 
में परिणत हो गयी । क्‍ 

लोक-परम्परा में तथा साहित्य-परम्परा में चले आये हुए राधा-कृष्ण के इस 
स्वरूप ने मध्ययुग की क्ृष्णभक्ति को पुराणों से भी अधिक प्रभावित किया। 
कृष्णभक्ति के श्रधिकतर सम्प्रदायों में मात्र इस युगल प्रेमी की मूर्ति विराजमान है । 
राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय ने शान्त, दास्य, सख्य, मधुर आदि की चर्चा भले ही की हो, 
सम्प्रदाय में इन रसों की अभिव्यज्ञना भी मुश्किल से ही ढूँढ़े मिलिगी । रूपगोस्वामी 
ने बड़े विस्तार के साथ दास्यादि रसों का साज्ोपाड्भ विवेचन प्रस्तुत किया है किन्तु 
चैतन्य-सम्प्रदाय. में दास्य, सख्यादि भावों के पद हैं कितने ? और तो और स्वयं 
मधुर भाव भी तो वहाँ राधा-क्ृष्ण भाव में सिमट गया । 

चरडीदास, विद्यापति आदि के साहित्य में मुखरित राधा-कृष्ण की विलास- 





१--क्षष्णकर्णा म्तम्‌ , श्तोक ५५ 
२ 


!८ मैंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चेतन्य-सम्प्रदाय॑ 


लीला ने ब्रज और बद्धाल की क्ृष्ण-भक्ति को आच्छादित कर लिया। स्वामी 
हरिदास, हितहरिवंश, निम्बार्क, चैतन्य देव सभी सम्प्रदायों में केवल मात्र एक ही 
भाव समासीन है--निकुझ्जभाव-श्रसंख्य विलासोमि से उद्बेलित राधा-कृष्ण का प्रेम- 
कैेतव । यदि किसी सम्प्रदाय में भक्तिरस के सारे भाव-सक्रिय हैं तो केवल वल्लभ- 
सम्प्रदाय में ही। उसमें राधा-कृष्ण की युगलमूर्ति की विलास-चर्चा ही एकमात्र चर्चा 
नहीं है, युगल-दम्पति की आसक्ित में ही बल्लभ-सम्प्रदाय का चित्त नहीं अटका, 
उसने जीवन में कल्लोल उत्पन्न करने वाले सारे मानवीय भनोरागों को भक्तिभाव 
में बदल दिया। यद्यपि वल्लभ-सम्प्रदाय ने भक्तिरस के पाँच भाशों.. 'शान्त, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य, मधुर का शास्त्रीय रूप निर्धारित नहीं किया, तथापि उसके भक्ति- 
रस का अमृतसिन्धु सबसे विपुल है श्लौर नाना भावों के वीचि-विलास से सद्ुल हैं। 

रसपरक साधना का रूप ब्रज एवं बज्भाल में प्राय: एक-सा है । वात्सल्य, 
सख्य, मधुर आदि भाव ब्रज के सम्प्रदायों में उसी प्रकार मान्य हैं जैसे बज्धाल के 
गोड़ीय-सम्प्रदाय में । किन्तु ब्रज में उस चित्र से उत्पन्न झा ह्वाद में किसी को यह 
चिन्ता नहीं है कि चित्र की शैली क्या है। इसके विपरीत बद्भाल के कृष्णभक्त- 
कवियों ने उस चित्र के विशद टेकनीक का विशद विश्लेषण भी किया है । वृन्दावन 
के षट गोस्वामियों ने चैतन्य-सम्प्रदाय में स्वीकृत भावों को गास्त्रीयता प्रदान की । 
उन्होंने अपनी सूक्ष्म पेनी दृष्टि से भावपरक इस कृष्ण रस-साथना को एक ऐसा 
विवेचनात्मक रूप दिया जो रसबोध का अनिवाय उपकरणा बनकर काव्य-जगत्‌ 
के मानदर॒ड पर अपनी भ्रकास्य प्रतिष्ठा कर सकी । जयदेव के विशुद्ध-वि लास-कैतव 
ने गम्भीर शास्त्रीय मर्यादा का परिधान पहना । भ्रब तक सम्प्रदायों की देन केवल 
दर्शन या पद-रचना तक ही सीमित थी, चैतन्य-सम्प्रदाय के प्रभाव से बह काव्य- 
शास्त्र को भी एक महान्‌ दान दे गयी । फलस्वरूप मध्ययूग को कृष्ण-भक्तिघारा को 
हम काव्य के संसर्ग एवं प्रभाव से भ्रलग करके नहीं देख सकते । कृष्ण-भक्ति धर्म 
तथा साहित्य में कोई विभाजन-रेखा नहीं है, जो दर्शन है बही साहित्य में रस है, 
जो रस है वही धर्म है। मध्ययुग की इस संगुणधारा में दर्शन-साधना एवं साहित्य 
का बेजोड़ सद्भम है । 
युगीन-पृष्ठभूमि 

ब्रजभाषा में विनय के पदों में तथा कलिकाल-वरशान के प्रस'कू में तत्कालीन 
राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्राकलन हुआ है । बज्ाल की तत्कालीन परिस्थिति चैतर 
महाप्रभु पर लिखे गये चरितकाव्यों में ही प्रधिकतर व्यक्त हुयी है । मध्ययुग को 
सामान्य रूप से व्यक्तिगत एवं सामाजिक ह्ास का यृग कहा जा सकता है। हार 
को वेगवती अ्रधोगति ने भगवान्‌ को विकल होकर पुकारने की प्रेरणा दी । जब सां 


कुँषण-भक्तिधारो कां उँद्गमें...' ६ 


आश्रय पदनोन्‍्मुखी होने लगे तब भक्तों ने ऐसे अवतार का शररं ग्रहण किया जिसने 
श्रपने सौन्दर्य तथा माधुय से पद्धिल जीवन को नवीन सौन्‍्दय प्रदान किया । 
सामाजिक अवस्था 
समाज की दशा अत्यन्त हीन हो चुकी थी । श्री वृन्दावनदांस जी ने 'कलि- 
चरित्र वेली' में अपने युग की स्थिति का गअत्यन्त विस्तृत चित्र उपस्थित किया हैः। 
विप्रों ने आकुल होकर अस्त-व्यस्तता में मत लगाया तथा दया, शौच, तप, सत्य का 
किच्चित भी छुआव उनसे न रहा । क्षत्रियों ने श्रपना धर्म छोड़ दिया तथा वरिणकों के 
कपट का ओर-छोर न था। वे सब प्रकार से छल के आ्राश्चित हो रहे थें। शूुद्र घोर 
मद में किसी को कुछ समभते ही नहीं थे । यह तो हुई वर्णाश्रम-विश्रुद्धलता । 
व्यक्तिगत जीवन भी निन्‍्दनीय था। साधारण जन कपट-स्नेह करते थे; दस दिन 
में धुय के मेष की भाँति उनका स्नेह उधर जाता था | विधवाए श्रुद्भार करती थीं 
वे कुल में कलड्ू लगाने से नहीं डरती थीं और परद्वार फिरा करतीं थीं । जुआ का 
व्यसन आहार के समान था, धन-कामिनी की बाजियाँ भी उस पर लगा दी जाती 
थीं। विप्र शिकार खेलते थे ।* हे 
व्यक्ति के जीवन पर उपालम्भ करते हुए सूरदास ने लिखा है कि सारा 

जीवन पशु की भाँति बिताया जाता है | समस्त आयु हरिस्मरण के बिना गवाँ दी 
जाती है। साधु-चर्चा न करके दूसरों की निन्‍दा करने में जीवन नष्ट किया 
जाता है। ध्यान केवल बाहरी सजधज का रहता है। तेल लगाकर रुचिपूर्वक 
मर्दन किया जाता है, वस्थध मलमल कर धोये जाते हैं और बाहर से तिलक-छापा 
लगाकर धार्मिक होने का स्वाज्भ भी रचा जाता है। किन्तु आन्तरिक प्रक्षालन तनिक' 
भी नहीं होता, व्यक्ति सदैव विषयों का मूह देखा करता है। मानव की यह 
अवस्था पशु के समान ही है जो अपना पेट भरता है और निश्चिन्त होकर सो रहता 
है; जिसके जीवन में आहार, निद्रा आदि के अतिरिक्त और किसी बात का महत्व ही 
नहीं रहता ।* हरिराम व्यास ने भी व्यक्ति के गहित जीवन पर क्षोभ प्रकट किया 
है । कुट्॒म्ब-उपदेश' में व्यास जी ने अत्यन्त खुलकर व्यक्ति के हीन-जीवन का चित्र 
उपस्थित किया है-- क्‍ 

साध न बसत असाध संग महँ, जब तब प्रीति भंग दुख रासी । 

देह गेह संपति सुत दारा, श्रधर, गण्ड, भग, उरज उपासी ॥ 

पुृतनि के हित मृत पियत हैं, भूत विप्र करि कासी। .. 

तिनसों ममता करि हरि बिसर, जानत मंद न तिनहिं बिसारी ॥ 


१--कलिचरित्र वेली, ४० ७ 
२-- सूरसागर के विनय पद , पद सं० ५१--'किते दिन हरि सुमिरन बिनु खोये । 


!८ मँध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदय॑ 


लीला ने ब्रज और बज्भाल की क्ृष्ण-भक्ति को आच्छादित कर लिया। स्वामी 
हरिदास, हितहरिवंश, निम्बार्क, चैतन्य देव सभी सम्प्रदायों में केवल मात्र एक ही 
भाव समासीन है--निकुञ्जभाव-असंख्य विलासोमि से उद्वेलित राधा-कृष्ण का प्रेम- 
कैतव। यदि किसी सम्प्रदाय में भक्तिरस के सारे भाव-सक्रिय हैं तो केवल वल्लभ- 
सम्प्रदाय में ही । उसमें राधा-कृष्ण की युगलमूर्ति की विलास-चर्चा ही एकमात्र चर्चा 
नहीं है, युगल-दम्पति की आसक्त में ही बल्लभ-सम्प्रदाय का चित्त नहीं श्रटका, 
उसने जीवन में कल्‍लोल उत्पन्न करने वाले सारे मानवीय मनोरागों को भक्तिभाव 
में बदल दिया। यद्यपि वल्लभ-सम्प्रदाय ने भक्तिरस के पाँच भावों:  शान्त, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य, मधुर का शास्त्रीय रूप निर्धारित नहीं किया, तथापि उसके भक्ति- 
रस का अमृतसिन्धु सबसे विपुल है और नाता भावों के वीचि-विलास से सद्भूल हैं। 

रसपरक साधना का रूप ब्रज एवं बज्भाल में प्रायः एक-सा है। वात्सल्य, 
सख्य, मधुर आ्रादि भाव ब्रज के सम्प्रदायों में उसी प्रकार मान्य हैं जेंसे बद्भाल के 
गौड़ीय-सम्प्रदाय में । किन्तु ब्रज में उस चित्र से उत्पन्न आह्वाद में किसी को यह 
चिन्ता नहीं है कि चित्र की दैली क्‍या है। इसके विपरीत बद्भाल के कृष्णभक्त- 
कवियों ने उस चित्र के विशद टेकनीक का विशद विश्लेषण भी किया है । वृन्दावन 
के षट गोस्वामियों ने चैतन्य-सम्प्रदाय में स्वीकृत भावों को शास्त्रीयता प्रदान की । 
उन्होंने अपनी सूक्ष्म पंनी दृष्टि से भावपरक इस कृष्ण रस-साधना को एक ऐसा 
विवेचनात्मक रूप दिया जो रसबोध का अनिवाये उपकरण बनकर काव्य-जगत्‌ 
के मानदरणड पर अपनी अकास्य प्रतिष्ठा कर सकी । जयदेव के विशुद्ध-विलास-कैतव 
ने गम्भीर शास्त्रीय मर्यादा का परिधान पहना । अ्रब तक सम्प्रदायों की देन केवल 
दर्शन या पद-रचना तक ही सीमित थी, चैतन्य-सम्प्रदाय के प्रभाव से वह काव्य- 
शास्त्र को भी एक महान्‌ दान दे गयी । फलस्वरूप मध्ययुग की क्ृष्ण-भक्तिधारा को 
हम काव्य के संसर्ग एवं प्रभाव से अलग करके नहीं देख सकते । कृष्ण-भक्ति धर्म 
तथा साहित्य में कोई विभाजन-रेखा नहीं है, जो दर्शन है वही साहित्य में रस है, 
जो रस है वही धर्म है। मध्ययुग की इस सगुणधारा में दर्शन-साधना एवं साहित्य 
का बेजोड़ सद्भम है । 
युगीन-पृष्ठभूमि 

ब्रजभाषा में विनय के पदों में तथा कलिकाल-वर्शान के प्रसद्भ में तत्कालीन 
राष्ट्रीय परिस्थितियों का श्राकलन हुआ है । बद्भाल की तत्कालीन परिस्थिति चैतन्य 
महाप्रभु॒ पर लिखे गये चरितकाव्यों में ही ग्रधिकतर व्यक्त हुयी है । मध्ययुग को 
सामान्य रूप से व्यक्तिगत एवं सामाजिक ह्ास का युग कहा जा सकता है। ह्वास 
की वेगवर्ती अधोगति ने भगवान्‌ को विकल होकर पुकारने की प्रेरणा दी । जब सारे 


कुषण-भक्तिधारो कां उद्गम ा 588 


आश्रय पदनोन्मुखी होने लगे तब भक्तों ने ऐसे श्रवतार का शररा ग्रहण किया जिसने 
भ्रपने सौन्दर्य तथा माधुय॑ से पद्धूल जीवन को नवीन सौन्दय्य प्रदान किया । 
सामाजिक अवस्था ०७ 6, 
समाज की दशा अत्यन्त हीन हो चुकी थी । श्री वृन्दावनदांस जी ने 'कलि- 
चरित्र वेली' में अपने युग की स्थिति का भ्रत्यन्त वि स्तृत चित्र उपस्थित किया हैः। 
विप्रों ने आकुल होकर अस्त-व्यस्तता में मन लगाया तथा दया, शौच, तप, सत्य का 
किच्ित भी छुआव उनसे न रहा। क्षत्रियों ने अपना धर्म छोड़ दिया तथा वरिकों के 
कपट का श्रोर-छोर न था। वे सब प्रकार से छल के आ्राश्चित हो रहे ये । शुद्र घोर 
मंद में किसी को कुछ समभते ही नहीं थे । यह तो हुई वर्णाश्रम-विश्रद्धुलता । 
व्यक्तिगत जीवन भी निन्‍्दनीय था। साधारण जन कपट-स्नेह करते थे; दस दिन 
में धु्यें के मेघ की भाँति उनका स्नेह उघर जाता था | विधव एँ श्रृद्धार करती थीं, 
वे कुल में कलझ्भू लगाने से नहीं डरती थीं आर परद्वार फिरा करती थीं। जुआ का 
व्यसन आहार के समान था, धन-कामिनी की बाजियाँ भी उस पर लगा दी जाती 
थीं। विप्र शिकार खेलते थे ।* आम 
व्यक्ति के जीवन पर उपालम्भ करते हुए सूरदास ने लिखा है कि सारा 

जीवन पशु की भाँति बिताया जाता है । समस्त आयु हरिस्मरण के बिना गयाँ दी 
जाती है। साधु-चर्चा न करके दूसरों की निन्‍दा करने में जीवन नष्ट किया 
जाता है। ध्यान केवल बाहरी सजधज का रहता है। तेल लगाकर रुचिपूर्वक 
मंदंन किया जाता है, वस्न मलमल कर धोये जाते हैं और बाहर से तिलक-छापा 
लगाकर धार्मिक होने का स्वाज्ञ भी रचा जाता है । किन्तु श्रान्तरिक प्रक्षालन तनिक 
भी नहीं होता, व्यक्ति सदैव विषयों का मूह देखा करता है। मानव की यह 
अवस्था पशु के समान ही है जो अपना पेट भरता है और निश्चिन्त होकर सो रहता 
है; जिसके जीवन में आहार, निद्रा आदि के श्रतिरिक्त और किसी बात का महत्व ही 
नहीं रहता ।* हरिराम व्यास ने भी व्यक्ति के गहित जीवन पर क्षोभ : प्रकट किया 
है। कुठुम्ब-उपदेश' में व्यास जी ने अत्यन्त खुलकर व्यक्ति के हीन-जीवन का चित्र 
उपस्थित किया है-- द | ः 

साधु न बसत असाधु संग महँ, जब तब प्रीति भंग दुख रासी । 

देह गेह संपति सुत दारा, श्रधर, गण्ड, भग, उरज उपासी ॥ 

पूृतनि के हित मृत पियत हैं, भूत विप्र करि कासी। 

तिनसों ममता करि हरि बिसर, जानत मंद न तिनह बिसारी ॥ _ 





१--कलिनचरित्र वेली, ए० ७ 
२-- सेरसागर के विनय पद, पद सं० ५१--किते दिन हरि सुमिरन बिनु खोये ।' 


३०. मेध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा औ्रौर चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


स्वारथ परमारथ पथ छूव्यो, उपजी खाज कोढ़ में खासी। 
देह बढ़ भयो बंस व्यास को, बिसरचो कुंजनि कूंज निवासी ॥* 

चैतन्य भागवत में भी इसी प्रकार का वर्णन है।* क्‍ 

सामूहिक जीवन भी हेय था। समाज कृतल्न व्यक्तियों से भरा था, कदाचित्‌ 
ही कोई कृतज्ञ होता हो । वेश्यारति, मदपान, भूठे वाद-विवाद तथा विषय-चर्चा 
करना लोगों की नित्य क्रियायें थीं । प्रकट रूप से अनेक पाप करके भी लोग जग में 
यश चाहते थे, चाहते ही नहीं थे उन्हें सम्मान मिलता भी था । निरपराध जनों को 
दुःख देता लोगों को सुख प्रदान करता था, जो साधु थे उन्हें ग्रसाथु समझा जाता था 
तथा जो असाधु थे उन्हें साधु । हृदय में पाप का भण्डार भरा रहता था और प्रकट 
रूप से साधुता प्रदर्शित की जाती थी | 
राजनंतिक अवस्था 

मध्ययुग में मुसलमानी साम्राज्य निश्चित रूप से जम चुका था। यद्यपि 
केन्द्रीय शासक की नीति उदार थी जंसा कि विट्ठुलनाथ एवं अन्य भक्तों के नाम 
पर भ्रकबर के फर्मानों से विदित होता है, तथापि धामिक अ्रसहिष्णुता का भारतवर्ष 
में अभाव नहीं था। नवद्वीप के मुसलमान शासक हिन्दुओं पर भाँति-भाँति के 
ग्रत्याचार करते थे । चैतन्य-महाप्रभु की कीत॑न-मण्डली को वहाँ का काज़ी बहुत 
सताया करता था, यहाँ तक कि उनका मृदद्भ भी एक दिन तोड़ डाला गया । इसकी 
प्रतिक्रिया हिन्दू जनता पर अच्छी नहीं हुयी । महाप्रभु का उत्साह कम नहीं किया 
जा सका, वरन्‌ जो कीतन को पाखण्ड समभते थे वे भी उसमें सम्मिलित होने लगे । 
यह अवश्य है कि यवन-शासक को तान्त्रिक लोग उकसाया करते थे, किन्तु यह नहीं 
कहा जा सकता कि स्वयं यवन-शासक नदिया की हिन्दू जनता के प्रति उदार थे । 

केन्द्रीय व्यवस्था जेसी भी रही हो, सामान्य राजनीतिक परिस्थिति बहुत 
सन्तोषजनक नहीं प्रतीत होती । नृप अ्न्यायी और चोर थे तथा प्रजा का पालन नहीं 
करते थे, श्रनीति का बोलबाला था। प्रजा कड्भाल थी, भ्रन्न के भ्रभाव में सब जगह 
घूमती-फिरती थी, बार-बार अ्रकाल पड़ा करता था ।९ 





 १--ध्यासवाणी (पूर्वार्ई), कुठम्ब उपदेश प्रकरण, पद सं० १४४ 
२-- नानारूपे पुत्रादिर महोत्सव करे। देह गेह व्यतिरिक्त आर नाहि स्फुरे ॥! 


चेतन्यभागवत--आदिखरण्ड व्य्‌ 
३--कलिचरित्र वेली, पृ० ७-८ 3000 3 30 


४--नृप अन्यांयों चोर, परजा कौ पालन तज्यों। 
लहिं अनीति अकोर, कलि प्रताप हरि कृपा बिनु ॥६१॥ 
प्रजा कृपन कंगाल, अन्न बिना दिस दिस फिरे 
पुन पुनि परत अकाल, कलि प्रताप हरि कृपा बिनु ॥१२॥ 
कलिचरित्र वेली--हित इ न्दावनदास, ए० ११ 


कृष्ण-भक्तिधारा का उद्गम २१ 


धामिक अवस्था ः 
ऐसी ध्वस्त परिस्थितियों में धर्म से कुछ श्राइवासन मिलने की आशा हो सकती 
थी किन्तु जीवन का यह अन्तिम संवल सबसे अधिक विक्ृृत था । जिन सामाजिक, 
राजनतिक कुरीतियों से क्ष्‌ब्ध होकर व्यक्ति ध्मं की ओर मुड़ता था, वे धर्म की 
आ्राड़ में और भी पनप रही थीं | धामिक पाखणड का एक छत्र साम्राज्य था। धर्म की 
इस दुरवस्था से खीकभ कर हरिराम व्यास ने कहा कि उन्हें किसी पर भी विश्वास 
नहीं रहा-- द 
मोहि न काहू की परतीति । 
- कोऊ श्रपनें धर्म न सांचो, कारों कीज प्रीति। 
कबहु क ग्यासि उपासि दिखावत, ले प्रसाद तजि छीति । 
ह्वं भ्रनन्य शोभा लगि दिन हूं, सब सों करत सभीति। 
स्वारथ परसारथ पथ विगरयों, उन सग चलत अ्रनीति । 
व्यास दिने चारिक या बन में, जामि गही रस रोति ॥* 


वचनों में साधु, लक्षण में निपट असाधु, ऐसे लोग सब के विश्वास-पात्र 
बने हुए थे। स्वप्न में भी जिन्हें हरि से पहिचान नहीं थी, वे संसार को विकाररहित 
करने का बीड़ा उठाये हुए थे। ऐसे लोगों का आदर होता था जो चिकनियाँ और 
चोर थे।* भावविहीन भक्तों की भरमार थी । वे तन्‍्त्र-मन्त्र-टोना पढ़कर लोगों को 
वशीभूत करते थे। लोभ के वशीभूत स्वामियों, गोस्वामियों तथा भट्टों की संख्या 
बेशुमार थी, सच्ची भक्ति का कहीं नाम नहीं था | धन के लिये परिडत भागवत 
सुनाते थे, इसी के लालच में लोग गौड़ गुजरात भटकते फिरते थे। धन के लोभ से 
लोग साधु वेश धारण करके दो दिन तक अनन्य भक्त बने रहते थे, फिर संसार में 
लिप्त हो जाते थे। ज्ञान-वैराग्य से हीन जन भस्म धारण करके तापसी बने फिरते 
थे, लोभी संन्यासी धन के लिये ग्रह तथा ग्रहिणी का परित्याग करते थे । संसार से 





१--व्यासवाणी, पूवार्ू, पद सं० १०६ 
२--बैल चिकनिया चोर, भरुवनि कों आदर अधिक । 

आरज संग मरोर, कलि प्रताप हरि कृपा बिनु ॥२४॥ कलिचरित्र वेली--हितदृन्दावनदास 
३--गावत नाचत आवत लोभ कहते । 

याही तें अनुराग न उपजत, राग वैराग सो कहत । 

मन्त्र जन्त्र पढ़िं मेलि ठगौरी, वश कीनो संसार। 

स्वामी बहुत गुसाई अगनित, भट्टने पै न उबार। 

भाव बिना सब बिलबिलात अरु, किलकिलात सब तेहू। 

व्यास! राधिका रन कृष्ण बिनु, कहूँ न सहज सनेहू ॥२४१॥ व्यासवाणी, पूर्वार्ड् 


9४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा आर चैतन्य-सम्प्रदाय 


विरक्ति का लेश भी न था, भक्त राजाशों के द्वार पर खड़े होकर बाजा बजाकर गाना 
सुनाते थे ।।. .#.. 

बड्भाल में बजयान के विक्रृत प्रभाव से समाज में दुराचरण का भ्रसार था । 
नेडा-्नेडी से समाज भरा पड़ा था। न इनमें वैराग्य था, न तान्त्रिक साधना का ज्ञान। 
परस्पर अवैध-सम्बन्ध गहित धर्म का रूप धारण करने लगा । नित्यानन्द ने इन बौद्ध 
भिक्ष क-भिक्ष णियों को वृहत्‌ संख्या में अपने मत में दीक्षित किया झौर इस प्रकार 
उनमें सच्ची धार्मिक चेतना जाग्रत करने का प्रयास किया | केवल बौद्ध-प्रभाव के 
कारण ही नहीं, श्रन्य लोक-प्रभावों से भी बड्धाल में वीभत्स तान्त्रिकाचार का प्रचलन 
था । चरडी वाहुली एवम्‌ मनसा आदि देवियों पर मज्जुल-काव्य प्रशीत हुए। भक्ष्य- 
ग्रभक्ष्य, पेय-अपेय पदार्थों से बत्अयानी देवियों की श्रर्चा होती थी । जादू, टोना 
मन्त्र-यन्त्र- यही तान्त्रिकसाधना का रूप रह गया । बज्भाल को आच्छादित करने 
वाले तान्त्रिक प्रभाव से चैतन्यमहाप्रभ को पर्याप्त लोहा लेना पड़ा। भावविहीन 
गहित तन्‍्त्र-साधना ने चैतन्यमहाप्रभु के भावप्रवरा शुद्ध भक्ति भाव का बड़ा तिरस्कार 
तथा. विरोध किया, किन्तु महाप्रभु के सुतीक्ष्ण भक्तिराग ने उनके श्रस्त्र काट दिये--- 
मद्यप जगाई मघई की कथा इसका ज्वलन्त प्रमाण बनी । 

धर्माचरण इतना जजंर था ही, ज्ञान का भी वास्तविक प्र्थ विलुप्त होता 
जा रहा था। ज्ञान का अथ केवल कुतक या तकं-शास्त्र मात्र रह गया । इतना ही 
नहीं, जिन्होंने कुछ भी ज्ञानाजंन नहीं किया था, वे परशिडित भट्टाचायें कहलाते थे । 
जिन्हें शब्द-ज्ञान नहीं था, वे तर्क बखानते थे ।* ज्ञान, मनुष्य को आात्मा की खोज में 
प्रवृत्तन करके दिग्विजय की खोज में प्रवृत्त करने लगा । यह शा्त्राथियों के दम्भ 
को उद्दी्त करता था, उनमें वैराग्य, विज्ञान, भक्ति का उन्मेष नहीं कर पाता था । 
पश्चिमोत्तर प्रान्त के एक दिग्विजयी बड़ी सजधज के साथ नवद्वीप पहुँचे और वहाँ 
उन्होंने अपने प्रतिद्वन्दी का आवाहन किया । उनके शास्त्रार्थ में सूक््मातिसुक्ष्म दोष 
दिखाकर चैतन्यदेव ने उनका अहल्भार विचूरणं कर दिया । भक्ति के सम्मुख शास्त्रज्ञान 
की हीनता भी उन्हें विदित हो गयी । इसी प्रकार बनारस में संन्यासियों के ज्ञान गर्व 


पर महाप्रभ ने प्रहार किया । 
ज्ञानं, कर्म, भक्ति-- सभी मार्ग पाखरिडयों एवं दम्भियों से भर गये। वास्तविक 


शान्ति कहीं भी नहीं मिल पाती थी । क्रृष्णाश्रय' में बल्लभाचाय जी ने तत्कालीन 





१--उमकत भुकत पौरियन डरपत गाय बजाय सुनावत तार ॥२४८॥--व्यासवाणी, पूर्वार्ड 
२--प्रभ्ु बोले सन्धिकाये ज्ञान नाहि जार । 

कलियुगे 'भट्टाचाय! पदवी ताहार ॥ 

शब्द शान नाहि जार से तके बखाने ॥--चैतन्यभागवत, मध्यखण्ड, प्रथम अध्याय, ए० १०८ 


कृष्ण-भक्तिधारा का उद्गम २३ 


विषम अवस्था का वर्णान करते हुए लिखा है कि धर्माचरण के सब साधन पथ-पभ्रष्ट 
हो चुके हैं, तीथ॑ अपवित्र हो चुके हैं, ब्रत-उपवास सब नष्ट हो गये हैं । ऐसी विचित्र 
सामाजिक-धार्मिक-दुर्दशा में एकमात्र इष्टदेव के ग्रतिरिक्त और कोई आश्रय विश्वसनीय 
नहीं रहा। भक्तों की दृष्टि एकमात्र अ्रपने आराध्यदेव पर अटठकी । यह बात कृष्ण- 
भक्तों के लिये विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि प्रचलित कुरीतियों का निरसन करने 
के लिये किसी नीतिप्रधान सामाजिकप्रथा में आस्था प्रकट न कर, उन्होंने सब प्रकार 
से कृष्ण भजन को ही श्रेयस्कर माना । इस वृत्ति के मूल में एक गहन मनोवैज्ञानिक 
_ प्रेरणा जग रही थी । 

मध्ययुगीन ह्वासोन्‍्मुखी समाज के उद्धार के लिये अन्य भक्ति-सम्प्रदायों ने 
प्रयत्न भी किया । निर्गुणमार्गीय सन्तभक्तों ने धामिक पाखएड की खुलकर भर्सेना की 
और काम, क्रोध, मोह-मत्सर में लिप्त माया के वशीभूत लोगों को बार-बार सचेत 
किया । किन्तु कुरीतियों पर कुठाराघात उन्हें समूल उखाड़ न सका, फटकारे जाने से 
वे भयावसन्न अवश्य हो गई किस्तु मर न सकीं। दुराचारण की कट्रु आलोचना ने कुछ 
सीमा तक समाज को पड्ू से निकाला किन्तु इस रोष ने उसका संस्कार नहीं किया । 
रामभक्तिशाखा ने इस दिशा में ठोस कार्य किया। तुलसीदास जी ने अपने वृहत्‌ 
“रामचरितमानस' में समाज के पुनस्सज्भुठन का मार्ग दिखाया । राष्ट्र के भ्रमर्यादित 
असन्तुलित जीवन के सम्मुख महान्‌ रघुकुल का आदर्श उपस्थित किया गया । राम 
के चरित से तथा उनके तप, संयम, शील, मर्यादा से, समाज को तपःपुत एवं संयमित 
करने का महत्वपूर्ण प्रयास हुआ । एकबार पुनः वर्णाश्रम-व्यवस्था का प्रयत्न हुआ, 
सन्‍्तों के लक्षण समभाये गये और जीवन की वैयक्तिक तथा सामूहिक मर्यादायें स्थापित 
की गयी । अ्रनैतिकता के बीच नैतिकता की संस्थापना करने का प्रयास किया गया, बिखरे 
हुए समाज को नैतिक संस्कृति के सूत्र में बाँधने का महत्‌ उद्योग हुआ । तत्कालीन 
परिस्थितियों को सुधारने में सफल होने के कारण “रामचरिमानस” भारतीय जन- 


जीवन का अनिवायये अद्भ बनने लगा । 
कृष्ण भक्ति का उदगसम--किन्तु मर्यादावाद के द्वारा देश के उद्धार करने को 


प्रवृत्ति से कृष्ण॒भक्तिधारा प्राय: उदासीन रही । रामभक्ति का कार्य महत्वपूर्ण था, 
किन्तु उससे भी महत्वपूर्ण काये क्ृष्णभक्ति की विचारधारा ने सम्पादित किया-- 
नेतिक व्यवस्था से अ्रधिक गहन तथा अधिक स्थायी । नेतिकता के दबाव से वाह्म- 
जीवन अवश्य सन्तुलन की ओर लौटने लगा, किन्तु उसमें जिन कुसंस्कारों का बीज 
पड़ चुका था, उनकी जड़े अन्दर ही अन्दर उपचेतना में गड़ी हुयी फेली थीं । 
चैतनमन से निकाली जाकर वे अवचेतन में घर बसाने में व्यस्त थीं। मानव जीवन 
की इस विडम्बना को कृष्णभक्तिधारा ने भलीभाँति परखा, जीवन की विक्ृतियों 


२४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


की नाड़ी को कृष्णभक्तों ने ठीक तरह से पहिचाना | उनका उपचार इतना अचूक 
हुआ कि १५ वीं-१६वीं शताब्दी में कृष्णकाव्य की जो धारा उमड़ी उसने बद्धाल 
से गुजरात तक के प्रदेश को आप्लावित कर डाला, सम्पूर्ण उत्त रभारत को जंसे 
सञ्जीवनी मिल गयी । क्ृष्णभक्ति-साहित्य की लोकप्रियता का कारण जन-जीवन 
को छू सकने की क्षमता में है, किन्तु इससे भी अ्रधिक गूढ़ कारण युग को झ्रावश्यकता, 
उस युग की क्या, युग-युग की मानवीय समस्या को समझने एवं उसका आध्यात्मिक 
स्तर से प्रत्युत्तर देने में है। क्ृष्णभक्तिधारा के उद्गम का प्रेरणाज्रोत भारतीय 
ग्रध्यात्म का मनोविज्ञान है। उसके द्वारा प्रस्तुत समाधान उस युग की परिस्थितियों 
का ही समाधान नहीं है, वरन्‌ मानव-मन की तमाम वृत्तियों के उत्तर में दिया गया 
निदान है । 
..“वस्तुत: नेतिक-नियम तथा धमंशास्र के नियम मानसी-भूमिका की उपज हैं । 
मन, चेतना की सर्वोत्तम एवं सवेंसमृद्ध भूमि नहीं है, देह, प्राण की तरह वह भी ज्ञान- 
भ्रज्ञान का एक यन्त्र है। मानसिक विचार से जिसे सत्य एवं शुभ स्थिर किया जाता 
है वह अन्तिम सत्य एवं शुभ हो, यह नहीं कहा जा सकता । यह ठीक है कि मनुष्य 
के प्राण एवं देह-जगत्‌ में ऐसी वृत्तियों का वास है जिनका मानतिक किया नैतिक 
नियन्त्रण आवश्यक ही नहीं ग्रनिवाय॑ है। किन्तु इस नियन्त्रण से व्यक्तित्व की तमाम 
गुत्यियाँ एकदम सुलकझ नहीं जातीं, सत्ता के विभिन्न अज्जों में सामझजसु्य रथापित 
नहीं हो पाता, केवल एक व्यवस्था कायम हो जाती है। नैतिक आाचरणा द्वारा श्रजित 
पूर्णता आंशिक होती है, मानव-चेतना की वह पूरां तृप्त स्थिति नहीं बन पाती । 
मध्ययुग में व्यक्ति एवं समाज दोनों की माँग नेतिक-समाधान से गहनतर किसी ऐसी 
चेतना के लिये थी जो जीवन को समूल बदलकर उसे मिथ्या के स्पर्श से अ्रछूता 
रख सकती । किसी निश्चित प्रकाश के अभाव में युग-चेतना उल्टी दिशा में प्रवाहित 
हो रही थी। केवल नेतिक-व्यवस्था की मर्यादा से वह पूर्ण सन्‍तोष पाती नहीं 
दिखती । नहीं तो क्‍या कारण है कि रामभक्ति-साहित्य से भ्रधिक कृष्णभक्ति- 
साहित्य का लोकव्यापी प्रभाव पड़ा ? आरम्भ में नेतिक चेतना की प्रावश्यकता 
रहती है। जिस समय मनुष्य में बबंरता प्रबल हो उठती है, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा 
तज्जन्य मनोविकार सामूहिक हित को झ्राघात पहुँचाने लगते हैं, उस समय नीति की 
उपयोगिता ग्रतक्यं है। किन्तु इससे भी बढ़कर ग्रावश्यक है कि व्यक्ति भ्रपनी श्र'त्मा का 
संस्पश प्राप्त करे, जिसके प्रकाश से वह अपनी सारी विकलाजूताएँ ठीक कर सके । 
कृष्णभक्ति-धारा ने इसी ग्रन्तश्चेतना का द्वार खोलने का प्रयास किया। व्यक्ति केवल 
भानत बनकर ,सन्तुष्ट हो जायगा, यह नहीं कहा जा सकता। उसके भीतर का 
अ्न्तर्यामी देव किस विधान से मानवीय आवरण को भेद कर प्रकट होना चाहता है, 


कृष्ण-भक्तिधारा का उद्गम २५ 


इसे देख सकने की क्षमता अज्ञानप्रधान मानसिक भूमिका के नीति ज्ञान से सम्भव 
नहीं है। उसे अनुभव करने के लिये ऐसी चेतना की आवश्यकता है जो सत्ता की 
समस्त अरान्तियों से मुक्त है, जिसमें वह अन्तर्भेदी ज्ञान प्रकाशित हो उठता है, जिसे 
प्रज्ञा कहा गया है। इस स्वयंप्रकाश चेतना में सामञ>जस्य की अपनी विधा होती है, 
उसमें विरोधी तत्वों के सत्य को समभने यथा उद्घाटित करने की क्षमता होती है। 
इसमें ज्ञान-अज्ञान के बीच किसी प्रकार का बाहरी समझौता करके नैतिक नियम 
को ही अन्तिम शरणस्थल मान लेने की प्रवृत्ति नहीं होती, वरन्‌ भ्रज्ञान के समस्त 
उपकरणों को सत्य ज्योति से तपःपूत करने की आन्‍्तरिक दृष्टि होती है। मानसिक 
और मानस से ऊद्ध्वे की चेतना प्रणालियों में अन्तर है । नीति मानसिक रूप से 
सुलभफाकर निश्चिन्त हो जाती है, किन्तु वाह्य सन्तुलन॒ के नीचे श्रवचेतन का जो आलोड़न 
मचा रहता है, उसे शान्त करने में घमंशास्त्र के विधिनिषेध श्रसफल हो जाते हैं । 
उसे शान्त स्थिर करने में श्रतिचेतना के रहस्यों की ओर उन्मुख होना व्यक्ति के लिये 
आवश्यक हो उठता है ग्रभ्यथा औपचारिक समाधान तो हो जाता है किन्तु श्रात्यन्तिक 
विकास नहीं हो पाता। व्यक्ति का विकास पअ्रन्दर से होता है, उत्तरोत्तर बढ़ती 
स्वतन्त्रता के भीतर, व्यक्तसत्ता की सीमाग्रों के दमन से नहीं । उसके अतिक्रमण 
((7978८८76८7८८) से व्यक्तित्व का संस्कार, बर्बरता से नीतिप्रधान मनुष्यता 
तक ही पहुँचकर समाप्त नहीं हो जाता, वरनू आगे की चेतना, जिसे आत्म-चेतना 
कह सकते हैं- में ही प्रवेश करके कुछ स्थायित्व प्राप्त कर पाता है। अन्तर्यामी की 
चेतना में पहुँचकर दिव्य-चक्ष्‌ से विकास की रेखाएँ निह ष्ट होती हैं। सत्ता का 
विकास, उसका आत्मप्रस्फुटन, स्कूल मास्टर की प्रणाली से शिक्षित तथा अभ्रनुशासित 
करके नहीं होता, वरन्‌ उस चेतना से होता है जो स्वयं पूर्ण है जिसके सत्‌ में सम्भूति 
का रेखाचित्र रहता है श्रौर जो सत्‌ की भ्निनन्‍्ध पूर्णंता को सम्भूति में उतार लाने में 
सतत क्रियाशील है। यही विश्वचेतना का कर्मयोग है । 

यह आत्म-चेतना किसी मानसिक नियम या फामूला से कार्य करने को वाध्य 
नहीं हैं । वह सत्य की ऐसी व्यापक तथा अन्तप्रंवेशी सज्ञानता से परिचालित रहती 
है जो मानव की भावनाओं, इच्छाग्नों तथा क्रियाग्रों के श्रन्तिम उद्देश्य को समभती 
एवं उनके दिव्य गन्तव्य को उनके सम्मुख उद्घाटित करती है। झ्रात्मा का यह सतत 
संस्पर्श इष्टदेव के प्रतिपूर्ण आत्मसमपंण से प्राप्त होता है। यों तो सभी भक्ति- 
सम्प्रदायों में झ्रात्मनिक्षेप का महत्व है किन्तु कृष्ण भक्ति की अ्न्तश्चारिणी चेतना 
के लिये रामभक्ति का यह प्रथम सोपान है। नवधाभक्ति को अतिक्रमण कर इस 
दरशाधाभक्ति की यह विधा आरम्भ होती है जो सम्पूर्णाखप से क्ृष्ण पर निर्भर है। 
ब्रज एवं बद्भाल में भक्ति का जो विशुद्ध रागमार्ग विकसित हुआ वह कृष्ण के प्रति 


२६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


सारी प्राकांक्षाओं, भावनाओं के समपंण से सम्भव हो सका। इस राममार्ग का कोई 
निदिचत नियम नहीं है, उसे स्वयं भगवान्‌ परिचालित करते हैं। नेतिक मानदरडों 
के सम्मुख ध्वस्त भ्र्जुन से श्रीकृष्ण ने जो वाक्य कहा -- सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक 
शरणां ब्रज, श्रहं त्वा स्वंपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच्तः ” बहु कृष्णभक्ति का सूलमन्त्र 
बना । मानसिक दृष्टिकोणों से सद-असद्‌ की विवेचना को छोड़कर व्यक्तित्व को 
सर्वाज्भीणा रूप से भ्राराध्य कृष्ण को समर्पित करता, इस साधना की प्रथम प्रनिवाये 
शर्त है। समपंण में व्यक्ति के ब्वेत इ्याम अ्रज्ध भगवान्‌ के सम्मुख प्रणत होने लगे, 
उन पर से अहं का शासन समाप्त होने लगा। अ्रव मनोविकारों को डाटने-फटकारने 
की किवा धरमंशास्त्र के नियमों से बाँधने की श्रावश्यकता नहीं रही | भावश्यकता थी 
उनके भ्रालम्बन को ही बदल देने की, मनुष्य से हटाकर श्रीकृष्ण में लगा देने की । 
काम, ऋषध, भय, स्नेह, ऐक्य यहाँ तक कि वैर भाव से भी कृष्ण को भजा जा सकता 


था, भागवत में इसकी स्पष्ट स्वीकृति है । मम 
भक्ति के इतिहास में यह एक तृतन भ्रनुभव था। भगवान्‌ के संसर्ग से व्यक्तिगत 


जीवन आमूल परिवर्तित हो गया, व्यक्ति के समस्त व्यक्तितत्व मनो राग, इन्द्रियाकांक्षा, 
विचार--ने भ्रपनी दिव्य परितृप्ति पा लिया। सन्‍्तों का निराकार के प्रति प्रेम यदि 
सबको वशीभूत नहीं कर पाया तो इसका कारण इतना ही नहीं था कि जनसाधारण 
की बुद्धि निर्गुण को ग्रहण नहीं कर सकी । कबीर के निर्ग॒ण प्रेम में ऐसी मामिकता 
है कि वह साकार-निराकार के भेद को चीरती हुयी सीधे परमप्रेमास्पद से सम्बन्ध 
स्थापित कर लेती है । प्रेम चाहे निर्गुण के प्रति हो या सगुण के प्रति, वह हृदय 
से सम्बन्ध रखता है, बुद्धि से नहीं । श्रीराम के व्यक्तित्व में केवल दासभाव की ही 
गुज्जाइश रखी गयी, उनके शील एवं शक्ति से अभिभूत रहने का वातावरण निर्मित 
हो सका, इससे भाव का श्रद्धा अंश तो तृप्त हुआ, किन्तु राग अंश नहीं । भाव में राग 
को प्रधानता रहती है, श्रद्धा की नहीं । श्रद्धा के कारण एक पार्थक्य, एक दूरी का 
श्रनुभव भक्त और भगवान्‌ के बीच बना रहता है। श्रद्धा से व्यक्तित्व के दुबंल प्रंद 
विस्मृत हो सकते हैं, पूर्णतया परितृप्त नहीं । जन-जीवन का रूप इतसा अ्रधिक बिगड़ 
चुका था कि वह केवल आत्मा की पुकार से ही परमात्मा को नहीं पुकार रहा था, 
वह प्राण के समस्त आवेश से, इन्द्रियों की सारी विकलता से, भगवान्‌ का झ्रावाहन 
कर शअ्रपने को निवेदित कर देने पर तुला हुआ था। इसीलिये कबीरदास का प्रन हलक- 
परक प्रेम या सूफ़ियों का तुर-ए-इश्क, भारतीय जन-मानस को सस्तुष्ट करके चुप न 
करा सका। उसकी भअ्रदम्य पुकार के प्रत्युत्तर में ब्रह्म को अपना नृतन स्वरूप उद्घाटित 


करना पड़ा--तन्मय आराधना के योग्य चित्ताकषंक, इन्द्रियाकर्षक मनमोहन रूप, 
श्रीक्ृष्णावतार |. 


3:20 ७७७७७ 40:30 < <ञत 


दाशनिक-सिद्धान्त 


परमतत्व द 
निर्गुश-सगुण--वेद, उपनिषद्‌, जिस परमतत्व को तत्‌” कह कर अव्यक्त, 
झगम, अ्रगोचर, अकल, अमल, अनामय, अरूप घोषित करते हैं, जिस आ्राधारभूत सत्ता 
को सच्चिदानन्द बताते हैं, वही मध्ययुगीन कृष्णभक्ति-धारा में तत्‌' श्रीकृष्ण हैं । 
श्रीकृष्ण, श्रर्थात्‌ शक्ति-समन्वित ब्रह्म । श्रीकृष्ण ही परमतत्व हैं, क्ृष्णभक्ति-सम्प्रदाय 
एक स्वर से इसकी घोषणा करते हैं। वह एक, नित्य, अखरण्ड, अभ्रज, भ्रनादि एवं 
अविनव्वर हैं । ब्रह्म के इस अनिवंचनीय निगंंण रूप का वर्णन श्रीकृष्ण स्वयं अपने 
मुख से ब्रह्मा के सम्मुख करते हैं--- 
पहिले हों ही हों तब एक । 
झमल, अ्रकल, श्रज भेदविवर्जित सुनि बिधि विमल विवेक ।* 
यही परब्रह्म हैं, अनन्त महिमामणिडत है इनका स्वरूप । समस्त ब्रह्माण्डों 
के अ्रधीरवर हैं, श्रचित्य और शअ्रगम हैं। सारे अवतारों के बीजस्वरूप अवतारी 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। इनसे परे और कुछ नहीं है । महावाणीकार के शब्दों में 
श्रीकृष्ण हैं-- 
धनन्‍्त,अनीह, प्रनावत, भ्रव्यय अखिल अण्ड आधीदा श्रपार । 
प्रन्ध्रि, अ्रव्ज, आभूषरण-रव करि केतनकेत लेत श्रवतार ।। 
अ्रचल, श्रचित्य, श्रगम, गुनभालय, श्रक्षर ते श्रक्षर श्रधिकार । 
श्रीहरिप्रिया विराजत हैं जहाँ कृपासाध्य प्रापति सुखसार ॥ 
किन्तु नेति-नेति कह कर, अतद्व्यावृत्ति रूप में कह देने मात्र से ब्रह्म का 
बोध नहीं हो पाता । यदि हो भी पाता है तो गूँगे के गुड़ की भाँति, जो इसे पाता 
है, वही इसका रसास्वदन कर पाता है, भ्रन्य सब इस प्रमतत्व से अ्रनभिन्न ही रहते 
हैं । सवंसंवेद्य हो सके यह तत्व, इस हेतु कृष्णभक्त इन शअ्रचित्य श्रगम-तत्व को ही 
सगुण-साकार का रूप देकर सबके बोधगम्यरूप में वर्णित करते हैं। केवल “निगुण' 
ब्रह्म का एकपक्षीय शभ्रपूर्व रूप है, केवल 'सगुण' भी उसको देखने का सीमित रूप है । 





१--सरसागर, पद सं० ३८१ 
२-महावाणी, सिद्धान्त सुख, पद सं” २ 


दार्शनिक-सिद्धान्त 


परमतत्व 
निर्गुश-सगुण--वेद, उपनिषद्‌, जिस परमतत्व को तत्‌” कह कर श्रव्यक्त, 
अगम, अ्रगोचर, अकल, अ्रमल, अनामय, अरूप घोषित करते हैं, जिस आधारभूत सत्ता 
को सच्चिदानन्द बताते हैं, वही मध्ययुगीन कृष्णभक्ति-धारा में तत्‌' श्रीक्षष्ण हैं । 
श्रीकृष्ण, श्रर्थात्‌ शक्ति-समन्वित ब्रह्म । श्रीकृष्ण ही परमतत्व हैं, क्ृष्णभक्ति-सम्प्रदाय 
एक स्वर से इसकी घोषणा करते हैं। वह एक, नित्य, अखरण्ड, अ्रज, भ्रनादि एवं 
अविनदवर हैं । ब्रह्म के इस अनिवंचनीय निगृंण रूप का वर्णन श्रीकृष्ण स्वयं अपने 
मुख से ब्रह्मा के सम्मुख करते हैं--- 
पहिले हों ही हों तब एक । 
झमल, श्रकल, श्रज भेदविवरजित सुनि बिधि विमल विवेक ।* 
यही परब्रह्म हैं, श्रनन्त महिमामणरिडत है इनका स्वरूप । समस्त ब्रह्माण्डों 
के अ्रधीर्वर हैं, अचित्य और शअ्रगम हैं। सारे अवतारों के बीजस्वरूप अ्रवतारी 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। इनसे परे और कुछ नहीं है । महावाणीकार के शब्दों में 
श्रीकृष्ण हैं--- 
अननन्‍्त,श्रनीह, झ्नावत, शभ्रव्यय अखिल श्रण्ड झाधीदा श्रपार । 
प्रन्ध्रि, श्रव्ज, श्राभूषण-रव करि केतनकेत लेत श्रवतार ॥ 
श्रचल, श्रचित्य, श्रगम, गुनश्रालय, श्रक्षर ते श्रक्षर श्रधिकार । 
श्रीहरिप्रिया विराजत हैं जहाँ कृपासाध्य प्रापति सुखसार ।॥'* 
किन्तु नेति-नेति कह कर, अतद्व्यावृत्ति रूप में कह देने मात्र से ब्रह्म का 
बोध नहीं हो पाता । यदि हो भी पाता है तो गूँगे के गुड़ की भाँति, जो इसे पाता 
है, वही इसका रसास्वदन कर पाता है, भ्रन्य सब इस परमतत्व से झ्रनभिनज्न ही रहते 
हैं। सव॑ंसंवेद्य हो सके यह तत्व, इस हेतु क्ृष्णभक्त इन श्रचित्य अगम-तत्व को ही 
सगुण-साकार का रूप देकर सबके बोधगम्यरूप में वर्णित करते हैं। केवल “निर्गुण' 
ब्रह्म का एकपक्षीय झपूर्व रूप है, केवल सग्रुण' भी उसको देखने का सीमित रूप है । 


१--सूरसागर, पद सं० ३८१ 
२--महावाणी, सिद्धान्त सुख, पद सं" २ 


रद मध्ययुगीन हिन्दी ऋष्ण-भक्तिधारा शोर चैतन्य-सम्प्रदाय 


वास्तव में, निर्गुण-सगुण उसी एक परमतत्व के परस्पर श्रोत-प्रोत दो पक्ष हैं, उसकी 
विचित्रपूर्णता के द्योतत दो पहलू । उस भ्रकल सत्ता का ज्ञात उसके सगुण-साकार 
रूप में अ्रवतरित होने पर अ्रधिक सुगम हो जाता है। इसलिये श्रीकृष्ण को भ्रवतारी 
मानते हुए भी सभी सम्प्रदाय उनके पूर्णावतार होने में विश्वास रखते हैं । 

सगुण, साकार कह देने से उस तत्‌' को मानवीय न मान बेठा जाय, 
नारायण” को नर न समझ लिया जाय, इस श्रम के निवारणार्थ भक्तों ने श्रीकृष्ण- 
तत्व की प्रचुर व्याख्या की है। श्रीमद्वल्लभाचार्य ने श्रुतियों के ग्राधार पर ब्रह्म के 
सगुण रूप की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। परत्रह्म निर्गण रहते हुए ही सगुण है, 
इस तत्व को बोधगम्य करने के लिये आचाय॑े वल्लभ ने कहा कि यद्यपि श्रीकृष्ण 
साकार होकर सगुण प्रतिभासित होते हैं तथापि उनके गुण निर्गुण ही हैं, भ्र्थात्‌ 
प्रकृतिजन्य विकारी गुणों से स्वंथा भिन्न दिव्य गुरा हैं, श्रीकृष्ण 'स्वरूपात्मक' स्वीय 
दिव्य गुणों से संवलित हैं । सत्व, रज, तम के प्राकृत गुणों से प्नलिप्त होने के कारण 
श्रीकृष्ण निर्गण हैं, किन्तु भ्रानन्द, प्रेम, करुणा आदि निज स्वाभाविक धर्मों से नित्य- 
युक्त होने के कारण स-गुणा हैं। श्रीकृष्ण में प्रकृतिजन्य जड़ गुणों की कल्पना हास्यास्पद 
है, उनको स्वीय चैतन्य धर्मों से रहित मानना उनके ब्रह्मत्व की एकाजिता है । सभी 
धर्मों के ग्राधार होने के कारण श्रीकृष्ण धर्मी हैं, भ्रत: दिव्य गुणों का पूर्ण प्रादुर्भाव 
ब्रह्म की पूर्णता का पोषक ही है, निषेधक नहीं । सत्‌, चित, आनन्द--ये श्रीकृष्ण 
के आधारभूत धर्म हैं। सत्‌' से सचराचर में व्याप्त उनकी सत्ता तथा उनकी स्थिति 
का बोध होता है, एवं अन्य को सत्ता धारण कराने की क्षमता प्रकट होती है, चित्‌ 
से उनका वह चैतन्य परिभावित होता है जिसके बिना सत्ता की प्रवस्थिति प्रसम्भव 
है, सत्ता का परिज्ञान ही चित्‌ है, एवं इस सत्ता के ज्ञान की अनुभूति का नाम 
आनन्द है। वास्तव में सतू, चित्‌, आनन्द परस्पर शअनुस्युत हैं, एक के बिना प्रन्य 
की स्थिति ही नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। जहाँ परब्रह्म की स्थिति है वहाँ चेतना 
अवश्यम्भावी है, जहाँ चेतना है वहाँ द्वन्द् की सम्भावना नहीं, ग्रत:ः झआनर्द प्रनिवार्य 
ही नहीं भ्रविच्छे है । अस्तु, श्रीकृष्ण विश्व के मूलाधार सब्चिदानन्द हैं । 
द विरुद्ध-धर्माभ्य--हृश्य-प्रहह्य, चल-भ्रचल, सभी कुछ इस परमतत्व में समाये 
हुए हैं। वह परमसत्ता विश्वातीत, परात्पर, अव्यक्त होते हुए भी विश्वव्यापी एवं 
वैदव है ([779८7४७]) । मानसिक बुद्धि को विरुद्ध प्रतीत होने वाले गुणों का 
उसमें सहज समीकरण हो जाना सुकर है, सुकर ही नहीं भ्रत्यन्त स्वभावज है । इसे 
ही वल्लभाचाय॑ जी ने “विरुद्ध धर्म्माश्रय' का सिद्धास्त कह कर निर्धारित किया है । 
श्रीकृष्ण किवा परबह्य सूक्ष्म से भी सुक्ष्म है, साथ ही महान्‌ से भी महान्‌ हैं, भरा 
होते हुए भी विभु हैं, कूटस्थ होते हुए भी चल हैं, निकट रहते हुए भी दूर, सब में 


दाश निक-सिद्धान्त २६ 


समाये रहते हुए भी सबसे अछूते हैं ।आदि भ्रन्त से रहित होते हुए भी सब के श्रादि 
ग्रन्त हैं । 

परब्रह्म की तीन स्थितियाँ--बत्रह्म, परमात्मा, भगवान; अक्षरत्रह्म, अन्तर्यामी 
पुरुषोत्तम, श्रीकृष्ण अद्वय-तत्व हैं, इनके अ्रतिरिक्त लोक-लोकान्तर में श्नौर कुछ नहीं 
है किन्तु इस अद्य-तत्व की अनेक स्थितिरयाँ हैं जिनमें से तीन मुख्य हैं-- ब्रह्म, परमात्मा 
एवं भगवान्‌ । श्रीकृष्ण ज्ञानमार्गियों के ब्रह्म, योगियों के परमात्मा, तथा भक्तों के 
भगवान्‌ हैं। क्ृष्णभक्तों को श्रीकृष्ण का भगवान्‌ रूप ही श्रेयस्कर है क्योंकि दार्शनिक 
दृष्टि से ब्रह्म और परमात्मा भगवान्‌ की ही आंशिक अभिव्यक्ति ठहरते हैं। उनकी 
दृष्टि में भगवान्‌ की महत्ता सर्वोपरि है, स्वयं-भगवान श्रीकृष्ण में ब्रह्म एवं परमात्मा 
सबन्निहित हैं। भगवत्सन्दर्भ में परब्रह्म के इन तीनों रूपों की व्याख्यायें प्रस्तुत की गयी 
हैं। उस भ्रद्वय-ज्ञान लक्षण के सामान्य निरूपण के पश्चात्‌ उपासक की योग्यता के 
भेद से उसकी विशिष्ट स्थितियों का वर्णन हुआ है। श्रीमद्‌भागवत में उस अद्वयतत्व 
को त्रिधा अ्रभिव्यक्त किया है--- 

वदन्ति तत्तत््वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमहयम्‌ । 
ब्रह्म ति, परमात्मेति, भगवानिति दाब्यते ॥ 

इस इलोक के क्रम में ब्रह्म प्रथम, परमात्मा द्वितीय एवं भगवान्‌ तृतीय आये 
हैं एवं इस क्रम का उत्तरोत्तर महत्व भी है । शक्ति के वैचित्र्य से श्रसम्पन्न, अद्धेसम्पन्न 
किवा पूर्णांसम्पन्न होने से परमतत्व ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ का रूप धारण करता 
है। ब्रह्म परमतत्व के साक्षात्कार का प्रथम चरण, परमात्मा मध्य एवं भगवान्‌ श्रन्तिम 
चरणा हैं । 

जब तक उस स्वरूपशक्ति सम्पन्न श्रद्ययतत्व को पृथक्‌ करके, उनकी विचित्र 
शक्ति एवं उस शक्ति की अनन्तमहिमश्रीभगवान के साथ लीला के दर्शन करने की 
योग्यता नहीं प्राप्त होती, तब तक साधक के सम्मुख शक्ति और शक्तिमान्‌ की जो 
अपृथक्भाव की स्फूर्ति है, वही 'ब्रह्म' संज्ञा धारण करती है। भगवत्सन्दर्भ में इसे इस 
प्रकार व्यक्त किया गया है-- 

“तदेकमेवाखण्डानन्दस्वरूपं तत्व धूत्कृतपामेष्स्यादिकानन्दसमुदायानां परम 
हंसानां साधनवशात्‌ तादात्म्यमापन्ने सत्यामपि तदीयस्वरूपशक्तिवैचित्र्यां तदग्रहणा 
सामथ्यं चेतसि यथा सामान्यतो लक्षितं तथैव स्फुरद वा तद्गदेवाविविक्तशक्ति-- 
दरक्तिमत्ताभेदतया प्रतिपाद्यमानं वा ब्रह्मति वा शब्यते |! र 


१--आदि अन्त नहिं जाहि, आदि अन्तहि प्रभु सोई ।-- सूरसागर, पद सं० १७६३ 
२--श्रीमद्भागवत १२११ 
१--भगवत्‌-सन्दर्भ, ५० २ 


३७ भेध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भंक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रंदाय 


वेदान्तियों के परकाम्य ब्रह्म की उपमा कृष्णभक्त, श्रीकृष्ण की गअ्ंगच्छुटा से 
देते हैं। जिस प्रकार सूर्य केन्द्रस्थानीय है एवं उसका मण्डल उसकी प्रतिच्छाया है, 
उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण केन्द्र हैं एवं ब्रह्म उनकी अज्जज्योति है, केन्द्रस्थ भगवान्‌ 
की निराकार ज्योति । ब्रह्मसंहिता में कहा गया है कि कोटि-कोटि ब्रह्मारड, क्षिति 
ग्रादि पृथक-पृथक्‌ भृतों में जो अधिष्ठित है, उस निष्कल, अनन्त एवं भ्रशेषस्वरूप ब्रह्म 
की, जो प्रभावशाली गोविन्द की देहप्रभा हैं, हम श्राराधना करते हैं | ज्ञानीसाधक- 
गण ब्रह्म में शक्तिसमृह का धर्म श्रनुभव नहीं कर पाते, धर्मातिरिक्त केवल ज्ञान 
प्नुभव करते हैं, इसलिये प्रमतत्व उनके निकट केवल ज्ञान रूप में ही प्रतीयमान 
होता है, योगी इस परमतत्व को भ्न्तर्यामी रूप में, स्वंजीवनियन्तारूप में प्रनुभव 
करते हैं, भ्रतः परब्रह् उनके निकट परमात्मा रूप में प्रतिभासित होता है। स्वयं 
गोविन्द अपने अंश रूप से सारी सृष्टि में प्रवेश कर इसका नियमन तथा सम्चालन 
करते हैं, परत्रह्म के इस अन्तर्यामी रूप से सब्चालक अंश को ही परमात्म। कहा गया 
है। परमात्मा की व्याख्या सर्वंजीवनियन्ता के रूप में की गई है। परमात्मा में 
मायाशक्ति का प्राचुयं तथा चित्‌-शक्ति का अ्रंश विद्यमान रहता है, प्रतएवं एक ओर 
वे ब्रह्म से श्रधिक सुब्यक्त हैं दूसरी ओर मायाशक्ति से संकलित होने के कारण भगवान्‌ 
के अंशमात्र हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि एक श्रोर ब्रह्म है, जो हमारी थे विश्यविहोन 
ऐक्यानुभूति का निशिप्त निविकार प्रतिरूप है, जिसकी अ्रनाधिल सत्ता में भृष्टि प्रलय 
ग्रादि सारे धर्म बुद्बुद्‌ की भाँति विलीन रहते हैं, इस ब्रह्म का सृष्टि के याबत्‌ पदार्थ 
से कोई सम्बन्ध नहीं दीखता । दूसरी और परमात्मा हैं जो हमारी व्यक्तिगत चेतना 
के आ्राधार हैं, जो अन्तर्यामी रूप से सर्वभूतों का सझवालन कर रहे हैं। किन्तु इस ब्रह्म 
की वेश्वचेतना तथा परमात्मा की व्यक्तिगत चेतना के बीच सम्बन्धसूत्र क्या है ? 
उत्तर है भगवान्‌ | यह भगवान्‌ ही श्रीकृष्ण की वास्तविक स्थिति है । भगवान्‌ ब्रह्म 
की निरवेयक्तिकता से परमात्मा की वैयक्तिकता का सम्बन्ध स्थापित करते हैं । ये दोनों 
के सूजरधार हैं। जो स्वयं गहेतु एवं एकमात्र निजशक्ति की विल्ासमयता के द्वारा 
: अक्ृति के प्रति भी उदासीन हैं एवं उदासीन होकर भी जो प्रकृति व जीव की प्रवर्तका- 
: वस्था में, परमात्मानामा निज अंशरूप पुरुष द्वारा इस सृस्टि, स्थिति थ लयादि 
के हेतु होते हैं, उन्हें भगवान्‌ कहा जाता है।इस प्रकार भगवत्तत्व की परमात्मावस्था 
भी उपस्थापित होती है । 





१-यस्वप्रभा प्रभवतोजगदरडकोटिकोटिष्वशेषवसुधादि विभूतिभिन्नम । 
तद्‌ जहनिष्कलमनन्तमशेषमूतम्‌ गो विन्दमा दिपुरुप तमझ नजामि ॥अदासेदता ५४६ 


दाशनिक-सिद्धान्त॑.. ३१ 


भगवान ही सर्ंश्रेष्ठ हैं : श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं 
वस्तुतः भगवान्‌ में ब्रह्म एवं परमात्मा दोनों स्थितियों का समाहार हो जाता 
है । इसलिये वह सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रीकृष्ण ज्ञानियों एवं योगियों के ब्रह्म व परमात्मा से 
ऊपर हैं, उनको अपने में समाहित किये हुए कुछ और भी हैं । ब्रह्म, भगवान्‌ का 
अ्रसम्यक्‌ अआ्राविर्भाव है । ब्रह्म में शक्तिवर्ग के रहते हुए भी वह अनुद्बुध्य हैं; जिस 
प्रकार काष्ठ में अग्नि के अनुद्बुध्य रहने पर काष्ठ को अग्नि नहीं कहा जाता, उसी 
प्रंकार ब्रह्म में विशेष्य-विशेषण की विशिष्टता की उपलब्धि न होने से ब्रह्म निविशेष 
रह जाता है, अतः उसे परमतत्व का पूर्णाविर्भाव नहीं कहा जा सकता । उसी प्रकार 
परमात्मा में शक्तितत्व के आंशिक आविर्भाव के कारण उन्हें भगवान्‌ का अंशमात्र 
कहा गया है। भग का अथे है ऐश्वयं । भगवान्‌ ऐश्वर्य समन्वित हैं--ज्ञान, श्री, 
वैराग्य, वीय॑, ऐश्वये, स़श । भगवान्‌। में शक्ति का वैचित्य पूर्णातया में उद्बुद्ध रहता 
है । भगवत्सन्दर्भ में भगवान की 
“अथ तदेक तत्त्वं स्‍्वरूपभूतयैव शकत्या कमपि विशेष धतृ परासामपि शक्तीनां 
मूलाश्रयरूपं तदनुभवानन्दसन्दोहान्तर्भावितताहशब्रह्मानन्दानां भागवतपरमहंसानां तथा- 
नुभवैकसाधकतमतदी यस्वरूपानन्द शक्तिविशेषात्मकभक्तिभावितेष्वन्तबं हि रपी न्द्रियेषु 
परिस्फुरद्‌ वा तद्वदेव विविक्तताहशशक्तिमत्ताभेदेन प्रतिपाद्यमानं वा भगवानिति- 

दब्यते ।* 

 शक्तिशक्तिमान्‌ भेद से स्थित परब्रह्म की पुूर्णाभिव्यक्ति भगवान्‌, विग्रहधारी 
श्रीकृष्ण रूप में, संपूर्ण कृष्णभक्तिधारा के आराध्य हैं। भगवान्‌ का महत्व इसलिए 
और भी बढ़ जाता है कि परमतत्व की पूर्णाभिव्यक्ति होने के साथ-साथ वह सबके 
निकटतम भी हैं । इस तत्व को श्रीकृष्ण सन्दर्भ में नारद के रूपक द्वारा सुस्पष्ट किया 
गया है। जब राजसूय-यज्ञ में देवषि नारद श्रीकृष्ण को निमन्त्रित करने के लिए 
गगनपथ से आ रहे थे तब श्रीकृष्ण ने पहिले देखा कि एक 'तेज:पुञुज” आ रहा है, 
उसके बाद निकट आने पर आक्ृति का दर्शन कर उस तेज:पञज को दरीरी कह कर 
निर्धारित किया, और निकटवर्ती होने पर हृश्यमान कर-चरणादि को देख कर 'पुरुष' 
निश्चय किया । सन्निकटवर्ती होने पर नारद स्थिर किया । इस स्थान पर नारद 
रूपी दर्शन ही जिस प्रकार अन्तिम एवं मुख्य है, ओर ज्योति:, शरीरी से एवं पुरुष 
रूप में दर्शन गौणा, एक नारद के ही दूरत्व-निकटत्व से दशन का तारतम्यभेद घटित 
हुआ। उसी प्रकार परमतत्व के दर्शन को भी समभना होगा। भगवद्गूप में ही परमतत्व 
का साक्षात्कार मुख्य है, वह श्रेष्ठतम भी है। गीता में स्वयं श्रीकृष्ण ने कहा है-- 








१--भागवत-सन्दर्भ, ५० २ 


३२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


“तपत्विभ्योषधिको योगी ज्ञानिभ्योएपि मतोषधिक: । 

कम्मिभ्यश्चाधिकोयोगी तस्माद्‌ योगी भवाजून ॥ 

योगिनामपि सत्वेधां मदगतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान भजते यो मां स में युक्ततमोमत:ः ॥ * 

यह भगवान्‌ ही पुरुषोत्तम हैं । इन्हें ही वल्लभसम्प्रदाय में अ्गरितानन्द पूर्ण 
पुरुषोत्तम कह कर अभिहित किया गया है। इन्हीं का गणित श्रर्थात्‌ सीमित रूप 
ग्रक्षरब्रह्म है। यह अक्षरत्रह्य, परब्रह्म पुरुषोत्तम का ही रूप है। इस श्रक्षरत्रह्म से 
जग्रत-जीव का आविर्भाव होता है। अक्षरत्रह्म से ही सृष्टि का प्रसार होता है। 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अपने गणितरूप श्रक्षरत्रह्म द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करके अन्तर्यामी 
रूप से इसमें अनुप्रविष्ट हैं। । अन्तर्यामी एवं अक्षरत्रह्म का साम्य चैतस्य-सम्प्रदाय 
के परमात्मा से है । । 
परब्रह्म-नराक्ृति | 
अवतारवाद--यह पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। अन्य अवतार 

इनके अंश, कला आदि हैं, किन्तु श्रीकृष्ण स्वयं अवतारी हैं, पूर्णाब्रह्म हैं । यह 
अवतरित रूप में भी ग्रवतारी ही रहते हैं, उनकी पूर्णता की कोई हानि नहीं होती । 
तत्वतः जो परब्रह्म पुरुषोत्तम है, श्रवतरित दशा में वह मनुजाकार यशोदानन्दन, 
गोपीबल्लभ श्रीकृष्ण हैं । अस्तु, महत्ता की दृष्टि से एक होने पर भी, मनुष्य के 
अधिक निकट भगवान्‌ का अ्वतरित रूप ही ठहरता है। परब्रह्म की नराक्ृति, श्रवतारी 
स्वयं भगवान्‌ का अवतार तथा श्रप्राकृत नरदेह, कृष्णभकतों की दृष्टि में सर्वोत्तम 
साथ ही सर्वसुलभ है। श्रीक्ृष्णसन्दर्भ में परब्रह्म-नराक्ृति को ही सर्वोच्चरूप 
में प्रतिष्ठित किया गया है। किसी-किसी के मत में गीता के एकादश अध्याय में 
उक्त विश्वरूप ही श्रीकृष्ण का परमरूप है। भक्तों की दृष्टि में यह एक भ्रम ही है । 
कारण, गीता में अनुकथित वाक्य एवं वक्‍ता की स्थिति से श्रीकृष्ण के अभ्रवतरित नर 
रुप की ही सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित होती है। असदृव्यपदेशात्‌ इत्यादि वेदान्तसूचा- 
उस्तार शास्त्र का उपसंहार वाक्य ही उपक्रम-वाक्य का अर्थ निर्णय करता है एवं 


उपक्रम-उपसंहार-वाक्य द्वारा निर्णीत अर्थ समग्र शास्त्र का तात्पय॑ प्रकट करता है, 

999 कप 

१-गीता ६/६४, ४६ 

*-उस्तुतः इस सम्प्रदाय के अनुसार अक्षख्ह्म तथा अन्तर्यामी जह्म भी पूर्ण पुरुषोत्तम अह्म के ही 
स्वरूप हैं। आविर्भाव और तिरोमाव की क्रिया द्वारा अक्षखहाय की ही अनेकरूपता होती है। 
अच्षर्रह्म से ही जीव और जगत्‌ की उत्पत्ति है। अच्रबह्म और परह्म अथवा पूर्णपुरुषोत्तम 
अलग-अलग जह्य नहीं हैं, एक परजरह्म की ही अनेक स्थितियाँ हैं ।” डॉ० दीनदयाल गुप्त- 
अष्टछ्ाप और वल्लभ सम्प्रदाय, पृ० ४०१ 


दाशनिक-सिद्धा न्त॑ ३३ 


इसलिये “मन्मनाभव' इत्यादि इलोक के वक्ता, श्रर्जुन से सखा रूप में विराजमान 
नराकृति ही परमस्वरूप हैं, विश्वरूप श्रीकृष्णरूप के अ्रधीन है । यह संगत भी है, 
क्योंकि श्रीकृष्ण ने ही विश्वरूप का दर्शन कराया है। विश्वरूप श्रीकृष्ण के अधीन 
है इसलिये इच्छामात्र से ही उन्होंने श्रजन को उसका दर्शन करवाया, यदि श्रीकृष्ण 
रूप विश्वरूप के अधीन होता तो वे इच्छामात्र से ऐसा न कर सकते । विशेषतः गीता 
के इस श्रध्याय में कहा गया है कि अर्जुन से ऐसा कह कर श्रीकृष्ण ने पुनः स्वीयरूप 
का दर्शन कराया । इस स्थल पर नराकार चतुर्भूजरूप को ही स्वीयरूप कहां है, 
इसलिये उक्त विश्वरूप श्रीकृष्ण का साक्षातस्वरूप नहीं है, यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा 
है । सुतरामू, परमभक्त श्रर्जुन को वह विश्वरूप अ्रभीष्ट नहीं है, यह भी स्पष्ट है । 
श्रीकृष्ण का स्वीय नररूप ही श्रर्जुन को प्रिय है, श्रतएव विश्वरूप दर्शन के पश्चात्‌ 
श्र्जन ने कहा “जिस रूप को मैंने कभी भी नहीं देखा, तुम्हारा वह रूप देखकर भय 
से, विस्मय से, मेरा मन अभिभृत हो रहा है'--इस वाक्य से विश्वरूप दर्शन में 
ग्र्जुत की अनभिरुचि प्रकट होती है । 

बहुविध उपदेश के उपरान्त 'स्वंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज इस 
महोपसंहार वाक्य का श्रेष्ठत्व निर्देश करके श्रर्जन यही उपदेश ग्रहणा करे -यह 
ग्रभिप्राय प्रकट किया गया है। अ्रशोच्यान' इत्यादि गीता का उपक्रम वाक्य है तथा 
'सर्वधर्मान्‌' इत्यादि उपसंहार वाक्य है। इन दोनों वाक्यों का एक ही. श्रर्थ है, 
अर्थात्‌ मन्मनाभव' इत्यादि रीति से नरख्प श्रीकृष्ण-भजन में प्रवृत्ति। अ्रतएव 
श्रवतरित श्रीकृष्ण का भजन ही यहाँ स्वयं भगवान्‌ ने निर्देशित किया है। गीता में 
'सर्वंधर्मान्‌ परित्यज्य' इत्यादि उपसंहार वाक्य के अनुरोध से, एवं 'सुदु्ं्श' इत्यादि 
निजवचन प्रमाण से विश्वरूप प्रकरण को भी श्रीकृष्णा के पश्चात्‌ समझना चाहिये। 
इन सब दृष्टियों से नररूप श्रीकृष्ण का सर्वोपरित्व सूचित होता है। तकंसहित 
स्थापित भक्तों के इस विश्वास की व्याख्या आधुनिक युग में श्री अरविंद के गीता- 
प्रबन्ध में भी प्रकट हुयी है जिसमें यह कहा गया है कि मानुषी तनु के झ्राश्वित 
श्रीकृष्ण एवं परमप्रभ, जो स्ंजीवों के सुहृद हैं, एक पुरुषोत्तम के ही दो प्रकाश 
हैं-- एक में वह अपने स्वरूप में अभिव्यक्त है और श्रन्य में मानव के रूप में । 
निग ण-सगुण वपुधारी ब्रजेन्द्र-नन्दन स्वयं भगवान्‌ हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं-- 





!--श्त्यजुनं वासुदेवस्तथोकत्वा स्वक॑ रूप॑ दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौग्यवपुमंदहात्मा ॥--गीता ११५४० 

(-प फिग4 0 6 काया 3609, मानुपी तनु आश्ितम्‌! ते एी८ ईशा ट्ताल 
70वें बात #फालात ता दी कट्याप्राहढ 72 पा (४७ 7एएटॉवाणजएफ ऊी (१९ 
576 ताएाह रिफ्पह्ञातावा, 76फघ्चॉल्पे पीला ग कींड 0छा लाए 76एट्थ- 
06 676 49 6 96 ी वषखाब्राधोप, 9 #एेंआंग्रव0- 088998 03 
(>8, 780 $277९8, 2, 85, 


रे 


मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


स्वयं. भगवान्‌. श्र लीला पुरुषोत्तम । | 
एइ.... दुद नाम धरे ब्रजन्द्रतन्‍्दन ॥।* 


जाकी माया लखें न कोई । निर्गुन-सगुन धरे वषु सोई । 
चोदह भुवन पलक में टारं। सो बन-बोधिन कटी संवार ।* 
अवतार का यह 'मानुषी तनुम्‌ ही 'रहस्यमुत्तमम्‌' को उद्घाटित करने का 
प्रतिवार्य साधन है। इसीलिये कृष्णगीता में कहा गया है कि देवकीपुत्र गीत ही 
एकमात्र शा्र है, देवकीपुत्र ही एकमात्र देवता हैं, देवकीपुत्र सेवा ही ह एकमात्र कर्म है, 
देवकीपुत्र नाम ही एकमात्र नाम है। यहाँ देवकीपुत्र शब्द से भ्रवतरित श्रीकृष्ण ही 
उद्देशित हैं। इसी महान्‌ तत्व को कृष्णभक्त गद्गद कशठ से बारम्बार इस प्रकार 
घोषित करते हैं कि जिनका ध्यान अनेक यत्न करके भी सुर नर मुनि नहीं घर पाते, 
उन्हीं पुरुषोत्तम को यशोदा एक निरीह शिशु की भाँति प्रेमोल्लसित पालने में भुलाती 
हैं। रसखान ने अपने सवैयों में इस भाव का निरूपण किया है - 
सेस, गनेस, महेस, दिनेस, सुरेसहू जाहि निरन्तर गायवें। 
जाहि श्रनादि श्रननन्‍्त अखण्ड श्रछेद श्रभेद सुबेद बतावें ॥ 
नारद से सुक व्यास रहें पचि हारे तऊ पुनि पार न पावें। 
ताहि भ्रहीर की छोहरिया छछिया भरि छाछ प॑ नाच नचावें ॥९ 
शक्ति--अन्तरज्भ, बहिरज्ज, तटस्थ श्रथवा ह्वादिनी, सं| बतू, सख्चिनी-- 
श्रीकृष्ण अद्वयतत्त्व हैं, स्वजातीय-विजातीय स्वगत भ्रेदों से रहित शुद्ध अद्वेत हैं। 
इससे पूर्व न श्रौर कोई तत्व था न इससे परे कुछ श्रौर है। किन्तु शक्ति का अवस्थान 
पुरुषोत्तम से अविच्छेद्य है । उपनिषद्‌ में कहा गया है--- 


न तस्य कार्य करण च विश्यते। 
न तत्समइचाप्यधिकश्च हदयते । 
पराध्स्य शक्तिविविधेव श्रूयते । 
स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च।॥ 
वक्तिमत्ता, भगवान्‌ किवा पुरुषोत्तम का स्वाभाविक गुणा है, आागन्तुक नहीं । 
ब्रह्म एवं परमात्मा से पुरुषोत्तम की विशेषता उनमें प्रस्फूटित शक्ति के वैचित््य-विलास 
के कारण हैं।.वस्तुतः शक्तिसमन्वित ब्रह्म ही प्रुरुषोत्तम हैं, भगवान्‌ हैं। शक्ति के 
अतिरिक्त उनकी कोई स्थिति ही नहीं है, शक्ति श्रौर शक्तिमानू, एक ही तत्व के दो 
5 टी कलर कपल अस 
१--चैतन्यचरितामृत, मध्यलीला ( २०वाँ परिच्छेद ) प० २४८ 
२--सरसागर, पद सं० ६२१ 
र-छजान रसखान, पद सं० ३२ [रसखान और धनानन्दर 


दाश मनिक-सिद्धान्त ' 2 


अभिन्‍न पहलू हैं । शक्ति का तात्पये पदार्थ के आात्मसम्पोषण एवं आत्मप्रकाशन की 
क्षमता से है। पदार्थ की सत्ता से पदार्थ की शक्ति अ्रभिन्न है किन्तु इस अभिन्नता में 
वैचित््य की, भिन्नता की हानि नहीं होती । वैचित्रयविहीन वैरात्म ब्रह्म की निरपेक्ष 
स्थिति सृष्टि को नहीं समझा सकती । ब्रह्म की शक्ति को केवल माया कह कर, ब्रह्म से 
उसकी पृथक्‌ स्थिति का व्यावहारिक पक्ष स्वीकार करके, वेदान्त द्वारा प्रतिपादित 
सृष्टि की व्याख्या अ्रसम्पुर्ण रह गयी । यदि ब्रह्म के श्रतिरिक्त श्नौर कुछ है ही नहीं तो 
माया कैसे उनसे पृथक्‌ है ? मायावादियों का निराकरण कर कष्णभक्ति के श्राचार्यों 
ने श्रुति के श्राधार पर एक सम्यक शक्तिवाद की प्रस्थापता किया। श्रीकष्ण में 
विशुद्ध एवं विकारी दोनों शक्तियों का संस्थापन किया गया है । पुरुषोत्तम से मायाशक्ति 
की एकात्मकता नहीं है, यह तो गीता में भी कहा गया है, किस्तु वे उप्ते सञझ्चालक 
हैं इसे भी स्वीकार किया गया है। अ्दएव एक ओर श्रीकष्ण परात्पररूप में सीमाग्रों 
के परे हैं, आत्मस्थित (सत्‌), आत्मसंबेद्य (चित्‌ ), एवं झानन्दमय (आनन्द) हैं, 
दूसरी ओर सृष्टि के निम्चित्त कारण भी हैं। यह आत्मस्थिति, आत्मचैतन्य, 
श्रात्मानन्द की क्षमता उनका स्वरूप है, अतएव सच्चिदानन्दगुणाशालिनी क्षमता स्वयं 
उनकी अन्तरज्ध किवा स्वरूपशक्ति है | इसी शक्ति के बहित॑मरूप को माया कहते हैं, 
जड़ में भ्रक्षिप्त चिच्छक्ति ही मायारूपिणी होकर कार्य करती है । कृष्ण की अ्रन्तरज्ध 
शक्ति के द्वारा उनका निज स्वरूप प्रकाशित होता है एवं माया के द्वारा वे अपने को 
जगत्‌ की विविधता एवं परिवतंन में तिरोहित करते हैं। इन दोनों शक्तियों में परस्पर 
विरोध-सा है । इन दोनों की मध्यस्था एक और शक्ति है जिसे तटस्थशक्ति कहते 
है। इस शक्ति के द्वारा पुरुषोत्तम असंख्य जीव रूपों में, श्रात्मानुभूति के असंख्य अनुभव- 
केन्द्रों में, अपना विस्तार करते हैं। इस तटस्थशक्ति में उनका रूप मध्यवर्ती भ्रवस्था 
में रहता है -न तो पूर्णतया उद्घाटित और न ही पूर्णतया तिरोहित । तटस्थशक्ति 
से सस्भूत जीव, माया की परिसीमा में तो रहते हैं किन्तु स्वरूप शक्ति के अंश से उस 
सीमा का अ्रतिक्रमण कर जाने की क्षमता भी रखते हैं। 

बहिरज़, तटस्थ तथा अन्तरज्ध शक्तियों को ही बहुधा सच्धिनी, संवित्‌ एवं 
ह्वादिनी कह कर अभिहित किया जाता है ।सच्धिनी सत्तात्मक है, इसके द्वारा भगवान्‌ 
स्वयं सत्ता धारण करते हैं एवं दूसरों को धारण कराते हैं, संवित्‌ किवा चिदंशमयी 
शक्तिके कारण वे स्वयं प्रकाशित होते हैं एवं ग्रन्य का प्रकाशन करते हैं, यह सच्चिदानन्द 
के चितू रूप का प्रतिनिधित्व करती है; तथा ह्वादिनी के द्वारा वे अपना अनुभव 
(संवित्‌) आनन्दरूप में करते हैं एवं अन्य को भी वैसा ही अनुभव करवाते हैं। इस 
प्रकार सच्चिदानन्द के अनुरूप पुरुषोत्तम की शक्ति के क्रश: तीन रूप हुये--सद्धिनी 
संधित्‌, ह्वादिनी । यों तो भगवान्‌ इन तीनों शक्तियों के. मूल आश्रय हैं किन्तु एकमात्र 


३६ मंध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्णा-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदोय॑ 
प्रन्तरद्ध ह्वादिनी ही उनकी आत्ममाया है क्योंकि उसमें वह भ्रनाविल भाव प्, 
श्रक्ष रण रूप से प्रतिच्छायित रहते हैं । बहिरज्भ मायाशक्ति तथा तटस्थ जीवशक्ति 
भगवान के परमात्मरूप से उद्भृत होने के कारण उनसे सीधे सम्बन्धित नहीं है, 
उनका सीधा सम्बन्ध पुरुषोत्तम से न होकर अक्षर-ब्रह्म से है। इन दोनों में भी 
तटस्थशक्ति में उभयांश--माया एवं स्वरूपशक्ति का अंश होने के कारण वह दोनों 
से समान निकटता पर है, श्रन्तरज्भशक्ति की समीपता भी उसे प्राप्त है। किन्तु 
मायाशक्ति भगवान्‌ की नितानत बहिरात्मिकाशक्ति है । पुरुषोत्तम से उसका सम्बन्ध 
अत्यन्त परोक्ष है । श्री शशिभूषण दासगुप्त महोदय ने कहा है कि “दासी जिस प्रकार 
प्रभु (गरहपति) की आश्चिता होती है, उसके श्राश्रय में ही रह कर वह मानो प्रभ 
से दूर रह कर प्रभु .की ही तृप्ति के लिये बाहरी आँगन में सभी प्रकार के सेवा कार्य 
किया करती है, मायाशक्ति भी ठीक वैसी है। भगवान्‌ की भ्राश्रित होकर, वह 
भगवान्‌ की बहि्दारिका सेविका की भाँति सृष्टि आदि कार्यों में लगी रहती है -- 
घर की महरी जिस प्रकार महिषी द्वारा वशीभूत होकर रहती है, भगवान भी उसी 
प्रकार अपनी चिच्छुक्ति या स्वरूप शक्ति के द्वारा माया को वशीभूत रख कर सभी 
प्रकार के प्राकृत-गुण-स्पर्शहीन की भाँति अपने में, केवल अपने में ग्रवस्थित हैं।' 
ह्वादिनो का उत्कर्ष--सछ्विनी, संवित, हक्वादिनी में उत्तरोत्तर शक्ति पहिले 
की श्रपेक्षा भ्रधिक पूर्णा है। सच्धिनी में केवल सत्‌ है। संवित में सत्‌ एवं 
चित्‌ है, ह्लादिनी में सत्‌, चित्‌ के साथ ही आनन्द भी है। इस प्रकार ह्लादिनी 
शक्ति सर्वोपरि है, इसमें ऊपर दोनों शक्तियों का समाहार हो जाता है, क्योंकि 
ग्रानन्द की स्थिति चैतन्य से है श्ौर चैतन्य सत्ता के आधार से ही सम्भव है । अतः 
सत्तात्मक चैतन्य की, आनन्द रूप में अनुभूति ह्वादिनी द्वारा ही सम्भव है। अ्रतएव 
ह्वादिनी का महत्व सभी कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों में सर्वाधिक है । राधा ही ह्वादिनी 
शक्ति है। राधा को ह्वादिनी शक्ति कह कर उनका सम्यक्‌ विवेचन चैतन्य-सम्प्रदाय 
में हुआ है किन्तु श्रानन्दरूपिणी राधा की महत्ता स्वीकार करने से सभी सम्प्रदायों में 
ह्वादिनी की दुन्दुभि की स्वर सुनाई पड़ता है ।* इस ह्वादिनी किवा स्वरूप शक्ति का 
महत्व इसलिये भी श्रौर श्रधिक है कि वह ईश्वरकोटि एवं जीवकोटि, दोनों के बीच 
समानरूप से विचरण करती है। श्री तथा माध्व-सम्प्रदाय में जो स्थान लक्ष्मी का 





_१--श्रीराधा का क्रम विकास, पृ० १६० 

२--नित्यसिद्धि अहादिनी देवी, अगम निगम अगोचर भेवी। 
अति अगाध महिमा अपरेवी, अखिल लोक सुरसम्पति सेवी ॥६९०॥ सहजसुख, महावाणी 
राघन मोहन मूर्ति, विचित्रकेलि-महोत्सवोल्लसितम्‌ | 
राधा-चरण विलोड़ित रुचिर शिखण्ड-हरि बन्दे॥ राधासुधानिधि पद स॑० २०५ 


दाशं निक-सिद्धान्त ... ३७ 


है, वही स्थान कष्णभक्ति सम्प्रदायों में राधा का है| ये जीव एवं कृष्ण का सम्बन्ध- 
सूत्र जोड़ने वाली शक्ति कही गयी हैं । माया से असंपृक्त ईश्वरकोटि में रह कर भी 
हक्ृवादिनी संसारबद्ध जीवकोटि के प्रति करुणा-विगलित रहती हैं तथा इन दोनों 
कोटियों के बीच सेंतु का निर्माण करती हैं । ईश्वरविमुख जीवों पर भ्ाच्छादित 
बहिरज्रः माया का प्रभाव हटा कर यह उन्हें भगवदुन्मुखी करती हैं। इस ह्लादिनी 
का स्वभाव झानन्दमय भगवान्‌ को आराह्वादित करना तो है ही, जीव को भी आाह्वाद 
प्रदान करना है। भगवतकोटि में यह असीम आनन्द के लीलारस का प्रसार करती 
हैं और जीवकोटि में अनुप्रविष्ट होकर यह भक्ति का आनन्द विधान करती हैं । 
श्रदवव-हय--व्यावहारिक एवं पारमा्थिक दोतों दृष्टि.से ह्वादिनी शक्ति 
का उत्कषं सिद्ध होता है । यह ह्वादिनी संपूर्ण शक्ति हैं, इनसे स्वतन्त्र किसी शक्ति 
की अवस्थिति नहीं है, और न ही इनसे परे कोई शक्ति है। पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
से अभिन्न यह शक्ति राधा” नाम से पुकारी गयी है 4 पब्राख्यानों एवं प्रचलित 
किवदन्तियों में राधा चाहे झभीरबाला रही हों, चाहे परकीया नायिका, कृष्ण 
भक्तों की दृष्टि में वे शक्तिमान्‌ पुरुषोत्तम की साक्षात्‌ पूर्णाशक्ति हैं। वह कृष्ण की 
श्री” हैं, कृष्ण से अभिन्न। श्रीकृष्ण अद्यतत्व हैं सही, किन्तु यह अद्ययतत्व 
द्ेताभास में ही अपनी पूर्णाता सम्पादित कर पाता है। 'एक' की स्वतन्त्रता एवं 
पूर्णता में यह देतता बाधक नहीं है, वरन्‌ एक की पूणंता ही द्वेत-सा प्रतिभासित 
होने में है। इसलिये राधाकृष्ण दो दिखते हुए भी एक ही हैं, वे 'एक' श्रद्यय ही हैं, 
अधिक से भ्रधिक उनके इस हंताभास को 'जोड़ी” कहा जा सकता है। वही एक तत्व 
शक्तिरूप से राधा है और शक्तिमान्‌ रूप से कृष्ण । शक्ति से अलग न तो शक्तिमान्‌ 
की स्थिति सम्भव है, न शक्तिमान्‌ से स्वतन्त्र शक्ति की, जहाँ एक है वहाँ दूसरा ग्रवश्य 
है। रश्मि से पृथक्‌ सूर्य और दाहकत्व से पृथक्‌ अग्नि की कल्पना ही सम्भव नहीं है । 
ऐसा ही सम्बन्ध शक्ति और शक्तिमान्‌, राधाकृष्ण का है-स्वरूप एक ही है, नाम 
दो हैं ।* राधाक॒ष्ण का सम्बन्ध सतत, सर्वदा, एकरस, भ्रखएड है, अनादि है, अ्रज है, 
अनारोपित एवं सहज है ।* राधाकष्ण के अभेद का कथन सत्र ही अत्यन्त दृढ़तापूर्वेक 
किया गया है । ऐक्य में किवा द्वित्व में ऐक्य” ( 4 ५४0-7-077)--यह तत्व मानव- 
बुद्धि के ससीम तर्कों के लिये इतना दुरूह एवं श्रगम है कि इसे भलीभाँति श्रवगत 








१--एक स्वरूप सदा हैँ नाम । 

आनन्द के अहलादिनि स्यामा अहलादिनि के आनन्द स्याम । 

सदा सवंदा जुगल एक तन एक जुगल तन विलसत धाम ॥२६॥--सिद्धान्तसुख, महावाणी 
२--निरवधि नित्य अखण्डल जोरी गोरी श्यामल सहज उदार । 

आदि अनादि एकरस अदभुत सुक्तिपरे पर सुखदातार ॥२॥--सिद्धान्तसुख, महावाणी 


इे८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णा-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


करने में कोई भी रूपक सहायक नहीं होता । चिन्तन एवं युक्ति से परे अध्यात्मजगत्‌ 
की यह अनुभूति बुद्धिव्यापार से अलग तो है ही, वाणी से भी व्यक्त नहीं की जा 
सकती । भेद में भ्रभेद, अभेद में भेद एक ऐसी पहेली है जिसकी व्याख्या सहज 
सम्भाव्य नहीं है । भ्रस्तु, बंगाल के वेष्णव झाचार्य बलदेव विद्याभूषण ने इस भेदाभेद 
को अचिन्त्य भेदाभेद' का सिद्धान्त कह कर स्थिर किया । इसी की ओर इज्ित 
करते हुए हरिव्यास देवाचार्य जी मे कहा है-- 
“अहय-दय बहु भेद विशेषत श्ादि श्राभास अचिन्त्य अनन्त 
वक्तिसमन्वित पुरुषोत्तम का यह रूप सर्वोपरि है। सच्चिदानन्द का यह देताभास 
उनकी समस्त गतिविधियों के सञ्चालन के लिये अ्परिहाय है। कभी ये परस्पर 
संलग्न होकर एक दूसरे में लीन रहते हैं, सृष्टि से परे किसी अचिन्त्य निरामय आनन्द के 
निस्तरज्भ जलधि में सुषुस्त रहतेहैं,कभी सक्रिय होकर ना|नारूपात्मक सृष्टि को तरज़ायित 
करते हैं। निष्क्रिय-सक्रिय, सब अ्रवस्थाओं में इतका सम्बन्ध एकरस है, नित्य है। 
प्रक्रियमाण अनादि श्रादि है, एक समान स्वतम्त्र विलास । 
पारबह्म कहियतु है इनकी, पदथेख ते सुख ज्योति प्रकाश ॥ 
सदा सनातन इकरस जोरी, सत्‌ चित्‌ आ्रानन्‍दसयी स्वरूप । 
श्रनन्‍्तशवित पुरन पुरुषोत्तम, जुगलकिशोर विपिनपति भूपष 0४) 
राधाकृष्ण परस्पर अधीन हैं। कभी शक्ति शक्तिमान्‌ के वश में है तो कभी 
शक्तिमान्‌ शक्ति के वश में | दोनों ही अ्रवस्था में एक का अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं 
है। प्रिया-प्रियतम के रूपक से राधाक्ृष्ण की परस्पर श्रधीनता को समभाते हुए रसिक- 
शेखर हितहरिवंश जी कहते हैं कि जो राधा को अच्छा लगता है वही कृष्ण करते 
हैं, भर जो-जो कृष्ण करते हैं वह राधा को प्रिय है । चित्‌ भर तपस्‌ में कोई भ्रन्तर 
नहीं है । वस्तुतः तपस्‌ और चित्‌ एक ही हैं, ये अभिन्न हैं इनमें पूर्णसामम्जस्य है।* 
राधा-कृष्ण जल और तरज्भ की भाँति परस्पर झ्ोतप्रोत हैं। इन दोनों तत्वों के ओत- 
प्रोत-तत्व को समभाने के लिये बहुधा उनके वस्यों का सहारा लिया जाता है। 
श्रीकृष्ण, राधा की अद्भुकान्ति के वर्ण का पीताम्बर धारण करते हैं श्रौर राधा, 





१--सिद्धान्त सुख, महावाणी, पद सं० १४ 
२-- वही, पद सं० ४ 
३--जोई-जोई प्यारों करै सोई मोहि भावै, भावै मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे । 
मोको तो भावती ओर प्यारे के नैननि में प्यायौं भयौ चाहै मेरे नैननि के तारे ॥ 
मेरे तन मन प्राण हू ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण मोसों हारे । 
हितहरिवंश हंसहसिनी सॉवल-गौर कहो कौन करें जलतरज्ननि न्यारे ॥ 
“:हितचतुरासी, पद स॒० १ 


दा निक-सिद्धान्त ३६ 


श्रीकृष्ण की अद्भवयुति के वर्ण का नीलाम्बर । इसी को सिद्धान्त रूप में स्थिर करते 
हुए लाड़िली दास कहते हैं-- 
“इयाम हृदय वह गौर है, गौर हृदय वह व्यास ।* 
“गौर व्याम तन एक मन श्रीराधावल्लभ लाल 

ईद्बर-शक्ति--इस प्रकार यह सच्चिदानन्द अद्वयतत्व सांख्य के हित्व-- 
पुरुषप्रकृति--से भिन्न है। राधाक्ृष्णु का वर्णन अनेक कवियों ने प्रायः सांख्य के प्रकृति- 
पुरुष की भाँति किया है, किन्तु इस बात का उन्होंने सदैव ध्यान रखा है कि उनकी 
सच्चिदानन्दमयी राधा सांख्य की जड़-प्रकृति नहीं हैं, निगुणात्मिका प्रकृति नहीं हैं; 
मूलप्रक्ृति, पराप्रकृति हैं, भगवान्‌ की आत्म-माया हैं। इसी प्रकार श्रीकृष्ण भी सांख्य 
के पुरुष की भाँति इस प्रकृति से निलिप्त तटस्थ द्रष्टा मात्र नहीं हैं, वे शक्ति के वैचित्य 
में रस लेने वाले, उसके नियन्ता अनुमन्ता पुरुषोत्तम हैं। यह उपतनिषद्‌ के ईश्वर- 
शक्ति की अ्रद्वेतता है, सांख्य के पुरुष प्रकृति का विच्छेद नहीं । जिस प्रकार ईइवर- 
दक्ति, प्रकृति पुरुष से परे है, वैसे ही राधा-कृष्ण भी सांख्यप्रतिपादित जड़-प्रकृति 
तथा साक्षी पुरुष से परे हैं । प्रकृति-पुरुष से ही नहीं, नारायण आदि सभी ईश-रूपों 
से परे राधा-कृष्ण का युग्म सबके ऊध्व में आसीन है ।योगियों के परमात्मा, ज्ञानियों 
के ब्रह्म इनकी अपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं, सच्चिदानन्द पुरुषोत्तम-शक्ति सभी के ईश 
हैं । चर-अचर, परा-अपरा सबके ये श्रधिष्ठाता हैं, सबके अ्रधीश्वर हैं ।४ इस अपार 
महिम रूप में राधा-कृष्ण ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं उनकी शक्तियों की त्रयी से परे हैं । 
ब्रह्म, विष्ण, महेश की त्रयी श्रीकृष्ण का गुणावतार है, श्रीकृष्ण के अंशमात्र हैं। 
सृष्टि के सर्जक ब्रह्मा बालवत्सहरण' लीला के उपरान्त श्रीकृष्ण की स्तुति करते 
हुए कहते हैं कि उनके एक-एक रोम में सौ्सो ब्रह्मा हैं, उनकी सत्ता परमन्रह्म 
श्रीकृष्ण के सम्मुख अत्यन्त तुच्छ एवं नगरण्य है। स्वयं विष्णु, जिन्हें साधारणतया 
श्रीकृष्ण का प्मवतारी कहते हैं, श्रीकृष्ण से श्रपती हीनता प्रदर्शित करते हुए लक्ष्मी 
से कहते हैं कि रासरस उनसे श्त्यन्त दूर है। श्रीकृष्ण विश्वातीत हैं, परात्पर ब्रह्म 
हैं। ब्रह्मा, विष्ण, महेश, सर्जन, पालन तथा संहार की क्षमता रखते हुए भी श्रीक्षष्ण 
के गुणावतार हैं| पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का राधा के संग विहार अत्यन्त ऊध्व में स्थित 





१--सुधमंबोधिनी, ए० २१, दोहा सं० $ 
२-- वहीं, ५१० २९१, दोहा सं० ११ 
--निर्विकार, निराकार, चेतन्यतन विश्वव्यापक प्रकृति पुरुष के ईश । 
अच्तरतीत परबह्मय परमात्मा सवंकारन परे ज्योति जगदीश ॥१०॥ 
--सिंद्धान्तसुख-महावाणी 
४--परावरादि असतसत स्वामी . निरवधि नामी नाम निकाय ! 
नित्यसिद्ध सर्वोपरि हरिप्रया, सब सुखदायक सहज सुभाय ॥२०॥--सिद्धान्तसुख-महावाणी 


४० मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


है, अधोक्षज हैं । यह जोड़ी विद्वदेव की वन्ध है, राधा-कृष्ण सबके अधिप' हैं, इनसे 
परे और कुछ वहीं हैं । 


ग्रातन्द-ब्रह्म : माधुय धूय 

श्रीकृष्ण की पुरुषोत्तमता का मूलमन्त्र उनके अपरिसीम आनन्द रूप में है । 
वल्लभ-सम्प्रदाय में इस बात का स्पष्ट कथन है कि श्रीकृष्ण अ्रगरिततानन्द पुरुषोत्तम 
हैं। प्रक्षरत्रह्य तो सच्चिदानन्द की 'गणित' अवस्था है, उसका झ्रानन्द ऐसा है जिसकी 
गणना की जा सकती है, किन्‍्तु जिसके आनन्द की कोई सीमा ही निर्धारित न 
की जा सके, वह पूरा-पुरुषोत्तम परमानन्द श्रीकृष्ण ही हैं। परब्रह्म का चरमरूप, 
उसकी पृर्णंतम परिपूर्णंता, उसके अमेय आनन्दमय होने में ही है। श्रानन्दब्रह्म ही 
जिज्ञासा की परिसमाप्ति है। अन्न ब्रहोति व्यजानात' से आ्रारम्भ कर प्राणों 
ब्रह्मेति व व्यंजाबात्‌', 'मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌, विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात्‌' कहते 
हुए आनन्दों ब्रह्मेति व्यजानातू परब्रह्मजिज्ञासा की समाप्ति की गयी है । उक्त 
आनन्द ब्रह्म ही श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं जो अपने आानन्दानुभव से श्रानन्दी होते हैं । 
'रसो वै सः' श्रुति में जिसकी रसरूपता घोषित हुयी है श्नौर जो श्रीक्षष्ण में साकार 
है, वही ब्रह्म जिज्ञासा की समाप्ति है। आननन्‍दं ब्रह्मणों विद्वन्‌ श्रुति में भी उस 
अद्वय ब्रह्म को आनन्द जानकर विद्या की परिसमाप्ति अ्रभिहित हुयी है। इसलिये 
भगवान्‌ ने गीता में कहा है--ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ । ब्रह्म के इसी परमानन्द रूप 
की ओर भक्तों का एकान्त भुकाव है। श्रीकृष्ण भ्रपनी माया तथा तटस्थ शक्ति में प्रति 
बिम्बित होकर स्वशक्तिमान्‌, सर्वेज्ष, सवंव्यापी, सत्य, शिव, शुभ, असीम, अनन्त तथा 
शाइवत परमपुरुष के रूप में प्रतिभासित होते हैं किन्तु क्वादिनी शक्ति में प्रतिबिम्बित 
होकर उनकी शक्ति एवं प्रज्ञा, न्याय, महत्ता, शुभता तथा असीमता श्रादि गुण पूरा 
सौन्दय में मगन हो जाते हैं, और यह सौन्दयं उस 'रस' किवा आनन्द का आ्राधार 
है जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, सञझ्चालित होती है श्रोर जिसमें निमग्न होती है । 
ग्रस्तु, ब्रज एवं बद्धाल के मध्ययुगीन क्ृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों में कृष्ण के महिमामणिडित 
ऐश्वर्यपक्ष का तिरस्कार करते हुए परमानन्द-पारावार में नित्य विहारी कृष्ण के 
आराधना की एकान्त प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। उनके भक्त समस्त आाकर्ंरणों के 
चूणामणि श्रीकृष्ण का झ्रास्वादन करने को ही उत्सुक रहते हैं, उनकी वन्दना करने 
को नहीं । श्रीकृष्ण की पूर्णता ही उनके परमानन्द होने में है, इसी लिये ऋष्णाभक्तगणश 
उनके कर्ता-हर्ता पालक आदि कार्यों की उपेक्षा करके उनके अखरणड आनन्द रूप के 





१--आनन्दमय अक्ञ इंगितज्ञ ईश्वर अधिप अनन्त विच्चेंश्वये रूप अधिकार । 
इन्दिरेशादि इंडित उपेन्द्रादि उत्क! अनन्यादि कारन अभ्र्तार। 


दार्शनिक-सिद्धान्त ४१ 


सान्निध्य के ही अभिलाषी रहते हैं। उस श्रानन्द का साब्निध्य श्रीकृष्ण की महिमाश्रों 
से सम्भव नहीं है, उनके 'रूप” से है। अ्रतः सत्य एवं शिव को डुबाकर जब सुन्दर 
सर्वोपरि विराजमान होता है तब आनन्द की अभिव्यक्ति अपनी एकान्तपूर्ण॑ता में 
होती है। ग्रतएवं कृष्णभक्त वैष्णावों ने यद्यपि पुरुषोत्तम को परमब्रह्म की सर्वोच्च 
अवस्था मानी है, तथापि उनके यह पुरुषोत्तम लोकवेदानुमोदित महाराज राम की 
भाँति केवल मर्यादा पुरुषोत्त म नहीं हैं। उनके पुरुषोत्तम अपने सर्वोपरि आ्राकर्षक रूप 
के कारण पुरुषोत्तम हैं, श्रीकृष्ण है । श्रीकृष्ण का पुरुषोत्तमत्व उनके रसेश रूप में है 
और इस रूप में वह लोकवेद की मानस-परम मर्यादाश्रों का ग्रतिक्रमणा कर उस 
लोक किवा चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ विधि निषेध से परे प्रपश्वातीत 
अखरण्ड रस का, अखशड आनन्द का एकछत्र साम्राज्य है। समस्त हन्द्दों से श्रतीत 
एकरस- आनन्द के पूर्णावतार ही श्रीकृष्ण हैं। श्रीकृष्ण निगुण आनन्द ही नहीं हैं, 
वे भ्रसीम आनन्द के साकार विग्रह हैं, झानन्दचेतना के देहधारी विभु हैं । निगुंश 
किवा गुणातीत आनन्द की साकार मूर्ति बनकर श्रीकृष्ण भक्तों के आह्वादकारी इष्ट 
किवा उपास्य हैं । 

साधारणुतः ऐश्वर्य किवा विभूति को भगवत्ता का सार समझा जाता था, 
किन्तु ऋष्णभक्तिधारा ने माधुयय को ही भगवत्ता की परावधि स्वीकार की है। श्रीकृष्ण 
रसिकशेखर हैं, वृन्दावन के अप्राकृत मदन हैं । वे विपुल ऐश्वयं के भ्रधीश्वर होते हुए 
भी उसमें अपनी चरमपरिपूर्णता नहीं पाते, इसलिये साक्षात्‌ मन्मथ-मंदव बन कर 
ही परिपूरणंता संसिद्ध करते हैं। उनके इस सुन्दर रूप में ही उनका सत्य तथा शिव 
निहित है । इससे परे और कुछ है ही नहीं | झ्रानन्द और सौन्दर्य एक ही सत्ता के दो 
पक्ष हैं और सौन्दर्य की घनीभूत श्रनुभूति माधुय से होती है । इसीलिये श्रीकृष्ण का 
माधुयंमय रूप ही पुरुषोत्तम की चरम परिणति है । श्रीकृष्ण का सभी कुछ मधुर है, 
उनका रूप, उनकी चेष्टा, उनका धाम, उनके परिकर सभी मधुराक्रान्त हैं ओर कृष्ण 
मधुराधिपति हैं । इस माधुयं की अनुभूति ही ब्रह्म-जिज्ञासा की अन्तिम सीढ़ी है । 





उत्तमोत्तम उपादान उत्पत्तिरिित एक ऐश्वर्य परिपूर्णाधार। 
ओज ओऔरदाय्य ऊध्व॑ज उशत्तम उध्वे नित्य नैमित्य प्रति कृपा कू पार। 
अजित, अच्युत, अनामय, असतसत, असन्न, अप्रेमयादि अव्यक्त सुविहार ॥९॥ 
--सिद्धान्तसुख--महावाणी 
१--अधरं मधुर वदनं मधुर नयनं मधुर हसितं मधुरम्‌ । 
हृदयं मधु रं गमन॑ मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ | 
वेशुमंधुरी रेशुमंघुर: पाणिमंधुरः: पादों मधुरों। 
नृत्यं मधुर सख्यं मघुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ 


४२. मध्ययुगीन हिन्दी छृष्ण-भक्तिधारा श्र चैतन्य-सम्प्रदाय 


जिस प्रकार निर्ग॒ण ब्रह्म का रस मन वाणी से भ्रगम अगोचर, सो जाने जो पाव' है, 
उसी प्रकार श्रीकृष्ण के माधुय का रस भी श्रगम्य, ग्रनिवंचनीय है । उस माधुयंधूर्य 
को जब लीलाशुक विल्वमंगल भ्रभिव्यक्त करने में निरस्त होने लगे तब केवलमात्र 
प्धुरंमधुरं की भंकार में क्षान्त हो गयैनण 
मधुर मधुर बपुरस्य . विभों । मधुर मधुर वदत मसधुरम्‌ ॥ 
मधुगंधि. मधुस्मितमेतदहो । मधुर मधुर मधुर मसधुरम्‌ ॥। 
श्रीकृष्ण का माधुये श्रीराधा के सान्निध्य में चरम उत्कर्ष प्राप्त करता है 
इसलिये राधाकृष्ण का युगलरूप ही ब्रज एवं बद्भाल को कृष्ण-भक्तिधारा का परम 
उपास्य है । माधु्यमरिडत राधा-कृष्ण ही परमतत्व है । 
राधा : परमाराध्य 
.... राधावल्लभसम्प्रदाय में स्थिति कुछ भिन्न है । वहां युगल रूप स्वीकार्य तो है 
किन्तु राधा ही उपास्य हैं। राधा की स्थिति कृष्ण की शक्ति के रूप में ही नहीं, 
स्वतस्त्र रूप में भी है। वे आनन्दस्वरूपिणी परादेवता हैं और कष्ण उनके भ्रधीन हैं। 
प्रपने सम्प्रदाय की मान्यता को स्पष्ट करते हुए हिंतहरिवंश जी ने कहा है - 
रहौ कोऊ काहु मर्नाह दिये। 


मेरें प्राशनाथ श्रीद्यामा शपथ करों तण छिये ॥ 
. श्रीकृष्ण तक उनके उपासक बन कर उपस्थित होते हैं। राधाकृष्ण का 
नित्यविहार वहाँ मान्य अ्रवद्य है, किन्तु सेव्य श्रीराधिका हैं ग्रौर सेबक श्रीकृष्ण । 





गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा । 
सलिल॑ मधुरं कमल॑ मधुर॑ मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ॥ 
... गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्‍त मधुर मुतत मधुरम्‌। 
: दृष्ट मधुर शिष्टं मधुरं महुराधिपतेरखिल मंधुरम्‌॥ मधुराष्टाम:आमदरत्लभा ना यं 
१--यत्रपि कृष्णसौन्दर्य माधुयेर धूर्य | अजदेवीर संगे तारे बाइय माभुय ॥ 
है 4 ८ 
इंहार मध्ये राधार प्रेम साध्यशिरोमणि । जाहार महिमा संब्बशाखंत बासालि ॥ 
-चैतन्यवरितामत, मध्यजीला, अदमे पररि०, ५० १४० 
सहज सुख रह की रुचिर जोरी । 
अतिहिं अद्भुत कहुँ नाहिं देखी सुनी सकल-गुन-कला-कोशल किशोरी । 
एकहीं दे जु दे एकहीं दीपहिं दिन किहिं सांचि निपुनई करि सुद्ोरी । 
श्रीदरिप्रिया दश हित दोय तन दर्शंवत एक तन एक मन एक दोरी ॥१॥ 


| -सान सुख, महावाणी 
२--स्फुटवाणी, पद सं० २० ह श्र 


३-हां सेव्य श्री राधिका सेवक मोहन लाल। 
ये चकोर वे चन््रमा यह निकुंज की चाल ॥३३॥-सुघमंवोधिनी, १७ ६४ 


दार्ग निक-सिद्धान्त ््ि ४३ 


कुक 


राधा ही इस सम्प्रदाय की श्रधिष्ठातृदेवी हैं | कृष्ण उनके सम्मुख नतशिर हैं। निकुछ्ज 
लीला में ब्रजलीला की भाँति कृष्ण का प्राधान्य नहीं है, वहाँ राधा का प्राधान्य है । 
श्रस्तु, उपास्य की दृष्टि से राधा ही सर्वोपरि हैं, ऋष्ण एवं अन्य सहचरियाँ उनके 
श्राश्वित हैं ।* राधा सच्चिदानन्दमयी हैं, वही सर्वेश्वरी हैं। 
श्रीकृष्ण का सापेक्षिक महत्व 

इसके विपरीत वल्लभ सम्प्रदाय में राधा की अपेक्षा कृष्ण का अधिक महत्व 
है । क॒ष्ण की ही अ्रधिक प्रतिष्ठा पुष्टिमार्ग में परिलक्षित होती है। यद्यपि कृष्ण, 
राधा से अपना अमेद स्वीकार करते हैं,* किन्तु तब भी केवलमात्र राधाकृष्ण की 
ही प्रतिष्ठा इस सम्प्रदाय में नहीं है। यद्यपि राधाकृष्ण की भुज्भु-कीट की भाँति 
तद्र॒पस्थिति गोपियों को काम्य है, किन्तु आरम्भ से ही वे इस अभेद-युगलरूप की 
उपासिका नहीं हैं। कृष्ण के साथ गोपियों का स्वतन्त्र सम्बन्ध भी है, राधा की 
उपासिका किंवा राधा-कृष्ण के सम्मिलित रूप की अ्रचिका के रूप में नहीं। वे राधा 
के भाव की प्रशंसा भ्रवध्य करती हैं किन्तु राधा की आराधना नहीं करतीं । 
अस्तु, उपास्य की दृष्टि से राधाकृष्ण के साथ गोपीकृष्ण भी प्रारम्भिक अवस्था में 
भक्तों के उपास्य ठहर सकते हैं। श्रन्त में अवश्य राधाकृष्ण की युगल-जोड़ी को 
ही साधना का लक्ष्य माना है, जेसा कि सूरदास जी की वार्ता से प्रकट होता है। 
देहसंवरण के समय उन्होंने अपनी नेत्र की वृत्तियों को राधा के रूप में अटका 
हुआ बताया एवं चित्त की वृत्ति को राधा भाव में । इस प्रकार अन्ततः राधा की भी 
उतनी ही प्रतिष्ठा हो जाती है जितनी कृष्ण की । किन्तु उपास्य के रूप में युगल- 





१--अज्ञ अज्ञ प्रति फूल भाइ आनन्द उर न समाइ। 
भाग मानि पहिचानि करि, चले लाल सिर जाइ। 
सवोपरि राधा कुंवरि पिय प्राननि के पआ्रान। 
ललितादिक सेवत तिनहिं, अति प्रवीन रसजानि ॥ | 
--ध्रुवदास-व्यालीस लीला', दृहृद्वामनपुराण की भाषा टीका, ६० ३६ 
२-- सर्वेश्वरि तव नाम, यह विनती अ्रवननि सुनो । 
सत चित आनन्द धाम, श्रीराधा करे कृपा मम ॥ ५॥ क्‍ 
--हितबृन्दावन दास, श्री कृष्णक्षपषा अमिलाषवेली, ५० २ 
8-अजहिं बसे आपुष्धिं बिसरायो । 
प्रकृति पुरुष एकहि करि जानहु वामनि भेद करायो। 
जल थल जहाँ रहौ तुम बिनु नहिं वेद उपनिषद गायो । 
हैँ तन जीव-एक हम दोउ, सुख-कारन उपजायो। 
बह्मरूप द्वितिया नहिं कोऊ, तब मन तिया जं॑नायों। द 
सूर स्थाम मुख देखि अलपि हंसि,आनन्द -पुंज बढ़ायो ॥--सरसागर, पद सं० २३०४ 


४४ मध्ययुगीन। हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा श्रौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


वन्दना कम हुयी है । पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का स्थान वहाँ सर्वोपरि है। वे सारी लीला 
में सुत्रधार हैं । आराध्य के रूप में उनका जितना महत्व है उतना राधा का नहीं। 
परब्रह्म के रूप में श्रीकृष्ण का।यशोगान ही पुष्टिमार्गीय कवियों का मूलस्वर है ।* इस 
सम्प्रदाय के मूल इष्टदेव भी क॒ष्ण ही हैं--बालकष्ण । 
माया : शुद्ध एवं विकृत 

श्रीकृष्ण की शक्ति के दो रूप प्रमुख हैं--स्वरूप शक्ति किवा अन्तरज्ग शक्ति 
तथा बहिरज्भ शक्ति किवा माया शक्ति । तटस्थ शक्ति इन्हीं दो की मध्यवर्तिनी स्थिति 
है। इस प्रकार माया श्रीकृष्ण की ही शक्ति है। शक्ति के दो रूप हैं--प्रकृति किवा 
जड़शक्ति, अप्राकृत किवा चितृशक्ति । पहली को वल्लभाचार्य जी ने व्यामोहिका एवं 
दूसरी को करण माया कहा है। व्यामोहिका ही बहिरड्भ शक्ति है तथा करणमाया 
भ्रन्तरड्ध शक्ति है। 

विकृतमाया किवा बहिरड्भः शक्ति ( व्यामोहिका माया )-अ्राकृत माया 
त्रिगुणात्मिका है--सत्व, रज एवं तमोमयी । इसके प्रधानतः दो गुण हैं--अध्यास 
एवं विकृति। भ्रसत्य में सत्य की प्रतीति अरध्यास है तथा जीवात्मा की अ्रहमिका में 
परिणति विकृति। समस्त मुल-अ्रान्तियों तथा प्रनिष्ट आकर्षणों की प्रेरिका 
यह जड़माया ही है। यह सांख्य की जड़ प्रकृति के समानान्तर है, इसकी मोहक 
प्रेरणाएं ग्रत्यन्त सबल हैं। इसका आकर्षक रूप अत्यन्त प्रबल है, यचपि श्रन्त में 
प्रत्यन्त अशुभ भी है। यह ब्रह्म से साक्षात्कार में नितान्त बाधक है, जीव का ब्रह्म 
से कपट करवाती है तथा नाना प्रकार के भ्रकरणीय कर्मों में जीव की बुद्धि को 
आ्रान्त करती है । इसे ही भ्रविद्या या श्रपरा प्रकृति कहते हैं। यही जीवात्मा के 
स्वरूप-अंश की विस्मृति उत्पन्न कर उसकी चेतना को अहन्ता ममता की सीमित 
दृष्टियों में संकुचित कर देती है । इसी के कारण जीव-जीव का पारस्परिक स्वरूपगत 
सम्बन्ध विस्मृत हो जाता है और उनका सम्बन्ध प्रभु द्वारा निर्धारित आ्रात्मा का न 
रह कर देहजतित सम्बन्धों से विकृत हो जाता है। आ्रात्मविस्मृति तथा स्वरूप-विस्मृति 





*--जै जै जै श्रीकृष्ण, रूप, गुन, कर्म अपारा। 
परमधास, जग-धाम, परम अभिराम उदारा ॥५॥ 
विश्व प्रभाव, प्रतिपाल, प्रलै कारक, आयत्त-बस । 
जाग्रति, स्वप्न, प्रषुप्ति, धाम परबह्म प्रकासे ॥ 
इन्द्रिययन मन-प्रान, इनहि परमातम भासे। 
पेतट्यन अरू अवतार-धरन नाराइन जोई। 
सबकी आश्रय अवधि-भूत नन्‍्द नन्‍्दन सोई॥१४॥ 
लक सिद्धान्त-पब्चाध्याय, नन्द्रदास--भाग २, पृ० १८३ 


दाश निक-सिद्धा न्तं ४ 


का प्रधान कारण यह व्यामौहिका माया है।* इसी स्वरूप-विस्मरण से जीव, 
जीव को पिता, माता, पुत्र कलत्र आदि नाना प्रकार के दैहिक सम्बन्धों में बाँध 
लेता है। जीव का यह व्यामोह शत्यन्त क्लिष्ट है। इसके बन्धन में फंसकर 
भगवत्स्वरूप जीव अपने षडैश्वर्यों से रहित होकर षट्रिपुओं का शिकार होता है । 
चेतन, जीवात्मा को जड़माया अज्ञानमय अहंकार एवं तज्जन्य काम, क्रोध, मद, लोभ, 
मोह, मत्सर, हिसा आदि दुष्प्रवृत्तियों से जकड़ कर विवश एवं श्रीविहीन कर डालती 
है । जीव इसके वशीभूत होकर कपि की भाँति नाचता है, उसके चैतन्य की स्वतन्त्रता 
छिन जाती है ॥ नाना प्रकार की शअ्रान्तियों में मगन मनुष्य पशु-सहश जीवन व्यतीत 
करता है |" किन्तु यह माया भी श्रीकृष्ण के श्रधीन है। स्वतन्त्र विभु कृष्ण के 
सम्मुख यह मृगी की भाँति भयभीत रहती है ।*, इसके प्रभाव से मुक्त होना जीव के 
वश का नहीं है, जिसकी यह दासी है वही यदि इसे आज्ञा दें, तब वह जीव को छोड़ 
सकती है अन्यथा नहीं, इसीलिये भकक्‍त की यह प्रार्थना रहती है-- 

माधो नेकु हटको गाइ 

नारदादि सुकादि मुनिजन, थके करत उपाइ। 

ताहि कहु केसे कृषानिधि, सकत सुर चराइ ॥।* 

श्रोकष्ण विद्या अ्रविद्या सभी के सञ्चालक एवं अ्रधीश्वर हैं, अतएव वे ही इस 
माया का नियमन, संयमन कर सकते हैं । 
विशुद्ध माया किवा श्रन्तरड्भ शक्ति--माया का गहित रूप ही नहीं है, उसका 

एक उदार रूप भी है। माया का एक श्रन्य उच्च, उदात्त रूप है जो श्रीकृष्ण से 
अभिन्न, भगवत्‌मय है | माया का यह अन्य रूप योगमाया या चिच्छक्ति कहलाता 


१--में मेरी इतनी जगत ताकों माया मूल। 
माया भूलनि रूप निजु सो भूलनि निर्मल ॥४०॥--सुधर्मबोधिनी, १० १३ 
२--अब में माया हाथ बिकानौ । 
परबस भयो पसू ज्यों रजु-बस, भज्यो न श्रीपति रानो। 
हिंसा-मद-ममता-रसत॒ भूल्यौ, आसा ही लपटानो । 
याही करत अधीन भयो हों, निद्रा अति न अघानो । 
अपने ही अज्ञान तिमिर में, बिसर॒यौ परम ठिकानों । 
सूरदास की एक आँखि है, ताहू में कछु कानों ॥४७॥ 
द “-सरसागर, 'विनय'--पद सं० ४७ 
३--यह सब माया कर विकार, कहे परमहंस गन । 
सो माया जिनके अधीन नित रहत मृगी जस ॥१०॥ 
--सिद्धान्त-पञण्चाध्यायी -नन्ददास, भाग २, प० १८३ 
४--सूरदास (विनय! के पद, पद सं० ५६ | 


४६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भंक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


है । इसे ही भगवान्‌ कृष्ण की स्वरूपशक्ति श्रीराधा के नाम से अभिहित किया 
जाता है। यह पराशक्ति विशुद्ध ज्ञानमय है, स्वयंत्रकाश चेतना से विलसित । इसमें 
भ्रान्ति का लेश नहीं, यह विशुद्ध प्रज्ञा है। यही सृष्टि की करणमाया किवा दिव्य- 
प्रकृति है । इसी के द्वारा भगवद्विच्छिन्न जीव का भगवान्‌ से मिलन सम्भव होता है। * 
.. श्रीराधा स्वरूपविस्मृतका रिणी नहीं हैं, वरन स्वरूप की याद दिला कर उसकी 
पुन: प्रतिष्ठा करने वाली हैं। राधा ही भगवान्‌ कृष्ण को आनन्द का आस्वादन 
कराती हैं, राधा ही जीव के मन का भ्रम एवं अज्ञान मिटा कर कृष्ण से प्रेम करना 
सिखाती हैं। उनकी गति जीव एवं ईश्वर में उभयवर्तिनी है। इसलिये लीलारस में 
राधा अपरिहाय॑ तत्व हैं। वे ही परम पुरुष श्रीकष्ण को वश में कर पाती हैं, अत: 
भक्त उनकी वन्दना करता है-- 
यो ब्रह्मरद्र शुकतारदभीष्स मख्ये-- 
रालक्षितों न सहसा पुरुषस्य तस्य 
सच्योवशीकरण  पुर्णमनन्तशक्ति 
त॑ राधिकाचरणरेणुमनुस्मरासि ॥ 

यह पराप्रकृति ही भगवान्‌ से श्रविवाबद्ध-भाव से संयुक्त है। संसार-चक्र के 
पाशों को काट कर लौलारस में प्रवेश कराना इन्हीं को शक्य है, अन्य किसी भी शक्ति 
को नहीं । इसीलिये इन्हें भगवान्‌ की भ्रन्तरज्भ शक्ति कहा गया है। भगवान के 
नित्य सन्निधान में अवस्थित रहने के कारण तथा भगवद्गपिणी होने के कारण 
इन्हें उनकी स्वरूपशक्ति कहा गया है। यह त्रिगुणात्मिका नहीं, त्रिगुणातीत हैं, 
सच्चिदानन्दमयी भ्रप्राकृत शक्ति हैं ।* 

यही भगवान्‌ की करण माया है । सृष्टि की रचना एवं लीला का सञ्चालन 
भगवती राधा ही करती हैं। बिना इनके ईश्वर कृष्ण सक्रिय नहीं हो पाते, निष्किय 





१-रूप-रासि सुख-रासि राधिके, सील महा गुन-रासी । 

क्ृष्ण-चरन ते पावहिं स्यथामा, जे तुव चरन' उपासी ॥ 

जग-तायक, जगदीश-पियारी, जगत-जननि।जगरानी । 

नित बिहार गोपाललाल-संग, बूृंदाबन. रजधानी ॥ 

अगतिनि की गति, भक्तनि की पति राधा मंगलदानी । 

असरन-सरनी, भव-भय-हरनी बेद पुरान बखानी ॥ 
. रसना एक नहीं सत कोटिक, सोभा अमित अपार। 

कृष्ण-भक्ति दीजे ओऔरापे, सूरदास बलिहार || “सूरसागर, पद सं० १६७३ 
२--राधासुधानिधि, श्लोक ४ द 
““सच्चिदानन्द की सिद्धि-दा शक्ति श्यामा सुधामा सधादा शुभा जय ॥६॥ 


- सिद्धान्तसुख्र, महावाणी । 


दाश निक-सिद्धान्त॑ ४७ 


ही रहते हैं। एक का बहु में विस्तार इसी आत्ममाया के द्वारा ही सम्भव एवं सम्पादित 
होता है। यह श्रीकृष्ण को उनका आत्मास्वादन किवा अत्मस्मरण कराने में भ्रपरिहाये 
हैं।बिना राधा के न तो कृष्ण एक से झनेक होकर रमण कर सकते हैं और न 
आ्रानन्द का आस्वादन कर सकते हैं । राधा ही अपने को गोपियों की विविधता में 
प्रसारित कर 'एक' को 'अनेक' बनाती हैं एवं क्रीड़ा का. रस उपलब्ध कराती हैं। 
राधा, कुष्ण-लीला की प्रेरिका एवं सडञ्चालिका हैं। श्रीकृष्ण की इच्छाशक्ति 
राधिका ही उनके आत्मप्रसार की इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ हैं । कृष्ण की, 
जीवात्माओ्रों के साथ, श्रात्मरमण की इच्छारास है, एवं राधारास की अनिवाय॑ 
श्ूद्धला हैं ।* सारी शक्तियाँ राधा का ही अंश हैं । लक्ष्मी, महिषी एवं ब्रजाड्भनाएँ 
सभी श्रीराधिका की विस्तार हैं | लक्ष्मीगण उनकी अंशविभूति हैं, महिषियाँ उसी 
प्रकार उनकी बिम्ब हैं । लक्ष्मीगण उनके बैभव की विलासांश रूप हैं, महिषीगण 
| प्रभाव प्रकाश स्वरूप हैं, तथा आकार स्वभाव भेद से ब्रजदेवियाँ उनकी कामव्यूह हैं। 

बहु-कान्ताओं के बिना रस का उल्लास नहीं होता, इसलिये यह योगमग्न किवा 
श्रात्ममाया लीला के उल्लास के लिये अपना नाना रूपों में प्रकाश करती हैं। ब्रज में 
नाना भावों की लीलाएँ भी राधा द्वारा ही सञ्चालित होती हैं; केवल मधुर भाव की 
ही वह संपोषिका नहीं है, वात्सल्यादि सारे भावों की अधिष्ठातृ भी पराप्रकृति 
राधिका ही हैं | चैतन्यचरितामृत में विस्तारपूर्वक इस तथ्य को उद्घाटित करते हुए 
कहा गया है-- 


कृष्णेर कराय जछे रस आस्वादन । 
क्रीड़ार सहाय जछे शुन विवरण ॥ 
कृष्णकान्तागरण देखि त्रिविध प्रकार । 
एक लक्ष्मीगण पुरे महिंषीगश झार॥ 
ब्रजाडनारूप श्रार कान्तागण सार। 
श्रीराधिका हुइते कान्तगणर विस्तार ॥ 
झवतारी कृष्ण ।जेछे करे श्रवतार। 
झ्ंशिनी राधा हैते तिन गणेर विस्तार ॥ 





१--सम्यक्‌ वासना कृष्णर इच्छा रासलीला । 
रासलीला-बांछाते राधिका आछला॥ 
ताहा बिनु रासलीला नेह भाव चित्ते । 
मण्डली छाड़िया गेला राधा अन्वेषिते ॥ 


-चैतन्यचरिंतारुत, मध्यलोला, अष्टम परि०, ४० १४१ 


है।ई+ 


ध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


लक्ष्मीगयण. हय तार श्रंश-विभूति । 
बिम्ब-प्रतिबिम्बस्वरूप महिषीर तति॥ 

लक्ष्मीगण तार वेभव विलासांदरूप । 

महिषीगण भ्राभव,  प्रकाशस्वरूप ॥ 

आकार स्वभाव भेंदे ब्रजदेवीगण । 

कायव्यहू रूप तांर रसेर कारण ॥ 

ढहु कान्ता बिना नहे रसेर उल्लास । 

लीलार सहाय लगि बहुत प्रकाश ॥। 

तार मध्ये ब्रज नाना भाव रसभेदे। 

कृष्ण के कराय रासादिक लीलास्वादे ॥ 

गोविन्दानन्दिनी राधा गोविन्द-मोहिनी । 
गोविल्द-सर्वस्व सब्वंकान्ता-शिरोमरिय ॥* 
कृष्ण की सारी वाञ्छा राधा में ही रहती है भश्जौर राधा ही उनकी सारी 
वाउ्छाश्रों को पूर्ण करती हैं। वे जगन्मोहन कृष्ण को भी मोहित किये रहती हैं, 
इसलिये वे पराशक्ति हैं। वे पूर्णंशक्ति हैं, पूर्णाशक्तिमान्‌ से भ्रभिन्न* कृष्ण की समस्त 
मनोकामनाग्रों की पूर्ति तो वे करती ही हैं, भक्त की भी मनोवाञ्छा वे ही पूरा 
करती हैं । राधा का अनुग्रह भक्त के लिये चिन्तामरिंग है। वही परमपद की प्राप्ति 
कराने में समर्थ हैं, श्रीराधा सकल-सिद्धि-स्वरूप हैं ।* वे ही जीव में कृष्ण के प्रति 
प्रेम उत्पन्न करती हैं, चञ्चल चित्त को परमप्रीत्यास्पद में नियोजित करती हैं ।* 
विद्या-अविद्या माया का सम्बन्धः--किन्तु इस शुद्धा, सहज-सिद्धा पराप्रकति 





१--चैतन्य चरितामृत, आदिलीला, चतुर्थ परि०, ९० २१-२२ 


२--$ं४्णेर सकल बाञ्छा राधातेर रहे | 
राधिका करेन इ६ष्ऐेर वाज्छित पूरण ॥ 
जगत्‌ मोहन कृष्ण तांहार मोहिनी । 
अतएव समस्तेर परा-ठाकुरानी ॥ 
राधा पूर्ण-शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान्‌ । 


दुइ वस्तु भेद नाहिं शास्त्र-परमाण ॥ -- चेतन्यचरितामृत, आदिलीला, चतुर्थ परि०, ० २२। 


३--अ्रहो मेरी स्वामिनी सुख-रूप। 
नाहिंगति मोहिं आन तुम बिन सकल-सिद्धि-सरूप। 
ज्यों-ज्यों चाहत त्यों-त्यों पुरवत परम प्रवर अनूप । 


श्रीहरिप्रिया चिन्तत फलदेनी चिन्तामनि चिदरूप ॥६६॥ सुरतसुख, महावाणी । 
४--चार छवि चन्नला चित्त आकर्षिनी वर्षनी प्रेम-घन मोहिनी जू। 


सहज सिद्धा प्रसिद्धा प्रकासक प्रभा दिव्य वरकनक-तन मोहिनी 


ज्‌ ॥१॥ सुरतसुख-महावाणी 


दाश निक-सिद्धान्तं डर 


से विकृत माया का कोई सम्बन्ध है या नहीं, इस तथ्य पर किसी सम्प्रदाय ने प्रकाश 
नहीं डाला । विकृत माया के जीव से घनिष्ट सम्बन्ध की चर्चा तो मिलती है किन्तु 
ब्रह्य से उसके सम्बन्ध को बहिरज्ध कहकर ही छोड़ दिया गया है। जड़माया के 
द्वारा परम ब्रह्म का कौन-सा उद्देश्य साधित होता है, इसका उल्लेख तक किसी सम्प्रदाय 
में नहीं हुआ है। जीव का भ्रहन्ता या ममता के कारण आत्माभिमानी होना व्यामोहिका 
माया के कारण कहा गया है। जीव का सारा भज्ञान अविद्या या व्यामोहिका माया 
से उद्भूत है। अहंकार का अज्ञान जीवकृत है, ईश्वरकत नहीं--यह सभी मानते हैं । 
किन्तु यदि यह अ्रविद्या-शक्ति भी ईश्वर पर निभंर है, ईश्वर ही इस श्रपराप्रकृति 
का स्वामी है तो जीव किस प्रकार अविद्या-शक्ति का समस्त उत्तरद। यित्व अपने 
ऊपर ले सकता है। ब्रह्म के स्वंथा अधीन रहते हुए भी यह जीव के संसर्ग में पूर्ण 
स्वच्छुन्द होकर क्‍यों विचरण करती है तथा ब्रह्म उसके विकृत क्रियाकलापों को क्‍यों 
सहन करता है ? जीव पर अविद्या का समस्त उत्तरदायित्व छोड़कर माया को ब्रह्म 
की दासी कह देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता । वस्तुतः सच्चिदानन्द 
की एक ही शक्ति है, उससे अ्रभिन्न सच्चिदानन्दमयी, य ही शक्ति भ्ज्ञान में बहिरज्भ 
माया का रूप धारण करती है। माया में जड़ और चेतन की यह तीखी रेखा खींच 
लेना व्यावहारिक साधना की दृष्टि से यद्यपि बहुत सहायक है किन्तु दाशनिक दृष्टि से 
शक्तिमतवाद की पूर्णाता सिद्ध नहीं हो पाती। ईश्वर की शाक्ति में अग्रपरापरा का इतना 
तीव्र भेद कर दिया गया कि परा ही ईइवर की शक्ति रह गयी, अपैरा नहीं-प्राय । 
ग्रपराप्रकृति को जीव से अ्रधिक जोड़ने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । माया की 
समस्त श्रान्तियों में ब्रह्म के किसी उद्देय का साधित होना किसी मत ने नहीं 
दिखाया । दार्शनिक दृष्टि से, माया को ईइवर की निजी शक्ति न कहने में शुद्ध-अद्वेत 
किवा अ्रद्यय-तत्व में कमी ऋलकने लगती है, इसीलिए माया को किसी प्रकार ब्रह्मा 
की शक्तियों में स्थान दे दिया गया । वैसे शद्धूर का मायावाद अविद्यामाया को जिस रूप 
में भ्रान्तियुक्त मानता है, उसी रूप में कृष्णभक्ति धारा भी-- एक ने उसे असत्‌ कहा, 
दूसरे ने उसे असत्‌ कहने से इन्कार किया है। किन्तु सत्‌-असत्‌ शक्तियों का यह द्वित्व 
इस सृष्टि में क्यों प्रसारित है, इसका उत्तर कृष्णभक्ति सम्प्रदायों ने नहीं दिया । अवर 
माया से श्रीकृष्ण का कोई न कोइ उद्देश्य तो अवश्य साधित होता होगा । सृष्टि में 
ब्रह्म के झ्रात्मप्रकाशन की दृष्टि से पराप्रकृति का महत्व ग्तक्‍य है, किन्तु आत्मगोपन 
भी तो क्रीड़ा का स्वभाव है। व्यामोहिका माया से ब्रह्म अपना गोपन करता है । 
गोपन एवं प्रकाश का यह क्रम, विद्या-अविद्या का सम्बन्ध अत्यन्त गूढ़ है । परा-अपरा 
प्रकृति का पारस्परिक सम्बन्ध अवश्य कुछ अधिक गहन है, किन्तु सिद्धान्त-विवेचन 
में ग्रथवा लीलावरणंन में पराशक्ति पर ही सारा ध्यान केन्द्रित किया गया है। अ्रपरा 
है. 


५० मंध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तियारा और चैतन्य-सम्दाय 


माया का नितान्‍्त सुचारु रूप से विवेचन क्ृष्णभक्ति सम्प्रदायों में नहीं हुआ है। जो 
भी हुआ है, उससे उस शक्ति का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता । वस्तुत: अपरा प्रकृति में 
पराप्रकृति का सारा रहस्य छिपा हुभ्ना है। ग्पराड्ध में पराड्ध सच्चिदानन्द श्रन्तर्यामी 
रूप से स्थित होकर इसमें ही श्रात्मोद्धाटन की लीला रच रहा है। अ्रपरा प्रकृति 
पराप्रकृति की छाया है, इसके भीतर से परा का प्रकाश प्रस्फुटित होकर इसे अपने 
में रूपान्तरित कर रहा है। यह अविद्या अपने मूल स्वरूप विद्या में परिणत होना 
चाहती है ।* 
जीव 

ब्रह्म और जीव--पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही सब कुछ हैं, (/)०50)प6) परम 
हैं, किन्तु उनके इस सर्व स्वत्व में जीव का तिरस्कार नहीं, समाहार है । जीव उनसे 
दौक उसी प्रकार सम्भूत है जैसे भ्रग्नि से स्फुल्लिग' या समुद्र से लहर। चैतन्यमतानुसार 
जीव सच्चिदानन्द कृष्ण की तटस्थ शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इस तठस्थ 
शक्ति में स्वरूप एवं बहिरज्गभ शक्तियों का समान अंश रहता है। राधाबल्लभ मत के 





१--9पा छठ गत पावा 7709]6१86 2१ 7870797006 276 [870 800 87800 
० 776 इा76 ०07800प%7685, ६740 76 68707गंए8 ० 7870727006 45 & 
॥774007 एण 0009५9]6086, 40 ॥ 0 78 वका8007 090 06075 76 6007 
70 8 8प्री०0कणब्वां5 0099ी07॥0ए 0 एथाए87 गापड00 बाद 2707, (90 (76 
905आजवाए 768 0] 9007 दा 3 एप०08४ए। 9प786 0 770 97]608८ 
7700 & गरह्वाटा97] 47007526706 >प0 ६730 ६॥6 70५]6426 ६00 ढ27767868 
बो०गाहए शा 20 लागहाहशधह 0078200प576855$ 0पए ०४76 47000780८6706, 
7769 छ८ ०६7 76 8पा6 पीवा 75 पी]0688 07 7870797702 78 09 708 ०७7 
€एणप्रपणण ० 82878778 2०43०६ 70 3 य<व #7097९48९ 270 28० 6८] 
(6 4६४पन्‍द्बाा06 दा 6 धायाब07 8६) ७] 96 +ह0ए2८व छ7व ऐं० 
पि। प्रपां। रए फ्रीगएु5ड 2600076 2०7276०० प।ढ 200870 "एप 6९८ 
॥86[ 707 6 ए०0डयां6 487074706,. 0 बिएॉ, शक: 78 - उ्यु/7०7ए8 78 
पा 6 ॥870728706 38 - इचटाद्रह 2ाते ए97608700708 (0 एड 78८ 
०9 3 [708765अए6 7प्रयांगक्रा0ाय 06 758 427/स्‍77258 ॥700 06 /77098082 
गाव 78 2॥7640ए*९०7०९६७९४१ छा व, 06 ९020 पा एादाओ86वं एप 

जा$ एट4] €४85६१०९ बाव ग8फ76 छ्रण्णोव 99 पढे फथाईए0णिफ्रबा070 76ए6०] 
8ट] 88 €567०6 बणवे 8प76 ० 6 5प0७7९76 0ए7765८7 रिट्का(५. 7! 
“7 7]॥6 ॥/6 ॥)ए7796 ऐ. 446 (०८७ 20976 &40700--757 ४4.) . 
२--विस्कुलिंगा श्वास्ते सदंशेन जड़ अपि ।--तत्वदी प निबन्ध, शास्त्रार्थ प्रकरण, श्लोक ३१ 
३--जीव नाम त्स्थाख्य एक शक्ति हय ।--बै० च० आदिलीला (५वाँ परिच्छेद), ए० ३३ 


दाशनिक-सिद्धान्त 8 


अनुसार, जीव राधाकृष्ण का विम्ब है, युगल का अंश है।* वह्लभाचार्य जी के भ्रनुसार 
प्रंसंड्य जीवों की यह समष्टि मुख्यतः श्रीकृष्ण के चिदंश का प्रतिनिधित्व करती है, 
यद्यपि पुरुषोत्तम अपने आननदांश से प्रत्येक जीव में अन्तर्यामी रूप से स्थित है । 

इस प्रकार तत्वत: ब्रह्म और जीव में समानता है, साहश्य है। किन्तु जिस 
प्रकार लहर समग्र समुद्र नहीं है स्फुल्लिग समग्र भ्रग्नि नहीं है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म 
नहीं है, इनमें भेद भी है--अंशी-अंश का, विभु-अणु का । अद्वतवाद के अनुरूप जीव 
के विभु होने की तथा ब्रह्म से नितान्त एक होने की मान्यता वैष्णव सम्प्रदायों में नहीं 
है, भेद के लय से आतनन्‍्द।क्रीड़ा का लय हो जाता है, इसीलिये । किन्तु जैसे क्ष्‌ द्र 
लहर में श्रसीम सागर का प्रत्येक गुरा विद्यमान है, जैसे स्फुल्लिग में श्रग्ति की समस्त 
विशेषताएँ वतंमान हैं, वैसे अ्रणु जीवात्मा में विभु पुरुषोत्तम के समस्त गुण विद्यमान 
हैं, खण्ड में पूर्ण का स्वभाव निहित है। यही इनका अभेद है। लहर-जल की भाँति 
जीव और ब्रह्म, श्रणु और विभु परस्पर श्रोतप्रोत हैं ।" किन्तु जिस प्रकार लहर का 
अस्तित्व समुद्र से पृथक्‌ नहीं है परन्तु समुद्र का अस्तित्व लहर को अपनी निश्चलता 
में समाहित कर लेने पर भी है, उसी प्रकार जीव का अस्तित्व ब्रह्म के बिना नहीं है, 
पर ब्रह्म का श्रस्तित्व जीव को पृथक्‌ सत्ता की लीनावस्था में भी है। यही भेद जीव 
ग्रौर ब्रह्म में है--जीव परतन्त्र है, ब्रह्म स्वतन्त्र । दोनों में भ्रन्तर इस बात का है कि 
जीव मायाधीन है श्रौर ईश्वर मायाधीश ।* 
जीव की दो स्थितियाँ 

परब्रह्म से सारत: एक होने के कारण जीवात्मा में अ्रज्ञान नहीं है । वह 
ज्योतिरूप एवं अ्रप्राकृत है। जीवात्मा, शरीर मन प्राण से पृथक्‌ है, यद्यपि इनमें भी 
वह अपने चैतन्य से परिव्याप्त है। ये तत्व परिवर्तंतशील होने के कारण अनित्य हैं 
किस्तु जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण नित्य है, सनातन है। तटस्थशक्ति जीव में 
स्वरूपशक्ति के कारण चिद्रपता है, किन्तु बहिरज्भ शक्ति के कारण उसमें जड़ता श्रा 


धकशाएलपदब्रात5 पा! 








(युगल अंश नर-नारि सब जगत भक्त भगवान । 
पूरन हित दम्पति सुखद अंश अंश सुखदान ॥४१॥--सुपर्मबोधिनी, ४० २४ 
२--(क) मो में उन में अन्तरो, एकतों छिन भरि नाहि। 
ज्यों देखो मो माँ वे, त्यों भें उन ही माहि ॥ द 
--तरबनि वारि ज्यों, मंवर गीत, पंक्तित्रम ३७० (नन्‍्ददास), भाग १, ४० १४१ 
. (ख) जल-तरब् भूषण-कनक-घट-माटी पट-तन्त । 
सब वामै वह सब में ओत-प्रोत लसनन्‍्त ॥२६॥--सुधमंबोधिनी, ४० २८ 
३--मायाधीश मायावश ईश्वर जीवे भेद । द 
हेन जीव ईश्वर सने करद अभेद | 
--चैतन्यचरिता मृत, मध्यलीला (छठ्वाँ परिच्छेद), ६० १२६ 


५३ मंध्ययुगीन हिन्दी छृष्ण-भक्तिधारा ग्रौर चैतन्य-सम्प्रदीय॑ 


जाती है और वह श्रज्ञान-बद्ध हो जाता है । जीव की इन दो स्थितियों को चैतन्य- 
सम्प्रदाय में नित्य-मुक्त भर नित्य-बद्ध या नित्य-ससार कहा गया है ।* पर जीव की 
बद्धता नित्य नहीं होती, स्वरूपशक्ति के प्रकाश से ग्रज्ञानजन्य संसार-दशा समाप्त हे 
जाती है। श्रतः नित्य-मुक्त और नित्य-बद्ध का नितानत स्वतन्त्र भेद अपूर्ण है। 
वल्नभाचाय जी ने जीवकोटि का व्यापक रूप उपस्थित किया है | जीव दो प्रकार के 
होते हैं--दैवी, आसुरी । आसुरी के दो भेद हैं- भ्श, दुश । अ्रज्ञ का कृष्ण में उत्कट 
वैर भाव होता है भौर इसी भाव से उसका उद्धार हो जाता है। दुज्ञ का कभी उद्धार 
नहीं होता । दैवी जीव के श्रन्तगंत पुष्टि (कृपाकांक्षी या क्रपाध्राप ) जीव तथा मर्यादा 
(स्वर्ग या मुक्ति के श्राकांक्षी) जीव हैं । पुष्टि जीव में नित्य-सिद्ध भक्त (शुद्ध-पुष्ट ), 
केवल कृपा के प्रति जागरूक जीव ( पुष्टि-पुष्ट ), कृपाकांक्षी मर्यादाचारी जीव 
(मर्यादा पुष्ट) एवं क्ृपाभिलाषी सांसारिक जीव (प्रवाही पुष्ट) झा जाते हैं। इनमें 
से केवल शुद्ध पुष्ट जीव ही नित्य-मुक्त हैं, अन्य सभी जीव, बद्ध होते हुये भी कृष्ण- 
कृपा से संसार-पाश से मुक्ति पा जाते हैं। अस्तु, दुश के अतिरिक्त कोई जीव-कोटि 
नित्य-बद्ध या नित्य-संसार नहीं रहती । द 
बद्धदशा-- जिन उपकरणों को जीवात्मा जन्म ग्रहण करने में अ्पनाती है वे 
उसके मूलस्वरूप के प्रकाशक न बनकर उसे आ्राच्छादित कर लेते हैं । शरी रबद्ध होने 
पर जीवात्मा व्यामोहिका माया के कारण अपना चैतन्यस्वरूप भूल जाती है, वह 
प्रपनी ब्रह्मसाम्यता खोने लगती है। शरीर, इन्द्रिय, प्राण एवं अन्त:कररण के संयोग 
से वह श्रपना तादात्म्य इन्हीं त त्वों से करने लगती है। नित्य तत्व का श्रनित्य 
तत्वों से यह तादात्म्य जीवात्मा से जीव बना देता है, और उसे चार प्रकार की 
भूल भ्रान्तियों किवा ग्रध्यासों में--अन्तःकरण, प्राण, देह, इन्द्रिय के अध्यास-- 
उलभाकर उसे मूलस्वरूप से च्युत कर देता है। शरीर एवं इन्द्रियों से अपना 
एकाकार करने पर जीव में देह का भाव, दारा, सुत' आदि सम्बन्धों का मोह उत्पन्न 
होता है, प्राण से तादात्म्य करने पर कामनाजन्य वृत्तियाँ श्रौर अ्रन्त:करण या मन से 
अपना साम्य समझ लेने पर भोक्ता कर्त्ता का भाव तथा सुख-दुःख की निरन्तर दन्दात्मक 
प्रनुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं। इन अध्यासों में पड़कर उसे स्वरूपाध्यास हो जाता है । 
ग्रात्मा को भूलकर मन इन्द्रियों में सुख लेने लगता है, इससे मुक्त जीव कर्म एवं 
काल के आराधीन हो जाता है। मन एवं इन्द्रियों की पारस्परिक आसक्ति के कारण 
स्वरूप विस्मृत हो जाता है, स्वरूप के विस्मरण से तन-मन के प्रति अभिमान जगता 





१-सेइ विभिन्नांशे जीव दुइ त प्रकार । 
एक नित्यमुक्त एक नित्य-संसार ॥--चै० च०, मध्यलीला (२२वाँ परिच्छेद), ५० २६३ 


दाश निक-सिद्धान्त भ््३ 


है और इस अभिमान से अ्रहद्भार ।* अहझ्भार से मेरा तेरा का भाव आरम्भ हो 
जाता है और इससे क्लेश, अज्ञान या अ्रविद्या ही श्रहत्ता ममता की जननी है। 
ग्रज्ञान के वशीभूत होकर ब्रह्म के सनातन अंश की दशा अत्यन्त दीनहीन, दुःखमय हो 
जाती है तथा वह षडैश्वयंहीन हो जाता है, भ्रहद्भार के कारण भय, चाह, सुख, दुख 
उसे बाँध लेते हैं, जड़ासक्तियाँ विवश कर डालती हैं और नाना तापों से संत्रस्त वह 
कभी शान्ति का अनुभव नहीं कर पाता ।* 

मुक्त स्वरूप | 
किन्तु सारे अ्रध्यासों के पीछे जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप सदैव स्थित रहता है, 
प्रविचलभाव से प्रथक्‌ बना रहता है। इन देह, मन, प्राण की छायानुक्रृतियों के 
पीछे आत्मा की अनाविल स्थिति रहती है। सत्य पर विकृति का घना पर्दा पड़ा 
रहता है, किन्तु इससे सत्य तिरोहित मात्र होता है, नष्ट नहीं । इन आवरणों के 
उच्छेदन पर जीव फिर से अपना स्वरूप पहिचान लेता है। स्वरप-प्राप्ति पर ब्रह्म 
से उसका नित्य सम्बन्ध फिर से सजग होकर क्रियाशील होता है । आ्ात्मविस्मृति की 
चेतना में मन, इन्द्रियाँ तथा प्राण आ्रात्मा से विमुख रहते हैं श्रौर आपस में ही उलम 
कर आनन्द से विरत हो जाते हैं । किन्तु जब जीव अपनी शुद्ध अ्रवस्था ब्राप्त कर लेता 





१--(क) अहद्लार उपजै भरै अहक्ार भे चाहि । 
अहड्रार सुख दुःख लहै अहंबन्ध्यों जग आदि ॥४२॥--छुधमेबोधिनी, ६० २४ 
(ख) माधौं जू मन माया बस क्ीन्हो । 
लाभ हानि कछु समुमत नाहीं, ज्यों पतज्ञ तन दीन्हों । 
गृह दीपक, घन तेल, तूल तिय, सुत ज्वाला अति जोर। 
में मतिहीन मरम नहिं जान्यी, परयौ अधिक करि दौोर। 
विबस भयों नलिनी के सुक ज्यों, बिनसुन मोद्दि गहयो। 
मैं अज्ञान कब्ू नहिं सममयौ, परि दुख पुअु सहयो। 
बहुतक दिवस भये या जग में, अमत फिर्यो मति-हीन। 
सूर स्थाम सुन्दर जो सेव, क्यों दोवे गति दीन ॥-खर्सागर, विनय, पद सं० ४६ 
(ग) नित्यबद्ध कृष्ण हैते नित्य बहिसमुख। 
नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। 
सेश दोषे मायापिशाची सज्ले करे तारे । 
आध्यात्मिक तापत्रय तारे जारि मारे । 
काम क्रोबेर दास दृश्रा तार लाथि खाय ॥--जै० च०, मध्यलीला (२२वाँ परिच्छेद) २० २६४ 
२-मन मूल्यों निज आत्मा इन्द्रिन मिलन सुख लीन। 
तन अभिमानी जग भयौ कम काल आधीन ॥१६॥ 
भोगी भोग आशक्ति सो भूलि आपनी रूप। 
तन मन प्रति मानी भये मैं तू जगत स्वरूप ॥१७॥--सुधर्मबोधिनी, १० २७ 


भर मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


है तब तन, मन श्ौर प्राणा भ्रध्यसित न रहकर सत्य के प्रकाश में आनन्द के उपकरण 
बनाते हैं। श्रात्मा इन समस्त उपकरणों के साथ परमात्मा के साथ क्रीड़ा करने 
लगती है । ऐसी स्वरूपानुभूति में शरीर भगवत्त्रीड़ा का लीलाक्षेत्र वृन्दावन बन जाता 
3 और इन्द्रियाँ अपनी ग्रधोवृत्ति त्यागकर आत्मा की सखी बनकर आत्मरस का 
आ्रास्वादन करती हैं ।* दूसरे शब्दों में भ्रन्न, प्राण, मनोभय कोष आानन्दकोष में प्रविष्ठ 
होकर उसकी गतिविधि से परिचालित होने लगते हैं। ईश्वर की ओर उन्मुख होकर 
तन, मन गौर प्राण अपनी भोगासक्ति त्यागकर, भोक्ता ईश के रसास्वादन के द्वार बन 
जाते हैं। मूलहूप में सत्ता के सारे भ्रद्ध हरि के ही।हहैं, किन्तु अज्ञान के कारण जीव उन्हें 
अपना मानकर उनका दुरुपयोग करने लगता है ।ग्रज्ञान-नाश के अनन्तर अपराकप्रकृति 
पराप्रकृति में रूपान्तरित हो जाती है तथा मन, इन्द्रियाँ ग्रादि चैतन्य झात्मा के रसोपकरण 
बन जाते हैं।* इस प्रकार अभ्यास के सारे उपकरण ब्रह्म के ही यन्त्र हैं, किन्तु अहंभाव 
का आरावेश उन्हें विकत कर डालता है और इसी लिए आत्मा के सहज झ्ानन्द में रसाभास 
उत्पन्न हो जाता है। स्वरूप-सम्प्राप्ति पर ये ही उपकरण अपनी-श्रपनी विक्ृतियाँ 
छोड़कर आ्रात्मा का स्वीकृति बन जाते हैं, तब ब्रह्म-जीव का शाइवत आननन्‍्द-सम्बन्ध 
पुनर्जागरित हो जाता है, असीम और ससीम की आनन्द क्रीड़ा जारी हो जाती है ।* 
स्वरूप से भ्रवगत होने पर जीवात्माओं का पारस्परिक सम्बन्ध अपनी विशुद्ध गतियों 
को प्राप्त करता है। इस अवस्था में एक जीव का सम्बन्ध श्रन्य जीव से देह, प्राण 
आ्रादि के आकषंणों के कारण नहीं रह जाता, वरन्‌ एक परब्रह्म से उद्भुत होने के 





--(क)सव देह मय विपिन है, सर्व मनोमय लाल । 
सब जु इन्दी सखी गन सवे आत्मा बाल ॥१८॥--सुधर्मबोधिनी, प० २७ 
(ख) तन इन्दावन जगमगे इच्छा सखी अनूप। 
कोटिन कोटि समूह सुख रुख लिये इच्छाशक्ति। 
क्‍ श्री वृन्दावन में सदा नित विलास विलसन्त ॥१६॥--सिद्धान्तसुख-महावाणी 
२--हरिे ही की सब इन्दिरी हरि के तन मन ग्रान । 
जगत भयो अज्ञान सों जीव आपने मान ॥१८।॥ 
चैतन्य सर्व आत्मा सुहरि रचि मन इन्द्री द्वार । 
पान करत निज रूप रस खेलत खेल अपार ॥३६॥--सुधर्मबोधिनी, १० २३ 


“ह--+क) तहाँ साँवरे कुंबर रीकि के रीकि रहतयौं। 
निज प्रतिविम्ब-विलास, निरखि सिस भूल रहत ज्यों ॥२५५॥ 


-नन्ददास-सिद्धान्त पतन्माधारी, पृ० १६४ 
(ख) मैं मेरी जबही मिटी सर्व दुखनि कौ भूल । द 


जाकी ही ताकी रही विलसनि सब अनुकूल ॥३०॥--सुधर्मबोधिनी, पृष्ठ र८ 


दाशशनिक-सिद्धान्त प़्धू्‌ 
कारण शात्मा-आ्रात्मा का होता है। ऐसी अवस्था में न नर-नारी का भेद रहता है 
झौर न बाल-वृद्ध-युवा का । सभी परमन्रह्म के नाते एक-दूसरे से सद्भ म्फित होते हैं।* 
वस्तुतः सारे जीव उस एक पुरुषोत्तम के सेवक हैं एवं उनसे सम्बन्धित सारी वस्तुएं 
उसकी सेवा के उपकररा हैं। अंश रूपी जीव अंशी भगवान्‌ का सेवक है, अभिमान 
वश वह भगवतप्रदत्त वस्तुओं को अपने अहझ्भार की सेवा में लगा लेता है ।* जब 
प्रहद्भार छूट जाता है तब जीव दास बन जाता है।* वैसे सारी जीवात्माएँ स्वभावव: 
भक्त हैं, अ्ज्ञान के कारण मैं-मेरा का भ्रम उनके बीच उपस्थित हो जाता है, किन्तु 
इस भ्रम के टूटने पर उनका वास्तविक रूप पुनः उद्घाटित हो जाता है। जीव का 
स्वभाव ही आत्मानन्द का रसास्वाद करना है, श्रतः वह मूलतः चिदानन्द का रसिक 
है । अरहद्भार के कारण वह रस से विमुख हो जाता है, अन्यथा वह भक्त ही है-- 
स्वत: जगत सबहो भगत में मेरी विच आड़ । 
अ्रभो रसिक यह होंहि सब में ज सेरी दे छाड़ ॥३९॥४* 

जीव का चरम साध्य 

देह, मन, प्राण में अपने इसी “रसिक' रूप की संसिद्धि करता चिद्घन 
जीवात्मा का साध्य है। मूलरूप में तो वह भगवान्‌ से नित्य-युक्त है ही । तब जो 
सच्चिदानन्द ने उसे देह, मन, प्राण का यह चित्रविचित्र वस्त्र धारण करवाया यह 
क्यों ? इसका उद्देश्य रसास्वादन में वैचित्र्य उत्पन्न करना था । 

रस का आधार भाव होता है। ब्रह्म और जीव का भावात्मक सम्बन्ध कई 
प्रकार का होता है--स्वामी-सेवक, पुत्र-माता, सखा-सखा प्रियतम-प्रेयसी किवा युगल 





१--तन कुड्धम्ब-धन गेह ये जब सेवा में लगें। 
हित हित जन सो नेह तबे जानि सांचों भयौ ॥५८॥--सुधर्मबो घिनी, ५० ४६ 
देह देह सम्बन्ध सों नेह जगत की रीति। 
इष्ट इष्ट सम्बन्ध सों हित हित जन को प्रीति ॥७०॥--वही, पृ० ४७ 
२--सव्वे सेव हित युगल पर सेवक सब नर नारि। 
ग्रह मन्दिर मण्डार घन रसानन्दर आकारि ॥३२॥ 
सेवक इनको नाम है सेवा इनको धर्म। 
कुल अभिमानी ह॒वे करत काम मोह वश कर्म ॥३३॥--वही, ए० १३ 
३-- (क) नित्यमुक्त नित्य कृष्ण-चरणे उन्मुख । 
क्ृष्णपारिपद नाम अज्जै सेवा-सुख ।--चै० च०, मधव्यलीला (२२वाँ परिच्छेद) प० २६३ 
(ख) अहंकार जबहीं छुट्यौ भयी जीव तें दास । 
महल टहल रस चहल में रहे युगल के पास ॥४४॥--सुधर्मबोघिनी, ए० २४ 
४--सुधमंबोणिनी, पृ० १३ 


४६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


एवं उनकी सखी । इनमें से प्रथम चार भावों को ब्रजलीला में परिगणित किया 
जाता है और अन्तिम भाव को “नित्यविहार' अथवा 'निकुञ्ञलीला' कहकर अभिहित 
किया जाता है--यों तो सभी भाव अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं श्र तत्तत्‌ भावकों 
के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं किन्तु भाव-साधना के क्रम में सखी भाव को ही चरम साध्य 
ठहराया गया है।* रायरामानन्द से चैतन्यमहाप्रभु की वार्ता में राधा प्रेम का साध्य 
शिरोमणि होना स्वीकृत हुआ है, राधावललभ, हरिदासी तथा मत कि सम्प्रदायों 
में एकमात्र युगल-उपासना ही परिव्याप्त है, वल्लभ सम्प्रदाय में गोषियों की अतिष्ठ 
होते हुये भी राधा का उत्कषष सुस्पष्ट है, युगल-उपासना के पद उसमें भी रचे गये हैं । 
ग्रस्तु, सखीभाव से राधा-कृष्ण के रस का आस्वादन करना अन्तत: जीव का चरम 
साध्य ठहरता है । 


“इदस” 
नित्य अ्रद्यय-तत्व सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदों से रहित है। 

बल्‍लभाचाय के अनुसार सच्चिदानन्द अपने किसी एक तत्व का उत्कर्ष करके एवं अन्य 

दो को उस एक के अन्तर्मुक्त करके अपना आत्म-प्रसार सत्‌प्रधान जगत्‌ एवं चित 





१- ज्ञान, शान्त रस तेअधिक, अद्भुत पदवी दास । 
सखा भाव तिनतें अधिक, जिनके प्रीति प्रकास || 
अद्भुत बाल चरित्र को, जो यशुद्या सुख लेत ॥ 
ताते अधिक किशोर रस, जज वनितनि के हेत ॥ 
सर्वोपरि है मधुर रस, युगल किशोर विलास । 
ललितादिक सेवत तिनहिं, मिटत न कबहुँ हुलास ॥ 
यापर नाहिन भजन कछु, नाहिंन है सुख और । 
प्रेम मगन बिलसत दोऊ, परम रसिक सिरमौर ॥ 
“भजनाष्टक लीला, धशुवदास व्यालीसलीला, ए० ६३ 
२--हहार मध्ये राधार प्रेम साध्यशिरोमणि । 
जाहार महिमा स्वशास्त्रेते वाखानि ॥--चै० च०, मध्यलीला (छव्वाँ परिच्छेद) ० १४० 
३--(क) गौर श्याम अ्लि हद कमल अचल विराजन तास। 
प्मासन कर अभय वर सर्वोपास्य उपास ॥१०॥ -सुधर्मबोधिनी, ए० २१ 
(ख) आचारज ललितसखी रसिक हमारी छाप, 
नित्य किसोर उपासना युगलमंत्र को जाप ।१-- भगवतरसिक, निम्बार्' माधुरी, १० ३७१ 
: [ग) अज्जेतु वामे वृषभानुजाम्मुदा 
विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌ । 
सखी सहस्त्र: परिसेवितां सदा । 
स्मरेम देवी सकलेष्टकामदाम्‌ ।--(दशश्लोकी, श्लोक, ५४) 


दाशं निक-सिद्धान्त | प़्छ 


प्रधान जीव की सुष्टि में करता है । इन दोनों में वह स्वयं झानन्दप्रधान अन्तर्यामी 
रूप से प्रवेश करता है ।* 


ग्रविकृतपरिणामवाद : जगत्‌ 


: श्रस्तु, जीव की भाँति जगत्‌ भी ब्रह्म से निःसत है । निर्गुण सच्िदानन्द ब्रह्म 
ही भ्रक्षर-ब्रह्म के द्वारा जगतू के रूप में अपने सदंश का विस्तार करता है। अतः 
ब्रह्म से प्रसूत होने के कारण जगत्‌ भी ब्रह्म जेसा शुद्ध तथा सत्य है, मायाजनित 
अ्रम किवा भिथ्या नहीं । ब्रह्म सृष्टि का निमित्त कारण है, उपादान कारण भी 
स्वयं वही है।* इसलिये सृष्टि ब्रह्म की ही श्रन्यरूप में परिणति है, श्रतः उसके 
जड़ किवा अ्सत्‌ होने की धारणा अन्त है। सभी ऋृष्ण॒भक्ति सम्प्रदाय सृष्टि को 
ब्रह्य का अविक्ृत परिणाम मानते हैं।* कनक-भूषण, तन्तु-पट की भाँति ब्रह्म और 
जगत्‌ का सम्बन्ध है। ब्रह्म और सृष्टि का सम्बन्ध अविभाज्य है, वह अपनी सृष्ट में 
ग्रोत-प्रोत है ।* 

ब्रह्म नित्य है, अतएव जगत्‌ भी नित्य है | इसका सं, प्रलय आ्रादि कुछ नहीं 
होता, ये तो ब्रह्म के द्वारा की गयी झ्राविर्भाव तिरोभाव की क्रियाएं हैं।जब ब्रह्म चाहता 
है तब वह अपने से सृष्टि उद्भूत करता है, जब चाहता है तब फिर उसे अपने में 
लीन कर लेता है। जगत्‌ सत्य है, इस सृष्टि में स्वयं परब्रह्म प्रतिबिम्बित है । सब 
अनन्त के ही नामरूप हैं ।* 
संसार 

किन्तु मनुष्य के अ्रध्यास-मलिन दपंणा में बिम्ब अपने शुद्ध रूप में प्रतिविम्बित 





१--विस्फुलिज्ञ इवाग्नेस्तु सदंशने जड़ा अपि। 
आनमन्दांशस्वरूपेण सर्वान्तर्यामिरूपिण: ॥--तत्वदीप निबन्ध, शास्यार्थप्रकरण, श्लोक ३३ 
२-- जगत: समवायि स्थात्तदेव च निमित्तकम्‌। 
कदाचिद्रमते स्वस्मिन्प्रपश्नेडपि क्वचित्सुखम ॥--वही, श्लोक ६६९ 
३--अविचिन्त्य-शक्तियुक्त शीमगगन्‌ । इच्छाय. जगरूपे पाय परिणाम॥ 
तथापि अचिन्त्यशकत्ये हय अधिकारी । ग्राकृत चिन्तामणि ताहे दृष्टान्त जे घरि॥ 
नाना र्नाशाशि हय चिन्तामणि हैते । तथापिद मणि रहे स्वरूप अविकृते ॥ 
प्राकृत वस्तुते यदि अचिन्त्यशक्ति हय । ईश्वरेर अचिन्त्यशक्ति ७ कौन विस्मय ॥ 
--चैतन्य चरितामत, आदिलीला (सप्तम परिच्छेद), ४० ४६ 
४--जल तरह भूषण कनक घट माठी पट तन्‍्त । 
खेल खिलाड़ी यों सदा ओत-प्रोत लसन्‍्त ॥५२॥--सुधर्मबोधिनी, पृ० १४ 
५--सवबै अनन्त अनन्त के नाम रूप रस भाइ। 
अन्त किहू पायौ नहीं मगन भये गुन गाइ ॥३३॥--वही, ए० र८ 


भ्र्द मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


नहीं हो पाता ।* प्रतीयमान रूप में जगत्‌ अपने मूलरूप से भिन्न अनुभूत होता है। 
इसका कारण व्यक्ति का दृष्टिकोश-विपयंय है। सृष्टि को उसके केन्द्र पुरुषोत्तम के 
दृष्टिविन्दु से न देखने से, सचराचर को उनके सम्बन्ध से अनुभव न करने से, अपने 
अहं एवं मम को केद् में प्रस्थावित करके इदम्‌ को देखने पर सत्‌ सृष्टि कुछ 
झ्रौर ही प्रतिभासित होती है। वल्लभाचाये जी के ढाब्दों में 'जगत्‌” हमारे प्रहद्भधार 
एवं ममताजन्य अज्ञान के कारण संसार में परिणत हो जाता है। शुद्ध सृष्टि, 
जिसे वल्लभाचार्य जी ने जगतू की संज्ञा दी है, संसार से नितान्त भिन्न है । संसार 
जीव का अविद्या द्वारा ग्रह्मीत जगत्‌ का विकृृत रूप है, यह जीवक्ृत है ।* बैप्ते जगत्‌ 
संसार के पीछे सदैव विद्यमान रहता है। संसार के लय से जगत्‌ का लय सहीं होता, 
जगत्‌ का लय कृष्णेच्छा पर निर्भर है।* 
जगत्‌-संसार ह 

. जीव के ज्ञानवक्ष्‌ के उन्‍्मीलन पर जगत्‌ का संसार रूप विलीन हो जाता है 
श्रौर जगत्‌ अपने प्रकृत रूप में दृष्टितत होने लगता है । जगत्‌ को ब्रह्ममय देखना ही 
शुद्ध दृष्टि का परिचायक है। तब जीव सृष्टि में प्रसरित ईश की अप्राकृत लीला का 
दर्शन करने लगता है। इस प्रकार जगत्‌ नित्य है, वह बनता बिगड़ता नहीं, केवल 
हमारी दृष्टिभड़ियों के कारण उसका आच्छादन और प्रकाशन होता है ।१ सत्‌मय 
जगत्‌ सत्य है, ब्रह्म को इच्छाशक्ति का, उसकी चिच्छक्ति का विलास है। सभी कुछ 
ब्रह्ममय है । 
अ्रक्षरत्रह्म एवं ऐसे पुरुषोत्तम की सृष्टियों का सम्बन्ध 

परत्रह्म जगत्‌ में परिव्याप्त होते हुए भी इसी में समाप्त नहीं हो जाता। 


१--सर्व विलासी आपु हरि, सर्व शक्ति सब कैर । 
माया याकौ नाम है जु वा बिन दीसै और ॥२७॥ “अपमंबोधिनी, ए० र८ 
२--(क) हरि रचना सब सुखमई लीला धाम अपार । 
दुःख हेत या जीव को आतम इंत संसार ॥६३॥ “वही, ५० ७ 
. (ख) प्रश्नों भगवतकाय॑स्तद्गुपो माययाभवत्‌ । 
तच्चक्त्याविद्यया त्वस्य जीवसंसार उच्यते ।--तत्वदीपनिवन्ध, शास्त्रार्थप्रकरण, श्लोक, २७ 
(ग) जीवेर देहे आत्मबुद्धि सेइ मिथ्या हय। 
जगत जे मिथ्या नहे नश्वर मात्र कय । 
. “चेतन्य-चरिता, मध्यलीला (ध्वाँ परिच्छेद), ए० १२७ 
२-संसारस्य लयौ मुक्तौ न प्रपन्नस्य कहिचित । द ह 
कंष्णस्यात्मरती त्ववस्थ लय: स्वंसुखावहः ।“तत्वदीपनिबन्ध, शास्त्रार्थप्रकरण, श्लोक २८ 
४- हरि लीला सर नित्य है कोटिक धाम विलास । 


जीव अविधा रचित जग विद्या होत बिनास॥ ६३॥--छुधमंबोधिनी, ए० ६. 





दाशं निक-सिद्धान्त द प् 


सृष्टि में अभिव्यक्त उसका बैशव रूप उसकी सत्ता की समग्रता नहीं है । इससे परे 
भी उसका एक रूप है जिसे 'परात्पर' स्वरूप कहते हैं । भारतीय सर्वेश्वरवाद भ्रसीम 
को ससीम में ओतप्रोत देखता हुआ भी ब्रह्म की असीमता को विद्व में निःशेष नहीं 
कर देता । पुरुषोत्तम का विश्वातीत रूप भी है । वस्तुतः सृष्टि अक्षर ब्रह्म का प्रसार 
है, पुरुषोत्तम इससे भी परे है| सृष्टि में मरिण के सूत्र की भाँति अनुस्यूत होने पर भी 
श्रीकृष्ण इससे पृथक हैं।' इस प्रकार श्रीकृष्ण, अक्षर-ब्रह्म के रूप में इस सृष्टि के 
परिणाम भी हैं और पुरुषोत्तम रूप से इससे परे भी | किस्तु सृष्टि को गणितानन्द 
प्रक्षर-ब्रह्म की आत्म-परिणति मानने पर एक समस्या उपस्थित हो जाती है। वह 
यह कि यदि साक्षात्‌ पुरुषोत्तम से सृष्टि उत्पन्न नहीं है तो जगत्‌ श्रीकृष्ण का अ्रविकल 
अनुवाद भी नहीं है । अगिणतानन्द की रचना तो वन्दावन को अ्रप्राकृत सृष्टि में 
देखने को मिलती है। अ्रस्तु, पुरुषोत्तम या भगवान्‌ रचित वृन्दावन और परमात्मा 
पका अक्षर-बहा सम्भूत जगत्‌ दो पृथक्‌ सृष्टियाँ ठहरती हैं। श्रीकृष्ण श्रपती रचना 
वृन्दावन में ही तृप्त हैं, इस सृष्टि से पुरुषोत्तम को कोई सरोकार नहीं है; पर अक्षर- 
ब्रह्म के द्वारा पुरुषोत्तम ने जगत्‌ को उत्पन्न ही क्यों किया, इसलिये कि सम्भूत जीव 
जगत्‌ में श्राकर वृन्दावन की खोज में प्रवृत्त हों ? यदि सब जीवों की सत्ता पुरुषोत्तम 
से ही है तब उसने कुछ जीवों को वृन्दावन में शुद्धपुष्ट भक्त बनाकर अन्य समस्त 
जीवों को क्‍यों जगत्‌ में भेज दिया ? अपने ही अंश का जगत्‌ में वितरण कर उसे 
पुनः वृन्दावन में बुलाने में क्‍या लीला है ? किन्तु यदि वृन्दावन ही जगत्‌ का असली 
रूप है जो जीवक्ृत संसार के पीछे विद्यमान है तो सृष्टि को अगिणतानन्द पुरुषोत्तम 
से उत्पन्न न मानने का कोई कारण नहीं है। यह स्वीकार भ्रवश्य किया गया है कि 
जगत्‌ में भगवान क्रीडा कर रहे हैं, यही उनका अदूभुत कम है," किन्तु कृष्ण का 
जगत्‌ रूपी ऋ्रीड़ास्थल और वृन्दावन क्रीड़ास्थल तत्वतः एक है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं 
मसलन पिन पन कलह से 
१--(क) ज्यों गज फटिक मध्य न्‍्यारी बसि पञ् प्रपश्न विभूति । 
उसे में सबहिन तें न्‍्यारों, मनिनि ग्रथित ज्यों सूत ॥-सर्सागर, पद सं० १८१ 
(ख) शब्दातीत स्वरूप मम अति दुलक्ष अनूप । 
सर्व बिलासनि तें परे सर्व विलास सरूप ॥५०॥--सधर्मबोधिनी, ३० ई१ 
(ग) आप अलिप्त लिप्त लीला रचि करत कोटि अज्याण्ड विलास । 
शुद्ध सत्व॒ सबके परमेश्वर जुगलकिशोर सकल सुख-रास ॥ 
परावरादि असत सत स्वामी निर्बधि नामी नाम निकाय । 
नित्यसिद्ध सर्वोपरि हरि प्रिया सब सुखदायक सहज सुभाय ॥९०॥ --सिद्धान्तसुख-महावाणी 
२--नमो भगवते तस्मै क्ृष्णायादअुतकरमंण । .. द 
रूपनामविभेदेन जगत्कीडति यो यतः ॥ _तत्वदीपनिबन्ध, शास्त्रार्थभ्रकरण; श्लोक १ 


६० मध्ययगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


किया गया। श्रीकृष्ण पूर्ाख्पेण श्रात्मप्रसार वृन्दावन की सृष्टि में ही करते हैं । 
वृन्दावन परात्परलोक है जो कदाचित्‌ 'इदम्‌' में परिव्याप्त नहीं है, वह केवल 
परब्रह्म श्रीकृष्ण के अवतार के समय पृथ्वी पर आविभूत होता है अन्यथा जगत्‌ से 
प्रसंपक्त है। प्रश्न उठ सकता है कि क्या पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की लीला वृन्दावन तक 
ही सीमित है और क्‍या सम्पूर्ण जगत्‌ उनका क्रीड़ाक्षेत्र नहीं है ? यदि नहीं, तो फिर 
इस जगत्‌ को रचने का उद्देश्य क्या था ? क्या पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ने आ्ात्मकीड़ा के 
लिये सम्पूर्ण सृष्टि को जन्म नहीं दिया ? दिया है, सृष्टि में क्रीड़ाभावना को ओर 
कृष्ण भक्तिसम्प्रदायों ने इंगित किया है; तो फिर उस आत्मक्रीड़ा का क्षेत्र केवल 
ं है जगत्‌ क्‍यों नहीं ? 

'ई हक अं परबहो की पविगंग प रिग ति वृन्दावन में ही देखने को मिलती 
है । जगत्‌ को अ्विकृत मानकर भी किसी ने यह नहीं कहा कि समस्त जगत्‌ वृन्दावन 
है और पुरुषोत्तम का दिव्य क्रीड़क्षेत्र बल सकता है। हृष्ण-भक्तों में इहलोक की 
लीला का संवरण कर वृन्दावन के नित्य लोक में प्रवेश पाने की उत्तट अभिलाषा 
सुव्यक्त है। भ्रतएवं यह स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में यह जगत्‌ सत्य अ्रवश्य है किन्तु 
नह्वर है,* नित्यलीला का धाम नहीं, इसीलिये वे इसे छोड़कर वृन्दावन में प्रविष्ट 
होकर श्रीकृष्ण की लीला का श्रास्वादन करने को उत्सुक रहते हैं | किन्तु जो सत्य 
है वह अवश्यम्भावी रूप से नित्य है, सत्य नश्वर नहीं होता । कृष्ण-भक्त के लिये इदम्‌ 
ईश का आवास होते हुए भी परोक्ष रूप से ही ऐसा है, प्रत्यक्ष आवास वृन्दावन का 
श्रप्राकत लोक है जो सच्चिदानन्द की दिव्य झ्रात्मपरिणति है, चिदानन्द की चिदात्मक 
केलि-स्थली है। कृष्णभक्त की दृष्टि में वन्दावन ही साध्यलोक है। श्रीवृन्दावन 
श्रीकृष्ण का धाम है, श्रीकृष्ण रचित अविक्ृत सृष्टि है जहाँ पुरुषोत्तम के भ्रपरिसीम 
ग्रानन्द का अखरड साम्राज्य है, निर्बाध क्रीड़ा है और अद्भुत लीला-विलास है । 
साध्यलोक 

वन्दावन--सृष्टि की पुर्णंतम सिद्धि उस दिव्यलोक में मानी गयी है जिसे 
वृन्दावन अथवा गोलोक कहा गया है। यह लोक अगरणितानन्द श्रीकृष्ण की रचना 
है, भ्रतएव उन्हीं की भाँति परम आनन्दमय है| सच्चिदानन्द की सृष्टिरूप में परिणति 
सच्चिदानन्दमयी वृन्दा भूमि में देखने को मिलती है । चिदानन्दमयी वृन्दाटवी अ्रवता री- 
ग्रवतार श्रीकृष्ण की लीलाभूमि है।'* माया-विरहित यह सृष्टि राधाक्ृष्ण की 





१--जगत जे मिथ्या नहे नश्वरमात्र कय ॥--चेतन्य चरितामध्यलीला (धाँ परिच्छेद), पृ० १२७ 
२-ज्ज ही में नित करन बिहारन । जसुमति-भाव-भक्ति हित कारन । 

यह लीला इनको अति भावै। देह धरत पुनि पुनि प्रकटावै॥ 

नकु तंजत नहिं ब्रज-नर-नारी । इनकें सुख गिरि घरत मुरारी ॥--सूरसागर, पद सं० १५६६ 


दाश निक-सिद्धान्त ६१ 


रज़-स्थली है ।* भक्तों का यह विश्वास है कि पुरुषोत्तम के अवतरण के समय यह 
सच्चिदानन्द धाम भी पृथ्वी पर श्रवतरित होता है ।* यह दिव्यचेतना की क्रीड़ाभूमि 
है, दिव्यचेतना की क्रीड़ा अपने प्रतिविम्ब में ही सम्भव है, अतः वृन्दावन कृष्ण की 
भाँति दिव्य है, उसका भूतत्व तक दिव्य है ।* वृन्दावन पृथ्वी पर गोलोक किवा 
द्ुलोक का अवतरण है, अतः यह पाथिव सृष्टि न होकर ज्योति्मेय तथा चिन्मय 
है। उस पञ्चयोजन परिमित भूमि के सभी तत्व दिव्य हैं, ग्राकाश, चिदाकाश है शोर 
पृथ्वी, चिन्मयी । पृथ्वी का जड़तत्व भी दिव्य आभा से भरपूर है, किन्तु उसको देखने 
के लिये दिव्यचक्ष का होना भी अनिवार्य है, बहिमूखी व्यक्ति के लिये उसे देख सकना 
प्रसम्भव है ।” वृन्दावन में सच्चिदानन्द का आत्म-प्रकाशन है। वहाँ की समस्त प्रकृति 
ज्योतिर्मय है, चिंदुद्दीपित है ।* यमुना में जल नहीं, चिदानन्दरस प्रवाहित हो रहा है, 
उसमें विकसित पुष्प नहीं, ऋद्धि-सिद्धि हैं-- 


([सलसिलात सलिता छविरछालता, रसबलिता श्रावृत अनुकूल । 
अरुन पीत सित असित अमित, रिथि जा मधि फूल बहुबिधि फूल ॥ 


3 5 जनक रत करके 
१- (क) विश्व रचना सबै पुरुष प्रकृति की निपुन, अवनी अहा रूप चैतन्य है । 
छुदम परसतु नहीं जहाँ माया नटी, जुगल आनन्द वर््धन जु सम्पन्य है। 
--वृन्दावन जस प्रकाश, (हित बृन्दावनदास), ४० ३ 
(ख) सहज विराजत एकरस, इन्दावन निज धाम । 
ललितादिक सखियन सांहत क्रोड़त श्यामा श्याम । 
--ब न्दावन लीला, श्रुवदास व्यालीसलीला, ६० २१ 
२--सच्चिदानन्द यह रूप अजचन्द कों, कियो नर नारि रस मधुर जग विस्तरयों । 
अवलि कौ रूप यों ग्रहनन कियो थाम नें, वन्दि पुनि पुनि मना काज सुकृतितु सरयी ॥ 
-बुन्दावन जस प्रकाश, पृ० ८ 
३- (क) ऐसो निज घाम जा मध्य नित भूमि अमित दल आकार रहि भूमि । 
सुभग सुठि सिद़िन को अति प्रकाशा, जगमगहि जोति उठि रहयों उजासा ॥३॥ 
--सिद्धान्त सुख्न, महावाणी 
(ख) अवनी अह्या रूप चैतन्य है --इन्दावन जसमप्रकाश, ६० रे 
अमल अवनी बिद्छी चूर कर्पूर की । कहो सोभा कहा देत उपमा नस ॥- वहीं, ९० ५ 
४ -भूमि सम्पुट धस्यौ नग अलौकिक बना । मोतियाविन्द हिय दंग वहिरझुपनि की । 
सूचि नहिं परतु यह निगप गोचर धना...।--वही, ९० १ द 
५--द्िव्य कंचनमयों अवनि रमनी, जटित भनि विविधवर चित्र कमनी । 
घिमल वृत्तन की शोभा वनीसार, पेड़ मनि-नील तो हरित-मनि डार । 
पत्र मनि पीत फल अरुन अनुकूल, मधुर सौरभ सुभग सुरंग रंग फूल ॥३॥ 
--सिद्धान्त-सुख, महावाणी 
६--सिद्धान्तसुख, पद सं० ४, महावाणी । 


६ई मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदोय॑ 


यमुना में चैतन्य का प्रकाश है, वह आनन्दरूपिनी है ।* वहाँ के तरुओं तथा 
वनस्पति में राधाक्ृष्ण का रूप और उनकी ञ्राभा भलकती है।* भआानन्दरूपिणी तरु 
लतिकायें मन में आनन्द की अभिलाषा जाग्रत करती हैं, द्रमवे लियों से चैतन्यामृत फरता 
है।* चर-अचर सभी कुछ में वहाँ सच्चिदानन्द का प्रस्फुटन है।* वृन्दावन के सम्पद्‌ के 
सम्मुख द्वारिकाबकृंठ का सम्पद्‌ एक बिन्दु तुल्य ठहरता है। वृन्दावनधाम के अधिष्ठाता 
स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हैं । अ्रत: वृन्दावन की भूमि चिन्तामरिगमय है, चिन्तामरिए वहाँ 
की दासियों का चरणाभूषणा है। वन, कल्पवृक्ष-लता से परिव्याप्त हैं तथा धेनुएं, कामधेनु 
हैं, जल अ्रमृत है, लोककथा दिव्यगीत है, ब्रजवासियों का सहज गमन नृत्य है । जल 
प्रमृत के समान है। वहाँ चिदानंद ज्योति का रस मूर्तिमान्‌ हैं ।* वृन्दावन के इस 
अलौकिक वैभव से सम्बन्धित स्वामी हरिदास के जीवन में एक किवदन्ति प्रसिद्ध है 
कि हरिदास जी का संगीत सुनने के पश्चात्‌ बादशाह अ्रकबर इतना विभोर हो उठा कि 
उसने दिव्य गायक की कोई सेवा करने के लिये आग्रह किया। पहिले तो हरिदास जी 
ने स्पष्ट ही मना कर दिया किन्तु जब श्रकबर हुठ करने लगा तब उन्होंने वृन्दावन 
के. किसी एक घाट की सीढ़ी का एक टूटा कोना बनवा देने को कहा । इस तुच्छ-सी 
बात के लिये सम्राट्‌ अकबर का सेवाभिमान बड़ा आहत हुम्ना । फिर भी जब वह 
उसे देखने गया तब वन्दावन का वह घाट मणिमय दिखायी पड़ा । लज्जित होकर 





१--ंस जा वारि चहु ओर पारस दिपत |--वन्दावन जसप्रकाश, ३० ११ 
रविजा आनन्द रूपिनी विधि रुचि ले ढरनी ।--वहीं, ४० १४ 
२--वुन्दावत मही सब भई आली, पग पण पर मानों रूप मर परयों है। 
कनक वरन भये पत्र फूल दुमनि के, आभा तन रही छाइ कुन्दन सों ढस्यों है॥ 
“भजन खज्ञार सत, व्यालीसलीला--भुवदास, पृ० ८२ 
३--कुश्ष-कुज्ञ आनन्द की अभिलाषा भरनी । 
हम वेली चेतन्य घन अमृत कन मरनी ॥४।--वु०, ज० प्र०, पृ० १४ 
तहाँ आनन्द रूपी नवल द्रम लता--वही, पृ० ४ 
४-सबे थिर चर सच्चिनन्दमय ।--वही, पृ० १० 
४“ ुन्दावने सामाजिक जे सम्पदूसिन्धु। द्वारक बैकुण्ड-सम्पद्‌ तार एक बिन्दु ॥ 
परमपुरुषोत्तम स्वय॑ भगवान । कृष्ण जहाँ धन्ती सेई वन्दावनथाम ॥ 
चिन्तामणिमयभूमि रत्नेर भवन। चिन्तामणिगण दासी-चरण-मूषण || 
कल्पवृत्षलता जाहाँ सामाजिक वन। पुष्पफल बिना केह ना भागे अन्यधन ॥ 
अनन्त कामपेनु जाहाँ चरे बने बने। दुग्धमात्र देन कहे ना मागे अन्यधन ॥ 
सहजलोकेर कथा जाहाँ दिव्यगीत | सहजमन करें नृत्य प्रतीत ॥ 
सत्र जल जाहाँ अमृत-समान। चितानन्द ज्योति: स्वादु जाहाँ मूतिमान | 
“पेतन्य चरितामृत, मध्यलीला (१४वाँ परिच्छेद), ४० १६५ 


दाश निक-सिद्धानतें ६ ३ 


उसने यह स्वीकार किया कि उसके जेसी सैकड़ों बादशाहतें उस सीढ़ी के एक कोने 
में लगे एक रज्न की भी समानता नहीं कर सकतीं ।* 

किन्तु वृन्दावन का वेभव प्रेमरसमय है । वह परमानन्द की कीड़ाभूमि है, भ्रतः 
रस की, शोभा की तथा सुख की, उदधि है, चिदानन्द का रस प्रवाहित करती हुई 
पृथ्वी पर विराजमान है ।* रस रीति में प्रवेश करने के लिये भक्तों की यही कामना 
रहती है कि उन्हें वृन्दावनवास मिले। अन्य स्थानों में रहकर भक्ति सुलभ नहीं 
होती, व॒न्दावन में रहकर स्वार्थी व्यक्ति भी परा-भक्ति की श्लोर ढलने लगता है ।' 
वहाँ की सारी प्रकृति कृष्ण रति देने में तत्पर है। वृन्दावन की द्वरुमवेलियाँ कृष्ण 
प्रेम से सराबोर हैं । वहाँ की समस्त प्रकृति राधाकष्ण के प्रति प्रेम उपजाने में समर्थ 
हैं। इसीलिये भक्तों ने यमुना का स्मरण कृपास्वरूपपिणी, मोहभज्जिती तथा भक्ति- 
दायिनी कहकर किया है ।* प्रीतिप्रवण चिदानन्दमय वृन्दावन में निवास रसमार्गी 
कृष्ण भक्तों का प्रेय है, इसी में उनका श्रेय भी है !* किन्तु त्रिगुणातीत लोक में 





१--श्रीस्वामी जी महाराज का जीवनचरित (केलिमाल की भूमिका), ३० ६-१० 

२--क) महत महिमा भरयो राधिका रांत सदन । 
रस उदधि सुख उदधि विपुल सोभा उदधि बहुरि कोतिक उदधि क्‍यों कहाँ इहिं बदन । 
सुगम पुनि अगम व पर सबनि मुकुट मणि देन सम चहत कवि करी उपमा रदन । 


रत सं --वुन्दावन जस प्रकास, ४० ३३ 
(ख) व॒न्दावन हित रुप बन्दि रविजा तटी। 


उदधि आनन्द बहै जहाँ अष्ट जाम है ॥--वही, ए० ३४ 
३--(क) और देश के बसत दही, घटत भजन की बात । 
बुदावन में स्वास्थों, उलटि भजन हृवै जात ॥ 
--बृन्दावनलीला, (व्यालीस लीली-घुवदास) ए्‌ृ० १७ 
(ख) इन सनमुख ही होत विधन सब ना जानों किह्ठिं और पलाइक । 
कृपा स्वरूप दीन जन पोषक वरदातनि में ये बड़ा नाइक ॥। द 
--वेन्दावन जसप्रकास, (हितवन्दाबनदास) ए० र८ 
४--(क) वहन्तिकां श्रियां हरेसुंदाकृपा-स्वरूपिणीं, विशुद्ध भक्तिमुज्वलां परे रसात्मिकां बिंदु: । 
सुधा श्रतित्वलौकिकीं परेश-बर्ण-रूपिणीं, भजे कलिन्द-नन्दिनीं दुरनत मोह-मजिनीम्‌ ॥| 
--हितहरिवंश, यमुनाष्टक, श्लोक ५ 
(ख) ममास्तु तब सन्निषों तनुनवत्वमेतावता न दुलभतमा रतिमररिपो मुकुन्दप्रिये । 
अतो5स्तु तव लालना सुरधुनी परं संगमा तवैव आुवि कीतिता न तु कदापि पुष्टिस्थिते: ॥ 
--यमुनाष्ट, श्लोक ७-(वल्लभाचाय पोडश-अन्थ) 
५--मन लगाय प्रीति कीजे करकरवासों अजवीथिन दीजे सोहनी 
वृन्दावन सौं बन उपबत्त सो शुंजमाल हाथ पॉहनी॥ 
गौ गौ सुतनसों मुर्गी मुग सतनसों, और तन नेकु न जोहनी 
हरिदास के स्वामी श्यामा झुंजयिहारी ज्यों सिर पर दोइनी॥ कर 
--स्वामीहरिदास सिद्धान्त के पद, पद ० १५ 


६४ मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


त्रिगुणमय देह से रह सकना सहज नहों है, यह वृन्दावन के अधिष्ठातृ देवता की 
कपा से ही सम्भव हो पाता है, तभी उसका अप्राकृतस्वरूप भी प्रकट होता है ?* 
केवल मनृष्य ही नहीं देवतागण भी परम ब्रह्म के धाम में रहने के लिये लालायित 
रहते हैं । ब्रह्मा तक श्रीकृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वन्दागनवास मिले, 
चाहे वह अ्रचर ही क्‍यों न कर दिये जाँय ।* 

कहीं-कहीं पर वन्दावन का योगपरक सद्धेत दिया गया है। वृन्दावन चेतना 
की वह स्थिति है जो 'शुन्य' से भी महत है। सगुण ब्रह्म का यह लोक-निर्गुण से 
ग्रधिक ऊध्व॑ का चेतना-लोक है ।* वृन्दावन निष्क्रिय समाधि की चेतना नहीं है, वह 
समाधि की सक्रिय चेतना है जहाँ पुरुषोत्तम की सतत लीला चलती है। अष्टदल 
कमल पर अष्टसखियों का वर्णात एवं करिका में राधाकृष्ण का निवास योगपरक 
प्रनुभृतियों से साम्य रखता है । 

वस्तुतः कृष्ण भक्तों का यह विश्वास है कि पुरुषोत्तम की चेतना उनके धाम 
के जल, वायु भर आकाश आदि पञ्चभूतों में भी व्याप्त रहती है । पुरुषोत्तम भ्रपनी 
प्रम चेतना से उस दिव्य भूमि-खरुड विशेष को परिवेष्टित कर देते हैं। अस्तु किलष्ट 
साधन से प्राप्य भाव-दशा उसके भौमिक वातावरण के सेवन से अनायास ही प्राप्त 
हो जाती है। भूमि में स्थित वृन्दावन की चेतना भर प्रमव्योम के ऊपर स्थित 





!--तीन गुनिन हू तें परै तुव थामकहावें | गुनिन रचित यह देह किह्ठिं विधि रहि आवै ॥ 
कुंवरि कृपा जो ओेरिके मन रुचि उपजावे । अति दुलंभ बृन्दाटवी तब रूप दिखाबे॥ 
--बन्दावन, जसप्रकाश, ए० १५ 
२-करु मोहिं ब्रज रेनु देहु वृन्दावन बासा। 
मार्गों यहै प्रसाद और मेरें नहिं आशा॥ 
जोइ भावे सोइ करहु तुम, लता सिला द्रम गेहु । 
गाल गाइ को भृत करो, मानि सत्य जत एहु। 
जो दरसन नर नाग अमर सुरपतिहुँ न पायो। 
खोजत जुग गयो बीति अंत मोहूँ न लखायौ ॥ 
इहि बज यह रस नित्य है, में अब समुभूयो आइ ।--सूरसागर, पद सं० १११० 
३--अखिल अल्यांड वैराट के थाट सब महावैराट के रोम के कूप। 
सावकाशें उड़त रहत नित सहजहीं परमेश्वरय॑ आश्चय मय रूप ॥ 
सो प्रथम एकहीं शत््य मधि रमि र्मो जैसे त्रिसरेनु के रेनु सत अंश। 
याते दस-दसगुनों सहस्त्र सत शुज््य पुनि तिनते लखसहस्र महाशुन्स अवतंस 
: तिन महाशज््य के शिखर पर तेज को कोटि गुनते गुनौ अमित विस्तार । 
तहाँ निंजधाम बृन्दाबिपिन जगमगे दिव्य वैभवन को दिव्य आगारा॥ १०॥ 
०8 द -सिद्धान्तसुख, महावाणी । 


दा्शनिक-सिद्धान्तं द५्‌ 


वृन्दावन की चेतना में तात्विक कोई अन्तर नहीं है, दोनों एक ही हैं !* अन्तर इतना 
है कि एक कष्टसाध्य है, अन्य अयत्वज--प्रसादजनित, आयासहीन ।* 
लीला 

श्रीकृष्ण पूर्ण प्रकाम हैं, स्वयं झ्रानन्‍्दमय हैं, किन्तु आत्मक्रीड़ा से प्रेरित होकर 
बह एक से श्रनेक होते हैं । 'एको5हं बहुस्याम' के अनुसार वह अपना आत्मप्रसारण 
करते हैं। इस प्रसारण में विभाजन नहीं होता, वही एक अनेक बन जाता है श्ौर 
प्रनेक होकर भी एक बना रहता है। एक से अगेफ होने में अद्वय-तत्त्व के पूर्णता 
की किड्चित्‌ भी हानि नहीं होती, वह निरब््य अखणश्डित रहता है। विभाजन तो 
रमण के लिये आवश्यक है किन्तु पूर्ण सदैव पूर्ण ही बना रहता है।'* इच्छा करने 
पर भगवान्‌ अपनी शक्ति के आश्रय से एक से अनेक होकर वैचित्य में रमरणा करते 
हैं प॥रौर इच्छा करने पर अपनी समस्त प्रतिमृतियों को अपने में समाहित कर 
प्रात्मलीन हो जाते हैं। यह रमणेच्छा उनकी लीला कहलाती है। इस लीला का 
कोई प्रयोजन नहीं है । लीला ही लीला का प्रयोजन है, इतर कोई उद्देश्य इसमें नहीं 
है। वल्लभाचार्य जी के छाब्दों में “न हि लीलायामकिड्चित्‌ प्रयोजनमस्ति । लीलाया 
एवं प्रयोजनत्वात्‌ ।» इस लीला का उद्देश्य लीला ग्रर्थात्‌ पुरुषोत्तम की आत्मक्रीड़ा 
है। इसके उद्देश्य में श्रथ॑-धर्म-काम तो बाधित हैं ही, मोक्ष भी बाधित हो जाता है । 
लीला, लीला के लिये है, आनन्द, आनन्द के लिये हैं, प्रेम स्वयं में पूर्ण है, लीला का 
प्रानन्द स्वयं में पुर्णा है, इनमें किसी इतर उद्देश्य की गुझ्जाइश नहीं है । 

लीला को इसी निहंतुक भावना की सर्वेमान्यता होने के कारण इन कृष्ण- 
भक्ति सम्प्रदायों में मुक्ति का कोई मूल्य नहीं है।लीला की मुक्ति के आधारस्वरूप ही 
भक्त का अविद्या के बन्धनों से मुक्त होना भ्रावश्यक है, अन्यथा मुक्ति स्वयं में तुच्छ एवं 
नगर्य है। कृष्ण की उपासना में कृष्ण॒-सेवा के श्रतिरिक्त आत्म-सुख की कोई वाब्छा 
नहीं रखी जाती । मुक्ति एक प्रकार से शभ्रात्मसुख ही है, चाहे वह कितने उदात्त प्रकार 





१--परम अलौकिक देख़ि ले|कवत इद्ि की तिक कवि, मति लटी । 
है भुव पर हरि धाम मुकुट मणि यह अचिरज गति अटपटी ॥- इन्दावन जसप्रकाश, ६० १८ 
२--(क) विनु अम जतन जहाँ सब साधन महिमा भक्ति लखावही ।-वही, १० २१ 
(ख) बृन्दावन सेवी विधि भली । । 
जिहि प्रसाद उज्ज्वल उर दरते प्रेम भक्ति भावनि फली । 
सघन द्ुमनि कौ छांद रहो परि त्रिबिध पदन आवे चली ॥- वही, ४० २३ 
३--एके श्राप अनेक ६वे, इवे अ्रनेक ते एक । 
आदि मध्य अवसान में रमि रहे एकाएक ॥१६॥-- सिद्धान्त सुख, महाशणी 
४--अशुभाष्य, द्वितीय अध्याय, प्रथम पाद, सृन्न ३३। 
२ 


६६ मे ध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


का क्‍यों न हो ! यों सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूष्य मुक्तियाँ जा] से 
कष्ण-भक्तों को अनायास उपलब्ध हो सकती हैं, वे तो भक्त की दासियाँ बनने में अपने 
को कतकत्य समभती हैं, किन्तु भक्त को मुक्ति से कोई प्रयोजन नहीं । वह तो लीला- 
रस का अभिलाषी है, इसलिये व॒न्दावत की लीलास्थली में 'चूहरी तक मुक्ति को 
ठुकराकर मोक्ष के प्रति भ्रनादर प्रकट करती है, भक्ति के गन्धमात्र से मुक्तिसुख की 
वाञ्छा छूट जाती है ।* वास्तव में मुक्ति को बिना ठुकराये लीला में प्रवेश सम्भव 
नहीं है। मुक्ति में आत्म-विलय हो जाता है किन्तु लीला में वैचित्र्य के हेतु आत्म की 
पृथक सत्ता आवश्यक ही नहीं, शभ्रनिवायं है। फिर मुक्ति तो एक प्रकार की अ्रहमन्यता 
ही है । भक्त केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रीति सम्पादित करता है, इसलिये कष्ण 
की इच्छा यदि रमणा करने की है तो भक्त उससे विमुख क्‍यों हो ? मुक्ति में देह-मन- 
प्राण को छोड़कर आत्मविलयन के स्वसुख की कामना है, लीला में प्रेम की, श्राकृष्ण- 
सुख की । यदि भगवान्‌ में लय हो जाना ही आत्म-विभाजन का अन्तिम उद्देश्य था 
तो उसने भ्पने से जीवों को पृथक ही क्‍यों किया ? अभेद की अवस्था में तो जीव 
ब्रह्म से एकाकार था ही, युक्त होकर मुक्त ही था । फिर जो असीम के द्वारा जीवात्मा 
इतने बन्धनों में बाँधी गयी, वह क्‍या पुनः अपनी प््व॑स्थिति को प्राप्त करने के लिये ? 
यह पुनरावृत्ति कितनी नासमकी लगती है। सद्चिदानन्द के पूर्णा ज्ञान में यह विवेकहीन 
चेष्टा अ्रसम्भव है । वस्तुत: उसने अपनी अन्तर्लीन सत्ता का आत्मनिक्षेप करके उसे 
बाहर भी देखना चाहा,एकता को अनेकरूपता में विकीर्णा करके उनमें अपना अनुभव 
करना चाहा। आत्मसद्भीचन में ही आनन्द का आस्वादन न करके झआात्मविस्तार 
में भी श्रपता रस लेना चाहा । यही सृष्टि का हेतु है, यही पुरुषोत्तम की शक्ति की 
कीड़ा है श्लौर उसकी वैचित्र्य-सम्पन्नता है। 
इसीलिये श्री वल्‍्लभाचाय॑ जी ने लीला की अनुवर्तिनी एक पाँचवीं प्रकार 
की मुक्ति की अभिभावना की है जिसे उन्होंने 'सायुज्य-अनुरूप'' कहा है और 
शेष चारों प्रकार की मुततिक्यों से श्रेष्ठ ठहराया है, क्योंकि श्रन्य मुक्तियाँ केवल 
सेयोगात्मक होती हैं किन्तु यह संयोगात्मक-वियोगात्मक दोनों है । इसे 'स्वरूपानन्द' 
था लीलाग्रवेश' कहते हैं। मुक्तियाँ लयात्मक होती हैं, इसलिये उनमें लीला का 
परिपाक नहीं होता, सत्ता का वैचित्र्य आत्मानन्द में छूट जाता है। ब्रह्मानन्द में 





१-(क) इृन्दादन की चूहरी हू, चली मुक्ति ठुकराय ।-सुधर्मवोधिनी » ४० ५१ 
(ख) भक्ति सुख मुक्तिसिद्धि छाड़ाय जार गम्पे | 
अलौकिक शक्तियुणें कृष्ण कृपाय वान्मे ॥ 
द “चैं० च० मध्यलीला /चौबीसवाँ परिच्छेद) प० २८१ 


देश निक-सिद्धान्त॑ ६७ 


केवल ग्रोत्मा प्रवेश पाती है, अन्त:करण, इन्द्रियाँ आ्रादि नहीं ।* किन्तु भजनानन्द में 
इत सब को प्रवेशाधिकार मिलता है, भगवान्‌ की चमत्कारमयी पूर्णता- में ये 
चिदानन्द-सुंय॑ की किरणों हैं । पुरुषोत्तम के सान्द्र आनन्द-पारावार में ये उमियों का 
कल्लोल बनते हैं, चिच्छक्ति का वैचित्रय-विलास इनमें मी उमड़ता है। इसलिये भक्त 
दिव्य-देह पाकर कऋृष्ण में रमण करना चाहता है, लीला-रस का उपभोग करना 
चाहता है | तटस्थ निलेंप ब्रह्म से उसे कोई प्रयोजन नहीं है, वह तो ब्रह्म में लिप 
होना चाहता है, उन्हें लिप्त करना चाहता है,गअ्रत: उन्हें ग्राकषित करना चाहता है । 
गुणमय जीव निगण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है।* यह आकषंण लीला या 
आनन्द के लिये अ्रनिवायं है। आनन्द का विलास भेदाभेद के सापेक्ष ऐक्य में वैचित्य 
धारण करता है, इसलिये कृष्णुलीला में जीव और भगवान्‌ की सायुज्यावस्था होते 
हुए भी इनका तारतम्य-सम्बन्ध बना रहता है, अभेद नहीं | अ्रभेद होने से विलास 
की तीव्रता निरपेक्ष-अन्तर्लीनता में परिणत होने लगती है, इसीलिये पुरुषोत्तम में 
प्रवस्थित रहकर भी उनसे भेद बना रहे, भेदाभेद रहे, यही कृष्ण भक्ति सम्प्रदायों 
की साधना का लक्ष्य है। लीलाप्रवेश एकमात्र श्रीकृष्ण की कृपा से सम्भव है, जीव 
के निभत पुरुषार्थ से नहीं। लीला में प्रवेश करने के लिये अ्रविद्या का नाश आवश्यक 
है, इसलिये जीव, कृष्ण के श्रनुग्रह से सद्योमुक्ति (बिना ज्ञान कम आदि के) पाकर 
लीला में प्रवेश करता है । श्रीकृष्ण की अपने परिकरों के साथ यह लीला कई भावों 
के आश्रय से चलती है जिनका विवेचन रस के अध्यायों में किया गया है। 


पियाशासाद/ाााराभाकाताभानतापकआाभभदाततन उनका धक्का कप ताक 
१-- अह्यानन्दे प्रविष्यनामात्मनिव सुखप्रभा । संघातस्यविलीनत्वात्‌ भक्तार्नां तु विशेषतः ।५३। 
सवन्द्रियस्तथा चान्त:करणैरात्मनामपि हिं। अह्याभावात्त भक्तानां गृहमेबविशिष्यते ॥५४॥ 


-तंत्वदीप निबन्ध, शाख्वार्थ प्रकरण 
२- भक्तिर स्वभाव जब करे आकर्षण | दिव्य देह कराय क्ृष्णुेर भजन ॥ 
भक्तदेह पाश्ले हुय गुर स्मरण। शुणाक्षष्ट हैया करे सिर्मल भजन ।। 
“० च० मध्यलीला, (चौवीसवाँ परि०१, पृ० २८५ 


भक्ति 


प्रथम खण्ड 


भक्ति 


भक्ति का दाशनिक आधार 


जड़-जीवत एवं मन से परिवेष्टित सृष्टि का उत्स एक मह॒त्‌ अपरिसीम अ्रानन्द 
है, जो इसका अ्रप्रतिहत सञ्वालन कर रहा है और जगत्‌ की क्षार गतियों के बीच 
भी जीव को उस उत्स की ओर प्रेरित कर रहा है जहाँ से उसका उद्गम है । प्रत्येक 
व्यक्ति अखण्ड सुख की वाञ्छा करता है।यह वाञ्छा ईब्वर प्रेरित है क्योंकि श्रीमद्‌ 
वल्लभाचाय के अनुसार प्रत्येक जीव में, ( सृष्टि के प्रत्येक तत्व में ) आनन्दांश- 
प्रधान अन्तर्यामी अनुप्रविष्ट होकर उसका सब्चालन कर रहा है। आझ्रानन्द की यह 
पिपासा जीवमात्र में स्वभावज है क्योंकि अंश में अंशी का गुण विद्यमान है। भ्रवश्य 
ही वह अपने मूलस्वरूप में ग्रभिव्यक्त नहीं हो पाती क्योंकि जीव में अहंकार का 
आवरण झा जाता है। फिर भी आनन्द की खोज तो है ही। सारी सृष्ठि इस व्यापक 
परमानन्द के आकर्षण में बँधी है| ब्रह्म जो स्वयं पूर्णा-स्वतन्त्र एवं मुक्त है, अपनी 
समस्त गतियों का स्वामी है,अत: किसी माया से अनुप्रारितत नहीं है। वह जो अपनी 
अ्रखणड एकता को नानारूपता देता है यह क्‍यों ? इसका केवल एक ही उत्तर है-- 
आनन्द के लिये। पूर्णाप्रकाम के आत्म-रमण की प्रेरणा केवलमात्र श्रानन्द ही है । 
लीला ही लीला का प्रयोजन है । 

सृष्टि के जिस सूत्रधार को वेदान्तियों ने केवल सत्‌ के रूप में देखा, जिसकी 
प्रनुभूति उपनिषद्कारों ने निराकार सच्चिदानन्द के रूप में की, वही कृष्णभक्ति- 
धारा में परमानन्द श्रोक्ृष्ण के विग्रह में घनीमृत होकर प्रकट हुआ क्षष्णभक्तों 
का अनादि सत्य निराकार प्रसीम नहीं जिसकी यावत्‌ सृष्टि में कोई वास्तविक रुचि 
नहीं है श्ौर न ही श्रीकृष्ण की आत्मशक्ति असत्‌ है, जो संसार के मिथ्या-अ्रम को 
जन्म दे । वह सत्ता एक सक्तिय सत्ता है जिसकी शक्ति का सलस्वभाव ही चेतानन्द 
है, ह्लादक है। जो अ्रमीम है, उसमें आनन्द अनिवार्य है क्योंकि सारा निरानन्द 
सीमाजन्य होता है । सीमा का थ्रा जाना असन्तोष का कारण बनता है। बाधा 
कि वा सीमा के अतिक्रमण पर ही आत्मतुष्टि मिल पाती है । तत्वत: पूर्ण होने के 
कारण जीव अपनी आत्मपुर्गाता का खोजी है, वह अपनी इस पूर्णता का भ्रधिकारी 
भी है क्योंकि ग्रणु की सत्ता विभ से स्वतन्त्र है ही नहीं । जिस मात्रा में खशड, पूर्ण 
को, ससोम, भ्रणीम को छू लेता है उस मात्रा में वह आत्मतुष्टि लाभ करता है, आनन्द 
वंगे और प्रगति करता है। आत्मोपलब्धि का दूसरा नाम आनन्द है। 


७२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्श्रदाय 


यह आनन्द है क्या ? इसका स्वरूप क्या है जिसको पाकर व्यक्ति पूर्ण तृप्त 
हो जाता है। यह निश्चित है कि इस आनन्द को हम मानवीय सुख से एकाकार नहीं 
कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता तो व्यक्ति को सुख के क्रम में दुःख न मिलता । 
सुख के क्रम में दु:ख अवश्यम्भावी है, सुख-दुःख के दवन्दात्मक अनुभव निरन्तर साथ 
लगे रहते हैं, किन्तु श्रानन्‍्द एक ऐसा अनुभव है जो आरात्मपरिपूर्ण है, एकरस है। 
सत्ता का आनन्द आत्म-स्थित ($८]-८5४४८7४) एवं वस्तु-निरपेक्ष है। सृष्टिव्यापी 
श्रानन्द मानव के संवेगात्मक, स्तायविक ह्॒ष-सुख से भिन्न एक मूलभूत वृहत्तर तत्तव 
है जिसका केन् श्रात्मा है, मनुष्य की वाह्यचेतना नहीं । वाह्मचेतना में प्रतिविम्बित 
होकर वही निरपेक्ष आनन्द सापेक्ष हो उठता है और हुए, विषाद, तटस्थता--इन 
तीन चल अनुभूतियों का रूप धारण करता है । सुख, हर्ष, उल्लास आदि जिन्हें हम 
आनन्द का पर्याय समभते हैं, ये सब भ्रवसरजन्य हैं एवं दुःख-विषाद आदि की भाँति 
ही सकारणु एवं सापेक्ष्य हैं। सत्‌ का आनन्द चित्‌ की निह॑न्द्र स्थिति में निवास 
करता है, वह न॒तो अवसरजन्य है, न किन्‍्हीं कारणों पर निर्भर । वस्तुतः सुख- 
दु:ख आदि उस आनन्द की विकलाड्ु प्रतिच्छायाएँ हैं। जब सत्‌ का आनन्द सम्भूति 
में ग्रपत्ती उपलब्धि करना चाहता है, जब अक्षर आनन्द क्षर में भी भ्रपना प्रतिविम्ब 
देखता है तब वह व्यक्ति में अहं की सीमा से बाधित होकर सुख-दुःख के रूप में 
अनुभूत होता है। यदि अ्रहं की बाधा टूट जाय तो क्षर में भी अक्षर मूलरूप में 
प्रतिविम्बित हो जाय | यह सत्य है कि अंशी अंश में, असीम ससीम में अपना 
प्रतिविम्ब देखना चाहता है, सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण जीव के देह-मन-प्राण की चेतना 
में भी अपने पूरणानिन्‍न्द का आस्वादन करना चाहते हैं। तत्वतः जीवात्मा सच्चिदानन्द 
से एक होने के कारण आानन्दरूपी तो है, किन्तु तत्वतः ही नहीं, वाह्यतः भी वह उसे 
अपने समकक्ष बनाना चाहता है :-- 

कम्तल नेत करुनामय, सुन्दर नन्द-सुवन हरि । 
रभ्यो चहुत रस रास, इनहि श्रपतो समसरि करि ॥* 

श्रीकृष्ण का आनन्द किवा शआत्मानन्द व्यक्ति की वाह्म-चेतना से अराच्छादित 
रहता है, श्रहंता एवं ममताजन्य कामनाश्रों से आवृत हो जाता है। निविकार झानन्द 
एषशाओ्रों के प्रसार के कारण तिरोहित होकर व्यक्ति के अ्रतिचेतन में निवास करता 
है श्लोर उसकी चेतन-सत्ता में व्यक्त होने की प्रतीक्षा करता है। जब तक कामनाओं 
का साम्राज्य ध्वंस नहीं हो जाता तब तक आनन्द प्रच्छुन्न रहता है। सारी कामनाएं 
अ्रहंकारजन्य हैं, अतः अहंकार का आत्मा रूप बनना, आनन्द को पा लेना है। दूसरे 





१--सिद्धान्तपन्नाध्यायी, नन्‍्ददास, पंक्तिक्तम ११५, ९० १८६ | 


भक्ति | ७३ 


शब्दों में जब जीव मायासंवलित अ्रह को छोड़कर स्वरूपशक्ति राधा का सारूप्य 
प्राप्त कर लेता है, तभी वह परमानन्द श्रीकृष्ण को पाता है । जीव का मूलस्वरूप 
निष्काम किवा आत्म-प्रकाश है, ग्रतः उसमें एषणा्ों का स्थान नहीं है । सुख-दुःख 
्रादि अनुभव अज्ञान के उपज हैं। जब जीव में स्वरूप या हक्लवादिनी शक्ति आत्म- 
प्रकाश करती है तब उसका मायाजन्य अ्रन्धकार नष्ट हो जाता है और वह अहंता- 
ममता से परिचालित दु ख-सुख को छोड़कर भ्रखएड आपनन्दस्वरूप श्रीकृष्ण की ओर 
धावित होता है । विशुद्ध आनन्द का आकर्षण उसे आनन्द की श्रान्तियों से विमुक्त 
कर देता है | स्वरूपशक्ति श्रथवा क्वादिनी शक्ति ही इस आकर्षण को उत्पन्न करती 
है । वही विशुद्ध आनन्द की अ्भीष्सा जायृुत करती है। आनन्द की यह अभीष्सा 
प्रेम कहलाती है।* यही प्रेम भक्ति में ग्राह्म है । क्वादिनी का सार प्रेम है और प्रेम 
का सार भाव, भावपरक भक्ति ही कृष्ण॒भक्ति की विशिष्ट देन है। प्रेम, आनन्द की 
पुञ्नीभूत किरण है, यह आ्रात्मा का नित्यगुण है । भट्ट रमानाथ जी शास्त्री के शब्दों 
में “उस आनन्दरूप आत्मा का ही विशुद्ध धर्म या किरण जब मन के द्वारा भअ्रन्तर 
प्रकट होता है तब वह स्नेह किवा प्रेम कहलाता है ।?? वास्तव में यह स्नेह भ्रानन्द 
का ही धर्मान्तर होने से आत्मधर्म है ।* 

भक्ति का मनोविज्ञान 


आ्रानन्द की यह खोज आत्मचेतन मानव में श्रधिक जागरूक हो उठती है। 
प्रेम उसी आनन्द को पाने का प्रबलतम साधन है किन्तु देह-मन-प्राण के विकारों से 
ग्रस्त होने के कारण आत्मा का धर्म मानव की वाद्य सत्ता में प्रकट नहीं हो पाता । 
ग्रहन्ता एवं ममता से परिचालित मानव-प्रेम देह एवं प्राण की कामनाग्रों किया अधिक- 
से-अधिक मानसिक आदान-प्रदान में उलभकर रह जाता है। जहाँ प्रेम अपने भ्रनाविल 
रूप में प्रकट नहीं हो पाता वहाँ श्रानन्द भी नहीं रह सकता। प्रेम आत्यन्तिक रूप से 
दुःख की निवृत्ति चाहता है, दूसरे शब्दों में ग्रानन्द की खोज करता है। प्रोतिसन्दर्भ 
में कहा गया है कि पुरुष का प्रयोजन सुख प्राप्ति एवं दुःखनिवृत्ति है। भगवत्पेम में 
ही आत्यन्तिक सुख है। अन्य श्राश्रयों से प्राप्त सुख कदापि सत्य नहीं हो सकता 
क्योंकि वह नित्य नहीं है, जो सत्य है वही नित्य है | भ्रतएव श्रन्य प्रेम भ्रफुरन्त न 
होने के कारण अभ्रनिवायंत: दूः:ख में परिणत होता है, श्रानन्द का निषेधक बनता 
है । केवलमात्र भगवान्‌ नित्य परमानन्द स्वरूप हैं, ग्रत: भगवान्‌ के प्रति उन्मुख प्रेम 





*-हादिनी सार प्रेम प्रेमसार भाव । 
भावेर परमकाष्ठा नाम महाभाव ॥--चैतन्यचरितारूत, आदि लौला, चतुर्थ परि०, प्रु० २१ 
३- भक्ति और प्रपत्ति का स्वरूपगर्त भेद, ए० ३ । 


७४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णा-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


ही नित्य ग्रानन्दस्वरूप हो सकता है, उसी में दुःख की आात्यन्तिक निवृत्ति सम्भव है। 
परमात्मा में लीन होकर, भ्रज्ञान की वृत्तियों के स्तब्ध होने पर योगी जिस निशचल, 
नीरव आनन्द का अनुभव करता है उससे भी बढ़कर झानन्द का अनुभव भक्त, 
पुरुषोत्तम में स्थित होकर करता है। भगवान्‌ में देह-मन-प्राण का अज्ञान स्तब्ध नहीं, 
रुपान्तरित होकर आनन्द का उपकरण बन जाता है।अझ्तएवं भक्त की भाव-समाधि 
सक्रिय होती है, उसमें लीला की अनुभूति होती है। भगवान्‌ के प्रेम में ब्रह्मानन्द के 
प्रशान्‍्त सागर के बीच लीला की लहरों का बिलास उच्छलित होता है, अ्रतएव 
भगवानूमूर्ति श्रीक्षष्ण ही प्रेम के परम आधार हैं । 

प्रन्‍न हो सकता है कि जीव में भी तो भगवान्‌ का अ्रंश रहता है, अ्रतएव 
एक प्राणी का दूसरे प्राणी से स्नेह अपर्याप्त क्‍यों है ? यह सत्य है कि जीव-जीव 
परस्पर प्रीति करते हैं किन्तु यह भी सत्य है कि कोई किसी की प्रीति का विषय नहीं 
बन पाता । गैशव से यौवन तक और बाद में भी, प्रीति के ग्राधार परिवर्तित होते 
रहते हैं | प्रीति सुखस्वरूपा है, वह भ्रखणड सुखात्मक वस्तु चाहती है। जीव स्वरूपतः 
आनन्द वस्तु होने पर भी अ्रणु-आनन्‍्द मात्र है। वह अण-आ्रानन्द भी व्यक्ति की 
वहिचेतना के दुर्भेद आवरणों में स्थित है। आवरणकारिणी माया के विकार के 
कारण कोई भी स्वरूपगत आनन्द के निकट नहीं पहुँच पाता । श्रतएव त्रितापग्रस्त 
जीव को चाह कर भी कोई सुखी नहीं हो पाता । प्रीति चाहती है अनावृत्त आनन्द । 
जीव के आवरण को भेद कर उसके स्वरूप को पकड़ पाने पर भी पूरातृप्ति नहीं 
मिल सकती, क्योंकि जीव में भ्रावन्द का परिमाण अत्यन्त कियत्‌ है, अणुमात्र है। 
इसीलिये जीव क्रमश: प्रीति के विषयों का परित्याग करता हुआ निरन्तर नृतन 
प्रीत्यास्पद के सन्धान में व्याकुल रहता है। शैशव में जननी, बाल्य में सखा, यौवन 
में प्रेययी तथा उसके पश्चात्‌ और भी नूतनतर प्रिय के सन्धान में धावित होना 
दिखाई पड़ता है। अतएव जब सभी प्रीति के विषय का प्रनुसन्धान कर रहे हैं, तब 
यह बोध होता है कि कोई भी किसी की प्रीति का विषय नहीं हो सकता । फिर 
भी आश्रय की खोज तो रहती ही है। प्रीति के एक विषय, एक आधार ओर हैं 
जिन्हें जीव ने श्रभी तक पाया नहीं है--वे हैं श्री भगवान्‌ । भगवान्‌ ही यथार्थ प्रीति 


के विषय हैं । उनमें अ्नावृत अफुरन्त सुख है, श्रानन्द है। इसीलिये प्रीति का पर्यवसान 
भगवान्‌ में ही होता है ।* 





१--सर्व हि प्राणिन: प्रीतितात्पयैका एवं तदर्थमात्मव्ययादेरपि दर्शनात्‌ । किन्तु योग्यविषयमलब्धा 
3 श वर्यते ३३. ः क दि के, ; क 
तस्तन्न-तत्र स परिवयते। अतः सर्वेरेव योग्यतद्विषयेहन्वेष्ठुभिष्टे सति' श्रीमगवत्येव तस्या; 
पर्यवसानं स्थादिति |--प्री तिसन्दर्भ, प० ४१-४२ 


भक्ति. छभ्र 


यह भगवत्प्रेम आत्मा का नित्यगुण है, अंश का अ्रंशी के प्रति, खण्ड का 
पूर्ण के प्रति साग्रह अनुधावन । यद्यपि कुछ काल तक जीव अन्य समान जीव में 
ग्रनुरक्त रह सकता है किन्तु अन्ततः अपने स्वरूप से प्रेरित होकर वह भगवान्‌ में ही 
शाइवत प्रेम और आनन्द का रसास्वादन करता है। कुछ काल तक जीव मित्र तथा 
पत्नी आदि को परमात्म अंश के कारण स्नेह कर सकता है, जैसा कि याज्ञवल्क्य ने 
कहा है कि वे स्वयं अपने कारण प्रिय नहीं हैं वरन्‌ उनमें. स्थित परम-प्रात्म के 
कारण प्रिय हैं, किन्तु सम्पूर्ण की खोजी आत्मा खणड में प्रतिच्छायित पूर्णता को 
त्यागकर पूर्णाता को उसके स्वरूपगत आधार में खोजेगी | झ्रात्मा, परमात्मा को उसी 
के स्वरूप में खोजती है न कि पत्नी तथा मित्र झ्रादि के मानवीय आधार में। सत्यान्वेषी 
आत्मा सत्य को पाना चाहती है, सत्य के किसी टुकड़े को नहीं, सत्य की किसी सुदूर 
कह्पना से वह तृप्त नहीं हो सकती । किसी भी रूप में सही, याज्ञवल्क्य ने यह स्वीकार 
किया है कि पत्नी एवं मित्र आदिप्रीत्यास्पद नहीं है, वरन्‌ उनमें निहित 'परम-सआरात्मा' 
है। इसी से मिलता-नुलता एक तक यह है कि व्यक्ति की अ्रपूर्णता के कारण हम 
उसके साक्षात्‌ स्वरूप से प्रेम नहीं करते वरन्‌ उसके अन्दर निहित भविष्यत्‌ दिव्यता 
को कल्पना के कारण उससे प्रेम करते हैं। जो भी हो, प्रेम में दिष्यता का श्राग्रह 
परोक्ष रूप से विद्यमान रहता है। भक्त में यह आग्रह परोक्ष न होकर प्रत्यक्ष होता 
है, वह भगवान्‌ के अभिव्यक्त स्वरूप में ही आत्मतुष्टि लाभ करता है ।* 

भक्ति उस परमप्रेमास्पद को निकटतम लाने का सहजतम साधन है। ज्ञान 
की ऊँचाइयों तक पहुंचकर भगवत्साक्षात्कार करना सर्वंसाधारण की दुबंल शक्ति 
के लिये सुकर नहीं है, कर्म में कर्त्तापन का अभाव या संन्यास उसे नीरस प्रतीत हो 
सकता है, किन्तु प्रेम की अ्रतल तरलता में डूबकर अ्रहं के खो जाने पर भगवान्‌ को 
छू पाना अपेक्षाकृत आसान है । प्रेम का मार्ग आकर्षक भी है। कृष्णभक्ति सम्प्रदायों 





१-४ 87५ ०७8४९ ॥67९ 5८९००६४ 0 9७6 ॥0३षट ४ ३ए०छवो ऐी७६ 7. 48 4.00 06 
॥परणबा >दगह ( शराब: 06 70 48 ) 9छप फिंएंगठ 07 9 70४०7 ० १6 
छाएंग6 जात ( वथी 0 (00 7 एप शो 6 बे 70 38008 ) प० 
8 006 09]6०६ ० 06 ]000... ैफ पा ए्रए४0४० छत०्पांवे 70. 96 840ंञ्रीटत 
पर 0८"१४६४४7६ छा 090 छा] 90--ध०णेत 70: 000860 ६0 एटण था 
0 0ए6 ७ात पीठ ग96 407 6 इ58 णी था पाटकोीशटत वगीयं[8., 6 
छ0णोेव गांड 00 9पगडह ०३ णि। 7ढबा598000, (0७७05 7078 
6९ तवीएांएमल . 867 067 पाल तंज बियादिश, ॥6 ए0्णे्त ए०ा 768 
88860 ७१0॥ (४०९ तंग प्रा०0750008 ० 708९ पाव8707680८6 07 0779 
तांडा8700ए गा 0०867 किए &प्राठठंगवि० 46१६७, [ाजते-82768, ?. 275 


७६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


ने प्रेम को ही साधन माना है और इसे ही साध्य भी। प्रेम सारी चेतना का 
शिरोमणि है, सत्ता की आत्मपरिपूर्णंता का पथ है। इसके द्वारा आत्मा, भ्रात्मेपलब्धि 
की गहनता, भ्राह्नाद एवं सम्पुर्णंता को प्राप्त कर लेती है । प्रेम, विभाजन के कलेश से 
ऐक्य के आनन्द में पहुँचाता है, अत: भगवान्‌ की ओर प्रेम सहित अभिमुख होना 
सर्वाधिक आध्यात्मिक पूर्ति के लिये श्रपने को तैयार करना है । मनुष्य में प्रेम, संवेग 
के रूप में अधिक व्यक्त होता है। उसे जीवन में लिप्त करने वाला झ्ाकषंण प्रमुखत: 
संवेग का ही होता है। संवेग से ही जीवन को गति मिलती है, किन्तु दुःख का 
कारण भी वही होता है। यदि संवेग की धारा को भगवान्‌ की शोर मोड़ दिया 
जाय तो व्यक्ति की चेतना में दिव्य परिवर्तन आ जाय । कृष्णभक्ति इन्हीं संवेगों को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में नियोजित करती है, श्रतएव इसकी साधना में आवेग है, गति 
है। #ष्णभक्ति में सारे मानवीय मनोरागों के साथ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण से सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है । भक्त का यह विश्वास है कि जिस प्रकार वह भगवान्‌ का 
प्रावाहन करता है उसी प्रकार भगवान्‌ उसे प्रत्युत्तर देता है। जिस प्रकार भक्त 
भगवान्‌ में आनन्द लेता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी भक्त में झ्रानन्द लेता है--- 
येयथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।' जो भी रूप गुण भक्त भगवान्‌ को प्रदान 
करता है उन्हें स्वीकार करता हुआ वह उसके क्षीर प्रयास को सबल बनाता है भौर 
उसका निरन्तर प्रत्युत्तर देता हुआ अन्त में भक्त को अपना स्वरूप दे डालता है, अपने 
से एकाकार कर लेता है। परमऐक्य की, भगवान्‌ से तदाकारता की, अनुभूति भक्ति 
से ही शकक्‍्य है । प्रेम ऐसा संवेग है जो नितान्त निःस्वार्थ एवं आत्मपरिपूर्ण है, 
अपने अतिरिक्त इसमें श्रौर किसी प्रयोजन की श्रावश्यकता नहीं है। प्रेमभक्ति के 
माध्यम से व्यक्ति-दिव्य-चेतना के आत्मानन्द में सीधे प्रवेश कर जाता है। यह दिव्य- 
प्रेम ही मूलभूत श्रानन्द की उपलब्धि है, उसका साकार विग्रह है। 

प्रेमाभक्ति का स्वरूप 


किन्तु जिस प्रकार विशुद्ध आनन्द की अनुभूति मानव की बहिद्चेतना से सम्भव 
नहीं है, उसी प्रकार भगवदोन्मुख प्रेम किवा भक्ति मानव-कल्पना की पहुँच से परे 
हैं। यद्यपि कृष्णप्रेम मानवीय रूप धारण करके जनसाधारण के सम्मुख उपस्थित 
हुआ, किन्तु उसकी भावगरिमा चेतना के श्रत्यन्त उच्च धरातल की वस्तु है । सत्व, 
रज, तम की वृत्तियों तथा इनकी अ्रासक्तियों से परे कृष्णरति चिदासक्ति है, चिच्छक्ति 
का विलास है।* भक्ति, गुणों से भश्रतीत तो है ही ज्ञान से भी ग्रतीत है। परा- 





१-“आुणाशक्ति सो काम सुख चिदाशक्ति सो नेह। 
चिदाशक्ति तत्सुखसुखी गुणाशक्ति सो देह ॥४५॥- सुधमंबोधिनी, पृ० ३० 


भक्ति ७७ 


भक्ति धामिक भावना भी नहीं है । यह विधिनिषेध से परे आात्मस्थित आनन्द का 
महास्रोत है। सबके ऊध्वे में स्थित रामभक्ति का आसन अत्यन्त ऊँचा है। रास के 
पू्वे श्रीकृष्ण गोपियों को अ्रथे-धर्म श्रादि का उपदेश देते हैं, वह केवल ब्रजदेवियों के 
शुद्ध प्रमरस को प्रकट करने के लिये, प्रत्युत्तर में गोपियाँ कहती हैं कि धर्म की 
उपयोगिता वहीं तक है जहाँ मन का कलुष घुल जाय । मन के निमंल होने पर बुद्धि 
निखर उठती है, उसके अ्रविद्या के नाश पर विज्ञान' प्रकाशित होता है, इस विज्ञान 
चेतना के प्रकट होने पर सत्य, ज्ञान तथा आनन्द रूपिणी आत्मा।प्रभासित होती है, तब 
कहीं कृष्ण की पराभक्ति व्यक्त होती है।* विज्ञान चेतना में अभिव्यक्त सच्चिदानन्द 
का यह रस कृष्णभक्ति में मानवीय प्रेम के व्यापारों के रूप में प्रकट हुआ है। यहाँ 
तक कि उसमें ऐन्द्रिकता का भी समावेश है। बहुधा इस बात पर कठदु-आक्षेप किया 
जाता है कि कृष्णभक्ति में ऐन्द्रियता ( 8८7४प7008768$ ) ही नहीं, ऐन्द्रिकता 
( इधा5पथज ) है ग्रौर उसका होना कृष्णभक्ति की विशेषता है। हृष्णाप्रेम 
वह भ्रतीन्द्रिय रहस्यपरक प्रेम नहीं है जिसमें आत्मा व्यक्तित्व के बाधक अंझों को 
छोड़कर परमात्मा से मिलने को आतुर रहती है, वह निर्गुण नहीं सगुण प्रेम है । 
इसलिये व्यक्तित्व के अन्य अंशों को जहाँ का तहाँ न छोड़ कर उन्हें भी ऋष्ण प्रेम में 
नियोजित किया जाता है । पुरुषोत्तम की चेतना मात्र ब्रह्मचेतना नहीं है जो सम्भूति 
से कोई सरोकार नहीं रखता और जीव की देहबद्ध चेतना को एक स्वप्न या अम 
समभती है | श्रीकृष्ण जब इस देहबद्ध चेतना में अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए तब 
उसका कोई उद्देश्य भी था। पराडं सच्चिदानन्द अपराद्ध देह-मन-प्राण में अ्रभिव्यक्त 
होना चाहता है अन्यथा श्रीकृष्ण अच्तर्यामी रूप से इनमें प्रविष्ट न होते क्योंकि श्रात्मा 
तो परमात्मा से नित्य युक्त है ही । जहाँ आत्मा विच्छिन्न है किवा जहाँ परमात्मा 
प्रच्छन्न है, वहाँ भी श्रपनी अ्रभिव्यक्ति सच्चिदानन्द को काम्य है । श्रीकृष्ण को रुचि 
लीला में है, इस लीला में श्रात्मा, परमात्मा में लीन हो कर निष्क्रिय नहीं हो जाती, 
वह अपने समस्त अ्रवयवों सहित वैचित्र्य का विस्तार करती है। लीला में जीव के 





१--धरम कर्‌यौ दृढ़ ताको, धरमद्धि रत कोई। 
जा धरमहि आचरत, समल मल निरमल होई॥ 
मन निर्मल भये सुबुधि, तहाँ बिग्यान प्रकासे। 
सत्य ज्ञान आनन्द, आतमा तब आभासे ॥११०॥ 
तब तुमरी निज प्रेम-भगति-रति अति है आवे। 
तौ कहूँ तुम्हरें चरन कमल को निकर्टहिं पावें॥११४॥ 
- सिद्धान्त पत्चाध्यायी, नन्‍्ददांस, ६० श्प्८ 


७६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णा-भक्तिधारा श्रौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


ने प्रेम को ही साधन माना है और इसे ही साध्य भी। प्रेम सारी चेतना का 
शिरोमणि है, सत्ता की आत्मपरिपूर्णाता का पथ है। इसके द्वारा आत्मा, झात्मोपलब्धि 
की गहनता, ग्राह्नाद एवं सम्पूर्णंता को प्राप्त कर लेती है। प्रेम, विभाजन के क्लेश से 
ऐक्य के आनन्द में पहुँचाता है, अतः भगवान्‌ की ओर प्रेम सहित अभिमुख होना 
सर्वाधिक आध्यात्मिक पूर्ति के लिये अपने को तेयार करना है । मनुष्य में प्रेम, संवेग 
के रूप में अ्रधिक व्यक्त होता है। उसे जीवन में लिस करने वाला आकर्षण प्रमुखतः 
संवेग का ही होता है। संवेग से ही जीवन को गति मिलती है, किन्तु दुःख का 
कारण भी वही होता है। यदि संवेग की धारा को भगवान्‌ की ओर मोड़ दिया 
जाय तो व्यक्ति की चेतना में दिव्य परिवर्तन भा जाय । कृष्णभक्ति इन्हीं संवेगों को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में नियोजित करती है, अ्रतएव इसकी साधना में आवेग है, गति 
है। कृष्णभक्ति में सारे मानवीय मनोरागों के साथ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण से सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है । भक्त का यह विश्वास है कि जिस प्रकार वह भगवान्‌ का 
ग्रावाहन करता है उसी प्रकार भगवान्‌ उसे प्रत्युत्तर देता है। जिस प्रकार भक्त 
भगवान्‌ में आनन्द लेता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी भक्त में आनन्द लेता है-- 
थेयथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तयैव भजाम्यहम्‌ । जो भी रूप गुण भक्त भगवान्‌ को प्रदान 
करता है उन्हें स्वीकार करता हुआ वह उसके क्षीण प्रयास को सबल बनाता है श्रौर 
उसका निरन्तर प्रत्युत्तर देता हुआ अन्त में भक्त को अपना स्वरूप दे डालता है, अपने 
से एकाकार कर लेता है। परमऐक्य की, भगवान्‌ से तदाकारता की, अनुभूति भक्ति 
से ही शक्य है । प्रेम ऐसा संवेग है जो नितान्त निःस्वार्थे एवं आत्मपरिपूर्ण है, 
अपने अतिरिक्त इसमें और किसी प्रयोजन की श्रावश्यकता नहीं है। प्रेमभक्ति के 
माध्यम से व्यक्ति-दिव्य-चेतना के आत्मानन्द में सीधे प्रवेश कर जाता है। यह दिव्य- 
प्रेम ही मृलभूत आनन्द की उपलब्धि है, उसका साकार विग्रह है। 

प्रेमाभक्ति का स्वरूप 


किन्तु जिस प्रकार विशुद्ध आनन्द की अनुभूति मानव की बहिद्चेतना से सम्भव 
नहीं है, उसी प्रकार भगवदोन्मुख प्रेम किवा भक्ति मानव-कल्पना की पहुँच से परे 
हैं। यद्यपि कृष्णप्रेम मानवीय रूप धारण करके जनसाधारण के सम्मुख उपस्थित 
हुआ, किन्तु उसकी भावगरिमा चेतना के श्रत्यन्त उच्च धरातल की वस्तु है । सत्व, 
रज, तम की वृत्तियों तथा इनकी आसक्तियों से परे कृष्णरति चिदासक्ति है, चिच्छक्ति 
का विलास है।* भक्ति, गुणों से अ्रतीत तो है ही ज्ञान से भी अतीत है। परा- 


१--शुणाशक्ति सो काम सुख चिदाशक्ति सो नेह। 
चिदाशक्ति तत्सुखसुखी गुणाशक्ति सो देह ॥४५॥- सुधमंबोधिनी, ए० ३० 


भक्ति ७७ 


भक्ति धारमिक भावना भी नहीं है। यह विधिनिषेध से परे आत्मस्थित आनन्द का 
महास्रोत है। सबके ऊध्व में स्थित रामभक्ति का आसन श्रत्यन्त ऊँचा है। रास के 
पूर्व श्रीकृष्ण गोपियों को अर्थ-धर्मं श्रादि का उपदेश देते हैं, वह केवल ब्रजदेवियों के 
शुद्ध प्रेमरस को प्रकट करने के लिये, प्रत्युत्तर में गोपियाँ कहती हैं कि धर्म की 
उपयोगिता वहीं तक है जहाँ मन का कलुष धुल जाय । मन के निर्मल होने पर बुद्धि 
निखर उठती है, उसके अविद्या के नाश पर विज्ञान' प्रकाशित होता है, इस विज्ञान 
चेतना के प्रकट होने पर सत्य, ज्ञान तथा आनन्द रूपिणी आ्रात्मा।प्रभासित होती है, तब 
कहीं कष्ण की पराभक्ति व्यक्त होती है ।* विज्ञान चेतना में अ्रभिव्यक्त सच्चिदानन्द 
का यह रस कृष्णभक्ति में मानवीय प्रेम के व्यापारों के रूप में प्रकट हुआ है । यहाँ 
तक कि उसमें ऐन्द्रिकता का भी समावेश है। बहुधा इस बात पर कठु-आक्षेप किया 
जाता है कि क्ृष्णभक्ति में ऐन्द्रियवा ( $678प0057688 ) ही नहीं, ऐन्द्रिकता 
( 8८०४पथ।ा०ए ) है और उसका होना कृष्णभक्ति की विशेषता है। कृष्ण प्रेम 
वह शअ्रतीन्द्रिय रहस्यपरक प्रेम नहीं है जिसमें आ्रात्मा व्यक्तित्व के बाधक श्रंशों को 
छोड़कर परमात्मा से मिलने को आतुर रहती है, वह निर्भगुण नहीं सगरुण प्रेम है। 
इसलिये व्यक्तित्व के अन्य अ्रंशों को जहाँ का तहाँ न छोड़ कर उन्हें भी क्ृष्णाप्रेम में 
नियोजित किया जाता है । पुरुषोत्तम की चेतना मात्र ब्रह्मचेतना नहीं है जो सम्भूति 
से कोई सरोकार नहीं रखता और जीव की देहबद्ध चेतना को एक स्वप्न या भ्रम 
समभती है। श्रीकृष्ण जब इस देहबद्ध चेतना में अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए तब 
उसका कोई उद्देश्य भी था। पराद्ध सच्चिदानन्द अ्पराद्ध देह-मन-प्राण में श्रभिव्यक्त 
होना चाहता है अन्यथा श्रीकृष्ण भ्रन्तर्यामी रूप से इनमें श्रविष्ट न होते क्योंकि श्रात्मा 
तो परमात्मा से नित्य युक्त है ही । जहाँ आत्मा विच्छिन्न है किवा जहाँ परमात्मा 
प्रच्छन्न है, वहाँ भी अपनी अभिव्यक्ति सच्चिदानन्द को काम्य है। श्रीकृष्ण को रुचि 
लीला में है, इस लीला में आ्रात्मा, परमात्मा में लीन हो कर निष्क्रिय नहीं हो जाती, 
वह अपने समस्त झ्वयवों सहित वैचिज््य का विस्तार करती है। लीला में जीव के 





१--धरम कर्‌यौ इढ़ ताको, धर्महि.,. रत कोई। 
जा धरमहदि आचरत, समल मल निरमल होई ॥ 
मन निर्मल भये सुबुधि, तहाँ बिग्यान प्रकासे। 
सत्य ज्ञान आनन्द, आतमा तब आभासे॥११०॥ 
तब तुमरी निज प्रेम-सगति-रति अति है आवे। 
तौ कहूँ तुम्हें चरन कमल कों निकटरहिं पावें ॥॥११५॥ 
-सिद्धान्त पम्चाध्यायी, ननन्‍्ददास, ए० श्ष्क 


ड्दं मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 
प्रत्येक अश की क्रीडा है, इसलिये क्ृष्णप्रेम में इन्द्रियों का बहिष्कार नहीं, समुन्तयन 
सच्चिदानन्द के संस्पर्श से जड़ता-ग्रस्त इन्द्रियों की भी चिन्मयता साधित होती 

है। कृष्ण के प्रति प्रेम में ऐन्द्रिकता काम नहीं, प्रेम है। आत्मेन्द्रिय की लिप्सा 
काम है, किन्तु सच्चिदानन्द की तृप्ति प्रेम है। कृष्णभक्त की इन्द्रियाँ स्वसुख या 
विषयसुख के हेतु नहीं हैं वे परमानन्‍्दरूपी श्रीकृष्ण, केवल श्रीकृष्ण के झास्वादन 
हेतु हैं। चैतन्यचरितामृत में कहा गया है-- 

गध्मेद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम । 

कृष्णन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम बाम । 

2५ 2५ ८ 

कामेर तात्पर्य निज सम्भोग केवल । 

कृष्णसुख तात्पयं हुय प्रेम महाबल ॥। 


श्रीकृष्ण केवल निराकार सच्चिदानन्द नहीं हैं, वे सच्चिदानन्द-विग्रह हैं। 
प्रतएव यदि भगवद्विग्रहू की इन्द्रियाँ चिन्मय हैं तो उन्हीं के प्रतिबिम्ब उनके भक्तों 
को इन्द्रियाँ भी आ्रात्मोज्ज्वल हैं, अन्यथा कृष्ण उनमें रमण नहीं कर सकते । वह 
केवल आत्माराम हैं, अपने में, अपने से साहश्य-प्राप्त वस्तुओं में ही रमण करते हैं। 
भक्त सच्चिदानन्द के ही दिव्य अंश हैं ।* 

चिद्रूप इन्द्रियों की चेतना की समानता विषयग्रस्त इन्द्रियों की निम्न चेतना 
से करना हास्यास्पद है। प्राकृत मानव-चेतना से दिव्य मानव-चेतना का साम्य खोजना 
जड़बुद्धिवादिता है। ह्वादिनी की भ्रति-प्रबुद्ध चेतना ज्ञाननिष्ठ संवित्‌ से भी ऊँची 
है। हक्वादिनी में संवित निहित है।। कष्णप्रेम भगवत्‌ साधना की सिद्धि है, प्रेमभक्ति 
ज्ञान से भी ऊपर है। ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य से व्यक्तित्व का संस्कार हो जाने पर 
उसके सुहृढ़ होने पर ही परमानन्द की निविड़ श्रनुभूति, जिसे मधुर प्रेम कहते हैं 
टिक पाती है ।* वैसे ऐन्द्रिकता के विकारों से ग्रस्त होते हुए भक्ति का गली-गली 





१--चैतन्यचरितामृत, आदिलीला, चतुर्थ परि०, १० २६ । 
२-जैसेई कृष्ण अखण्ड रूप 'चिदरूप उदारा। 

तेसेई उज्ज्वल रस अखण्ड तिन करि. परिवारा ॥१८५॥ 
- सिद्धान्तपश्चाष्यायी, नन्‍्द॒दास, पृ० १६१ 
३--शानभक्ति वैराग्य विन छुटे न माया फन्द । | 

छूट बिन भेंटे नहीं पूरन परमानन्द ॥१॥ 

ज्ञन भक्ति वेराग्य सों पात्र बनाइ पकाइ। 

तब निश्चल मांबुयं रस रहै तहाँ टहराइ ॥२॥--सुधर्मबोधिनी, ९० २६ 


हा 


भक्ति क्‍ ७६ 


ढिढोरा पीटने वालों की कमी नहीं है। इस दुःसाध्य प्रेम में शायद ही किसी का 
गरसन्धान ठीक लग पाता है। यह पराभक्ति अत्यन्त तलवर्ती ग्रन्तश्चेतना है, 
व्यक्तित्व के वाह्यांगों सहित उसमें डूबना विरल है। कृष्णुप्रेम का सागर श्रत्यन्त 
गहन है, निराकार का रूपधर्म दुर्वंगाह है ।* लौह जिस प्रकार दग्ध करने में समर्थ 
नहीं होता उस प्रकार प्राकृत इन्द्रियाँ भी भगवत्साक्षात्कार में समर्थ नहीं होती, भ्राग्न- 
तादात्म्यप्राप्त लौह जैसे दहन में समर्थ होता है वैसे भगवान्‌ की स्वरूपशक्ति से 
तादात्म्य प्राप्त इन्द्रियाँ ही उन्हें अनुभव कर सकती हैं। राधा की कामव्यूह बन कर 
ही गोपियाँ कृष्ण साक्षात्कार के योग्य हो पाती हैं । श्द्भारपरक राधाकृष्ण प्रेम का 
सैद्धान्तिक विवेचन राधावल्लभ सम्प्रदाय में अ्रत्यन्त सुक्ष्मता के साथ किया गया है । 
कृष्ण॒प्रेम अन्त रतम की श्रत्यन्त गम्भीर चेतना है जिसमें उच्छेलता को अधिक महत्व 
नहीं दिया गया । केलि, भक्ति की प्रारम्भिक दशा समझी जाती है जिसे नेम कहते 
हैं। वस्तुतः प्रेम एवं कौतुकमय प्रेम किवा नेम में अन्तर है। भक्तिरसामृतसिन्धु 
में भक्ति को सान्द्रानन्दविशेषात्मा कह कर उसे ब्रह्मानन्द से प्रगाढ़तर कहा गया 
है।* जब यह सामनद्र प्रेम उत्तन्न होता है तब वहाँ नेम नहीं ठहरता। है जिसका 
प्रादि और अन्त होता है वह सब नेम है । कोक के विलासादि सब प्रेम के नेम हैं ।* 

जो सदेव एकरस रहता है वह प्रेम है। इस प्रेम की ऐसी गति है कि 
देह के जितने सुख हैं वे भूल जाते हैं । यह प्रेम अत्यन्त अद्भुत है, इसके एक निमेष 
पर और सुखों के कोटि कल्प न्यौछावर किये जा सकते हैं ।* जब तक अपने सुख की 
चाह है तब तक कृष्ण प्रेम असम्भव है । शुवदास की हृढ़ोक्ति है कि कामादि सुख 





१--प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे थाह। 
वैकारों दे जान कहावत जान पन्‍यी की कहा परी वाट। 
काहू को शर सधो न परे मारत गाल गली गली हा८ , 
कह हरिंदास जाने ठाकुर बिहारी तकत बोद पाट ॥१८॥ 
--सिद्धान्त के पद (स्वामी हरिदास), पद सं० श८ 
२--अक्यानन्दी भवेदेधश्चत्‌ पराद्धंगुणीकृतः । द 
नेति भक्तिसुसाम्भोष: परमाणुतुल्यमपि ॥२५॥ ह 
“पूर्व विमाग-प्रथम लद्दरी, भक्तिर्सामृतसिन्धु 
३--देखो यह रस अति सरस, विर्सावत सब नेम हीं। 
हित धुवरस की राशि दोड, दिन बिलसत रहे प्रेम ही ॥ 
- भजनकुण्डलियालीला (व्यासलीला-भुवदास ), ए० ६५४ 
४--सिद्धान्त विचार लीला --व्यालीसलीला शुवद्ास), ६० ४४ 
५--वही, १० ४५-४६ 


&० मेध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


जब स्वार्थ परायरा है तब भ्रौर सुखों की क्या हस्ती--“निमित्य रहित नित्य-प्रेम सहज 
एकरस श्री किशोरी किशोर जू के हैं और कहूँ नहीं।' यह प्रेम राधाकृष्ण में ही 
सम्भव है। जब तन-मन की वृत्तियाँ प्रेम में थक जाती हैं तब उन्हें श्रासक्त कहा 
जाता है। इस गहन गम्भीर प्रेम में मान तक की गुज्जाइश नहीं है। लौकिक हृष्टि में 
मान प्रेम का पोषक समझा जाता है किन्तु उस अकास एकरस आानन्दतन्मय कृष्ण रति 
में नहीं। राधावल्‍लभ मत के अनुसार (हित' किवा दिव्य प्रेम प्रात्मा-परमात्मा के 
मिलन की वह पूर्णावस्था है जहाँ नेम क्या विरह एवं मान तक का भ्रवेश असामझ्जस्य- 
पूर्ण है । यह 'हित' स्थुलप्रेम नहीं है जिसमें अ्रह तथा स्वसुख के कारण मान एवं 
विरह की गुञ्जाइश रहती है, यह आत्मा का मूल स्वभाव के होने कारण निरवद्य 
आनन्द का भ्रक्षय स्रोत है। यह प्रेम उज्ज्वल, कोमल, स्तिग्घ, सरस तथा सदा एकरस 
है, सहज, स्वच्छन्द, मधुर एवं मादक है। किन्तु इस एकरस प्रेम में स्थूल विरह मान 
के अभाव में भी चाह, चटपटी' है, क्षण-क्षण नृतनता का आ्रास्वादन है ।* वह 
इसलिए कि यह प्रेम ही विरह रूप है।'* इस एकरस प्रेम का स्वभाव विरह रूप 
है, अर्थात्‌ चिरमिलन में भी उत्कटता, चिरतृतनता, विश्रम-वैचित्र्य तथा दिव्योन्माद 
बना रहता है। यह प्रेम तीव्रतम है किन्तु अ्गम भी । जिस पर राधा की कृपा होती 
है वही इसे समझ सकता है। सारे प्रेम-नेम इस महाप्रेम के साधन हैं। इस पर न 
प्रौर कोई रस है न कोई सुख, और न कोई प्रेम, यह सब रसों का सार है, हेतुरहित 
है, एकरस, अभज्भ है ।* देहगत प्राकृत प्रेम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती । 
इस महाप्रेम के प्रकट होने पर मनुष्य की प्राकृतता विलुप्त होने लगती है । शरीर 
में जब यह प्रकट हो जाता है तब केलि कौतुक अदृश्य हो जाते हैं ।* मन की 
प्रवृत्तियाँ तभी तक विषयोन्मुख रहती हैं जब तक कि भगवत्प्रेम उन्हें आयत्त नहीं 
कर लेता-। विषय के लालच को प्रेम नहीं कहा जा सकता । इस प्रेम की तुलना में 





१--सिद्धान्त विचार लीला (व्यालीसलीला भ्रवदास), ए० ४६-४७ 

२-ओअम को निजरूप चाह, चटपटी, अ्रधीनता उज्ज्वलता, कोमलता, स्निग्धता, सरसता, नूतनता 
सदा एकरस रुचि तरह्लन बढ़त रहै । सहज सुछन्द मधुरता मादकता, जाको आदि अन्त नाहिं 
छिन छिन नूतनता आस्वाद......,--सिद्धान्त विचारलीला--वही, ए० ४३-४४ 

३-ञया प्रेम में न स्थूल प्रेम की समाई, न स्थूल विरह की समाई, न मान की । एकरस यह प्रेम 
ही विरह रूप है ।--सिद्धान्त विचार लीला - (व्यासलीला अवदास), पृ० ५१ 

४--एक रह रुचि एक रस, अदभुत नित्य विहार। 

“इहद्धामनपुराण को भाषालीला -- वहौ, प्‌० ४० 

५--जैहि तन बन गरजत रहैं, अद्भुत केहरि प्रेम । 

जामें पाव॑ रहन क्यों, गजविहज्ञ मृग नेम ॥--प्रीतिचौवनी लीला - वही, पृ० ५८ 


भक्ति द द ६९ 


धार प्रैम विषयंजन्यं ठहरते हैं | सुविस्यात चातक, पतज्ज, मीत॑, चंकोर आदि का प्रेम, 
प्रेम नहीं, विषय-विकार है । एकमात्र कृष्णा भिमुखी प्रेम ही कड्चन प्रेम है, भ्रन्य 
बारे प्रेम, प्रेम की अनुकृतियाँ हैं। विषय सुख का आ्रादि, अन्त होता है और जिसका 
प्रादि-पन्त हो, वह प्रेम नहीं कहा जा सकता। सुख-दुख, विरह-मिलन की द्वंतता से 
प्रेम की अखएडता बाधित होती है ।* वस्तुत: प्रेम शाश्वत वस्तु है, शाश्वत आत्मा 
का शाइवत धर्म है, वह संवेग किवा प्राण एवं देहजन्य वृत्ति नहीं है । भगवत्प्रेम एक- 
तान है, न यह घटता है न बढ़ता और न इसका आ्रादि अन्त है--- 

प्रेम रूप वय घटत नहिं, मिटत न कबहु संयोग । 

श्रादि भ्रन्त नाहिन जहाँ, सहज प्रेम को भोग ॥* 

इसके भ्रास्वादन का मूलमन्त्र रूपोपासना है। जिसके हृदय में राधाकृष्ण के 

रूप का दीपक ज्योतित हो उठता है उसके सुख-दुःख का सारा भ्रन्धकार विलीन हो 
जाता है, केवलमात्र आनन्द का प्रकाश छा जाता है ।* लोकवेद से प्रतीत यह प्रेम- 
पन्‍थ ग्त्यन्त विकट है। कामना के अश्व पर चढ़ कर इस तक नहीं पहुँचा जा 
सकता । ग्रन्तहष्टि से अलौकिक रूप का अवगाहन करके ही इसका आस्वादन किया 
जा सकता है। किन्तु यह आस्वादन भी अत्यन्त कठिन है, सर्वसुलभ नहीं ।* इसी लिये 
प्रेममक्ति की प्राप्ति का एकमात्र साधन कृपा कहा गया है । 


भक्ति के भेद 


अखराड झ्रानन्दरूपिणी पराभक्ति किंवा युगल-प्रेम, भक्ति की चरमपरिणति 
है। यहाँ तक पहुँचने के लिये भक्ति के अन्य प्रकारों का प्रयोजन स्वीकार किया 





!--अलि पतज्ञ सृग मीन गज चातक चकइ चकोर। 
ये सब भूठे नेह में बंध विषय की डोर ॥ 
»< »< >< 
जहँ लगि लालच विषय को सो न होय ध्रुव प्रेम । 
तासों कहा बसाइ श्रव पीतल सों कहे हम ॥--प्रीतिचौवनी लीला, ए० ५४८ 
२--आदि अन्त जाको भयो सो सब प्रेम न रूप। आवत जात न जानिये, जैसे छाँह अरु धूप ॥ 
जब बिछुरत तब होत सुख, मिलतहि हियो सिराइ । गही में रस है भये, प्रेम कहो क्‍यों जाइ ॥ 
-“प्रौतिचौवनी लीला [व्यासलीला--श्रवदास], ४० ५४६ 
३--वही, ए० ५६ 
४--जाके हिय में जगमगे, रूप दीप उजियार। 
परसे ताके जाश नसि, दुख सुख्ध सब अंधियार ॥-- वही, ३० ६० 
५--बंकट घाटी नेह की अतिहद्दि दुहली श्राहि। नैन पान चलिबो तहाँ जो श्रुव बने तो जाहि।॥ 
चढ़िकै मैन तुरजझ् पर चलिबो पावक माहिं। प्रेम पंथ एसों कठिन, सब कोड निबहत नाहि | 
| --वही, ६० ६० 


ढरे मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम््रदार्य 


जाता है। यद्यपि श्रीकृष्ण के प्रति भक्ति एक ही है किन्तु भक्त की भावदशा एवं 
उसकी प्रगति के अनुसार वह विविध रूप धारण करती है। वल्लभाचार्य जी के 
ग्रनुसार माहात्म्यज्ञानपूर्वक भगवान्‌ से सुहृढ़ स्नेह स्थापित करने को.भक्ति कहते 
हैं। सामान्यजन के लिये माहात्म्यज्ञान को उद्बुद् करने से लेकर सुदृढ़ स्नेह के होने 
तक भक्ति की कई सीढ़ियाँ हैं। भक्तिरसामृतसिन्धु में भक्ति के विविध रूपों का 
साज़ोपाड़ वर्णन मिलता है। व्यक्ति की चेतना विकास-क्रम के अनुरूप वल्लभाचाय॑ 
जी ने भी भक्ति का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। इनका क्रम से निरूपण हो 
रहा है। भक्तिरसामृतसिन्धु' में भक्ति के तीन प्रकार कहे गये हैं-- 
१-- साधन-भक्ति, २--भाव-भक्ति और ३--प्रेम-भक्ति । 


साधन-भक्ति 

साधनों द्वारा साधित भक्ति को साधन-भक्ति कहते हैं, इसके द्वारा भक्त के 
हृदय में नित्यसिद्ध भाव प्रकट होता है ।* इन्द्रियों की प्रेरणा अर्थात्‌ श्रवरा, कौतेन 
आदि द्वारा साधनीय सामान्य भक्ति को ही साधन-भक्ति कहते हैं, जिसके द्वारा भाव 
या प्रेम साध्य होता है । यह साधन-भक्ति वैधी तथा रागानुगा भेद से दो प्रकार की 
होतीं है-- 

“बंधी रागानुगा चेति सा द्विधा साधनामिधा ।”5 

वंधी--वैधी भक्ति वह है जिसमें राग की प्राप्ति हेतु श्रनुराग उत्पन्न नहीं 
हुआ है, वरन्‌ शास्त्र-शासन भय से भक्ति में प्रवृत्ति उत्पन्न हुयी है।* शास्त्र के जितने 
विधि-निषेध हैं, वे सब वैधी भक्ति के अन्तर्गत आते हैं। हरि के उद्देश्य से शा में 
जो क्रियाएं प्रतिपादित हैं, वे वैधी भक्ति के मार्ग में मान्य हैं और ये क्रियाएँ भगवान्‌ 
के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिये तथा उनके प्रति प्रेम जाग्रत करने के लिये निर्धारित 
को गयी हैं । वास्तव में प्रभु का स्मरण विधि है तथा उनका विस्मरण निबेध ।* 

रागानुगा--साधनभक्ति का दूसरा रूंप 'रागानुगा' भक्ति है । ब्रजवासियों में 
प्रकाश्यमान भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं । इस रागात्मिका भक्ति की अनुगा 


१--कतिसाध्या भवेत्‌ साध्यमावा सा साधनामिषा । 
नित्यसिद्धस्थभावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता ॥ क्‍ 
“पूर्वाविभाग, द्वितीय लद्दरी, भक्तिरसाभृतसिन्धु 
२--वही, श्लोक, ४ द 
३--यत्र रागानवाप्तत्वात्‌ प्रवृत्तिरपजायते । शासनेनेव शाखस्य सा वैधीरुच्यते ॥५॥--वही 
४--विधि अखरंड संमृति सरस भूलनि सोई निषेध । अनन्य ज्त उत्कट यहै प्रगयप्रगट अमभेद ॥४०॥ 
िई,. | “सधर्मवोधिनी, प० ७२ 


जो भक्ति है, उसे रागानुगा भक्ति कहा जाता है।* राग का लक्षण देते हुए कहा 
गया है, कि अभिलषित वस्तु में जो स्वाभाविक परम-आ्रावेश श्र्थात्‌ प्रेममयी तृप्णा 
होती है उसका नाम राग है श्र ऐसी रागमयी जो भक्ति है उसका नाम रागात्मिका 
भक्ति है।” यह रागात्मिका भक्ति कामरूपा एवं सम्बन्धरुपा भेद से दो प्रकार की 
होती है-- | 

कासरूपा--जो भक्ति सम्भोग-तृष्णा को प्रेम रूप में परिणत करती है, उसे 
कामरूपा भक्ति कहा जाता है श्रौर इस कामरूपा भक्ति में केवल कृष्ण सुख के 
निमित्त उद्यम होता है ।* यहाँ काम शब्द से अभिप्राय अभीष्ट विषयक प्रेम-विशेष 
से है। यह कामरूपा भक्ति केवल ब्रज-देवियों में ही होती है। उनका यह विशिष्ट 
प्रेम किसी अ्रनिवेचनीय माधुरी को प्राप्त कर उन्हीं क्रीड़ाओं का कारण होता है जो 
काम में वरण्ित होती हैं, इसलिये परिडतगण इस प्रेमविशेष का उल्लेख काम शब्द से 
किया करते हैं ।४ 

राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में काम को 'नेम' कह कर अभिहित किया गया है। 
श्रुवदास जी ने 'सिद्धान्तविचार लीला में नेम? का स्पष्टीकरण किया है। उनके 
शब्दों में-- ताते सबंनि कामसुख नेम में राखे-- जो कोऊ कहै कि काम नेम में कहि 
प्राये तो उनहूं की कामकेलि तो गाई है । सो यह काम प्राकृृत न होइ प्रेममई जानिवो 
निज प्रेममई जानिवो लिज प्रेम है नेम रस सिद्धार पोषक के लिइ न्यारे के कहे हैं । 
जो बात प्रिया जू के भ्रद्ध सद्भ ते उपजे सोई प्रीतम को प्यारी लगे यह श्रप्राकृत प्रेम 
है, श्रीकृष्ण काम के बस नाहीं।”'” यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राधा 
| प्रकारान्तर से समरत ब्रजदेवियों ) का नेम ग्रथवा काम अप्राकृत है। उनका 
प्रद्ध चिद्रप है, अ्रप्राकृत है। चिदाह्वाद-विग्रह का अज्भ-सज्भ प्राकृत काम की कोटि 





१--विराजन्ती मभिव्यक्त॑ ब्रजवासी जनादिपषु । 

रागात्मिका मनुसता या सा रागानुगोचते ॥१३१॥ 

“ पूरत्र विभाग, द्वितीय लदरी, भक्तिरसामृतसिन्धु 

२--#ष्टे स्वारसिकी राग: परमाविष्टता भवेत्‌ 

तन्मयी या भवेद्धक्ति: सात्र रागात्मिकोदिता ॥१ ३१॥ - वही 
२->सा कामरूपासम्भोगतृष्णां या नयति स्वतां ॥६८॥ 

यदसस्‍्या कइष्णसौख्यर्थभव केबलमुद्यम: ॥ - वही, अच्युतग्रन्थमाला प्रकाशन 
४-- इये तु ब्रजदेबीषु सुप्रसिद्धा विराजते ॥६६॥ 

आसां प्रेमविशेषों य॑ प्राप्त: कामपि माधुरीम्‌ । 

तत्ततक्रीड़ानिदानत्वात्काम इझव्युच्यते बुचैः ॥७०॥ - वही 
५-+सिद्धान्त विचार लीला, (व्यालीस लीला- भ्वदास ), ए० ४६ 


हि मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


में नहीं रखा जा सकता । वस्तुतः वहाँ नेम अथवा काम और कुछ नहीं, परस्परलीन 
प्रेम की सक्रियता है, तादात्म्य की उभि है। वहाँ प्रेम और नेम एक ही वस्तु के दो 
पहलू हैं, ताना-बाना की भाँति अनुस्युत । वहाँ नेम भ्रथवा काम प्रेम का साधक है, 
बाधक नहीं ।* आ्रानन्‍्दरूपिणी राधा एवं ब्रजाड्भनाओ्ं की कीड़ा अपाततः: काम सहश 
दीखने पर वस्तुत: प्रेम को पोषित एवं पल्‍लवित करती है। वहाँ देह और आत्मा, 
जड़ श्रौर चैतन्य का भेद नहीं है। ब्रज में काम आत्मस्थ प्रेम की चेष्टा मात्र है, 
जड़ देह की अधोवृत्ति नहीं । श्रीकृष्ण काम के वशीभूत नहीं हैं। वे तो मन्मथमदन 
हैं। उनकी भ्रसमोर््ध आइचयंमूर्ति को देख कर प्राकृत काम स्वतः मूछित हो जाता है 
जसा कि नन्‍्ददास की रासपणज्चाध्यायी में वरणित है। श्रीकृष्ण इन्द्रियगामी नहीं 
हैं, वे प्रत्येक घट में स्थित अन्तर्यामी हैं जो नित्य आ्रात्मानन्द के कारण सतत एक 
रस हैं-- 

नहिं कछु इन्द्रिययाभी, कामी कामिन के बस । 

सब घट श्रन्तरजामी स्वामी परम एकरस ॥। 

नित्य आत्मानन्द, श्रखण्ड सरूप उदारा। 

केवल प्रेम सुगम्य, श्रगस्थ श्रवर परकारा ॥ 

ऐसे रस में नेम प्रेम की सक्रियता है । जब प्रेमीयुगल पर प्रेमसिन्धु व्याप्त हो 

जाता है तब वे विवश हो जाते हैं और जब नेम की तरज्भ तरज्भायित होती है तब वे 
चेतन्य होते हैं । प्रेम की क्रिया विवशता है और नेम की सावधानता। हैं दोनों एक 
ही, स्वाद के लिए भिन्न कहे गये हैं।* यह भेद अ्रसम्प्रज्ञात एवं सम्प्रज्ञात समाधि 


जसा है। इसीलिये उद्धव जैसे ज्ञानी एवं ब्रह्मनिष्ठ भक्त में भी गोपियों के भाव की 
वाञ्छा देखी जाती है। किन्तु ब्रजदेवियों के विशुद्ध प्रेम के भ्रभाव में कुब्जा श्रादि 


पात्रों में जो रति देखी जाती है, उसे कामप्राया कहते हैं । 

सम्बन्धरूपा--भगवान्‌ में पिता श्रादि के अभिमान श्रर्थात्‌ मैं कृष्णा का पिता, 
सखा, बन्धु, माता भ्रादि ह---इस प्रकार की भावना पर आधारित भक्ति, सम्बन्धरूपा 
भक्ति कहलाती हैं। वृष्णिगरा ने सम्बन्धमात्र से ही कृष्ण को प्राप्त किया था। यहाँ वृष्णि 





-“ “'इहाँ को नेम ऐसो है जो प्रेम शोभा पाव। एकरस समभनो जैसे ताना बाना दोंऊ मिलि 
एक पट भयो, स्वाद के लिये नेम न्यारे के कहै हैं, नेम प्रेम को साथन सो एके जानिबो ।” 
“ वेदी 
२--नन्ददास,, सिद्धान्त पश्चाध्यायी, पु० १६१ 
३--अश्रुवदास--सिद्धान्तविचार लीला, ए० ४६ . 


भक्ति 9५ ५ १ ष्प्र 


शब्द उपलक्ष मात्र है, इसके द्वारा गोपगण को भी ग्रहण करना होगा, क्योंकि. कृष्ण में 
ईद्वरत्वज्ञानशुन्य होने के कारण गोपों का भी रागात्मिका भक्ति में अधिकार है ।* 

रामात्मिका भक्ति दो प्रकार की है, कामानुगा व सम्बन्धानुगा ।* इस 
रागनुगा भक्ति के अधिकारी वे हैं जिनकी बुद्धि शास्त्र किवा युक्ति की शभ्रपेक्षा न 
रखकर केवल नन्‍्द, यशोदा और गोपी आदि के भावमाधुयं का श्रवण करके तत्तत्‌ 
भावों को प्राप्त करने को समुत्सुक रहती है। इस भक्ति में न शास्त्र है न युक्ति, केवल 
लोभ ही इसका एकमात्र हेतु है ।॥* ह 

जब तक भाव का आविर्भाव नहीं होता तभी तक वैधी भक्ति का प्रयोजन 
रहता है । जब तक लगन नहीं लगती तब तक शास्त्र-सिद्धान्त आवश्यक हैं। जब 
तक देह में भ्रासक्ति है तब तक बैधी भक्ति प्ननिवायं है। देहबद्धचेतना से भात्मा 
जब श्रान्त नहीं होती तब रस का अधिकार मिल पाता है ।* वेधी-भक्ति के जो 
ग्रधिकारी हैं, उन्हें शास्त्र एवं अनुकूल तक की श्रपेक्षा करना उचित है, रागानुगा- 
तुयायी भक्तों को उतना नहीं । शास्त्र-विधि के अनुसार भजन वैधी-भक्ति है झौर 
लोभयुक्त विधिमार्ग से जो भजन है, वह रागानुगा भक्ति है। इन दोनों का थोड़ा- 
बहुत सम्बन्ध है । ये साथ-साथ कुछ दूर तक चल सकते हैं । इसीलिये वैधी भक्ति 
में श्रवण, कीतन श्रादि नवधाभकित के जो अद्भ कहे गये हैं, रागानुगा भक्त में भी 
उन अज्भों की उपयोगिता स्वीकार की गयी है। अन्तर केवल भक्त की मनोदशा का 
है। एक में भाव की जागृति बुद्धि प्रेरित है, तक से भक्ति की महत्ता उद्बुद्ध को 
जाती है, शास्त्र से उसका अनुमोदन किया जाता है, दूसरे में हृदय की प्रबलता 
है--राग से भक्ति की उत्कृष्टता अनुभव की जाती है, एवं रागाविष्ट भक्त से 
तादात्म्य प्राप्त कर उसकी अनुभूति सम्पादित की जाती है। 





!--सम्बन्धरूपा गो विन्दे पितृत्वा,सिमानिता। 
अनत्रोपलच्षणतया वृष्णीनां वल्‍लभा मताः ॥ 
यदैश्यज्ञानशत््यल्वादेषां रागे प्रधानता ॥१४६॥ गा अं इ 
--पूर्वविभाग, द्वितीय लहरी, भक्तिरसासंतसिन्धु 
२-रागात्मिकाया द्वेविध्या द्विधा रागानुगा च सा । ः 
कामानुगा च सम्बन्धानुगा चेति निगदग्ते ॥१४७॥--वही 
३-नात्र शास्त्रन्न युक्तिज्ञ तल्‍लोभोत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥ १४८॥--वही 
४--जब लौ लगन लगी नहीं तबही लों सिद्धान्त । 
लगन लगी तब रस बिना अवणण कथन सब आनन्‍्त ॥६१ ॥ 
जब लग मन तन में रहै तब लगि धर्म सम्मार | 
अजग भयो जब देह तें तब रस कौ अधिकार ॥६२॥-सुधर्मबोधिनी, ९० ६७ 


८६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतश्य-सम्प्रदाय 


कामानुगा--कामरूपा भक्ति की भ्रनुगामिनी जो तृष्णा है, उसे कामानुगा 
भक्ति कहते हैं। यह सम्भोगेच्छामयी तथा तत्तत॒भावेच्छामयी भेद से दो प्रकार की 
होती है। इन दोनों प्रकारों में से ग्रभीष्ट ब्रजदेवी के भाव को प्राप्त करने की इच्छा 
पर ग्ाश्चित तत्तद्भावेच्छामयी कामानुगाभक्ति को जो रागानुयाभक्ति की प्रवर्तिका 
है, मुख्य माना गया है। सम्भोग शब्द का तात्पयें केलि श्रर्थात्‌ क्रीड़ामात्र से है। 
केलिविषयक तात्पयंवती भक्ति को 'सम्भोगेच्छामयी' कहा गया है और अपनी-अपनी 
यूथेश्वरी के भावमाधुयं की कामना पर श्राधारित भवित को 'तत्तद्भावेच्छात्मिका'। 
श्रीकृष्ण के माधुयें का दर्शन करके ग्रथवा उनके साथ गोपषियों की लीला का श्रवण 
करके जो भक्त उस भाव की अराकांक्षा करते हैं, वे इस द्विविध कामानुगा भक्त के 
अ्रधिकारी होते हैं । पुरुषों में भी इस भक्ति की आकांक्षा हो सकती है ।* प्रसिद्ध है 
कि दण्डकारण्य के महर्षिगण ने राम के रूप से प्रभावित होकर कृष्णावतार में 
गोपी देह धारण किया था। 

रागानुगाभक्ति का एक रूप द्वारिका में महिषियों का प्रेम है। जो भक्त 
सुष्ठु रमणाभिलाषी होकर केवल विधि मार्गानुसार कृष्ण सेवा करते हैं, वे द्वारिका 
में महिषीत्व पाते हैं ।३ 

रामानुगा भक्ति केवल कृष्ण एवं क्ृष्णभकक्‍्त की करुणा से प्राप्य है। 
रुपगोस्वामी ने कहा है कि रागानुगा भक्ति को कोई-कोई पृष्टिमार्ग कहते हैं, स्पष्ट 
ही यहाँ वल्लभाचाय॑ जी की श्रोर सड्धूत है । 
भावभक्ति 

शुद्धासत्वमय, प्रेमस्वरूप सूय॑किरण की साहइ्यमयी तथा रुचि (अर्थात्‌ भगवान्‌ 
की प्राप्ति की अभिलाषा) द्वारा चित्त को स्निग्ध करने वाली भक्ति का नाम भावभक्ति 
है।* यहाँ पर प्रेमसुयोशुसाम्यभाक्‌' से उदय होते हुए सूय॑ को समझना चाहिये । 





१--कामानुगा भवेत्तब्णा कामरूपानुगामिनी। 

सम्भोगेच्छामयी तत्तदभवेच्छात्मेति सा द्विधा ॥१५३॥ 

कम -पृर्वविभाग, द्वितीय लहरी, भक्तिरसामृतसिन्धु 

२-- प्रेक्य तत्तललीलां निशम्य वा । 

तदभावो कांक्षिणे ये स्युस्तेषु साधनतानयो: ॥ 

पुराण श्रयते पदमे पुंसामपि भवेदियम ॥१५५॥--वही 
३---रिरंसा सुष्ठु कुब्बंन्‌ यो विधिमागंण सेवते। 

केवलेनेव स॒ तदा महिषीलमियात्‌ पुरे ॥१५७॥-- वही 
४--शुद्धसत्वविशेषात्मा प्रेमसूर्याशुसाम्यभाकू । 

रुचिमिश्चित्तमासव्यकृदसा भाव उच्यते ॥१॥--बही, तृतीय लहदरी 


भक्ति ह घ्७ 


सूर्य के उदय होने पर जिस प्रकार किरणों में भ्रत्यल्प प्रकाश होता है, उसी प्रकार 
प्रेम के अत्यल्प प्रकाश को भाव कहते हैं, यह भाव ही क्रमशः प्रेमदशा को पहुँचता है। 

इस भावभवित के शआ्राविर्भाव के कई कारण हो सकते हैं, किन्तु दो कारण 
प्रमुख हैँ--साधन में अभिनिवेश तथा कृष्ण एवं क्ृष्णुभक्‍त का श्रनुग्रह । इनमें से 
साधनाभिनिवेशज भाव प्रायः सभी में हुआ करता है शौर दूसरा भश्रत्यन्त विरल है। 

वैधी श्रौर रागानुगामार्ग भेद से साधनाभिनिवेशज भाव दो प्रकार का होता 
है। वैधी साधनाभिनिवेशज भाव साधक में रुचि एवं हरि में श्रासक्ति उत्पन्न कर के 
रति को आविभूत करता है ।* साधनव्यतिरेक जो भाव उत्पन्न होता है उसे कृष्ण 
ग्रथवा क्ृष्णुभक्त-प्रसादजनित कहा जाता है ।* 

श्रीकृष्ण का प्रसाद ( श्रर्थात्‌ उनकी प्रसन्नता था कृपा ) तीन प्रकार का 
होता है--वाचिक, आलोकदान व हार्द । कृष्ण का वचनों से अनुग्रह प्रदान कश्ना 
वाचिक प्रसाद है, कृष्ण का दर्शन कर आद्रंचित्त होना उनका आलोकदान प्रसाद 
है श्रोर कृष्ण के हृदयजनित भाव से उत्पन्न प्रसाद हादं है। 

भाव आविर्भाव के कई लक्षण हैं | जिनमें भाव का अद्भुरमात्र जन्मा हैं उन 
सबका व्यक्तियों में मुख्यतया निम्नलिखित अनुभाव प्रकाशित होते हैं-- 


१--क्षान्ति ६--समुत्कर॒ठा 
२--अव्यथंकालता ७--नामगान में सवेदा रुचि 

३-- विराग ८--भगवदनुकथन में आसक्ति 
४--मानशुन्यता .. ६--भगवानु के वासस्थान में प्रीति 
५--आाशाबन्ध 


क्षोभ का कारण उपस्थित होने पर भी चित्त के अ्रक्षोभ को क्षान्ति कहते 
हैं, जसे मृत्यु की बात सुनकर भी राजा परीक्षित का अचजञ्चल रहना | प्रन्य 
विषयजन्य व्यापारों में प्रवृत्त न होकर केवल भगवत्सेवा में ही नियुक्त रहने को 
प्रव्यथंकालत्व कहा गया है। इन्द्रियार्थ श्र्थात्‌ शब्दस्पर्शादि के प्रति जो स्वाभाविक 
प्रोचकता है, उसका नाम मानशून्यता है । भगवान्‌ की प्राप्ति की हृढ़तर सम्भावना 
को आश्ाबन्ध कहते हैं । मैं भगवान्‌ को निश्चय ही प्राप्त १ रूगाः--इस प्रकार की 





१--साधनाभिनिवेशस्तु तत्न निष्पादयन्‌ रुचिम्‌ । 
हरावासक्तिमुत्पाथ रति सशझ्षनयत्यसों ॥५॥ 
क्‍ ह “पूर्वविभाग, द्वितीय लहरी, मक्तिस्सारृतसिन्धु 
२- साधनेन बिना यस्तु सहसैवाभिजायते। 
स॒ भाव: कृष्णमद्भक्तप्रसादुज इतीयते ॥८॥--वही 


घ्द मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


ग्राशा, आ्राशाबन्ध कहलाता है। अपने अ्रभीष्ट लाभ के लिए जो गुरुतर लोभ हैं, 
उसका नाम समुत्कर॒ठा है । 

. यह भाव रति में परिणत हो जाता है। अ्रन्तःकरण की स्निग्धता रति का 
लक्षण है। मुमुक्ष , ज्ञानी तथा कर्मी में जो रति देखी जाती है उसे रत्याभास कहते 
हैं। रत्याभास दो प्रकार का होता है--छाया व प्रतिबिम्ब । द 

. जो श्रमव्यतिरेक अभीष्ट प्राप्त करता है एवं जो भोग तथा मोक्ष की भावना 
से श्राक्रान्त रहता है, उस रत्याभास को प्रतिबिम्ब कहा जाता है । क्षुद्र, कौतृहलमयी 
चञ्चल, दुःखहारिणी जो रति है, वह छाया-रत्याभास है ।* क्‍ 

भगवद्भकतों की कीतेनादि क्रिया, जन्म-यात्रा इत्यादि भगवत्काल, वृन्दावन 
मथुरा इत्यादि भगवद्धाम एवं स्वयं भगवदभक्त--इनके आनुषज्िक या युगपत्‌ मिलन 
से कभी-कभी भश्ज्ञ व्यक्तियों में भी रति की छाया लक्षित होती है । 





१--चुद्रकौतूहलमयी चनञ्नला  दुःखहारिणी । द 
रतेश्ाया भवेत्‌ किल्नित्‌ तत्सादृश्यावलम्बिनी ॥२२९॥ . . , 
“ पूवावभाग, ठृतीय लहरी, भक्तिरसामृतसिन्धु 


भक्ति का दाशनिक स्वरूप 


द्वितीय खण्ड 


भक्ति का दाशनिक स्वरूप 


प्रेमभक्ति 
क्‍ जिससे चित्त सर्वंतोभावेन निर्मेल होता है एवं जो अतिशय ममता सम्पन्न 
है-ऐसा जो भाव है, गाढ़ता प्राप्त होने पर वह प्रेम कहलाता है ।* साधनभक्ति 
पालन करते-करते रति होती है और रति के गाढ़ होने पर उसे प्रेम कहा जाता है। 
पञ्चरात्र में कहा गया है कि दूसरों के प्रति ममता-परिहारपुर्वक भगवान्‌ में जो ममता 
होती है, उसका नाम प्रेम है -- 
अ्रनन्यममता विष्णों मसता प्रेमसंगता । 
भक्तिरित्युच्यते भीष्मप्रह्मादोद्धवनारदे: ॥ 

यह प्रेम भावोत्थ व भगवान्‌ के अतिप्रसादोत्थ भेद से दो प्रकार का होता है। 
भक्ति के अन्तरज्ध अज्ों का निरन्तर सेवन करने पर भाव जब परमोत्कषं प्राप्त करता 
है तब उसे भावोत्थ प्रेम कहते हैं। यह भावोत्थ प्रेम भी दो प्रकार का होता है-- 
वैधी भक्ति सञ्जात एवं रागानुगीय । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वीय सद्भदान झ्रादि को अतिप्रसादोत्थ प्रेम कहते हैं । " 
भागवत में श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा है कि गोपियों ने उन्हें प्राप्त करने के लिये न 
वेदाध्ययन किया, न महत्तम व्यक्तियों का सत्सद्भ, न ब्रताचरण, न तपस्या। 
केवलमात्र श्रीकृष्ण के संसर्ग से ही गोपियों ने उन्हें प्राप्त कर लिया। भगवान्‌ के 
साक्षात्‌ सज्भ से बढ़कर और कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता । वे ही सारे शास्त्रों 
के प्रतिपाद्य, सन्‍्तों के श्राधार, ब्रतों के लक्ष्य तथा तप के फल हैं । अ्रतएवं भगवान्‌ 
का सद्भ उनकी शअत्यन्त प्रबल कृपा तथा श्रति प्रसाद का फल है । 

यह अतिप्रसादोत्थ प्रेम दो प्रकार का होता है -माहात्म्यज्ञान युक्त तथा 
'केवल' श्रर्थात्‌ माधुयंमात्रसंवलित। माहात्म्यज्ञानयुक्त प्रेम में ऐश्वर्य भाव की 
प्रधानतता न भी हो तब भी उसमें भगवान्‌ की महत्ता से अ्भिभूत होने की प्रवृत्ति 





१--सम्यगमसशितस्वान्ती ममत्वातिशयाक्वितः । 
भावः स एवं सान्द्रात्मा बुधेः प्रेमा निगद्यते ॥१॥ 
--पूव॑विभाग, चतुर्थ लहरी, भक्तिरसामतर्सिन्धु 
२-ेरेरतिप्रसादोत्यं सहृदानादिरात्मनः ॥६॥--वही 


8२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


रहती है। इस भाव से भक्त एवं भगवान्‌ के बीच अधिक निकटवर्ती सम्बन्ध स्थापित 
होने में बाधा पड़ती है, दोनों के बीच एक प्रकार की दूरी बनी रहती है। माधुय॑े 
संवलित प्रेम अन्य बातों की अपेक्षा नहीं रखता, वह स्वयं में पूर्ण है। श्रीकृष्ण 
में मन की जो परिलुप्त एवं अभिसन्धिशुन्य निरवच्छिन्न गति है, उसे केवल' भक्ति 
कहते हैं श्रौर यह भक्ति भगवान्‌ को वश में करने वाली है। ब्रजदेवियों में ही इस 
प्रकार की केवल' भक्ति देखी जाती है। यह भेद वल्लभाचाय॑ जी द्वारा प्रतिपादित 
भक्ति के विहिता-अ्विहिता भेद से साम्य रखता है ।* भक्तिरसामृतसिन्धु में प्रेमोदय 
का एक क्रम भी वर्णित हुआ्ना है। श्रद्धा, साधुसद्भ, भजनक्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, द 
रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम--साधारणतः प्रेमोदय में यह क्रम देखा जाता है।* 

पुष्टिभक्ति--वल्लभाचाय जी ने जीवकोटि के अनुरूप भक्ति के प्रकार 
निर्धारित किये हैं। जीव सृष्टि दैवी और आसुरी में विभक्त है। इनमें से आसुरी 
जीव दुदच्चं और अन्न भेद से दो प्रकार के होते हैं । दुश् का कभी उद्धार नहीं होता, 
प्रज्ञ का ईइवर द्वारा संहार होने पर उद्धार होता है। यदि उत्कट वैरभाव को भक्ति... 
स्वीकार किया जाय तो भ्रज्ञ जीव में यही भक्ति होती है । 

वास्तविक भक्ति का निरूपणा दैवी-जीव के प्रसद्भ में किया गया है । दैवी- 
जीव दो प्रकार के होते हैं--पृष्टिजीव एवं मर्यादा-जीव । इनमें से मर्यादा-जीव 
भक्ति के स्वतः भ्रधिकारी नहीं हैं, वे कर्म-ज्ञान द्वारा स्वग॑ किया अ्रक्ष र-सायु ज्य- 
मुक्ति प्राप्त करते हैं । यदि श्रीकृष्ण चाहें तो अपने कृपाबल से इन्हें सायुज्य-मुक्ति से 
निकालकर लीला में प्रवेश करा सकते हैं, तब ये पुष्टि जीव की कोटि में आ जाते 
हैं। वास्तव में पुष्टि जीव ही भक्ति के ग्रधिकारी हैं । पुष्टि जीव चार प्रकार के कहे 
गये हैं--शुद्ध-पुष्ट, पुष्टि-पुष्ट, मर्यादा-पुष्ट, प्रवाह-पुष्ट | तदनुरूप भक्ति के चार प्रकार 
होते हैं-शुद्ध-पुष्टि, पुष्टि-पुष्टि, मर्यादा-पुष्टि तथा प्रवाह-पुष्टि । _ 

प्रवाह-पुष्टि--प्रवाह-पुष्टि-भक्ति उन जीवों में होती है जो भ्रान्त हैं, संसार 
चक्र में प्रवाहित हो रहे हैं, किन्तु फिर भी श्रीकृष्ण की पुष्टि श्रर्थात्‌ अनुग्रह की 
याचना करते रहते हैं। प्रवाही जीव को वल्लभाचाये जी ने 'चरंणी' कहा है । 





१--भक्तिस्तु विहिता अविहिता च इति द्विविध:। माहात्मयज्ञानयुत ईश्वरत्वेत प्रभो निरुपधि 
स्नेहात्मिका विहिता। अन्यतो प्राप्त्वात्‌ कामादिउपाधिजा सा तु अविहिता । 
--अशुभाष्य ३३३३६ 
२--भआदो श्रद्धा ततः साधुसज्नो5थ भजनक्रिया । ततो5नथनिवृत्ति: स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्तत: ॥ 
अधासक्तिस्ततों भावस्ततः प्रेमम्युदन्वति । साधकानामर्य॑ प्रेम्न: प्रादुभवि भवेत्‌ क्रम: ॥१ १॥ 
“7 पूरवविभाग, चतुर्थ लहरों, भक्तिरसामृतसिन्धु 


भक्ति का दाशंनिक स्वरूप 8३ 


चर्षणी का तात्पय॑ शभ्रानत से है। प्रवाही-जीव सब मार्गों पर क्षणकाल के लिये 
चलता है किन्तु श्रस्थिर बुद्धि के कारण किसी मार्ग पर दृढ़ नहीं रह पाता।* 
प्पनी चचलता में भी ऐसा जीव भगवान्‌ से उनकी कृपा की याचना करता है । यही 
मात्र उसका भक्तिभाव है। 

मर्यादा-पुष्टि-- मर्यादा-पुष्टि भक्ति उनकी है जो विधिमार्ग का अनुसरण 
करते हुए भगवान्‌ की भक्ति में प्रविष्ट होते हैं । ये शास्त्र वेदोब्त नियमों का आचरण 
करते हुए तथा कमंज्ञान का सहारा लेते हुए केवल भक्ति को ही लक्ष्य मानते हैं । 
साधन करते हुए भी अपने कतृ त्व पर भरोसा न रखकर भगवान के अनुग्रह की 
, कामना मर्यादा-पुष्टि भक्ति का लक्षण है । 

पुष्टि-पुष्टि--किन्तु भक्ति का निजी रूप पुष्टिपुष्टि भक्तों में प्रकट होता है । 
पष्टिपृष्टि, भक्तों में शुद्धाभक्ति के बीच सन्निहित रहते हैं एवं भगवान्‌ की कृपा से वे 
अचिरात्‌ अ्रद्धूरित हो जाते हैं। अधिकतर ये भक्त विधिमर्यादा के किसी भी मार्ग 
का अवलम्बन नहीं लेते, मात्र श्रीकृष्ण के अनुग्रह एवं उनके स्वरूपबल से ही भक्ति 
सिद्ध कर लेते हैं । प्रभु के अतिरिक्त किसी भी साधन में उनकी रुचिया निष्ठा 
नहीं रह जाती । इनमें भक्ति के संस्कार इतने सज्यचित होते हें कि किड्चित्‌ प्रयास 
या प्रयास के अभाव में भी, ये भक्त, कृष्ण के अनुग्रह से प्रेमलक्षणा भक्त प्राप्त कर 
लेते हैं । पुष्टिपुष्टि भक्त 'उद्यत होकर साधनों का त्याग नहीं करता किन्तु स्वभावतः 
उसका मन साधनों के रहस्य को समभकर अकम हो जाता है। ज्वराभिभूत की 
रुचि अपने आप अन्न पर से हट जाती है ।* पृष्टि अर्थात्‌ भगवान्‌ के अनुग्रह द्वारा 
ही ऐसे जीवों की भक्त पुष्ट होती है । 

शुद्ध-पुष्टि-- अ्रन्तिम हैं शुद्धपुष्टि भक्त जो भगवान्‌ के साहचय॑ में लीला का 
आनन्द ले रहे हैं। इन्हें साधक भक्तों की कोटि में न रखकर सिद्ध भक्तों की कोटि 
में रकखा जाता है । मन की श्रीकृष्ण में सतत एवं अ्रविदिन्न गति शुद्ध-पुष्टि भक्ति 
कहलाती है। इस भक्त में भगवान्‌ से प्रेम का व्यसन हो जाता है। जो भक्त 
अहनिश भगवान्‌ की लीलाओ्रों का दर्शन एवं उपभोग करता है वह शुद्ध पुष्टिभक्त 
है। इस भक्ति में अनुग्राह्म एवं अनुग्राहक की पृथक सत्ता नहीं रह जाती। जिस प्रकार 





१--'' 'सम्बन्धिनरतु ये जीवा: प्रवाहस्थास्तथा परे ॥२१॥ 
चर्षणीशब्दवाच्यास्ते सर्वे सव्वकत्म॑सु । 
क्षणात्सवेत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्नचित्‌ ॥२२॥ 
--पुश्प्रिवाह-मर्यादा (पोडश ग्रन्थ), पृ० ४४ 
२--भक्ति और प्रपत्ति का स्वरूपगत भद--भट्ट रमानाथ शास्त्री, ए० ४० 


४ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा झौर चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


नदी सम॒द्र में मिलकर अपना प्रथक्‌ अ्रस्तित्व खो देती है और उस समुद्र की उमि 
मात्र बनकर रहती है, उसी प्रकार शुद्ध पुष्टिभकत अपनी समस्त चेतना को श्रीकृष्ण 
में डुवाकर उन्हीं का अंशरूप होकर उनकी क्रीड़ा का आस्वादन करता है। यह 
साधन भविति नहीं, सिद्धभक्ति है, इसे प्रेमलक्षणा भक्ति किवा दशधा भक्ति की 
चरमपरिणति माना गया है। साधन, भाव, प्रेम भक्ति के भी ऊपर यह कदाचित्‌ 
सिद्धभक्ति की नयी श्रेणी में रखी जा सकती है । 

ब्रज के अन्य क्ृष्णभक्ति सम्प्रदायों ने भक्ति को मूलतः दो श्रेणी में विभाजित 
किया है-वैधी, प्रेमलक्षणा । वैधी भक्ति में विधिनिषेध का शास्त्रीय विधान तो है 
ही, उसके अन्तर्गत मुख्यतः: नवधाभक्ति को परिंगणित किया गया है। प्रेमलक्षणा 
भक्ति में प्रेम-प्रवश भक्ति के सभी भावों को स्वीकार किया गया है। साधन, भाव, 
प्रेम श्रादि का सुक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण ब्रज के सम्प्रदायों ने नहीं किया । 


भक्ति के अनिवायं साधन 

भक्ति चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह केवल अपने १रुषार्थ से प्राप्त नहीं 
हो सकती । भक्तिमार्ग में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व हैं जिनके बिना भक्ति नहीं प्राप्त 
होती; इनको बिना स्वीकार किये हुए भक्ति की कल्पना की जा सकती है, अनुभूति 
नहीं । साधना के लिये निम्नलिखित तत्व आ्रावश्यक ही नहीं, अ्रनिवायं हैं - 

१--भगवत्कृपा किवा अनुग्रह--भक्ति अपने अ्रध्यवसाय से उस प्रकार 
साध्य नहीं है, जिस प्रकार ज्ञान। भक्त अपने से महत्तर किसी शक्ति की कृपा, 
संरक्षण एवं सहायता पर निभर रहकर भक्तिभाव प्राप्त करता है। ग्रतएव भक्तिमाग्गं 
. विशेषकर भ्रेमलेक्षणा-भक्तिमा्ग का मूलमन्त्र है, श्रीकृष्ण की कृपा या अनुग्रह । 

वल्लभाचारय जी ने तो अपने सम्प्रदाय का नामकरण ही 'पुष्टि-मार्ग' श्र्थात्‌ अ्नुग्रह 

मार्ग किया है। पुष्टि का अथे है दुबंल, षडैश्वर्यंविहीन जीव का श्रीकृष्ण के अनुग्रह 
द्वारा पोषित होना। भअनुग्रह का अ्र्थ है भगवान्‌ के द्वारा भक्त का हाथ पकड़ा जाना, 
उसे ग्रहण किया जाना। अनुग्रह और कृपा समानार्थी हैं। 

यह अनुग्रह हेतुरहित होता है, भगवान्‌ की कृपा अहेतुकी होती है क्‍योंकि 
उनकी कृपा उनके प्रेम का ही रूप है, ऐसा निहेंतु प्रेम जो प्रारिमात्र की ओर भुका 
हुआ है एवं उसको स्वनिकट खींचने में सतत उद्योगशील है । भ्रज्ञानग्रस्त जीव के 
लिये यह उनका 'प्रसाद' है जो उनसे युक्त होने की प्रक्रिया-- भक्ति का सर्वोपरि 
साधन है। श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं, वे सबंशक्तिमान हैं। उनका अनुग्रह उनके सर्वंसमर्थ 
प्रेम की शक्ति है श्रतएवं भक्त की ओर से अन्य साधनों के अभाव में भी सर्वेशक्ति- 
सम्पन्न है। श्रीकृष्ण सर्वंसामथ्य॑वान्‌ हैं, ईइवर होने के कारण 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्‌ 


भक्ति का दाशनिक स्वरूप ६५ 


की शक्ति रखते हैं। अ्रसम्भव सम्भव सभी कुछ वह कर सकते हैं। इसे उनका 
स्वरूपबल कहा जाता है। इसलिये उनकी कृपा भक्तिपथ के सभी पाथेयों के अभाव 
में भी सर्वशक्तिमती होकर केवल अपने स्वरूपमात्र से ही जीव का उद्धार करने का 
सामथ्यं रखती है, वही भक्ति के लिये उपयुक्त भूमि बनाती है और वही बीजा- 
रोपण करके उसे पलल्‍लवित-पुष्पित करने के पश्चात्‌ फलवती करती है। अतएव 
भक्त अपनी सीमित दाक्ति के मन्दस्नोत से साधना को गति न देकर श्रीकृष्ण के 
ग्रनुग्रह के वेगवान्‌ प्रवाह का आवाहन करता है। श्रीकृष्ण की कृपा का महत्खोत 
जीव के क्षीरा दुबंल रूप को सशक्त बनाकर, उसकी मलिनता धोकर, उसे भगवत्प्रेम 
के योग्य बनाता है | बल्‍लभाचारय जी ने कहा है कि कृष्ण की अनुग्रह-रूपिणी पुष्टि 
काल, कर्म एवं स्वभाव आादि की बाधिका है। अर्थात्‌ इन सीमाओं से उत्पन्न मानव 
की तमाम असमथथताओं को केवलमात्र भगवान्‌ की अनुग्रहकारिणी पुष्टि ही निरस्त 
कर सकती है । बिना इन बाधाओं के ध्वंस हुए भक्ति नहीं हो सकती और इन 
बाधांओ्रों का पूरांख्पेणा अतिक्रमण करना जीव की स्वशक्ति से साध्य नहीं है, 
कृष्ण के अनुग्रह से ही साध्य है। अतएव भगवान्‌ का अनुग्रह भक्ति का सर्वेसमर्थ, 
सशक्त एवं अपरिहाये साधन है। श्रनुग्रह श्रीकृष्ण का पराक्रम है ।* 

भगवदनुग्रह में पात्र की योग्यता-श्रयोग्यता का कोई प्रश्न नहीं रह जाता। 
योग्यता-अयोग्यता के प्रतिदान में जेसा को तेसा देना तो व्यावसायिक बुद्धि का 
मानदणड है, प्रेम-प्रवशता का नहीं । श्रतः व्यक्ति यदि अयोग्य और निस्साधन भी है 
तब भी वह भगवान्‌ की कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान्‌ जीव के उद्धार के 
लिये उसकी योग्यता-अयोग्यता पर विचार नहीं करते । सूरदास जी के शब्दों में--- 

रम भक्‍त वत्सल निज बानों । 
जाति, गोत, कुल, नाम, गनत नहि रडूः होइ के रानों | 

योग्यता के अ्रभाव में भी यदि कोई उनका आश्रय ग्रहण करता है, तो उसका 
भी उत्तरदायित्व वे लेते हैं। भगवान्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सबंगुणों के ग्राकर, समस्त 
योग्यताशों के चरमविकास, समस्त शक्तियों के स्वामी स्वेनियन्ता हैं, वे किसी 
व्यक्ति की शक्ति किवा योग्यता पर क्‍या रीक सकते हैं? केवल समपेण या बदान्यता- 





१-- यह पुष्टि भगवान्‌ का धरम है। अनुभ्रह रूप इस भगवद्धम॑ से काल कर्म और स्वभाव का भी 
बाध हो जाता हे--अनुग्रद भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पराक्रम है, अतएव उनका ही धर्म है जैसे 
सूर्य का प्रकाश ।??--अनुमद मार्ग (देवर्षिं रमानाथ शास्त्री), ए० ४-५ 

२- सूरसागर--विनय”, पद सं० ११ 


६६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा गौर चैतन्य-सम्प्रदायें 
उनकी सहायता को मजबूर कर सकती है। अ्रतः अपनी सीमाओं से भिज्ञ व्यक्ति की 
प्रभीप्सा ही उनकी कृपा का आवाहन कर सकती है और दैन्य ही उस महत्‌ तत्व को 


संभाल सकता है । 

यों तो भगवत्माप्ति के अनेक मार्ग हैं, अनेक साधन हैं, किन्तु सर्वोत्तम साधन 
भगवत्कृपा ही है। कृपामार्ग की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि 
जिस सम्प्रदाय में साधन और फल भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हों ओर जहाँ भगवान्‌ की 
कृपा ही सब कुछ मानी गयी हो, उसे ही पुष्टिमार्ग कहते हैं । जहाँ भगवान्‌ की कृपा 
ही भगवान्‌ से मिलाने का एकमात्र साथन समभी गयी हो - इसे भी पुष्टिमार्ग कहते 
है । जहाँ भगवान्‌ स्वयं जीव का वरर करने में उसकी योग्यता नहीं देखते प्रत्युत्‌ 
प्रपने में सम्पूर्ण समपैणा भाव देखते हैं, जहाँ भगवान्‌ जीव की शक्ति पर मुग्ध न 
होकर उसकी भ्रनुरक्ति पर मोहित होते हैं, वही पुष्टिमार्ग है ।* 

प्रनग्रह श्रीकृष्ण का स्वरूप-बल है, उनके प्रेम की स्वरूप शक्ति है। वह 
ज्ञानं-तप ग्रादि से श्रेष्ठ तो हैं ही वैधी-भक्ति से भी श्रेष्ठ हैं। किन्तु यह कृपा का 
मार्ग, राजमार्ग होते हुए भी अहं की प्रबलता के कारण सहज-साध्य नहीं हो पाता 
क्योंकि इसमें आत्मसमपंण की अपेक्षा होती है और आत्मसमपंण में अ्रहंकार का 
समूलविसजंन वाड्छित ही नहीं भनिवार्य है। इसीलिये कहा गया है कि कृपा-हृपा 
कहना आसान है किन्तु उसका पात्र होना आसान नहीं है। जो भगवान्‌ का भश्राज्ञावर्ती 
है, अपनी इच्छाओ्रों से तटस्थ होकर निष्काम बन सकता है, वही कृपा का पात्र हो 
सकता है ।* यह समपंण उस कोटि का होना चाहिये जिस कोटि का बिल्ली के प्रति 
बिल्ली के बच्चे का होता है। इस समरपण के होने पर भगवान्‌ स्वयं भक्त का योगक्षेम 
वहन करते हैं। बन्दर का बच्चा स्वयं अपनी ओर से बन्दरिया से चिपका रहता है, 
बन्दरिया उसे नहीं पकड़ती । उसी प्रकार अन्य मार्गों में व्यक्ति अपनी ओर से 
प्रयत्नशील रहता है, श्रपनी श्रोर से हाथ छूट जाने पर साधन से पतन की भी गुझ्लाइश 
रहती है। किन्तु भगवान्‌ का अनुग्रह बिल्ली की भाँति है। उनकी क्रपाशक्ति भक्त 
को इस प्रकार पकड़े रखती है जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चे को । भक्त, बिल्ली के बच्चे 
की भाँति निश्चिन्त होकर भगवान्‌ से चिपका रहता है और भक्ति पथ पर उसे ले जाने 
की, उसके संरक्षण की सारी व्यवस्था स्वयं भगवान्‌ करते हैं एवं उसकी भ्रोर से 





१--श्रीमद्वल्लभाचार्य और उनके सिद्धान्त--भट्ट श्री अजनाथ शर्मा, पृ० ६६-७० 
२--कपा कृपा सबही कहें कृपा पान्र नहिं कोय । 
न €ः 7 
कृपा पात्र सो जानियें जो आज्ञावर्ती होय ॥१॥--सुधमंबोघिनी, १० ७८ 


भक्ति का दाशनिक स्वरूप... ६७ 


हाथ छूट जाने पर भी उसे संभाल लेते हैं, गिरने नहीं देते । एक मात्र श्रीकृष्ण की 
कृपा पर भरोसा रखने वाले भक्त एकान्तरूप से श्रीकृष्ण पर निभेर रहते हुए उन्हें 
निःशेष आत्मसमपंरा कर देते हैं। अभ्पनी श्रोर से प्रयास का अ्रभाव तामसिक 
ग्रकमं एयता का बहाना भी बन सकता है, इसलिये कृपा की ऐकान्तिक स्थिति को 
प्राप्त करने के पूर्व व्यक्ति के प्रयास की आवश्यकता बनी रहती है चाहे वह प्रयास 
ग्रात्मसमपंण का ही क्‍यों न हो । उसके लिये प्रयास का महत्व इतना है, बस । कपा 
की महत्ता इस बात से भी है कि यह अत्यन्त व्यापक है। सांसारिक प्रवाही जीवों से 
लेकर प्रेमप्रवण जीव पयन्त इसके अधिकारी हैं। जो जहाँ, जिस ग्रवस्था में, चेतना 
के जिस स्तर पर है, भगवान्‌ की क॒पा वहाँ उसी अवस्था में चेतना के उसी स्तर पर 
उसमें क्रियाशील हो सकती है । सब अपनी सामथ्यं के अनुसार कृपा का ग्रनुभव करते 
हैं। इस कृपा से जीव की कोई कोटि वच्चित नहीं रहती अनुग्रह की सीमा के ग्रन्तगंत 
प्रवाही जीव से लेकर मर्यादा जीव, पुष्टिपुष्टि जीव तथा शुद्ध पुष्टिजीव तक झा जाते 
हैं। मोह-माया, ईरष्या-देष तथा कामक्रोध की प्रबल धारा में बहता हुआ अआ्रान्त जीव 
भी करुणामय श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है एवं उस क॒पा के सहारे संसार के 
दूधर प्रवाह से अलग होने में सक्षम होता है। इस प्रवाह से अपने को बचाने में ग्रक्षम 
पाकर भगवान्‌ के कृपा बल से वह परित्राण पा जाता है। दूसरा वर्ग मर्यादाचारियों 
का है, ये सात्विक जन धर्माचरण को अन्तिम मानकर उसे ही चरमप्राप्तव्य समझ 
बठते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसपरक सीमाओ्रों में बँधे हुए आ्रात्मा की स्वच्छन्दता की 
कल्पना में मग्न रहते हैं। इन मर्यादाबद्ध जीवों पर भी भगवान्‌ की कृपा होती है । 
बन्धन, बन्धन है चाहे वह॑ सात्विकता का ही क्‍यों न हो, माया त्रिगुण है चाहे वह 
गुण सात्विक ही क्‍यों न हो । भगवान्‌ का श्रनुग्रह ऐसे जीवों के आत्म-तुष्ट विधान 
में हस्तक्षेप करके उन्हें भ्रपनी कृपा से चेतना का वृहत्तर लोक दिखाता है, विधिनिषेध 
के कफ़स से निकाल कर आत्मा के उन्मुक्त ग्राकाश में ले जाता है। पुष्ठपुष्टि भक्तों 
में भक्ति के संस्कार तो निहित रहते हैं किन्तु उनमें सांसारिकता से नितान्त भ्रविचलित 
रहने की हढ़ता नहीं होती । श्रीकृष्ण उनकी उस प्रवाही प्रवृत्ति को रोक कर भक्ति 
को पूर्णतया उद्बुद्ध करते हैं श्रोर क॒पा द्वारा उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं । इस प्रकार 
कपा का रूप, पात्र की योग्यता के अनुसार प्रकट होता है, किन्तु वह है एक ही वस्तु-- 
भ्रीकष्ण का स्वरूप बल। 

२--गुरु श्राश्य--भगवत्‌-क्ृपा का अमृत्त रूप किसी सशरोरी महत्‌ आत्मा 
में मृत्ते होता है । केवल अन्तर्यामी को गुरु मानकर साधना-मार्ग की तमाम उलमभनों 
तथा विपदों का निराकरण नहीं हो पाता, इसलिये भगवान श्रीकृष्ण से तादात्म्य प्राप्त 
सिद्धभक्त का आश्रय लेना झ्रावश्यक्र ही नहीं, अ्रनिवाय हो उठता है। गुरु के संभ्रयक्रे 

हट 


हद भरध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदायें 


प्रभाव में भक्ति नहीं सिद्ध हो सकती।गुरु, मानव-देहधारी होता हुआ भी मानवी चेतना 
में निवास नहीं करता, वह भगवतूमय होकर भगवद्गूप हुआ रहता है और इसीलिये वह 
भक्त को भगवान्‌ तक ले जाने में समर्थ होता है । वह इष्टदेव का प्रतिनिधि किवा दूत 
है, भक्त और भगवान्‌ का भावन-सूत्र जोड़ने का ग्रनिवार्य साधन है। मनृष्य की ग्रन्तरतम 
ग्रावश्यकता को गुरु ही पहिचान पाता है एवं वही उचित मार्ग को आलोकित करता 
है। धर्म, कम, वैराग्य आदि सभी साधनों में भटक कर भी सूर जब अशान्‍्त रहे, 
सब साधकर भी जब कुछ न साध पाये, तब गुरु बल्‍्लभाचार्य जी के आश्चय में उनके 
ग्रन्तर का कमल स्वत: विकसित हो उठा। सुर की वास्तविक आवश्यकता को 
श्री वल्लभाचाय जी ने पहिचाना, उनके भ्रन्तरतम की माँग जैसे पूरी हो गई, कृष्ण 
के अनुराग की धाटियों में विचरण करते हुए उनका कवि, उनका सज्भीतकार धन्य 
हो उठा । अपने प्रयास की 'मरुभूमि में सूर का भक्त कब तृप्त हो सका ? चरम 
बुद्धिवादी निमाई परिडत के गुरु-मन्‍्त्र ने तकंवादी युवक के तन-मन-प्रारा को इतना 
प्राप्लावित किया कि उनका व्यक्तित्व ही बदल गया, ताकिक से वह प्रेमी हो गये । 
गुरु, भक्त के हृदय की वास्तविक माँग को समझता है एवं उसे प्रबुद्ध कर देता है। 
भगवान की कृपा का सञ्चार उसके द्वारा ही होता है, इसलिये भक्तिमार्ग में गुरु के 
बिना साधना करना भ्रान्ति या भटकना है । बिना गुरु की कृपा के गोविन्द भी कृपा 
नहीं करते। हरिराम व्यास जी ने कहा है कि जैसे गुरु वैसे गोपाल, कृष्ण तभी मिलते 
हैं जग गुरु कृपा करते हैं ।* अनन्य-प्रेम की प्रतीक मीराबाई की साधना में गुरु का 
कितना महत्व था, यह उनके गुरु को सम्बोधित करके लिखे गये पदों से व्यक्त है। सदगुरु 
ने ही उनके हृदय की उस प्रेमशिखा को उकसाया जो “जोगिया” की निष्ठुरता में भी 
सतत जलती रही एवं मीरा को दग्ध, भस्म करती हुई केवल इस कामना में पुल्लीभूत 
कर दिया कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाय । राधावललभीय साधता का मूलमन्त्र 
गुरु हरिवंश का स्मरण, चिन्तन, तथा नाम-जप है। गुरु के नाम के इन चार 
ग्रक्षरों में प्रेम के समस्त तत्व विद्यमान हैं तथा पराभक्ति की सारी साधना निहित 
है। हरिवंश नाम के जप से तथा उसके ध्यान से, मन में हरि, राधा, वृन्दाविपिन एवं 
सहचरी का स्वरूप उद्घाटित होता है।'* 


१--जैसे गुरु तैसे गोपाल । 
हरि तो तबही मिलिहेँ, जब ही श्रीगुरु होंहि कृपाल ॥--व्यासवाण-पूर्वार्, पद सं० ६३ 
२--(क) चार अक्ञर वैभव अमित सम्पत्ति नित्य विहार । 
. आन सकल इसलतें प्रगट लीला धाम अपार ॥८॥--सुधर्मबोधिनी, ए० १८ 
.._[ख) श्षेय रूप हरिवंश को धरयौ सो उर आकाश । 
हृदय सु सम्पुट में भरयो इन्दाविपिन प्रकाश ॥७४॥ 


भक्ति का दाशनिक स्व॒रूप॑ ६8 


वस्तुत: नामरूपात्मक सृष्टि में अ्रान्त मन बुद्धि को सत्य से परिचित कराने के 
लेये किसी मृत्त श्राधार की झ्रावश्यकता होती है। साधारण जीवन-यापन करता 
इग्ना जीव भगवान्‌ को भूला रहता है, इस भूलने के परिणामस्वरूप उसे कष्ट का भी 
प्रनुभव हुआ करता है ओर आत्मप्रकाश के अ्रभाव में वह भ्रज्ञान के तम में डूबा सुख- 
दुख पाता रहता है । जीव संसार में रत होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है, जीवन 
के उद्देश्य को विस्मृत कर बैठता है। भौतिकता के आवेश के कारण जीव अपने मूल- 
स्वरूप से, अपने और परमात्मा के नित्य-सम्बन्ध से, बिल्कुल अ्रनभिनज्न रहता है। 
शाश्वत सुख के केन्द्र से विच्युत होकर वह तमाम क्षरिक सुखों में आत्म परितृप्ति 
खोजता है, किन्तु कभी शान्ति का अनुभव नहीं कर पाता । व्यामोह के अन्धकार में 
उसकी आत्मचेतना भटकती रहती है। आत्मचेतन जीव के लिये अज्ञान कभी वरदान 
नहीं हो पाता तथा 'अज्ञान सुख है (270।/8772८८ 8 0]88) का सूत्र उस पर चरितार्थ 
नहीं हो पाता, इसलिये वह अ्रान्तियों में उलभा हुआ असन्तुष्ट रहता है । जीवन के 
मर्म में किसी वेदता का उसे आभास होता है,यह वेदना सत्य के ग्रभाव की होती है। 
किन्तु असन्तोष के बावजूद भी वह अपने को ससार-चक्र से छुड़ा नहीं पाता, गुरु ही 
उसका उद्धार करता है। ग्रुरु, आत्मा को श्रश्नान्‍त दृष्टि देकर सत्य से उसके सम्बन्ध- 
सूत्र को जोड़ता है। गुरु, व्यक्ति का सम्बन्ध आनन्द, प्रेम, सौन्दर्य, शुभ एवं शक्ति के उस 
परमस्त्रोत से जोड़ देता है जिसके संसर्ग व सान्निध्य से अज्ञान की घुटती हुई खाइयाँ 
ज्योतिमंय हो उठती हैं। व्यक्ति को सामान्य सांसारिक प्राणी से भगवान्‌ का भक्त 
गुरु ही बना देता है, यह अद्भुत सामथ्ये उसी में है ।* 

गुरु, व्यक्ति की आत्म-प्रेरणा को स्पष्टतर एवं प्रबलतर करता जाता है एवं 
ग्रन्त में भगवान से मिलन करवाता है। अज्ञान के संस्कारों के कारण जीव की 
ग्रात्मप्रेरणा बहुत कुछ घुँघली तथा अस्फुट होती है। आ्ात्मा की नीरव पुकार को 
गुरु वाणी देता है एवं प्रकाश की माँग को स्पष्ट करता है। वह न केवल ज्योति को 
उकसाता है वरन्‌ साधना के नाना भम्मावातों में उस लौ का संरक्षण करता है । 
शिष्य को बालक की भाँति संरक्षित रखकर वह उसे भगवान्‌ से साक्षात्कार के लिये 
प्रीढ़ एवं पुष्ट करता है । अतः गुरु, साधना का अ्परिहाय अज्भ है तथा भगवत्कृपा के 





आचारज शुरु चरन गहि इतनों बड़ी सयान। 
शेय ज्ञान गोचर करयो ध्येय ध्यान उर आन ॥७५॥--सुधमंबोधिनी पृ० ७ 
१--युरु बिनु ऐसी कौन करै!? : 
माला तिलक मनोहर बाना, ले सिर छत्र धरे। 


भवसागर तें बूड़त राखे, दीपक हाथ धरै। 
सूरस्थाम गुरु ऐसो समरथ, दिन में लैउघरैे।--सरसागर,पदसं० ४१७ 


(०० मेध्ययगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा श्रौर चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


पोषण के लिये जल एवं प्रकाश के समान है। वह साधना के पिता का संरक्षण, माता 
का पोषण, मित्र का परामर्श, एवं हितेषी का शुभचिन्तर -सभी कुछ अपने दिव्य 
व्यक्तित्व से देता है। भ्रज्ञानलिप्त व्यक्तित्व के सभी अज्ों को ब्रह्म में समपित करवाता 
है और इस प्रकार अज्ञान का निदान करता है। अ्रहंता ममता के शासन से मुक्त 
करके भगवान्‌ के प्रति शरण का भाव युह ही ब्रह्म-सम्बन्ध द्वारा सजीव करता 
है। व्यक्तित्व तथा जीवन के सभी स्रोतों को गुरु भगवान्‌ की ओर उन्मुख कर देता 
है, पुष्टिमार्ग में इसे 'ब्रह्म-सम्बन्ध' कहा गया है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि चेतना के विकास में गुर का महत्वपूर्ण हाथ है, 
ग्रतः भक्तिमा्ग में भगवान्‌ के साथ ही गुरु के प्रति समपंरण भी श्रपेक्षित है। यह 
समर्पण एक प्राणी का अन्य समचेतन प्राणी के प्रति नहीं होता, यह समपंरणा मानव 
का अपनी ही दिव्यता के प्रति होता है । उसी का दिव्यरूप जेसे गुरु में साकार 
हुआ रहता है, इसलिए गुरु, साधना की प्रेरणा बनता है । यों तो अन्‍्तर्यामी भगवान्‌ 
सबके गुरु हैं किन्तु उनका ग्रादेश या प्रेरणा व्यक्ति की बाह्यचेतना में निर्श्रान्त नहीं 
रह पाती । अन्तर्यामी गुरु के प्रति भी ग्रात्मससमपंणा होता है किन्तु वह पूर्ण नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि जहाँ आत्मा भगवान्‌ से नित्ययुक्त है, वहाँ समपेण कोई 
विशेष श्र्थ नहीं रखता । समपंण की वास्तविक आवश्यकता इस देह, मन, प्राण में 
ग्राबद्ध चेतना में है, श्रह की दुविनीत बाह्यचेतना का समपंण ही प्रमुख समपंण है। 
यह बाह्यमचेतना अमृूत्त ग्रन्तर्यामी को ठीक-ठीक नहीं समझ पाती, अ्रतः: समपंण भी 
नहीं कर पाती । अस्तु, गुरु के मूत्तरूप में व्यक्त दिव्य सत्ता को अपना समपंण करती 
है। गुरु के प्रति समर्पण से व्यक्तित्व की सम्पूर्णशंता साधित होती है। यह समपंण 
न केवल ग्रन्तरात्मा को जाग्रत करता है, वरन्‌ मनुष्य की बहितेम चेतना में जहां 
ग्रह का एकछत्र साम्राज्य हैं, वहाँ भी भागवत-चेतना को स्थापित करता है। 
इसीलिए गुरु के प्रति समपंण को सारे समर्पणों से श्रेष्ठ कहा गया है । बौद्धिक युग 
में इसे अंधश्रद्धा की संज्ञा दी जाती है। श्रहंप्रधान व्यक्ति इसे व्यक्तित्व-विहीनता 
समभता है किन्तु भक्ति में अहं का सम्पुर्ण तिरस्कार है, अतएवं वहाँ भ्रभिमान के 
ग्राहत होने का प्रइन ही नहीं उठता। श्रद्धा में जिज्ञासा की कहीं भी मनाही नहीं 
है| सत्य का जिज्ञासु-प्राणी गुरु के दिव्य अंश के प्रति समर्पण करके अपना संस्कार 
करता है। यह सच है कि वास्तविक गुरु अत्यन्त विरल हैं श्रौर 'गुरु' बनने वाले ढोंगी 
साधु विवेकरहित व्यक्ति को नाना प्रकार से ठगते फिरते हैं; किन्तु वस्तु की विरलता 
उसकी असत्यता का प्रमाण नहीं है। गुरु एक प्रयोजन है, अ्न्तश्चेतना को बाह्यचेतना 
से एकाकार करने का व्यावहारिक प्रकाशपथ का आलौक-स्तम्भ | आ्रात्मा के 
गुप्त श्रद्धों को पढ़ने के लिए वह अनिवाय माध्यम है, श्रत: गुरु बनना कोई खिलवाड़ 


६] 


भक्ति का दार्शनिक स्वरूप १०१ 


नहीं है । शास्त्र में गुरु के अनेक लक्षण बताये गये हैं। गुरु का अनेक विरल गुणों से 
विभूषित होना भ्रावश्यक है अन्यथा वह गुरु नहीं हो सकता। गुरु की मूर्ति इस 
प्रकार श्रद्धित की गई है-- 
श्रवदातान्वय: शुद्ध: स्वोचिताचारतत्पर: । 
ग्राश्मोमी क्रोधघरहितो वेदवित्‌ सर्वेशास्त्रवित्‌ ॥ 
श्रद्धावाननसूयडच॒. प्रियवाक्‌ प्रियदर्शत: । 
 शुत्ि:  सुवेशस्तरुण:  स्वभूतहितेरतः ॥ 
धीमाननुद्धतमति: पुर्णोहिहन्ता विभर्शक: | 
सगुरोच्चासु कृतघी: कृतज्ञ: शिष्यवत्सल: ॥३९२॥ 
निग्रहानुग्रहे) शक्‍तो. होममस्त्रपरायरा: । 
ऊहापोहप्रकारज्ञ: शुद्धत्मा यः कृपालय: ॥ 
“इत्यादि लक्षरोर्यक्तो गुरु: स्पादूगरिसातिधि: ७* ह 
संक्षेप में, गरिमा की निधि गुरु को शुद्ध, श्रद्धावानू, शुचि, क्रोध रहित, 
धीमान्‌ शिष्यवत्सल, निग्रही आ्रादि होना चाहिये तथा उसमें शास्त्नज्ञान एवं विमकश्ये 
द्वारा ऊहापोह झ्रादि को सुलभा सकने की योग्यता भी होनी चाहिए। 
रसमार्गीय कृष्णभक्ति साधना में गुरु का राधाकृष्ण के चिदात्मक रस से 
पूर्णातवा परिचित होना भी आवश्यक है । उपरोक्त गुणों के भ्रतिरिक्त उसमें लीलारस 
के स्फूरण की क्षमता भी अपेक्षित है । चैतन्य महाप्रभु, बल्‍लभाचार्ये, हरिदास स्वामी 
एवं हितहरिवंश जी भक्ति की शब्दावली में 'रसिक' भी कहे जाते हैं। उनमें सामान्य 
भक्ति को उद्बुद्ध कर देने की ही क्षमता नहीं थी, वे भक्त की चेतना में कृष्ण की 
लीला को, सगुण के रस को प्रवाहित कर सकने में सक्षम थे तथा भक्त एवं भगवान्‌ 
के बीच की रसमाधुरी को प्रकट करने में समर्थ थे। इसलिये ये श्राचार्य ललिता 
पग्रादि सखियों, कृष्ण की वंशी, या स्वयं राधा के अवतार माने जाते थे। 
२. श्रास्सससर्परण--प्रेम में दो तत्व समानरूप से विद्यमान रहते हैं-- भ्राकषरा 
एवं समपणा। भगवान्‌ के प्रति श्राकषण विकारों के प्रक्षालन पर ही उत्पन्न हो पाता 
है, यह प्रक्षालन उनके प्रति समर्पण से साधित होता है। भक्त ज्ञानी किवा तपी नहीं 
है जो अपने अध्यवसाथ अथवा कृच्छू तपस्या से माया के वन्धनों एवं मन के विकारों 
से मुक्ति पा जाय । वह अपनी कमियों को दीनता से अनुभव करता है एवं उन्हें 
भगवान्‌ के सम्मुख उद्घाटित कर रख देता है । यही उसकी ओर से भगवान्‌ के प्रति 
आत्म-समर्पण किवा शरणागति है जो प्रेमभक्ति की प्रधान भूमिका है। 





१--ह रेभक्ति विलास, प्रथम विभाग--प्रथम विलास दृक्ति ३९, ११। 


१०२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा झौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


समर्पण का अ्रथं है जो कुछ है, जेसा है, उसे भगवान्‌ को निवेदित कर 
देना । भक्त प्रपने जीवन एवं व्यक्तित्व के सभी गतिविधियों को श्रीक्षष्ण के चरणों 
में ्रपित कर देता है । उसमें जो भी भला-बुरा है,वह भगवान्‌ को सौंप दिया जाता 
है। प्रात्मममपंण उत्कट ग्रात्मनिवेदन है जिसमें भक्त भ्रपनी समस्त त्रुटियों, समस्त 
उपलब्धियों सहित श्राराध्य के सम्मुख उपस्थित होता है, उनकी शरण ग्रहण करता 
हैं प्रौर उनका बन जाता है। इसमें कोई कामना, कोई शर्तें, कोई अलगाव नहीं रखा 
जाता, भहड्भा रजन्य, कामनाजन्य सारी चित्तवृत्तियाँ आराध्य को समर्पित कर दी 
जाती हैं ताकि भक्त, भगवान्‌ के सान्निध्य के योग्य बन सके । व्यक्तित्व के सभी अज़्ों 
सहित समपंण होता है झौर उसमें देह, मन, प्राण की सारी मूलअञ्रान्तियाँ आत्मा के 
प्रपरिद्चिन्न प्रकाश से प्रकाशान्वित की जाती हैं, श्रत: इनमें किसी प्रकार का दुराव, 
दुराग्रह किवा हंठ नहीं रखा जाता। मन की कल्पनायें, स्थूलबुद्धि पर आ्राधारित 
उसकी धारणायें भगवत्पेम के सम्मुख आत्म विसजेन करती हैं । भक्ति में इतना ही 
पर्याप्त नहीं है कि मानसिक गतियाँ समर्पित हों, भ्रपित्‌ प्राणगत एवं देहगत समपंण 
प्रवत्तिमार्गी रामानुगा-भक्ति में भ्रनुपेक्षणीय है। सम्पूर्ण व्यक्तित्व का नि:शेष ग्रात्म- 
समर्पण हुष्णभक्त को काम्य है, उन्हें वह सामान्य मानव-चेतना से मुक्त करके 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की परमचेतना से स्फूतिशील करना चाहता है, श्रतः झ्राधार के 
प्रत्येक भड़ को वह परमाधार से जोड़ता है। इस संयोग में मानव के प्राण एवं 
देह भ्रधिक बाधा उपस्थित करते हैं। प्राणाजगत्‌ के उच्चतर धरातल पर नाना 
प्रकार की जटिल भ्ासक्तियों, अधिकार भावना, महत्वाकांक्षा श्रादि का दुर्ग होता 


है भौर इसका निम्न धरातल काम, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, द्ेष श्रादि का अखाड़ा बना 
रहता है। ये सारी प्राणगतियाँ भक्ति की विरोधिनी हैं। भगवत्प्रेम, ईर्ष्या-द्वेष श्रादि 
क्षद्रताओों से रहित आत्मपरितृष्त वस्तु है, अधिकार-मात्सयं से रहित स्निग्धता, 
उज्ज्वलता ही भगवत्प्रेम का स्वभाव है। वह हृदय की श्रत्यन्त मसृण दशा है तथा 
प्राणगत वृत्तियों की ककंशता उसे प्रकट नहीं होने देती । जो प्रेम मानस में विशुद्ध 
ग्रानन्द एवं सम्पूर्ण निविकारता की प्रतिभा बनकर धृत होता है, वह प्राण के निस्पृह 
स्पन्दनों में ही गतिमान्‌ होता है। ग्रस्तु, पराभक्ति के सक्रिय होने के लिये यह 
प्रनिवायं है कि प्राण जगतू की हलचल शातन्त हो, बुद्धि की भांति प्राण को भी 
श्रीकृष्ण में नियोजित होना अपेक्षित है। क्ृष्णु-भक्ति में मन एवं प्राण के साथ।साथ 
देहचेतना का परिष्कार भी आवश्यक समझा गया है, जेसाकि इस साधना के सूक्ष्म 
गोलोकोपयोगी देह को कल्पना से व्यक्त है। प्रेम का आधार दरीरधारी मानव है। 
देह स्वभावतः तमोमय है, तन्‍्द्राग्रस्त है, वह दिव्यप्रेम के चैतन्य का आधार नहीं 
बन पाता । देहचेतना ही मनुष्य की तमाम आसक्तियों का मूल है। भक्तों ने कहा है 


भक्ति का दाशंनिक स्वरूप * «५ १०३ 


कि धन, गृह, दारा, सुत झादि के सम्बन्ध देह से ही हैं, इनका मोह इतना प्रबल है 
कि भगवान की भक्ति नहीं हो पाती ।* अ्रतः देह की वत्तियों का समपंण भाव- 
साधना के लिये आवश्यक है। क्ृष्णभक्ति का मूलमन्त्र मानवीय सम्बन्धों तथा 
मानवीय मनोरागों से कृष्ण को भजना है। अ्रतः इन मनोरागों को उनके मानवी 
प्रालम्बनों से हटाना कृष्णभक्त के लिये अनिवाय हो जाता है। इन्द्रियों के दोषों का 
परिहार उनके कृष्ण की सेवा में नियोजन से सम्भव है तथा भगवद्विग्रह की परिचर्या 
ग्र्थात्‌ तनुजा सेवा से देह का समपंण साधा जाता है। इन्शियों के कृष्ण में नियोजित 
होते पर उनकी चिदात्मक्रता प्रकट होती है । समपंण व्यक्तित्व के सभी अज्ों का 
होता है, इन्द्रियों का भी कृष्ण रति में उन्नयन होता है, उनका परिष्कार किया जाता 


है, बहिष्कार नहीं । 


समपंरा में तामसिकता बड़ी बाधक होती है । यह सोचना कि भगवान्‌ ही 
सब कुछ कर देंगे, उनकी शक्ति व्यक्तित्व के झद्धों का समर्पण भी कर देगी, व्यक्ति 
का काम केवल चुप बंठकर सब कुछ देखना है, नितान्त अ्रमात्मक है। यें सब 
भावनायें समपंण विरोधी हैं | समपंण का अर्थ निरचेष्टता या अकमंण्यता नहीं 
है। समपंण मनोवृत्तियों का दिशा-परिवतंत है, निम्न से ऊध्व में आररोहण है। 
ग्रतएव भक्त में दैन्य के साथ ही समरपंण का सद्धूल्प भी श्रपेक्षित है। किन्तु भक्त के 
सद्धूल्प तथा ज्ञानी के सद्धूल्प में अ्रन्तर है। भक्ति सन्दर्भ के कर्मापंण-अ्रकरण में 
दोनों का अन्तर स्पष्ट किया गया है। देहेन्द्रियाँ ही कर्म करती हैं एवं वे ही कर्म का 
फल भोगती हैं। मैं देहेन्द्रियों से पृथक नित्यसिद्ध-शुद्ध-बुद्ध आत्मा हूँ, अणु चैतन्यस्वरूप 
हँ--यह भावना ज्ञानेक्ष्‌ साधक के कमंसमपंण की होती है। मैं कुपथ में भटक गया 
हूँ, मेरी इस दुर्वासना को देखकर करुणामय कृष्ण मेरे प्रति करुणा करें, वे स्वयं 
यदि कृपा करके मेरे दुर्वासनाजनित दु.ख को दूर न करें, तो मेरी श्रपनी शक्ति से 
इसकी निवृत्ति श्रसम्भव ही है--इस प्रकार दैन्यविगलित विज्ञापन भक्त के भ्रात्म- 
समपंण का स्वरूप है ।' 


श्रात्मससमपरण का प्रमुख अ्द्ध शरणागति है। ज्ञान-वैराग्य तथा कर्म श्रादि 
सबका उपदेश पाकर भी हतप्रभ श्रर्जुन की विकल बुद्धि को कष्ट में देखकर भगवान्‌ 


१--बौरे मन रहन अटल करि जान्यौं। 
पन दारा सुत बन्धु-कुठम्ब-कुल, निरखि निरखि बौरान्यों ॥--खरसागर, पद सं० ३१६ 
२-” * * * “भकक्‍्तीच्छूनान्तु अनेन दुर्वासनदुःखदशनेन स करुणागय्ः करुणां करोत्विति वा, या 
प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वपायिनी | त्वामनुस्मरत: सा मे हदयात्रापसर्पतु ॥”? 
“भक्ति संदर्भ, पृ० २८० 


१०४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


कृष्ण ने प्रन्त में यही कहा--सर्वंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज, अ्रहं त्वा 
सर्ववापेम्यों मोक्षयिष्यामि, मा शुच: ।” साधन में प्रसमर्थ व्यक्ति के लिये पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण की शरण एकमात्र वरदान है| भ्रतः भगवान्‌ ने सभी धर्मों के परित्याग- 
पूर्वक अपनी शरणा में श्राने का आवाहन किया-- यही भक्ति का प्रथम सोपान है। 
भगवान्‌ भ्पने अभयदायक शरण में लेकर भक्त को समस्त पापों से मुक्त करने की 
घोषणा करते हैं।पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के शरण ग्रहण करने के बाद भक्त को कोई भय 
नहीं रह जाता, वे ही उसके व्यक्तित्व का संस्कार करते हैं---मा शुचः । 

दरणागति को प्रपत्ति भी कहा जाता है। भट्ट रमानाथ शास्त्री के शब्दों में 
“प्रपत्ति का रूढ़ भ्रथ है स्वीकार और यौगिक श्रथ्थ है आत्मनिक्षेप । प्र प्रकर्षण 
एकदम, पत्ति: पदनं भगवान्‌ में चले जाना, श्रौर श्रत्मनः अपने झापका भगवान्‌ में 
निक्षेप, नितरां क्षेपः एकदम डाल देना दोनों बात एक ही है ।* 


प्रपत्ति तीन प्रकार की होती है--भगवत्कृत भक्त का स्वीकार, भक्तईकत भगवान्‌ 
का स्वीकार एवं मित्र | गोपियाँ प्रथम की उदाहरण हैं, प्रह्नाद द्वितीय के उदाहरण 
हैं एवं मित्र प्रपत्ति के उदाहरण हैं अर्जन.। इनमें से भक्तक्ृत प्रपत्ति किवा मित्रप्रपत्ति 
प्रधिक देखने में भ्राती है। भगवान्‌ कृत भक्त का स्वीकार उनके श्रतिप्रसाद का 
उदाहरण हैं। किन्तु ऐसे भी उदाहरण मिल जायेंगे जहाँ भगवान्‌ भक्त के पीछे दौड़ा 
करते हैं श्रौर उसकी इच्छा-प्रनिच्छा की परवाह न करके उसे अपने में केन्द्रित कर 
लेते हैं। प्ग्रेजी कवि थामुसन के काव्य $]76 /४०पाव ० 9९०ए८॥ ) में इसी 
प्रकार की भावना अ्रभिव्यक्त हुई है । 

भक्त की भोर से प्रपत्ति में कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जिनकी पूर्ति पर भगवान्‌ 
की कृपा अनुभव में श्राती है। शरणागति के षट श्रद्ध हैं--अनुकूल-सद्धूल्प, प्रतिकूलता 
का वर्जन, रक्षा में विश्वास, गोप्तृत्ववरणा, श्रात्मनिक्षेप तथा कापंरय । भगवान्‌ की 
इच्छा के अनुरूप चलने का सद्धूल्प श्रनुकूलता का सद्धूल्प है, पूर्णसमपंणा की यह 
प्राववयक शर्ते है। यदि सत्ता का कोई अंश समपंण करे और कोई अपने ही रास्ते 
पर चलता चले, तब भगवत्कृपा कार्यान्वित नहीं होती । समपंणा के पीछे भ्रपनी 
इच्छाशों, अभिलाषाओं एवं दुराग्रहों का पोषण करते हुये भगवत्कृपा का श्रावाहन 
करना व्यर्थ है। समपंण में भगवान्‌ की भनुकूलता देखी जाती है, अ्रहं की नहीं । 
ग्रात्मोत्थान के लिये भगवान्‌ के अनुकूल चलने का सद्धूल्प ग्रावश्यक है। इसी के 
पुरक रूप में प्रतिकूलता का वजन अपेक्षित है। व्यक्ति के भगवद्विरोधी अंशों--- 
वस्तुओं, विचारों, भावनाओं का परित्याग होना चाहिये। सत्य झऔौर मि थ्या, 





१--भक्ति और प्रपत्ति का ख्वरूपगत भेद--प० २ 


भक्ति का दाशं॑निक स्वरूप... १०५ 


प्रकाश और श्रन्धकार, समपंण और स्वार्थ एक साथ नहीं रह सकते । ग्रत: भक्त 
को इस मिथ्या धारणा को त्याग देना चाहिये कि चाहे वह भगवान के द्वारा निह प्र- 
पथ पर चले या न चले, भगवान्‌ की कृपा उसके लिये सब कुछ करती रहेगी । जीवन 
की विक्ृतियों एवं सत्य की अनुक्ृतियों का वर्जन सत्य के प्रकटीकरण के लिये 
भ्रावरयक है । जो कुछ भक्त एवं भगवान्‌ के सम्बन्ध को स्थापित होने से रोकता है 
उनके एकाकार होने में बाधक है, उसका परित्याग भक्त का कतंव्य है। भगवद् विरोधी 


गतियों से समपंण में व्याघात पहुंचता हैं, अ्रत: उनका परिवर्जन अनिवायं है। 
गोप्तृत्ववरण का अर्थ है कि भगवान्‌ में अनेक गुप्त शक्तियाँ हैं, वे सतत भक्त 


की रक्षा के लिये उद्योगशील रहती हैं। जो भकवान्‌ की शरण में जाता है, भगवान्‌ 
उसकी सहायता कई रूप से करते हैं। प्रगटरूप में उनकी कृपा जितनी अ्रनुभवगम्य 
हो पाती है, उससे कहीं श्रधिक अ्रप्रकट रूप में वह क्रियाशील रहती है--यही उनका 
गोप्तृत्ववरण है। भक्‍षत की वाह्मचेतना के श्रन्तराल में भगवान्‌ की क्ृपाशक्ति 
भ्रविचल भाव से उसका उद्धार करने में गतिशील रहती है। जब उसको भगवान्‌ की 
करुणा का भान होता है तब वह उपकृत होता है, आराध्य की श्रसीम दयालुता के 
प्रति कृतज्ञता से भर जाता है।* रक्षा में विश्वास इसी से सम्बन्धित है । सर्वेसमर्थ 
प्रभु की शरण में जाने पर भक्त की चिन्ता भगवान्‌ करते हैं। किन्तु मानव का 
संशयग्रस्त मन उनकी क्ृपालुता के प्रति भी सन्दिग्ध हो जाता है। इसलिये उसे यह 
विश्वास हृढ़ करना पड़ता है कि भगवान्‌ उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करेगे । इस 
विश्वास के उत्पन्न होते ही रक्षा का अनुभव होने लगता है। संशय से इस अ्रनुभव 
में बाधा पहुँचती है, भ्रत: भक्त के उत्कष॑ के लिये रक्षा में विश्वास वाञ्छनीय है ।* 
आत्मनिक्षेप एवं का्पएय परस्पर गुस्फ़ित हैं। भक्त ज॑ंसा भी है, भला-बुरा, 

अपने को भगवान्‌ के हाथों सौंप देता है-यही आत्मनिक्षेप है। सब कुछ छोड़कर 
एकमात्र भगवान्‌ की शरण में जाना शरणागति का प्राय: अन्तिम सोपान है। भक्त 
का यह मनोभाव भगवान्‌ की शरण में जाने का दृढ़ सद्भेत है-- 

जो हम भले बरे तौ तेरे। 

सब तजि तुध शरणागति शझ्रायो हृढ़ करि चरण गहे र ॥४ 





१-करनी करुण सिन्धु की मुख कहत न आवै। 

कपट हेतु परसे बकी जननी गति पावै ॥४॥--“विनय', सूरसागर 
२--सरन गए को को न उबारयौ । 

जब जब भीर परी संतनि कों, चक्र सुदरसन तहाँ संभारयौ । 

सर स्थाम बिनु और करे को, रंग-भूमि में कंस पछ्यारयों ॥१४॥-दहीं 
३--सूरसागर---विनय', पद १७० 


१०६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


इस आत्मनिक्षेप में कार्पएय रहता है, अपनी दीन-हीन श्रवस्था का बोध 
रहता है। करुणामय भगवान्‌ के सामने अपनी प्रणति प्रकाशित करने में भक्त में 
स्वभावतः कार्पएय थ्रा जाता है। अपने दोषों का बोध उसे दैन्य से भर देता है श्र 
उस दैन्य को लेकर भी भक्त, भगवान्‌ की असीम करुणा का याचक बन पाता है। 
कार्पएय, भक्त की अहंकार-रहितता का सूचक है। संक्षेप में शरणागति के ये मुख्य 
लक्षण हैं। भक्ति में शरणागति किवा झ्रात्मसमपंण का सर्वाधिक महत्व है। 
रागमार्गीय भक्ति नवधा भक्ति के इस इति से आरम्भ होती है। क्ृष्ण-भक्‍त के लिये 
विधिमार्गीय भक्तित के अन्य साधनों को अपनाना उतना अपरिहाये नहीं होता जितना 
प्रात्मनिवेदन । ग्रात्मसमपंण से भक्त में जो कुछ भी कुटिलता है, वह ऋजु होता है, 
जो कुछ विक्ृत है, वह सुकृृत में परिणत होता है श्ौर उसमें जो कुछ मिथ्या है, 
वह सत्य में रूपान्तरित हो जाता है। यह समर्पणा लौकिकता को अ्रलौकिकता में 
परिवर्तित कर देने का प्रमुख साधन है। शरणागति से भक्त, भगवान्‌ की तद्गूपता 
प्राप्त करता है ।* 


४. नाम--यों तो मध्ययुग के निर्गुण-सगुण सभी भक्ति-सम्प्रदायों में 'नाम' 
का भहत्व है किन्तु इसे जसी मधुरता कीतंन के रूप में चेतन्य-सम्प्रदाय में प्रदान की 
गई उससे नाम-साधना में विशेष भाव प्रवणता का सञ्चार हुआ । 

नाम-नामी का सम्बन्ध अविच्छेद है। कृष्ण-भक्ति के सगुण मतवाद में 
नाम से अधिक रूप को महत्व दिया गया। किन्तु राग की प्रारम्भिक स्थिति में रूप का 
साक्षात्कार आसान नहीं है, इसलिये नामी के प्रतिनिधि नाम का महत्व कृष्ण॒भक्ति- 
सम्प्दायों में रहा है। मध्ययुग के कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों में स्वरूपविग्रह के साथ ही 
नाम की उपासना का भी प्रचलन था। नाम दो प्रकार का होता है - स्वरूपनाम 
एवं लक्षणाद्योतक। एक से इष्ट का स्वरूप प्रंकाशित होता है, दूसरे से उनका 
स्वभाव । जैसे कृष्ण, राम भगवान के स्वरूपगत नाम हैं किन्तु कंसारि, गोपीजन- 
वल्लभ, यशोदानन्दन शआादि कृष्ण के लक्षणगत नाम हैं इनसे उनके स्वभाव का बोध 
होता है। स्वरूप नाम भगवान्‌ के स्वरूप को उद्घाटित करता है और लक्षणगंत 
वास उनकी लीलाओों की स्फूर्ति में सहायक होते हैं। किन्तु पुरुषोत्तम की लीला का 
स्टुरण तब तक सम्भव नहीं हो पाता जब तक कि उनके स्वरूप की स्फूर्ति से चित्त 





१-परम इंपाल उदार यह निज सुख सम्पत्ति देत। | 
शरणागत जन कौ जु कछु सौ अंपनौ करि लेत ॥७॥ -सु० बो०, पृ० ४१ 
धर्मों धर्म प्रबीन लीन सदा 'हित मघुर रस. 
राणणागत आधीन ताकौ अपनी सम करत ॥३४॥- वही, पृ० ४३ 


भक्ति का दाशेनिक स्वरूप १०७ 


की चड्चलता नष्ट नहीं हो जाती । भ्रतएव भगवान्‌ के स्वरूपज्ञान के लिये उनके 
सस्‍्वरूपगत नाम का स्मरण लीलास्फूर्ति के पूर्व आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु ने 
भगवान्‌ के कृष्ण एवं राम इन दो स्वरूपगड़ नामों से अपनी प्रसिद्ध कीत॑न-पंक्तियों-- 
'हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे' 
में मन्त्रशक्ति फूंक दी । भगवान्‌ के नाम से सब प्रकार के क्लेश हरे जाने में भक्तों 
का दृढ़ विश्वास है । 

द भगवान्‌ का नाम-स्मरण भगवत्कृपा-शक्ति का निरन्तर श्रावाहन है । यह 
सबसे सबल झौऔर सबसे सुलभ साधन है। इसमें न मन्त्र-जपविधि का व्यौरा है, न 
स्थानास्थान एवं कालाकाल का भडद्कट । उठते-बंठते, चलते-फिरते, सोते-जागते, 
सभी अवस्थाओं में सब समय नाम लिया जा सकता है। भक्त का विश्वास है कि 
नाम से सारे पापों का क्षय होता है और नाम से कर्मों की यान्त्रिक श्द्जुला कटती 
है | मीराबाई के पद में नाम के इन्हीं प्रभावों पर विश्वास प्रकट हुआ है ।* धर्म- 
मुक्तिएवं ज्ञान-भक्ति सब नाम से सधते हैं।" केवल यही नहीं, रस-मार्ग के सभी _ 
उपकरण नाम से प्रकट होते हैं, ऐसा विश्वास राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय का है। हित 
(प्रेम), चित्त (साक्षी चेतना), झानन्द एवं भाव--ये रस के अनिवार्य श्रद्ध हैं। ये सब 





१--मेरी मन रामद्दि राम रटे रे। 
राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप करें रे । 
जनम जनम के खतजु पुराने नामहिं लेत फटे रे ॥-मीराबाई की पदावली, पद २०० 
2५ दर 2५ 
चार अक्षर इरिवंश के चार विचार स्वरूप । 
हित चित आनन्द भाव मिलि रसनिधि परम अनूप ॥५४॥--8० बी०, ६० & 
गरर् >< 7५ 


॥90.4 


चारो प्रगंट नाम तें. तिनतें प्रगदयों नाम ॥ 
बृज्ञ फूल फल बीज तें फलतें बीज सुधाम ॥५८॥--झुपर्म बीधिनी, ९० $ 
२--अदूज्जुत राम नाम के अकू । 

धर्म-अहूर के पावन दबे दल, मुक्ति-बधू-ताटडू । 

सुनि-मन-हंस-पच्छ-जुग, जाके बल उड़ि ऊरघ जात । 

जनम-मरन-काटन को कतेरि तीछन बहु बिख्यात। 

अन्यकार-अज्ञान हरन को रबि-ससि जुगल-प्रकास । 

बासर-निसि दोउ करें प्रकासित महा कुमग अनयास । 

दुहँ लोक सुखकरन, हरनदुख, बेद पुराननि साखि । 

भक्ति ज्ञान के पन्‍थ सूर ये, प्रेम निरन्तर भाखि ॥६०॥--विनिय”, र्‌रसागर 


१०८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


“हरिवंश के नाम से उसी प्रकार प्रकट होते हैं जेसे बीज से वृक्ष एवं फूल-फल । * अ्रवश्य 
ही यहाँ गुरु के नाम को दृष्टि में रखा गया है । किन्तु साधारणतया भक्त, भगवान्‌ के 
नाम से भक्ति के सब भ्रज्धों के स्फूरित होने में आस्था रखता है। यही नहीं, नामी 
को वश्ञ में करने वाला एकमात्र साधन नाम ही है। इसीलिये उसे गुरु तक का स्थान 
दे डाला गया ।* नाम का महत्व केवल विकार-मुक्त करने तथा नवधा-भक्ति आदि 
देने के कारण ही नहीं है, उसकी परम सार्थकता इस बात में है कि उससे चित्त में 
कृष्ण के प्रति ग्राकषंण उत्पन्न होता है। कृष्ण का नाम कृष्ण के लिये अनुराग 
उद्बुद्ध करता है ।* मीराबाई. नाम को ही प्रेम की चोट लगने का कारण बताती 
हैं ।? इस नाम के प्रभाव से संसार के अ्रन्य भ्राकषंण नष्ट हो जाते हैं, एकमात्र 
भगवत्प्रेम का ही नशा छाने लगता है ।* श्रीकृष्ण का साक्षात्कार तो विलम्ब से हो 
पाता है श्र नाम भक्त के चित्त को द्रवीभूत कर उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व में ऐसी 
अनुभूतियों को जन्म देता है जो भक्त के लिये इसके पूर्व अज्ञात थीं। चणडीदास के 
एक पद में राधा पर कृष्ण नाम का प्रभाव अत्यन्त सुक्ष्मता से अभिव्यज्ञित हुआा है। 

सेइ केबा घुनाइल व्याम नाम । 

कानेर मितर दिया मरसे पशिल गो, श्राकूल करिल मोर प्राण ॥त्र्‌ ०॥ 

ना जानि कतेक मधु ध्याम नामे श्राछे गो, वदन छाड़िते नाहि पार । 

जपिते जपिते नामे श्रवज्ञ करिल गो, केमने पाइबो शेद तारे॥। 

नाम-परतापे जार ऐछन करिल गो, श्रंगेर परशे किबा हय । 

येखाने बसति तार नयाने देखिया गो, युवति धरम कौछे रय। 

पासरिते करि मने पासरा ना जाय गो, कि करिब कि हबे उपाय । 

कहे ट्विज चण्डीदास कुलबती कूल नाशे झापनार यौवन जाचाय ॥४ 





*--सर्वोपरि हित नाम, सेवक बानी में कह्यौ। 
जहं लॉ घामी धाम, सब वैभव हित नाम कौ ॥१८। ।--छुध मंबी घिनी, पृ० ४ 
२--नाम परम गुरु स्व पर नामी नाम अधीन । द 
सबके मस्तक पर लसत सरन गहत परवीन ॥७६। ।--छुधर्मबो धिनी, पू० ८ 


₹-पके कृष्णनामे करे सब्बंपापक्षय , नवविध भक्ति पूर्ण नाम हइते हय। 

दीज्ञा पुरश्चर्याविधि अपेक्षा ना करें। जिहवास्प्ें आचारेडोल सबारे उद्धारें। 

आनुसज्ञ फले करे संसारेर क्षय । चित्त आकर्षये करें क्ृष्णप्रेमोदय । 

“यतन्यचरितामृत-मध्यलीला (१५वाँ परिच्छेद), पृ० १६६ 

४--शुरु मिलिया रैदास जी, दीनहीं ग्यान की गुटकी । 

चोट लगी निज नाम हरीकी, म्हांरो हिवड़े खटकी ॥ -मीराबाई की पदावली, पद २४ 
५-पिया पियाला नाम कारे, और न रह्न सोहाय। न 

मीरा कहै प्रमु गिरवर नागर, कांचो रह उड़ि जाय । ।--वेही, पद ४४ 


६--पदकल्पतरु, पद १४१० 


भक्ति का दाशेनिक स्वरूप... १०६९ 
किसने श्राकर राधा को श्याम का नाम सुना दिया । श्रवण के मार्ग से वह 
मर्म में बिध गया । उनका चित्त उस नामी के लिये आकुल हो उठा। जपते जपते 
राधा शिथिल हो गई किन्तु पाने की जो उत्कट अभिलाषा नाम से जग गई वह कम 
नहीं हो पा रही है | नाम के प्रताप से जब इतनी विवशता छा गई तो नामी के 
स्पर्श का क्‍या प्रभाव होगा ? राधा का लोक-परलोक सभी नष्ट हो गया, कुलवती 
का शील-सड्ीच सभी घुल गया, किन्तु उनसे इयाम नाम नहीं छोड़ा जाता क्‍योंकि 
न जाने इस नाम में कितना मधु है ? पृर्वराग के उत्पन्न होने एवं उसकी कुछ 
दक्ाप्रों का अत्यन्त दामिक चित्रण इस पन में हुआ है । नाम से राधा के अन्तस्तल 
में प्रसुप्त कष्णप्रेम जागरित हुआ एवं उस नाम के प्रभाव से प्रेरित होकर वह नामी 
से साक्षात्कार करने को तुल गई चाहे उसमें उन्हें मर्यादा की तिलाझ्जलि ही देनी 
पड़े । नाम का महत्व केवल यहीं तक नहीं है, वरन्‌ विरह की प्रचरड ज्वाला में जब 
भक्त को सब कुछ विस्मृत हो जाता है, तब एक नाम के सहारे ही उसका सम्बन्ध 
भगवान्‌ से जुड़ा रहता है। मरण-दशा के उपस्थित हो जाने पर सबसे नाता हूट 
जाता है, एक नाम से ही नाता नहीं छूटता, क्योंकि प्रियमिलन तक जीवित रहने 
का यही एकमात्र सहारा होता है। वेदना से व्याकुल विरहिणी मीरा का यही 
सम्बल हुआ ।* विरह की निस्सहाय श्रवस्था में नाम का ही सहारा रहता है। 
नाम-स्मरण के लिये भक्त का भ्रमानी, विनम्र तथा सहिष्णु होता परमावश्यक 
है। चित्त की कोमल वृत्तियों में ही कृष्ण का आविर्भाव होता है, भ्रतएव चैतन्य 
महाप्रभु ने कहा कि--- 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णना | 
अमानिना मानदेन कीत्त नोय: सदा हरि: ॥* 

५. सत्सज्ध--भक्ति के फलीभूत होने के लिये जितना आवश्यक भगवत्क्ृपा है, 
उसके पल्‍लवित होने के लिये उतना ही झ्रावश्यक सत्सज्भ है। जिन व्यक्तियों ने भक्ति- 
मार्ग में प्रवेश पा लिया है श्रौर जो माया के बन्धनों से मुक्त हो चुके हैं, उन ब्यक्तियों 
का सज्भ नये साधक की साधना में सहायक होता है। सत्सद्भ से उसमें महत्त्तियाँ 
संक्रमण करने लगती हैं तथा उसकी निम्नवृत्तियाँ नष्ट होने लगती हैं। जिस दिन सच्ते 





१--नातो नाम को मोसं , तनक न तोड़्यो जाइ। टेक । 

पाना ज्यू पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग । 

भ<्‌ ओ८ भर 

महारे नातों नाव कोरें, और न नातो कोइ। 

मीरा व्याकुल विरहणी रे, पिया दरसण दीजों मोइ ॥- मीराबाई की पदावली, पद ७४ 
२--शिक्षाष्टकम्‌, श्लोक ३--(महाग्रझु-ग्रन्थावली) 


११० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा झौर चैतन्य-सम्प्रदाय 
से मिलन होता है, उस दित सारे धर्माचरणों का फल प्राप्त-सा हो जाता है। मिथ्या 
बाद-विवाद से परे सन्‍्त भगवान्‌ के निर्मल चरित का गान करता है और करवाता 
है । यहाँ तक कि उसकी सज्भति से कर्म के हज भी कट जाते हैं । सत्सद्भ भगवान्‌ 
की स्मृति जागृत करता है, इसीलिए साधना में इसका अमूल्य महत्व है ।* साधु की 
सज्भुति से कुमति नष्ट हो जाती है और भक्ति का आविर्भाव होने लगता है। े 
रस-मार्ग के पथिकों के लिये 'रसिक' जन का सद्भ आवश्यक है । युगल-प्रेम 
जिनका सहज स्वभाव बन गया है, ऐसे लोगों का सद्भ रस के अभिलाषी भक्तों के 
लिये अनिवाय है । रस-रीति इतनी गहन और रहस्यमय है कि साधन (नेम) करके 
भी उसे भ्वगत नहीं किया जा सकता । वह केवल प्रेम से ही गम्य है और यह प्रेम 
रसिकों के सज्भ से प्राप्त होता है। रसिकों के सद्भ से चञ्चल मन का खोटा लोहा 
प्रेम के स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। रस के उद्भावन एवं पोषण का साधन 


रसिकों का सड्भ ही है । * 





१--जा दिन सन्त पाहुने आवत । 
तीरथ कोटि सनान करें फल जलैसाँ दरसन पावत। 
नयो नेह दिन-दिन प्रति उनके चरन-कमल चित लावत। 
मन-बच कर्म और नहिं जानत, सुमिरत औ सुमिरावत । 
मिथ्यावाद-उपाधि-रहित ह॒वै, विमल-बिमल जस गावत। 
बन्धन कम कठिन जे पहिले, सोऊ काटि बहावत । 
सन्नात रहें साधु की अनुदिन, भव-दुख दूरि नसावत । 
सूरदास सज्ञति करि तिनकी, जे हरि-सुरति करावत ॥३६०॥--सूरसागर 
२-गई कुमति लईं साधु की सन्नति, भगत रूप भई सांची । 
. गाय गाय हरि के गुन॒निसदिन, काल व्याल सूं बांची ॥१६॥--मीराबाई की पदावली 
३--मन गति चन्बल सबनितें, उपजत छिन सतरक्ञ। 
आवत तबहीं हाथ जो, रसिकनि को होइ सदह्न॥ 
भयो न रसिकनि सनह्ञ जो, र॑ग्यो न मन रंग प्रेम । 
पारस बिन परसे कहो, होत लोह ते हेम ॥ 
५८ भ८ ५८ 
रें मम रसिकनि सह्ल बिबु, रक्ष न उपजै प्रेम। 
या रस को साधन यहै, ओर करो जिनि नेम्न ।॥ 
“भजन सतलीला (व्यालीसलीला - श्रुवदास), ए० ७० 


भक्ति की साधना एवं विकास-क्रम 


तृतीय खण्ड 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम 


भक्ति का सम्बन्ध हृदय से है, अन्तर्जंगत्‌ की नाना वृत्तियों का इष्ट के साथ 
भावात्मक सम्बन्ध से है, अत: उसके विकास की कोई सरणि नहीं बनायी जा सकती। 
हृदय को भक्तिभाव की ओर उत्प्रेरित करने में अनेक साधनों का सहारा लिया 
जाता है, उनमें से कुछ परम्परा से मान्य है- जेसे 'नवधा' भक्ति। कृष्ण की भक्ति 
ग्रनुराग-प्रधान है, बहुधा उसमें नवधा-भक्ति का साज्भोपाजड्ञ विवरण नहीं मिलता 
किन्तु कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों में राग उत्पन्न होने के पूर्व उसका स्थान निश्चित रूप 
से स्वीकार किया गया है। राग-भक्ति चाहे जिस भाव की हो, वह चेतना के दिव्यीकृत 
स्थिति की सूचक है । क्ृष्ण-प्रेम का पारा अत्यन्त गुरु है, उसकी पात्रता के लिए 
नवधा-भक्ति का आचरण आवश्यक-सा है ।* 

भक्ति के शास्त्रीय रूप का नाम नवधा-भक्ति है। सामान्यतया यही भक्ति 
की जन्मदात्री समझी जाती है। इसी के साथ-साथ अथवा इसके अनन्तर क्ृष्ण॒- 
भक्ति-सम्प्रदायों में एक विशिष्ट पूजा-प्रणाली का विधान है, जिसे '“भ्रष्टप्रहर-सेवा' 
कहा जाता है। नवधा-भक्ति के प्रारम्भिक अज्भों के आचरण द्वारा जब मन से 
सांसारिकता का आवेश कुछ क्षीण होने लगता है, हृदय में प्रभु का माहात्म्यज्ञान 
प्रकाशित होने लगता है तब स्नेह अ्रद्धूरित किया जाता है । पुष्टिमार्गीय आचार्यों का 
यह मत है कि जब मन में स्नेह श्रद्धूरित होने लगे तभी सेवा-प्रणाली में रत होना 





१--(क) नवधा विधि ये सेइ्ये सबंकाल करि नेम । 
बिना पात्र ठहरे नहीं गरुष पारों प्रेम ॥१०॥-सुधर्मबोधिनी, ५० ६८ 
(ख) साधनादि प्रकारेंणग नवधाभक्तिमार्गतः । 
अमपूर्त्या स्फुरदर्मा: स्पन्दमाना: प्रकीर्तिता: ।। 
“जलमेंद, श्लोक १०, षोडशग्रन्थ (वल्लभाचार्य) 
(ग) ब्रह्माण्ड भ्रमिते कोन भाग्यवान्‌ जीव । ग्रुरु-क्ृष्णप्रसादे पाय मक्तिलताबीज ॥ 
. माली हजञा करें सेइ बीज आरोपण | अ्रवण-कीतेन जले करये सेचन ॥ 
उपजिया बाड़े लता जह्याण्ड भेदि जाय । बिरजा अहालोक भेदि परव्योम पाय ॥ 
तबे जाय तदुपरि गोलोक बृन्दावन । कृष्णचरण-कल्पवृत्ते करें आरोइणय ॥ 


११४ मेध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदींय 


चाहिए ।* अ्रतः नवधा-भक्ति का क्रम भक्ति के विकास में सर्वप्रथम है, तत्पश्चा 
सेवा का । किसी-किसी व्यक्ति में स्वाभाविक अ्नुरक्ति सेवा में देखी जाती है, इ 
उसका पूर्वाजित संस्कार समझना चाहिए, जसे मीराबाई में वाल्यकाल से गिरिध' 
गोपाल की पूजा में अनुरक्ति सुनी जाती है। किन्तु ऐसा प्रायः कम ही होता है 
श्रवण आदि के श्रभाव में केवल सेवा से माहात्म्य का बोध प्रायः नहीं हो पाः 
इसलिए नवधा-भक्ति विधेय है। स्नेहप्लुत मन से सेवा करते-करते भगवान्‌ व 
लीलाओं का स्फुरण होता है और लीला-स्फुरण से भक्त में रागात्मिकता « 
प्रादर्भाव होता है । इस रागात्मिकता का विकास किसी निरिचत प्रणाली में बंधः 
नहीं होता, श्रतएव शुद्ध रागमार्गीय'. साधना को क्ृष्ण-भक्ति-साहित्य में ऐसे प्रतीः 
के द्वारा अ्भिव्यक्त किया गया है, जिनका साझ्भूतिक अर्थ समझने पर उस 
प्रतिसाधारण भावों में भी श्रान्तरिक साधना की गहराइयाँ छिपी हुई मिलेगी । रा 
भक्ति की अत्यन्त विकसिट चेतना है, भक्त में भगवान्‌ के प्रति न केवल स्नेह बर 
दुनिवार आकर्षण जन्म लेता है और वह आकषंण समस्त विश्लों को रौंदता हु 
श्रीकृष्ण के व्यसन के रूप में परिणत होता है । 

..._ इस प्रकार नवधा-भवित के द्वारा व्यक्ति की सामान्य मानव-चेतना में भरति 
का बीज बोया जाता है और सेवा द्वारा उसे अड्भूरित एवं पल्लवित करने की चेद् 
की जाती है। मानसी सेवा के प्रतिफलित होने पर भक्त और भगव नूकार 
सम्बन्ध जुड़ता है तथा भक्ति की जो भ्रन्तदंशाएं होती हैं, उसका कोई निह ष्ट साथ 
नहीं है और न उसके लिए भक्ति की कोई विधा सहायक हो पाती हैं। वह इष्ट ए 
भक्त के निरन्तर आदान-प्रदान की अ्रन्तरिक भाव-दशा हैं जिसे काव्य-रूपों के माध्य 
से व्यक्त करने की चेष्टा की गई है। राग-भक्ति उन्मुक्त प्रेम का निस्सीम आकाश 
जिसके प्रतिक्षण बदलते रूप रद्ध का ग्रहण आझ्रात्मा के पट पर ही सम्भव है, किः 
निर्धारित प्रणाली से नहीं । 


ताहाय विस्तारित हम फले प्रेमफल । इहा माली सेचे श्रवणकी तनादि जल ।। 
--चै० च० मध्यलीला (१६वाँ परिच्छेद ), पृ०२ 
05005 2 ७0 68६८ 8$78५००8॥9, ट्१8४ ०7०0 जिएवाबा दाल पल! 70 कं; 
072 9778 (॥6 70470व माय पा8 ७०7वतए 8४९०४ 200 सिद्ात& 7 47 ६ 
4778709, एफ क्रांगव प त6.६०४९० ॥0ा 76 ४००९४ 8४० 8॥(०८- 
(0 (००0, ८०४४४८४ [096 ६० 9८ १जबहटाल्त जप) 6 शल्या। बताते 0 
५॥60 (ां3 ]07८ 4५४० ४८78, (6 ४787), 960077725 ४०7८० एा 8607 


(0:6 ०प्ए8८ 6 86ए97? & 300473-0ए८-५७१८७ 0०ई ?प्रशाष्ा4 22 .---ं, 
5847, 788० 5].. 


भक्ति-साधने एवं विकांस-कैंम ११५ 


त॑वधा-भक्ति 
.. इसके नौ अज्ज सुश्र सिद्ध हैं -श्वरणा, कीतंन, स्मरण, पादसेवन, भ्रचेन, वन्दन, 

दास्य, सख्य, आत्म-निवेदन । इनमें से दास्य और सख्य को क्ृष्णभक्तिरस के भावों 
के अस्तगंत ग्रहण कर लिया गया। वास्तव में कृष्ण के प्रति आत्म-निवेदन से ही 
भाव-भक्ति भारम्भ होती है। विधिमार्गीय श्रवण तथा कीत॑न आदि भ्रज्ञों का सेवन, 
भक्त के हृदय में भक्ति की भूमिका निर्मित करता है। 
क्‍ श्रवण--भगवान्‌ के नाम, गुणा, रूप आदि के अलौकिक वर्णन के सुनने को 
श्रवण कहते हैं । यह श्रवण, नाम एवं लीला दोनों का होता है। चैतन्य-सम्प्रदाय में 
नाम-श्रवण का अधिक महत्व है और वल्लभ आदि ब्रज-सम्प्रदायों में लीला का । 
प्रन्तः:करण की शुद्धि के लिए नाम-अ्रवण सबसे बलवान साधन समझा जाता है । 
भक्तिभाव से सुना गया भगवस्ताम चित्तशुद्धि करने में जिस प्रकार समर्थ होता है, उस 
प्रकार अन्य साधन नहीं । चित्तशुद्धि न होने से लीला-श्रवरणा द्वारा रूप एवं लीला 
की उद्योगता घटित नहों हो पाती । भक्तिमन्दर्भ में कहा गया है कि जिस प्रकार 
निर्मल दर्पण में ही रूप उतरता है, उसी प्रकार निर्मल चित्त अर्थात्‌ भगवद्‌ भिन्‍न 
विषयान्तर तथा आावेशशून्य चित्त में भगवान्‌ के रूप के उदय की योग्यता भरा पाती 
है । रूप के उदय होने पर भगवान्‌ के वात्सल्यादि गुणों को गनुभूति उत्पन्त होती 
है । नाम, रूप एवं गुर सहित भगवान्‌ तथा उनके परिकर की स्फूर्ति होने पर 
हृदय में लीला-स्फुरण की सम्यक्‌ योग्यता आती है ।* 

श्रवण के विषय में यह अपेक्षित है कि वह किसी महापुरुष ढारा सुनाया 
गया हो । जैसे श्रोता का परीक्षित की भाँति मोहरहित तथा दन्दरहित होना अपेक्षित 
है, वैसे ही कथाकार का भी शुक की भाँति सिद्धात्मा होना श्रपेक्षित है। साधक किया 
सिद्ध की वाणी का प्रभाव ही भक्ति जगाने वाला होता है, कथावाचकों के प्रवचन 
का नहीं । 

श्रवण से चित्त के विकार धुलते हैं। भागवत में कहा गया है किजों 
व्यक्ति महापुरुषों के मुख से क्षरित श्रीहरि के कथामृत्त को कर्णपुटों में भर कर पीते 
हैं, बे श्रपने विषय-मलिन मन को पवित्र कर भगवान्‌ के चरणारावद के सुख को 
प्राप्त करते हैं । 

धर्मानुष्ठान आदि से चित्त को वश में करना अत्यन्त लम्बी प्रक्रिया होने के 





१--भक्तिसन्दर्भ, पृ० ३२६ । ह 
२--पिवन्ति ये भगवत आत्मन:ः सता, कथाझत अवणपुटेषु सम्भतस । | 
पुनन्ति ते विषयविदृषिताशयं, त्रजन्ति तच्चरणसरोरुह्यान्तिकम्‌ ॥ - भा? २।२।३७ 


(१६ भैध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदीय॑ 


साथ ही दृष्कर भी है। भक्ति-मार्ग का श्रवण उस विलिष्ट कार्य को सहज बना दे 
है और जिनकी भगवत्कथा में प्रीति उत्पन्न हो जाती है, वे कर्म के साधनों के साथ 
ज्ञान ध्यान, धारणा आ्रादि को भी छोड़कर केवल भगवान्‌ के चरित्र का श्रव 
करते हैं। भगवान्‌ का सम्पर्क पापों को ध्वंस करने में सक्षम है, चाहे वह श्रवरणोरि 
द्वारा हो किवा अन्य इन्द्रियों द्वारा । चूंकि संसार में चित्त रमाने के हेतु नाना प्रः 
की विषय-वार्ताएँ होती हैं, इसलिए भक्ति में चित्त को उत्त वार्ताश्रों एवं चर्चाग्ने 
हटाकर भगवद्वार्ता में रमाने का प्रयास किया जाता है । भगवान्‌ के अलौ 
व्यक्तित्व की गाथा को सुनकर चित्त की जड़ासक्ति शिथिल होने लगती है ।* 

क्ृष्ण-कथा में मन का रमना सबसे श्रासान है क्योंकि उसके समान ले 
की विविधता श्रन्‍्य अ्वतारों की कथा में नहीं है। श्रीकृष्ण का ग्रतिमान' 
सर्वाज्ीणा-व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न रुचियों के लिए आकषंक हो सकता है। चाहे उन 
उपासना यदुराज द्वारिकावासी के रूप में हो किया नन्दनन्दन ब्रजवासी के रूप 
किन्तु उनके महान्‌ भक्तवत्सल तथा रुचिर व्यक्तित्व के इतने विभिन्न पहलू हैं 
अत्येक व्यक्ति अपनी रुचि एवं संस्कार के अ्रनुरूप उनमें से किसी एक या एक से 
के साथ अपना तादात्म्य पा लेता है। कृष्ण का रूप जितना आकर्षक है, उतरने: 
ग्राकषंक उनकी लीलाएं हैं श्रोर उनके भ्रतिमानवीयता में भी एक मानवीय रस 
अतः वह मानव-सुलभ बन जाते हैं । ब्रह्म के नाम से ही जो एक अपार श्रद्धा 
तथा महामहिम स्वरूप का आतडू छाने लगता है, वह कृष्ण के चरित में तिर 
होने लगा । कृष्णावतार की लीलाओं में भक्त एवं भगवान्‌ के बीच दूरी कम हो 
कृष्णचरित प्रारम्भ से ही उस व्यवधान से दूर है । कृष्ण की कथा में एक विशेष 
है जो अनुरञ्ञन के साथ-साथ मन का बन्धन भी लोड़ता जाता है और उसे श्रपा 
सौन्दय के आकर्षण में बाँधघता जाता है। इसीलिए कृष्ण-कथा भारतीय जीव 
इतनी लोकप्रिय हुई । 

श्रवण का मनोविज्ञान यह है कि श्रोता और श्रव्य का तादात्म्य हो उ 
है। ज्ञान, ज्ञाता श्रौर ज्ञेय एक ही हैं, वैसै ही अ्षवण, श्रोता तथा श्रव्य के 
तादात्म्य है। श्रवण से भगवान्‌ के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, संशय छिन्न 
है, मस्तिष्क स्वच्छ होता है तथा सम्पूर्ण व्यक्तित्व भगवान्‌ के माहात््य से वह 


१- (क) गौर अरु श्याम चरितनि हरयो जासु चित, 
तिननि विषइनु कथा दूरि तें परिहरी ॥--डछुन्दावन जस प्रकास, १० ७ 
(ख) सकल रास-मण्डल रस के जे भँवर भये हैं । 
नीरस विषे-बिलास छिया करि छांड़ि दिये हैं ॥२७७४७।। 


-“सिद्धान्तपब्चाध्यायी (ननन्‍्ददास), ए० 


११६ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा श्र चैतन्य-सम्प्रदीय 


साथ ही दुष्कर भी है। भक्ति-मार्ग का श्रवण उस विलष्ट कार्य को सहज बना देता 
है और जिनकी भगवत्कथा में प्रीति उत्पन्न हो जाती है, वे कम के साधनों के साथ ही 
ज्ञान ध्यान, धारणा आदि को भी छोड़कर केवल भगवान्‌ के चरित्र का श्रवण 
करते हैं। भगवान्‌ का सम्पर्क पापों को ध्वंस करने में सक्षम है, चाहे वह श्रवरोन्द्रिय 
द्वारा हो किवा अन्य इन्द्रियों द्वारा | चूंकि संसार में चित्त रमाने के हेतु नाना प्रकार 
की विषय-वार्ताएँ होती हैं, इसलिए भक्ति में चित्त को उन वार्ता्रों एवं चर्चाग्रों से 
हटाकर भगवद्वार्ता में रमाने का प्रयास किया जाता है । भगवान्‌ के अलौकिक 
व्यक्तित्व की गाथा को सुनकर चित्त की जड़ासक्ति शिथिल होने लगती है ।* 

कृष्ण-कथा में मन का रमना सबसे श्रासान है क्योंकि उसके समान लोला 
की विविधता अन्य अवतारों की कथा में नहीं है। श्रीकृष्ण का अतिमानवीय 
सर्वाज्धभीण-व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न रुचियों के लिए ग्राकषंक हो सकता है । चाहे उनकी 
उपासना यदुराज द्वारिकावासी के रूप में हो किवा नन्दनन्दन ब्रजवासी के रूप में, 
किन्तु उनके महान्‌ भक्तवत्सल तथा रुचिर व्यक्तित्व के इतने विभिन्न पहलू हैं कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि एवं संस्कार के अनुरूप उनमें से किसी एक या एक से अधिक 
के साथ अपना तादात्म्य पा लेता है। कृष्ण का रूप जितना आकर्षक है, उतनी ही 
आकर्षक उनकी लीलाएं हैं और उनके प्रतिमानवीयता में भी एक मानवीय रस है। 
प्रतः वह मानव-सुलभ बन जाते हैं । ब्रह्म के नाम से ही जो एक श्रपार श्रद्धा का 
तथा महामहिम स्वरूप का आतडू छाने लगता है, वह कृष्ण के चरित में तिरोहित 
होने लगा । क्ृष्णावतार की लीलाझों में भक्त एवं भगवान्‌ के बीच दूरी कम हो गई, 
कृष्णचरित प्रारम्भ से ही उस व्यवधान से दूर है। कृष्ण की कथा में एक विशेष रस 
है जो अनुरज्ञन के साथ-साथ मन का बन्धन भी तोड़ता जाता है और उसे श्रपाथिव 
सौन्दयं के श्राकषंण में बाँधघता जाता है। इसीलिए क्ृष्ण-कथा भारतीय जीवन में 
इतनी लोकप्रिय हुई । 

श्रवण का मनोविज्ञान यह है कि श्रोता और श्रव्य का तादात्म्य हो जाता 
है। ज्ञान, ज्ञाता श्रोर ज्ञेय एक ही हैं, वैसे ही श्रवण, श्रोता तथा श्रव्य के बीच 
तादात्म्य है। श्रवण से भगवान्‌ के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, संशय छिन्न होता 
है, मस्तिष्क स्वच्छ होता है तथा सम्पूर्ण व्यक्तित्व भगवान्‌ के माहात्य से वज्ञीभूत 


१- (क) गौर अरु श्याम चरितनि हर्यो जासु चित, 
तिननि विषश्नु कथा दूरि तें परिहरी ॥--बृन्दावन जस प्रकास, पृ० ७ 
(ख) सकल रास-मण्डल रस के जे भँवर भये हैं । 
नीरस विषे-बिलास छिया करिं छांड़ि दिये हैं ॥२७५॥ 
. ++सिद्धान्तपब्चाध्यायी (नन्‍्देदास), पृ० १६५ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम ११७ 


होता है । भगवान्‌ के भक्तवत्सल, अशरण-शरणा, पतितपावन आ्रादि गुणों का श्रवण 
करके भक्त के मन की निराशा कठती है एवं उनके उद्धारक, सखा, सहायक आ्रादि 
स्वरूप का अनुभव कर उनके प्रति तत्तत्‌ भावों से भावित होने की आकांक्षा जागरित 
होती है ! रागानुग-भकतों में कृष्ण की ब्रजलीला के श्रवण से उन भावों से तादात्म्य 
प्राप्त करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है । साधारण जन के ऊपर श्रवण का प्रभाव 
प्रघनाशक होता है ।* 

२. की्ततन--भगवान्‌ के रूप, गुणा एवं लीला का गायन कीत॑न कहलाता 
है। कीततंन का सुख धर्म, भ्रथं, काम, मोक्ष, जप-तप आ्रादि सब सुखों का अतिक्रमण 
कर जाता है ।'* कृष्ण भक्ति-साधना में कीतेन का गेयात्मक रूप प्रचलित है। चैतन्य- 
महाप्रभु ने जिस समारोह के साथ वाद्ययन्त्रों की भंकार में ऋष्ण-प्रेम की पुकार को 
निमादित किया, वह दक्षिण-पथ से होता हुआ्ना उत्तरापथ में फैलकर सम्पूर्ण भारतवर्ष 
पर छा गया । जन-पथ में विचरण करते हुए उत्कट प्रेम की धारा को प्रवाहित करते 
चलना तथा जन-जन को भक्ति का प्रसाद देना, उनके कीतंन की विशेषता थी । कीतेन 
का भ्रन्य सम्प्रदायों में भी प्रचार था किन्तु उस आवेश एवं उच्छुवास के साथ नहीं । 
ब्रज-मन्दिरों में भ्रष्टप्रहर-सेवा के साथ कीतंनियों की नियुक्ति वल्लभ-सम्प्रदाय में विशेष 
उल्लेखनीय है । राधावललभ- सम्प्रदाय में भी रागबद्ध पदों के गाये जाने की प्रथा थी 
प्रौर स्वामी हरिदास तो स्वयं पदकर्ता एवं सुविख्यात सज्भीताचार्य थे। भ्रतः भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की लीलाओं का मधुर गान, कृष्णभक्ति सम्प्रदायों में समान रूप से प्रचलित 
था, कहीं पर नाम का अधिक महत्व था, कहीं पर लीलागान का । परनल्तु सवंत्र ही 
भगवान्‌ के चरित ने गेय रूप में प्रवाहित होकर जनसाधारण की हृदयभूमि को 
स्निग्ध करके भक्ति के लिए उबर बनाया । 





१-मिथ्या वाद-विवाद छाँड़ि दे, काम क्रोध मद लोभहिं परिदरि । 

चरन-प्रताप आनि उर अ्रन्तर, और सकल सुख या सुख तरहरि ॥ 

वेदनि कह्मो, सुमृतिष्ँ भाष्यो, पावन-पतित नाम निज नरहरि। 

जाकौ सुजस सुनत अरू गावत, जैडे पाप-बृन्दर भजि सरिहरि॥ 

। -“्र्सागर, पद सं० ३१२ 

२--जो सुख होत गुपालहिं गाए । 

सो सुख होत न जप-तप कीन्हें, कोटिक तीरथ नहाएऐ ॥ 

दिऐ लेत नहिं चारि पदारथ, चरन-कमल चित लाऐ । 

तीनि लोक तन सम कारि लेखत, नन्द-नन्दन उर आए ॥ 

वंसीबट, बृन्दावन, जमुना, तजि बैकुण्ठ न जावे। 

सूरदास इरि को सुमिरन करि, बहुरि न भव-जल आवै॥ -सरसागर, पद ३४६ 


१८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


कीत॑न के स्व॒रों के साथ भक्ति का भावात्मक आवेग फूट पड़ा । जो बात 
कथा के सहारे व्याख्या द्वारा मनोगत होने में कुछ बुद्धि की अपेक्षा रखती थी, वह 
कीर्तन के स्वर-प्रवाह में परिवृद्ध रागात्मक के साथ सीधे हृदय का पथ खोजने 
लगी । चित्तवृत्तियों के जिस निग्रह-निरोध को उत्पन्न करने के लिए निर्गुणमत में 
प्रनाहत-नाद का श्रवरा भ्रावश्यक बताया गया, वह श्रव श्राहत नाद के श्रवण से 
सहज ही साधित होने लगा । ज्ञान, कर्म के शुष्क साधनों द्वारा नहीं, सज्ञीत के 
सहज आकर्षण द्वारा वह “निरोध' सम्पन्त हुआ जो कष्टसाध्य साथन से भी नहीं 
बन पाता । सड्भीत से मनोनिग्नह जितना आसान है, उतना अन्य साधन से नहीं, 
प्रतएव कृष्णभक्ति साधना ने इसका अत्यन्त तीव्रतम रूप ग्रहरा किया । कृष्ण-मिलन 
के लिए हृदय की विह्नलता से लेकर संयोग की सिद्धावस्था तक का निरूपण सज्जीत 
के तरल स्वरों में हुआ | ब्रह्मानन्द से तो भजनानन्द श्रेष्ठ माना ही गया है, पर कृष्ण 
भक्तों ने उस भजनानन्द को एकदम मूत्त रूप दे डाला । उनका विश्वास था कि जो 
चैतन्य योगियों को अन्तर्मखी साधना से प्राप्त होता है, जो ब्रह्मानन्द इच्छू साधना 
से ज्ञानियों के भ्रनुभव में भ्रा पाता है, उससे श्रेष्ठतर चैतन्य, आनन्द (भजनानन्‍द), 
परमानन्द श्रीकृष्ण के लीलागान से स्वतः निः:सृत होता है। श्रीकृष्ण के मधुर 
' व्यक्तित्व ने मधुर र्वरों में श्रपनी प्रबलतम अभिव्यक्ति पायी । कीतंन में श्रपाथिव 


रस साकार हो उठा। 
इस कौत॑न से एक लाभ और भी हुआ । कृष्ण-भक्ति की साधना व्यक्तिगत 


न रहकर सामूहिक बनने लगी । कीत॑न का सामूहिक आयोजन होता था। 
सामूहिकता में कृष्ण के चरित का कीतंन करने से प्रत्येक का मन उसी क्ृष्णरस 
में निष्क्रमण करने लगा । भक्त-गायक को एक ओर जहाँ स्वरों की रागमयता से 
भावात्मक सम्बल मिलता था, वहाँ दूसरी ओर श्रोता को उस दिव्य प्रेम का 
प्राभास मिल जाता था, जो गोप्य से भी गोप्य, दुस्तर से भी दुस्तर, केवल कृपा से 
गम्य माना गया है ।कीत॑न ने एक प्रकार से सामूहिक प्रार्थना का रूप धारण किया । 

कीत॑न के आावेश में भक्त अ्रपनी वाह्मयचेतना से विगत हो अन्तरचेतना से 


यहाँ तक वशीभूत हो जाता था कि उसके शरीर में अनेक सात्विक श्रनुभाव भी 
प्रकट होने लगते थे । चैतन्य महाप्रभु कीत॑न करते-करते कभी नृत्य करने लगते थे, 
कभी उच्च स्वर से रोदन, और कभी भूमि पर लुंठित होने लगते थे ।* चैतन्य- 





१--उद्ड-नृत्ये प्रशुर अद्सुत विकार। भ्रष्ट सात्विक भावोदय हय समकाल ॥ 
मांस अुण सह रोमबृन्द पुलकित | शिमुलीर वृक्ष येन कण्टके वेष्टित ॥ 


> > >< 
कमनु स्तम्भ कु प्रभु मूमिते पड़य । शुध्क काष्ठ सम हस्त-पद ना चलय ॥ 


--चैतन्यचरितामृत, मध्यलीला, १३वाँ परि०, ६० १०४ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम ११६ 


महाप्रभु में कीतेन मानो साकार देह धारण कर झ्राया था। उन्होंने प्रेमाभक्ति की 
साधना में इतर किसी साधन का आश्रय नहीं लिया । एकमात्र सद्भीत॑न करते हुए 
भावभक्ति एवं प्रेममक्ति की सारी भूमिकाओं का अतिक्रमण कर वह उस महाभाव- 
भुमि पर पहुँच जाते थे जिसकी साकारता श्रीराधा में पायी जाती है, इसीलिए 
उन्हें राधा का अवतार तक कहा गया है। सद्धीतंन ही उनके परम रागाविष्ट 


व्यवितत्व का मूलमन्त्र है । 
बद्भला-कीतंन में भावप्रधान कोई धुन होती थी और साथ ही उसमें 


शास्त्रीय सद्भीत की धारा भी निरन्तर बहती रहती थी । विभिन्न राग-रागिनियों में 
बद्ध भक्तों के पद कीतंन के श्राधार बनते थे। यही नहीं, कीतंन की चमत्कारी 
प्रभविष्णुता नितान्‍्त ध्यूद्धारिक काव्य, जैसे जयदेव के गीतगोविन्द--चरडीदास एवं 
विद्यापति की पदावली को अलौकिक रस के क्षरण के योग्य बना डालती थी। 

कृष्ण-भक्त में रागात्मिकता को जन्म देने का प्रथम श्रेय इसी कीतेन-प्रणाली 


को है। भवित का भअप्राप्य भाव, कीतंन के ख्वरों में साकार होकर सम्पूर्ण भारतवर्ष 
पर छा गया | उपदेश शआ्रादि का तिरस्कार कर केवल स्वराघात से ही जनमानस में 


वह राग उपजाया गया जिसने मध्ययुग में भक्ति को एक नया मोड़ दिया, भाव 
प्रवण कृष्ण-भक्ति का रूप खड़ा किया । 
३. स्मरणा- जो कुछ सुना जाता है यदि उसे स्मरण न रखा जाय तो श्रव्य 


वस्तु का प्रभाव क्षीण होने लगता है। भाव किवा ज्ञान को टिकाने के लिए उसकी 
पुनरावृत्ति आवश्यक है । भवित-सम्प्रदाय में स्मरण मुख्यतया हरि के नाम का ही 
होता है। इष्ट का नाम-जप इस स्मरण का एक रूप है। नाम के अतिरिक्त कृष्ण 
के गुण तथा चरित आदि के माहात्म्य का स्मरण भी किया जाता है। पशु-शरोर 
का भ्रतिक्रमरा कर जब जीव मानव-तन धारण करता है, तब कृष्ण-भजन करना 
उसका कत्तंव्य हो जाता है, विषय का रस तो पश्ु भी भोगता है और भोग कर 
विनष्ट होता है। अभ्रविनश्वर से साक्षात्कार नश्वर वस्तु की लालसा के परित्याग से 
सम्भव है । कृष्ण-भजन से मनुष्य विषय-परित्याग करने में समर्थ हो पाता है ।* 





१--(क) मानुष को तन पाय भजों इजनाथ को । दर्बी लै कै मूढ़ जरावत हाथ को ॥ 
हित हरिवंश प्रप॑च विषय रस मोह के । बिन कंचन क्‍यों चलें पचीसा लोह के ॥ 
--हित हरिवंश, स्फुटवाणी, पद & 
(ख) राम नाम सुमिरन बिनु, बादि जनम खोयो। 
रख्क सुख कारन तें श्रन्त क्‍यों बिगोयौ ॥ 


भर ओ८ ओ 

काम-क्रोष-लोभ-मोह-तृष्ना मन मोयौ । गोविन्द-गुन चित विसारि कौन नींद सौयौ ॥ 

सूर कहे चित बिचारि भूल्यो भ्रम अन्धा । राम नाम भजि लै तजि और सकल धन्धा ॥ 
--सूरसागर, पद ३३० 


१२० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


स्मरण का यह स्वभाव है कि जो जिसका चिन्तन या स्मरण करता है, 
वह उसी में परिणत होने लगता है, मन उसी की गतियों को अपनाने लगता है जैसे 
कीट भृज्ध के ध्यान में रत हो, भूज् ही बन जाता है। इसी प्रकार जीव भगवान्‌ का 
स्मरण करते-करते तद्गप बनने लगता है। अतः स्मरण का महत्व श्रवण से 
अधिक है । 

भक्ति सन्दर्भ में स्मरण का क्रम इस प्रकार दिया गया है--नाम-स्मरण, 
रूप-स्मरण, गुरा-स्मरण । स्मरण पाँच प्रकार का होता है-- स्मरण, धारणा, ध्यान, 
थ्रवानुस्मृति, समाधि । यथा कथड्चितू हरि के नाम, रूपादि के अनुसन्धान का नाम 
स्मरण है। सारे विषयों से चित्त को खींच कर साधारण रूप से हरि के नामादि 
में चित्त को धारण कराने को धारणा कहते हैं | विशेषरूप से नाम, रूपादि के चितन 
का नाम ध्यान है। अ्रमृतधार की भाँति अविच्छिन्न स्मरण का नाम त्ल॒ुवास्मृति है 
एवं ध्यातृष्यान चुन्य होकर ध्येय के आ्राकार में चित्तवृत्ति के अवस्थान को समाधि 
की संज्ञा दी जाती है। स्मरण के ये पाँचों रूप उसकी उत्तरोत्तर गाढ़ता के 
परिचायक हैं । 

श्रवण, कीत॑न एवं स्मरण का भक्ति में इसलिए महत्व है कि वे चिन्तन 
तथा विचार में आराधना का भाव जगाकर आराध्य के प्रति तीत्रनिष्ठा उत्पन्न कर 
देते हैं। यद्यपि स्मरण का कुछ साम्य ज्ञानमार्गी ध्यान से प्रतीत होता है, किन्तु 
भक्तिमार्गी स्मरण उससे भिन्न है। यह ध्यान द्ञान्त, अचञ्चल न होकर लीलाशों का 
प्रानन्दमय ध्यान है। भक्ति का स्मरण भगवान्‌ के स्वरूप को ही नहीं, उनकी 
उपस्थिति को सत्ता के अन्दर ले आता है श्रौर उस उपस्थिति से व्यवितत्व में 
परिवतेन होता है । 

४, पाद-सेवन--पाद-सेवन का तात्पयं केवल भगवान्‌ के श्रीचरणों का सेवन 
ही नहीं है, वरन्‌ देन्य सहित भगवान्‌ की सेवा मात्र को पाद-सेवन कहा गया है। 
सेवा द्वारा अहंकार की कुटिल गतियों का इष्ट के चरणों में दण्डवतू प्ररिपात 
कराना पादसेवन है | श्रीचरणों की सेवा से व्यक्ति में नम्नता तथा अहंकार से विरति 
उत्पन्न होती है । इसके भ्रतिरिक्त, भगवान्‌ का चरण-सेवन भक्तिप्रदायक कहा गया 
है । उनका स्पर्श शीतल एवं कोमल है तथा त्रितापमयी ज्वालाशों को उपशमित करने 
में समथे ।* प्रभु के चरणकमल व्यक्ति की सारी अ्रसमर्थताञ्नों को सामथ्यं में बदल 





१--मंन रे परसि हरि के चरण । 


सुभग, सीतल, कंवल, कोमल त्रिविष ज्वाला हरन ॥-मीराबाई की पदावली, पद १ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १२१ 


देते हैं, श्रसम्भव को सम्भव बना देते हैं ।* जो चरण जगत्पावनी गड्ा के उत्स 
हैं, जिनके स्पर्श से अहिल्या की पाषाणु-जड़ता चेतना पा गयी, जिनके पदनख की 
एक ही किरण मन के समस्त अन्धकार को हर सकती है, उनकी सम्पूर्ण सेवा क्या 
नहीं कर सकती ? कृष्ण के चरण-कमल सुख की राशि हैं, वहाँ अज्ञान का तम नहीं 
पहुँच पाता, नवधा-भक्ति किजल्‍क के समान उनमें बसी रहती है और श्रेय-प्रेय एक हुए 
रहते हैं । * 

५. श्र्वेन--पृष्प, दीप, धुप, नेवेद्य आदि से भगवान्‌ का पूजन-अ्रच॑न भक्ति 
कहलाता है । पूजा, भक्त में आराधना का भाव जगाती है। सामान्यतया मानव वाह्य 
मन में निवास करता है इसलिए पूजा किव। अचेन का वाह्यविधान स्थिर किया गया 
है । बहिमूंखी मन बिना किसी वाह्म प्रतीक के यह समझ ही नहीं पाता कि श्रक्तर में 
क्या भाव उदित हो रहे हैं, वाह्य कमंकाण्ड के अतिरिक्त भक्ति को महसुस ही नहीं 
कर पाता, इसीलिए अर्चन में वाह्य उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है । किन्तु 
यही श्रच॑ ना श्रन्तश्चेतना में प्रवेश कर आन्तरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति बन 
जाती है। श्रच॑न भगवान्‌ के प्रति भक्त की श्रद्धा, निकटता, समपंणा, विस्मय किवा 
प्रभीप्सा का प्रतीक है, इसके द्वारा मन को दैनन्दिन-जीवन की साधारण चेतना से 
हटाकर भगवान्‌ के लिए इन्हीं सब भावों को जगाने की चेष्टा की जाती है । भक्ति 
का अभ्र्थ है भगवान्‌ से युक्त होना, इसका प्रारम्भिक रूप भगवान्‌ की खोज है, यह 
रूप उनके किसी प्रकार के संस्पर्श, समीपता, स्वीकृति किवा समपंण की आकांक्षा 
का होता है। अ्रचन मन में इन्हीं भावनाञ्रों को विकसित करता है। 


भोतिक उपकरणों के भ्रतिरिक्त अर्चन का मानसिक पक्ष भी है। भक्त श्रपने 
जीवन की सभी प्रिय वस्तुओं को जब भगवान्‌ को समपित करने लगता है तब पूजा 





१--चरण-कमल बनन्‍्दों हरि राइ। 

जाकी कृपा पन्नुं गिरि लंघे अन्धे कौ सब कछु दरसाइ । 

बहिरी सुनै, शूंग पुनि वोलै, रह्टू चले सिर छत्त धराइ। 

सूरदास स्वामी करुनामय, बार बार बन्दौं तिहि पाइ | '--सूरमागर, विनय के पद, १ 
२--भन्ली री, भजि स्थाम-कमल-पद, जहाँ न निसि को त्रास । 

जहेँ विधु-भानु समान एक रस, सौ बारिज सुख-रास ॥ 

जहँ किंजल्‍क भक्ति नव लच्छन, काम-जश्ञान रस एक। 

निगम,सनक, डक, नारद, सारद, मुनि जन भृज्ञ अनेक ॥-- सूरसागर, पद ३३६ 


१२२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


प्रान्तरिक रूप धारण करने लगती है। वास्तविक अ्रच॑न वाह्मपूुजा से हटकर 
जब सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं जीवन को श्रपना उपकरण बना लेता है, तब व्यक्ति ही 
भगवान्‌ का मन्दिर बनने लगता है एवं उसके हृदू-गुहा में स्थित श्रन्तर्यामी उसकी 
आराध्य मूर्ति । उसके समस्त विचार, उसकी सारी भावनाएं, उसके सभी कम, एक 
निरन्तर अभीष्सा एवं श्रघयं का रूप धारण करने लगते हैं तथा उसका जीवन 
भगवत्सेवा का क्षेत्र बन जाता है। दूसरे शब्दों में भक्त का सभी कुछ अश्रचेन बन 
जाता है, श्रान्तरिक आराधना का मृत्तंरूप । जिस प्रकार स्मरण का विकास श्रुवा- 
नुस्मति तथा समाधि तक पहुँचता है, उसी प्रकार अ्रचत भी वाह्म अर्चा से आरम्भ 
होकर सम्पूर्ण व्यक्तित्व की हवि एवं अज्जलि बन जाता है । 

६. वन्दन-- वन्दन का साधारण अर्थ अपने से किप्ती महत्तर सत्ता का गुणगान 
करना होता है ।आराध्य के प्रति नमन वन्दन-भक्ति है। वाह्य रूप में दराडवत्‌ करने की 
अपेक्षा वन्दन तभी चरिताथे होता है जब अहंकार-त्याग, समपंण, एवं आराधना की 
वृत्तियाँ जन्म लेती हैं। भगवान्‌ के माहात्म्य-ज्ञान के लिए इन सब भावों की भूमिका 
आवश्यक समझी गयी. है। इसी लिए वन्दन का अर्थ केवल मौखिक स्तुति नहीं, प्रभु 
की महिमा का अपने हृदय में उद्बोधन करना है। इष्टदेव की वन्दना से भक्त अपने 
हृदय में उनके रूप, गुण एवं कृतित्व का बोध उदभावित करता है ।* 


७. दास्य--न म्रतापुर्वेक प्रभु की सेवा को दास्य-भक्ति कहते हैं । जीव प्रभु का 
अंश होने के कारण स्वरूपत: उनका सेवक किवा दास है। जब तक उसे अपने स्वरूप 
का बोध नहीं होता तव तक उसका भगवान्‌ से सम्बन्ध नहीं जुड़ पाता । दास्य से स्वरूप 
का बोध होता है, दास्य से दैन्य उत्पन्न होता है, जो भक्ति का मूलाधार है । सेवा से 
अहं का प्रभुत्व नष्ट होता है तथा एकमात्र सेव्य का प्रभृत्व स्थापित होने लगता है 
इसीलिए दास्यभाव का अत्यधिक महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक 





१--(क) जयति जयति श्री गोबद्धन उद्धरन-धी रे । 
वृष्टि-टूटन करन अज-कुल से हरन, देवपति-गव, साँवल सरीरे ॥ 
जयति वारिज वदन, रूप लावनि-सदन, सिर सि्खंड, कटि पढु जु पीरें॥ 
मुरली कल गान, बज जुर्वात मन आकरन, सन्न वहत सुभग जमुना-तीरे ॥ 
जयति रस रास सो विलास वृन्द/विपिन, कलिय सुख-पुञ्ममय मलय सम॑'।रे॥ 
चन्रभुजदास! गोपाल नट्-भेष सोई, राधिका कंठ सब गुन गम्भीरे ॥ 
द --चतुर्मुजदास [पदसंग्रह] पद १ 
(ख) जयति जयराधा रसिकमनि मुकुट मनहरनी त्िये। 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १२३ 


कहा कि बिना इस भाव के संसार से तारण नहीं हो सकता-- सेवक सेव्य भाव 
बिनु भव न तरिय उरगारि ।” प्रेम की श्राकांक्षिणी मीरा ने भी कृष्ण के चाकर 
होने की उत्फुल्ल प्रार्थना को है। उस चाकरी के द्वारा भाव-भक्ति की जागौर पाने 
की कामना प्रकट की गई है ।* 

८. सख्य--दास्य में भगवान्‌ श्रौर भक्त के बीच जो एक सद्धभोच तथा दूरी 
रहती है, वह सख्य में तिरोहित होने लगती है ।* सख्य में झ्ात्मसद्भोच नहीं, आत्म- 
विस्तार होता है ! इसमें व्यक्तित्व का संयमन ही नहीं, विकास भी होता है। सख्य, 
भक्त के स्नेह एवं भगवान्‌ के प्रत्युत्तरका सद्भम है। माहात्म्यज्ञान के साथ ही इसमें 
स्नेह का भी श्राविर्भाव होता है श्रौर भगवान्‌ केवल प्रभु किवा सेव्य ही न रह कर 
भक्त के मार्ग-दर्शक बनते हैं । वे सारथी बन कर परिस्थिति-चक्र में सलाह देते हैं, 
विपद में रक्षा करते हैं, शन्र॒भ्रों से बचाते हैं एवं सद्भूषं में भक्त की ओर से युद्ध 
करते हैं । 

... कृष्णभत्तिधारा में दास्य एवं सख्य, भक्तिरस के प्रीति! तथा प्रेय' रस के 
. स्थायीभाव के रूप में स्वीकृत हुए। नवधा-भक्ति में उनका उल्लेख स्थायीभाव की 
प्रौद़दशा के रूप में नहीं, मात्र भाव की दृष्टि से भगवान्‌ के प्रति भक्त के मनोभाव 
( &7(०५९6 ) के रूप में हुआ है। 





पराभक्तिप्रदायिनी करे कृपा करुणानिधि प्रिये। 
जयति गौरी नवकिसोरी सकलसुख सीमा श्रिये । 
जयति रतिरसवर्द्धनी अतिश्रदूसुता सदयाहिये। 
जयति आनन्दकन्दिनी जगबन्दनी वर्‌बदनिये। 
जयति स्थामा अ्मितनामा बेदबिधि निर्वाचिये ॥-महावाणी-सेवासुख, पद ५२ 
१-मने चाकर, राखो जी, मने चाकर राखी जी । टेक॥ 
चाकर रहसें बाग लगासूं नित उठ द्रसण पास । 
>< >< >< 
चाकर भें दरसण पाऊं, सुभिरण पाऊं खरची । 
भाव भगति जागीरी पाऊं तीनों बांता सरसी ॥-मीराबाई की पदावली, पद १५४४ 
२- (क) हे हरि मोसौ न बिगारन को तोसों न सम्हारन को, मोहि तोहि परी होड़ । 
कौन थों जीते कौन थों हारे पर वदी न छोड़। 
तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र मोहे मुनि सुनि काके भूले कोड़ ॥ 
कह हरिदास हम जीते हारे तुम, तऊ न तोड़॥ 
ं --स्वामी दरिदास, भ्रष्टादश सिद्धान्त के पद, पद ५ 
(ख) मोसों बात, सकुच तजि कहिये । ््ि 


१२४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


ग्रात्मनिवेदन--उप रोक्त आठ प्रकार के साधनों द्वारा जब चित्त में भगवान 
का स्वरूप उदित होता है तब उनके प्रति समपंण की प्रेरणा उत्पन्न होती है । इस 
समपंण के भाव को आात्मनिवेदन कहा गया है। आात्मनिवेदन अनुरागमूलक भक्ति 
का प्रथम चरण है। भक्त का कुछ भी अपना नहीं रह जाता । वह जो कुछ भी है, 
उसके पास जो भी है, सब उसके आाराध्य में समर्पित हो जाता है। उसके सारे 
मनोराग और सारे सम्बन्ध भगवान्‌ को निवेदित हो जाते हैं । श्रात्म-निवेदन का उत्कट 
रूप मौराबाई में साकार हो गया, वे अपने श्रीकृष्ण पर इतनी न्योछावर हैं कि उनका 
समस्त क्रियाकलाप कृष्ण की ही इच्छा से परिचालित होता है। यदि कृष्ण उन्हें बेंच 
दें तो वह बिकने को भी तयार हैं ।* 


ब्रजबुलि-पदावली में उत्कट आ्रात्म-निवेदन का रूप परकीया राधा में चित्रित 
किया गया है। कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्त होते ही वह लोक-लाज तथा यौवन-जीवन , 
सब कुछ को तिलांजलि देकर अपना समस्त व्यक्तित्व, अपना सारा मनोराग कृष्ण 
को सौंप देने को आतुर हैं एवं कृष्ण भी उन्हें स्वीकार करते हैं। किन्तु मीरा श्रौर 
राधा का समपंण झाकषंणजन्य है, विधि मार्ग का नहीं! परष्टिमार्गीय भक्ति, 
आत्मनिवेदत की भावना से आरम्भ होती है। वल्लभसम्प्रदाय का दीक्षामन्त्र ही 
आत्म-निवेदन की भावना से झ्ोतप्रोत है। शिष्य, स्त्री-पुत्र, धन श्रादि देह-गेह के सारे 
सम्बन्धों को गुरु की साक्षी में श्रीकृष्ण को निवेदित करता है, एवं भ्रपने को श्रीकृष्ण 
का दास मात्र जानता है। दीक्षामंत्र इस प्रकार है -- 


“श्रीकृष्ण: शरणं मम । सहस्त्र परिवत्सरमभित कालजात कृष्णवियोगजनित 


दारागार पुत्रवित्तेहापरारि श्रात्मना सह समपंयामि, दासोहुं कृष्ण तवास्सि । 





कत ब्रीड़त, कोड और बतावौ, ताही के ह॒वै रहिये । 
केंपों तुम पावन प्रभु नाहीं, कै कछु मो मैं कालौ । 
तो हों अपनी फेरि सुधारों, बचन एक जौ बोलौ । 
तीन्यौ पन में ओर निबाहे, इहै स्वांग कौ काछें। 
सूरदास को यहै बड़ी दुख, परत सबनि के पाछे ॥--सरसागर, 'विनय”, पद १३६ 
१-जों पहिरावै सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं। 
मेरी उनकी प्रीत पुराणी उन बिनि पल न रहाऊं। 
जहाँ वैठावं तितहीं बैठू', बेचे तौ बिक जाऊं। 
मौरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं ॥--मीराबाई को पदावली, पद *७ 
१“ अमुदयाल मीतल-- अष्टछाप परिचय, ए० ६० 


भक्ति-साधना एवं विकास-कर्म ११४ 


इस समपंण के अ्रनन्तर ही उसे तनुजा, वित्तजा आदि सेवाओं का श्रधिकार 
मिल पाता है । सेवा द्वारा परिचर्या करते-करते इष्टदेव का सान्निध्य प्राप्त होता है । 
नवधा-भक्ति इस समपंण तक व्यक्ति की चेतना को विकसित करती है और इष्ट के 
सान्निध्य एवं सम्पर्क के योग्य बनाती है। नवधा-भक्ति के परिचायक पद चैतन्य- 
सम्प्रदाय के साहित्य में नहीं के बराबर हैं | सिद्धान्तरूप में स्वीकार्य होकर भी इसका 
परिपाक नहीं हुआ । द 
सेवा 

सेवा, नवधा-भक्ति की अपेक्षा अधिक क्रियात्मक और साथ ही भावात्मक भी 
है | यह इष्टदेव के नाम एवं स्वरूप (श्रीमृरति) दोनों की होती है। नाम-सेवा बहुत 
कुछ अ्रमृत्ते होने के कारण स्वरूप सेवा के सामने अधिक प्रमुख नहीं हो पाई । प्रारम्भ 
में मत की समस्त वृत्तियों का, देह के समस्त धर्मों का परात्पर नाम में समाहित होना 
दुष्कर है, किन्तु स्वरूप के सम्बन्ध में यह कठिनाई कम हो जाती है । कृष्ण-भक्ति- 
सम्प्रदायों में राधा-कृष्ण के विग्रहों को मात्र मूति न समझ कर उनके स्वरूप की 
ग्रभिव्यक्ति समझा गया है, उनमें आराध्य की स्फूर्ति का बोध कर तन, मन का 
_ पुलकित होना अभ्रधिक स्वाभाविक एवं सहज है । 

स्वरूप-सेवा का साज्भोपाजु वर्णन पुष्टिमार्ग में किया गया है। इस मार्ग के 
भ्रनुसार सेवा तीन प्रकार की होती है--तनुजा, वित्तजा, मानसी । तन से की गई 
सेवा तनुजा कहलाती है, तन का प्र्थ केवल देह के अ्रद्धों का ही नहीं, देहजनित 
सम्बन्धों--जेसे स्त्री, पुत्र आदि का भी है । वित्त श्रर्थात्‌ धन एवं द्रव्य से की गई सेवा 
वित्तजा कहलाती है | विशुद्ध भावपरक पूजा मानसी सेवा के नाम से अ्भिहित की 
गई है । वित्तजा सेवा के द्वारा सेवा में वैभव के साथ ही रोचकता का समावेश हो 
जाता है । वित्तजा-सेवा को बाद में चाहें कितनी विडम्बना भेलनी पड़े, बिट्ललनाथ जी 
के द्वारा इसके श्रायोजन का उद्देश्य महत्‌ था। अन्तिम एवं सबसे अधिक महत्वपूरां 
सेवा है, मानसी सेवा जिसमें मन की समस्त वृत्तियाँ कृष्ण में तन्‍्मय हो जाती हैं । 
उस सेवा में भाव का निर्मल अध्यं श्रौर भाव का ही सुमन चढ़ता है तथा भावना की 
ही श्रारती होती है। उसमें श्रराधक और आराष्य का भावात्मक सम्बन्ध संक्रिय 
हो जाता है, वृत्तियाँ पूर्णतया कृष्ण में लीन हो जाती हैं, भाव उनके सान्निध्य में 
वितरण करते हैं श्रौर कल्पना उनकी लीला की अनुभूति में परिणत होने लगती है । 
किन्तु भाव का यह उत्कषं सबसे अन्त में या भगवान्‌ की कपा से प्राप्त होता है। 
तनुजा और वित्तजा सेवायें इस प्रकार को श्राभ्यन्तरिक सेवा की भूमिका के रूप में निभायी 
जा सकती हैं और नहीं भी । मात्र दृष्ट का अनुग्रह इस भावभूमि का सज्चार करने में 
समर्थ हो सकता है, यदि व्यक्ति में पात्रता हो। पुष्प, दीप, नवेद्य तथा भोग आदि तनुजा- 


१३२६ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्णं-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


बित्तजा सेवाओं के उपकरण जिन मनोदशाश्रों के प्रतीक हैं, वे आराध्य की कृपा से 
ग्नुग्रह प्राप्त भक्त में स्वतः प्रकट होने लगते हैं। धीरे-धीरे आाराध्य-श्रार/धक की यह 
दूरी भी मिटने लगती है श्ौर वे राधाक्ृष्ण की भाँति परस्पर ओ्ोत-प्रोत होने लगते 
हैं। किन्तु सभी को यह पूर्णाकषा साधना के आरम्भ में प्राप्त नहीं होती और न सब 
व्यक्तियों में इस कृपा की पात्रता होती है। अहंभाव की दुरूहता तथा ममता कौ 
_ जटिलता मानसी-सेवा में बहुत बाधक होती है श्र श्रहंभाव के साथ ही सुख-भोग की 
कामना भी । इसलिए मानसी-सेवा के पूर्व भक्ति के श्राकांक्षी व्यक्ति को क्ियाप्रधान 
तनुजा-वित्तजा सेवाओं का ग्राश्नय लेना अ्रपेक्षित है। इनसे संसार दुख की निवृत्ति 
तथा ब्रह्म का बोध जागृत होता है ।* मानसी-सेवा सर्वसाध्य न होने से तनुजा- 
वित्तजा सेवाश्रों का रूप भ्रधिक स्पष्ट किया गया। इन सेवाश्रों के द्वारा भ्रहंता, ममता 
का नाश होता है तथा मन एवं इन्द्रियों का निग्रह साधित होता है। जब तक मन एवं 
इन्द्रियों का संय्मन नहीं हो पाता तब तक मानसी-सेवा की भावदशाओं की कल्पना 
भी असाध्य है। इसलिए मन एवं इन्द्रियों (तथा इनके द्वारा धन के माध्यम से 
भोगलिप्सा) के निरोध के लिए दिवस-रात्रि चलने वाली ्रष्टप्रहर तनुजा-सेवा का 
रागपूर्ण वातावरण निर्मित किया गया। मन तथा इन्द्रियों के “निरोध” पर, अहंता 
तथा ममता के नाश पर ही यशोदा, गोपी तथा राधा-कृष्ण की वह आनन्द कीड़ा 
प्राविर्भूत होती है जिसे मानसी-सेवा कहा गया है । 
तनुजा-वित्तजा सेवाश्रों के द्वारा सौंदयंबोध की तृप्ति के साथ-साथ वाह्मचेतना का 
उन्नयन होता है, व्यक्ति की बहिमुखता श्रन्तमृंखी होने लगती है । वस्तुत: तन, मन श्र 
इन्द्रियाँ हरि के सेवक हैं। जब वे श्रह के सेवक बन जाते हैं तब परमात्मा से उनका 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ।* इस सम्बन्ध की पुनर्जाग्रति तनुजा-वित्तजा सेवाओं का 
उद्देश्य है। कृष्ण में समपित होकर तन एवं वित्त से सम्पकित वस्तुओं से माया का 
. सम्बन्ध, राजसिकता तथा तामसिकता का आवरण हट जाता है और वे ही वस्तुएँ 
चिदानन्द का आकार बन कर प्नुभूत होने लगती हैं।* इन सेवाश्रों के द्वारा 
मनुष्य के दैनन्दिन चलने वाले श्रति सामान्य कार्यों को कृष्ण से सम्बद्ध कर दिव्यचेतना 
से सञ्चालित करने का प्रयास किया गया। प्रवृत्ति से निवृत्तिमार्गी वैराग्य की 





१--चेतस्ततवरण सेवा तत्सिद्धयें तनुवित्तजा । 

ततः संसारढुःखस्य निदृत्तिबहबोधकम्‌ ॥२॥- सिद्धान्तमुक्तावली--पोडश ग्रन्थ (वल्लभाचार्य) 
२- स्वामी हरि परमात्मा तन मन इन्द्री दास । 

अहं ओट दरसे नहीं रहै निरन्तर पास ॥३६॥-सुधर्मबोधिनी, प० २६ 
३--सव सेव द्विज युगल वर सेवक सब नर नारि। 

ग्रह मन्दिर सण्डार धन रसानन्द आकारि ॥३२॥ - वही, प० १३ 


भक्ति-साधनी एवं विकासं-क्रमे... १२७ 


प्रेरणा नहीं ली गई, अहंभाव से उपरामता दिला कर उसे निवृत्तिमय बनाया गया; * 
क्योंकि बिना इस निवृत्ति किवा 'निरोध के कृष्णा रस के उपभोग की योग्यता नहीं भा 
पाती । जीवन के व्यसनों को कृष्ण की सेवा का व्यसन बना डालना, स्वयं में उच्च 
साधना है । यह कार्य पुष्टिमार्ग ने अत्यन्त चारु एवं सुलभे रूप में किया। प्रभुदयाल 
मीतल जी के शब्दों में “नित्य और वर्षोत्सिव दोनों प्रकार की सेवाविधियों के तीन 
प्रद्भ मुख्य हैं-- *टज्ञार, भोग, राग। प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों सांसारिक विषयों में 
फँसा हुआ है । इससे छुटकारा पाने के लिए श्री वल्‍लभाचाय जी ने इनको भगवान्‌ 
की सेवा में लगा दिया है । उनका मत है कि इनको भगवत्सेवा में लगाने से ये 
व्यसन भी भगवत्रूप हो जावेंगे। ९” क्‍ 

राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय में सेवा दो प्रकार की भानी गई है--प्रकट तथा 
प्रप्रकट । प्रकट सेवा तन-धन (तनुजा-वित्तजा) के समपंण से की जाती है और 
प्रप्रकट सेवा अन्तरज् प्रेम से । बिना प्रकट सेवा के अ्रप्रकट सेवा नहीं हो सकती, 
क्योंकि वह प्रेम के सुहढ़ होने पर ही सम्भव है शोर यह प्रेम प्रकट सेवा द्वारा 
पनपता तथा हृढ़ होता है ।* अ्रप्रकट किवा मानसी सेवा अखरणड अबाध रस में मग्न 
होने पर होती है । देशकाल में बद्ध-चित्त को इस अनन्त अप्रतिहत रस तक पहुँचाने 
के लिए भ्रष्टप्रहर सेवा का विधान किया गया है। जब अन्सरद्भ सच्चिदानन्द प्रकट 
हो जाता है तब इन वाह्य सेवाओं की अनिवायंता जाती रहती है। इस आरान्तरिक 
रस के लिये ही वाह्म पूजा-अ्र्चा का श्रायोजन होता है। श्रप्रकटलीला में मन के 
रसलीन होने पर देश और काल की बाघायें विनष्ट हो जाती हैं, तब रह जाता है 
शाइवत झनादि रस ।* 

नैमित्तिक सेवा के श्रन्तगंत वाषिकोत्सव स्वीकृत हैं, किन्तु विभिन्न सम्प्रदायों 





२--सं सारावेशदुष्टानामिन्द्रियाणां हिताय वे । 

कृष्णस्य स्ववस्तूनि भूम्न ईशस्य योजयेत्‌ ॥१२॥ -- निरोधलक्षण-षोडशग्रन्थ 
२--अ्रष्ट्ाप--परि चय, पृ० ५७ ह 
३--गौर श्याम सहचरि विपिन प्रगट अप्रगट विचार । 

अन्तरड्र हित चित सुदृढ़ प्रगट सुतन घन हार ॥१०२॥ 

प्रगग भाव की नीम इढ़ कीजे कृपा मनाइ । 

तब निश्चल हित महल रस रहे चित्त ठहराइ॥१०४॥ 

प्रग० भाव सेवा बिना चित्त न आवें प्रेम । 

प्रेम बिना दरपै नहों नित्य केलि वन नेम ॥१०८॥--सुधरमंबोधिनी, ए० ४० 
४--समय-समय सेवा प्रगट श्रीराधावल्‍ललभ लाल । 

अन्तरज्ञ रस मगन चित तहां नहीं गति काल ॥२५॥--वहीं, ४० ३ 


१२६ धध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-मक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदीय॑ 


के वाधिकोत्सव विविध होने के कारण विस्तार भय से यहाँ उनका वर्णन नहीं किया 
जा रहा है। सब में समान रूप से प्र चलित, अष्टप्रहर नित्य सेवा का ही विवेचन 
किया जा रहा है| 

ब्रज के सम्प्रदायों में अष्टप्रहर-सेवा प्रायः इस क्रम से चलती है-मज्ला, 
शूड्भार, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती एवं शयन । वल्लभ-सम्प्रदाय में 
राजभोज के पूर्व ग्वाल की प्रथा है क्योंकि उसकी सेवा-प्रणाली कृष्ण के वात्सल्य 
एवं सख्य भाव को लेकर चली है। शेष दोनों सम्प्रदायों में प्रायः समानता है, 
हरिदास जी की निजी कोई सेवा प्रणाली नहीं मिलती । 

इनमें से वललभ-सम्प्रदाय की भावना बाल एवं पोगएड की है, अतः उसमें 
ग्रन्य सम्प्रदायों की सेवाभावना से पृथक्‌ अपना वैशिष्ख्य है। चैतन्य-सम्प्रदाय, 
निम्बाक एवं राधावल्‍लभी सम्प्रदायों में श्द्भार रस ही मान्य है और उसी के 
अनुरूप सेवा का विधान किया गया है । विभिन्न सम्प्रदायों की श्रष्टप्रहर सेवाओं में 
सूक्ष्म अन्तर है, इसलिए प्रत्येक सम्प्रदाय की सेवाभावना का यहाँ पर पृथक्‌-पृथक्‌ 
“विवेचन किग्रा गया है । 

राधावल्‍लभी सम्प्रदाय में श्रष्टयाम सेवा--यद्यपि इस सम्प्रदाय में सेवा के 
अ्रष्टयाम कहे गये हैं किन्तु विवरण सात प्रकार की सेवाश्नों का ही मिलता है । 
वे हैं-मड्भला, शद्भार, राजभोग, उत्थापन, संध्या, शयन, शैया, समय । 

१. मड़्ला-दो घड़ी रात्रि रहे और दो घड़ी दिन चढ़े तक मद्भला का 
समय होता है। इस सेवा में भक्त, स्तानादि से निवृत्त होकर मन्दिर का परिमाज॑न 
करता है। उसके पश्चात्‌ राधिका जी को श़यन से जगाया जाता है और उनका 
मुख-प्रक्षालन करवा कर उनके सम्मुख प्रात:कालीन कलेवा उपस्थित किया जाता 
है । जागरण में सुन्दर पदों के पाठ की प्रथा है।* कलेवा किवा मज्धभला भोग के 
साथ आरती भी की जाती है । 

इस कार्यक्रम के अ्रनन्तर राधा को प्रातःकालीन भ्रमण के लिए सखियाँ ले 
जाती हैं। भ्रमण में राधा का आपादमस्तक श्ज्भजार होता है श्रोर फूलों का चयन 
तथा कन्दुक-क्रीड़ा श्रादि लीलाएं होती हैं । 





१--जगाई री भई बेर बड़ी । 
अलबेली खेली पिय के सज्ञ अलक लड़े के लाड लड़ी ॥ 
तरानि किरन रन्प्रन हवै आई लगी है निवाई जानि सुकर वर तहा हौहू हवै रही री अड़ी । 
विहारिनदासि रति को कवि वरने जो छवि मो मन मांक जड़ी ॥१२॥-- श्रीराधावललभंजी की 
खिचड़ी-उत्सव के 'मज्लला के पद', प्रकाशक (बाबा तुलसीदास) वि० २००६ 


भक्ति-साधंना एवं विकास-कर्म १२६ 
,. ३, शुद्भार-मड्भला के अन्त से श्रोर बारह घड़ी दिन के चढ़ने तक शुद्धार 
का समय माना गया है । शआज्भार समय के आरम्भ होने पर श्रीराधिका पुष्पवाटिका 
में बाटिका का सौन्दर्य देखने जाती हैं । 
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खज्भार में राधा का श्द्भार किया जाता है। 
स्तान-कुझ्ज में उनको उबटन आदि लगाकर स्तान करवाया जाता है। तदबन्तर 
'बस्त्रविन्यास, श्द्धार, तिलक आदि से राधा के श्रीभ्रद्भ को सुशोभित किया जाता 
है।* श्रृद्धार में राधा के मस्तक पर चन्द्रिका और कृष्ण के शीश पर शिखिपिच्छ, 
कलगी तथा सिरपेच धारण करवाना चाहिए । पूर्णिमा तथा एकादशी को ही मुकुट 
पहनाया जाता है, प्रातः राधा को, सायं कृष्ण को । 

.. इस वेश-विन्यास के बाद घृप-आरती की जाती है। फिर भोग निवेदित 
किया जाता है जिसमें भाँति-भाँति के मिष्ठान्न आदि का विधान है। इस समय 
स्खियाँ कुछ क्रीड़ा-कौतुक का आयोजन भी करती हैं, कोई नृत्य करती है, कोई 
गन, कोई राधा को उनकी सौन्दय्य मज्जूषा का भान कराने के लिए दपंण दिखाती 
है तो कोई सखी उन्हें कुछ उपहार देती है। इस रागोत्सव के उपरान्त फिर उनकी 
प्रारती की जाती है जिसे श्ृज्भधार-आरती कहते हैं । 

मज्भला एवं शज्भार के कार्यक्रम में पहिले वंशी, तत्पश्चात्‌ श्रीराधिका, फिर 
श्रीकृष्ण की सेवा की जाती है । यह क्रम निभाना आवश्यक है। इससे सम्प्रदाय 
की भावना व्यक्त होती है अर्थात्‌ वंशी के अवतार आचार्य हितहरिवंश (किवा सखी 
स्वरूप) की वन्दना सर्वप्रथम होनी चाहिए, फिर उनके प्रसाद से आराध्या राधा एवं 
कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए 
राजभोग-- दिन के बारह घड़ी बीत जाने पर तथा दिवस-अवसान की 
छः घड़ी शेष रहने तक राजभोग का समय निश्चित किया गया है। दोपहर का 
भोजन तथा उसके पश्चात्‌ आराम राजभोग समय के अन्तर्गत आता है। राजभोग 
में भोजन की प्रधानता है जिसमें नाना प्रकार का व्यज्ञन राधाक्ृष्ण के सामने 
प्रस्तुत किया जाता है । चम्पकलता रुनिपूर्वक उन्हें जिमाती है एवं ललिता बातों से 
मनोरज्षन करती है ।* भोजन कराने के बाद चौपड़ आदि ऋरीड़ाएं होती हैं, तत्पश्चात्‌ 
-काहू सखी तप्त जल आन्यो | काहू घोरि उबटनों बान्यो ॥१०५॥ 
एक फुलेल अरगजा ल्‍यथाई। टहल हंत सब फिरत हैं. थाई ॥१०६॥ 
दम्पति सुख के रस में भीनी । छिन-ल्लिन तिन की प्रीति नवीनी !॥१०७॥ 
--रसमुक्तावली लीला (व्यलीसलीला-धृुवदास), १० १४३ 
२-मनिमय चोकी राखी आन । देमथारि तापर परयो बानि ॥११६॥। 
.._भलकि रहे बहु कनक कचोरा । विज्षन भरि भरि धरे चहुँ ओरा ॥१०७॥ 

>< भ८ >< 

(६ 


१३४७ मैध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदोर्य 


विश्राम के लिए शयन । इसके पूर्व राजभोग की आरती होती है जिसमें सखियों का 
भावात्मक रूप द्रष्टव्य है । द 

४. उत्थापन-दिंन के पिछले छः: प्रहर से सायद्ध[ल तक संध्या का 
समय है। उत्थापन में राधाकृष्ण को विश्राम से उठाया जाता है। वाद्ययन्त्रों से 
उनकी तस्द्रा भद्भ की जाती है श्रोर जग जाने पर मुख धुलवाकर कुछ हल्का-सा 
भोजन भी करवाया जाता है। उत्थापन में भी धूप आरती होती है । 

इसके उपरान्त राधा-कृष्ण वनविहार के लिए सखियों सहित प्रस्थान करते 
हैं।'* यमुना के तट पर वन की श्रमराइयों में विचरण करते हुए उनके पुष्प-चयन, 
नौका-विहार आदि लीलाओं की भावना की जाती है । सखियाँ अपने नृत्य गान से 
युगलप्रेमी को आमोदित करती हैं। आरती के अ्रनन्तर क्रमानुसार कुछ विशिष्ट 
पदों का गान होता है । 

०. भोग--वनविहार से लौटने पर सायड्भाल का भोग भ्रपित किया जाता 
है । कई प्रकार की मिठाइयों का यह स्वल्प भोजन भोग' कहा जाता है ।* इस 
भोग के उपरान्त कुछ पंदों का गान होता है, तत्पश्चात्‌ संध्या भ्रारती । 

3 कप कप 
जो विज्षन कर पल्‍लवनि, छुव॒त छबीली बाल । 
तहाँ ते रुचिसों लेत हैं, नवल रह्लीले लाल ॥१२७॥ 
चम्पक लता चौंप सौं जेवावें । ललिता बातनि रुचि उपजावबे ॥१२८॥ 
पीत भात सिखरन गाढ़ी। ग्रास लेत अतिही रुचि बाढ़ी ॥१२६॥ 
--श्समुक्तावली लीला (व्यालीस लीला-घृुवदास ), ए० १५४-५४ 


१--नैन दीप हिय थार भरि, पूरि प्रेम श्त ताहि। 
लीने हिंत के करनि सौं, आरति करत उमाहि ॥१३८॥ --वही, ४० १५५ 


२--जबहिं घरी चार दिन रहयौ, प्रीतम प्रान वियासों कहयो ॥१४७॥ 

' चलहु कुँवरि देखें बनराई, फूलन सोभा कद्दी न जाई॥१४८॥। 

फूली लता बढ़ी तरु छाहीं, कूमि रही जमुना जल माही ॥१४६।॥ 

सिमटी आइ सखी हितकारी, एक बेस अतिही छझक्कुवारी ॥१४०॥--वही, ४० १५६ 
३--सखी सबै चहूँ ओर सुहाई, निरखत फूली अज्ननि माई ॥१६३॥ 

एक सारज्ञी बीन सुनावै, एक भदज्ञ अनूप बजावे ॥१६४॥ 

तिरप लेत मलकत तन ऐसे, बहुत रज्ञ की दामिन जैसे ॥१६५॥ 

राग रागिनी मूरति धारें, सखी रूप सेवत सुखबारें ॥१६६॥ 

- रसमुक्तावली लीला (व्यालीस लीला), ४० १५६ 

४--अदभुत मीठे मधुर फल, ल्याई सखी वलाय । 

ख्वावत प्यारे लाल कों, पहिले प्रिया चखाइ ॥१६८।॥ - वहीं, ४० १५७ 


भक्ति-साधनां एवं विकास-क्रमे १३ १ 


संध्या आरती के बाद रासलीला होती है जिसमें गायन, वादन, नृत्य तथा 
सद्भीत के तीनों भ्रज्धों का होना आ्रावश्यक है ।* 

६. शयन--छः घड़ी रात्रि बीतने से आझाठ घड़ी रात्रि तक शयन का समय 
है क्योंकि आ्राठ घड़ी रात्रि से शैय्या का समय आरम्भ होता है। 

'शयन _ में रात्रि का भोजन प्रस्तुत किया जाता है जिसमें पक्‍का खाना ही 
होता है । तदनन्तर आरती होती है।* इसमें हास-परिहास, केलि-विनोद हुआ करता 
है। सखियाँ कुञ्जरन्ध्रों से उनकी इस क्रीड़ा का अवलोकन करती हैं। 

७. शया--भ्राठ घड़ी रात्रि बीतने पर बीस घड़ी तक शैया का समय है। 
केलि से श्रान्त होकर राधाक्ृष्ण शैया भोग ग्रहण करते हैं | शैया भोग को भ्रनसीथी 
भोग कहते हैं।इस भोग के बाद प्रभात तक राधाक्षष्ण निद्रामग्न रहते हैं। प्रात:काल 
उठने पर राधाक्ृष्ण की क्रीड़ा फिर प्रारम्भ होती है; किन्तु प्रतिदिन उन्हें ऐसा 
लगता है जैसे पहिली बार मिले हों। नित्य कीड़ा में रत रहते हुए प्रेमवैचित्य की 
विश्रम दशा दिन के आरम्भ से ही छा जाती है ।रे 
निम्बाकं-सम्प्रदाय 

निम्बाक-सम्प्रदाय की सेवा-पद्धति राधावल्‍लभीय सेवा-पद्धति से बहुत कुछ 
मिलती-जुलती है | अश्रन्तर केवल इतना है कि राधा का उत्कर्ष इतना अधिक नहीं 





!--खेलत रास दुलहिनी दूलडु । 
. सुनहु न सखी सहित ललितादिक निरखि-निरखि नेननि किन फूलहु ॥ 
अति कल मधुर महा मोहन धुनि उपजत हंस सुता के कूलहु। 
पेईथेई वचन मिथुन मुख निसरत सुनि-सुनि देह दशा किन भूलहु ॥ 
मृदु पदन्‍्यास उठत कुमकुम रज अदभुत बहत समीर दुकूलहू। 
कबहुँ श्याम श्यामा दसरनाचल कच कुच हार छुवत भुज मूलहु ॥ 
अति लावण्य रूप अभिनय गुन नाहिन कोटि काम समतूलहु। 
भुकुटि विलास हास रस बरषत हित हरिवंश प्रेम रस ऑूलहु॥ 
“हितचतुरासी, पद सं० ६२ 
२-सेन समय की विरियाँ जानी, भोंजन सौजत बहि कछु अानी ॥१७१॥ 
दूध भात. मधु अति रुचिकारी, जल सुगन्ध भरि आनी झारी ॥१७२॥ 
ख्वाइ प्याइ के बीरी दोनी, प्रेम प्यार सों आरती कीनी ॥१७३॥ 
“ रसमुक्तावली लीला (व्यालीस लीला श्ुवदास ), ४० १५७ 
३--भोर भये साँक ही को धोखो है दुहुनि मन, सुपनो सो जेत कहै कस बात है भई। 
ऐकि हम मिले नाहिं बेठे हैं श्रबद आये, ऐकि निशा आज कछु बीच ही ते है गई ॥ 
भूषन वस्तनन छूटे देखे पुनि समुभत, कौन एक अमदशा उपजी है सुखमई। 
हित भ्रुव यहै जानें मिल्‍यो अनमिल्यौ मानें, नेनन में रुचिही की प्रेम बेलि है बई॥ 
“भजन तृतीय श*खला लीला (व्यालीस लीला--प्रवदास), १० १०२ 


१३२ पैध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा झ्ौर चैतन्य-संम्प्रदाय 


है जितना राधावललभ सम्प्रदाय में, फिर भी उनका स्थान इस सम्प्रदाय में भी 
कृष्ण से कुछ अ्रधिक ही टदृष्टिगत होता है। सखी के नाम में भी अन्तर है, उसमें 
ललिता प्रमुख हैं, इसमें रज़देवी । निम्बाकं-सम्प्रदाय के हरिव्यास देव जी ने पाँच 
सुख माने हैं-सेवा, सुरत, उत्साह, सहज, सिद्धान्त । सिद्धान्त में सद्धान्तिक निरूपण 
है, शेष चार में सुरत, उत्साह और सहज सुख रस की अखराड अबाघ स्थिति से 
सम्बन्धित होने के कारण देनिक परिचर्या के श्रन्तर्गंत नहीं श्राते, ये नितान्त 
प्राम्यन्तरिक है। सेवा-प्रणाली का निरूपणा सिवासुख' के अन्तर्गत ही किया. 


गया है । हे हे 
इस सम्प्रदाय में अ्रष्टप्रहर सेवा, सखियों की वन्दना के पश्चात्‌ गुरुहूप सखी 


की कृपा का उद्‌बोधन कर सखी-भाव से आरम्भ की जाती है ।* 

१. मद्भला-रात्रि के जिस सुख-रस में राधाकृष्ण निमग्न रहते हैं, वह 
काल वाधाहीन है । उस रस के प्रभाव से शिथिल उन्हें समय--घड़ी, पल का ध्यान 
नहीं रहता । सखियाँ उनकी इस पारस्परिक आसक्ति को कृतकृत्य भाव से निरखती 
हुई सेवा आरम्भ करती हैं। एक मीठी चुटकी के साथ उन्हें जगाया जाता है-- 

प्रारस तजिये जाउ बलि लगों मुरहरी होत । 
त्थों त्यों पौढ़त तानि पट बानि परी यह कौन ॥॥१३ 
सहचरियों के प्रिय वचनों को सुनकर राधा उठती हैं । फिर मज्भला को 
स्तुति गायी जाती है स्तुति से राधा का रूप तो स्पष्ट होता ही है, उनकी महत्ता, 
उनके आ्रानन्द की परावधि ( श्राह्वाद-विग्रह ) होने का बोध भी जगाया जाता 
है। फिर दोनों अलबेले आँगन में खड़े होते हैं और उन्हें उनके विचित्र अ्रस्त-व्यस्त 
रूप का भान कराने के लिए दपंण दिखाया जाता है । 

इस प्रकार दिन का कार्यक्रम युगल-स्वरूप की प्रतिष्ठा के साथ आरम्भ 
होता है। मुखशोध करवाकर उन्हें मद्भलभोग कराया जाता है । ग्नन्तर 
सिंहासन पर विराजमान युगलमूर्ति की मज्ला ग्रारती की जाती है। मजूलकुल्च में 


जल अर ल मल तक 
१--जय जय शरीहितु सहचरी भरी प्रेम-रस रक्ञ । 
प्यारी-प्रीतम के सदा रहति जु अनुदिन सन्जञ ॥%॥ 
अष्टकाल वरनन करूँ तिनको कृपा मनाय । 
. महावाणी सेवा जु छुख अनुक्रमत दरसाय ॥॥२॥ 
सखीनामरत्नावली स्तोत्र पाठ तह कौज | 
पुनि गुरुसखिन कृपा जु लह्दि जुगलसेव चित दोज ॥३॥ 
प्रातकाल ही उठि के धारि सखी को भाव। 
जाय - मिले निज रूपसों याकौ यहै उपाय ॥४॥-सेवासुख ( महावाणी ), ३० २४ 
२--सेवा सुख, (महावाणी), पद १३ | 


) 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १३३ 


मज़लआझारती के प्रकाश में सखियाँ राधाकृष्ण के मद्भुलमय मुखारविन्द का दर्शन 
कर उस अलौकिक छवि को हृदय में धारण करती हैं। इस आरती में भावात्मक 
उपकरणों का विधान है । सम्पूर्ण व्यक्तित्व से थाल को सजाकर सखियाँ यह आरती 
उतारती हैं । हाव-भाव के थाल में रति का घृत, ज्योति तथा तन-मन की मुक्ता 
चौक, युगलविहार की आरती के अमिट उपकरण हैं। सर्वस्व समपंण ही इस आरती 
में ज्योति जगाता है ।* 

२. शुदड्भार-मज्ुला आरती के पश्चात्‌ सखियाँ आराध्य को कुझ्ज में स्नान 
के लिए ले जाती हैं । मशिचौकी पर आसीन करके उन्हें सुगन्ध का परिवेष्टन कर 
सुरभित नीर से नहलाया जाता है। नहलाने के बाद मृदुल वस्त्र-धारण करवाया 
जाता है, तब उनका सुचारु ऋद्भार किया जाता है। प्रत्येक क्रियाकलाप का कुल्ल 
पृथकू-पृथक्‌ है, अतः शज्भार के लिए शज्भारकुल्ल' स्नानकुल् से पृथक है। इस 
कुझ्न में राधाकृष्ण एक दूसरे का नख-शिख खज्धार करते हैं श्रौर रज्ध-बिरज़े श्राभरण 
धारण करते हैं| शद्भार हो छकने के बाद उन्हें श्वृद्धार-भोग भ्रपित किया जाता 
है । कृष्ण राधा का मनुहार करते हुए उन्हें भोग देते हैं।* भोग लगाकर सखियाँ 
दोनों को ग्राचमन करवाती हैं तथा पान खिलाकर रोली का तिलक लगाती हैं । 
ग्रन्त में अग्रवर्ती दीप सहित शआद्भार-आरती की जाती है। 


३. वनविहार--इस भ्रारती के हो जाने पर राधाकृष्ण वृुज्चों में विहार 
करने निकलते हैं । 


यों वनविहार को राधावललभ-सम्प्रदाय के श्वुद्धार के अन्तर्गत भी लिया 
गया है किन्तु श्रद्धार से इसकी भावना पृथक्‌ होने के कारण उसे स्वतन्त्र सेवा 
समय में रखना अधिक समीचीन जान पड़ता है, क्योंकि वात्सल्यभाव की उपासना में 
जो समय 'ग्वाल! का होता है वही समय युगल-उपासना में वनविहार का होता है । 
श्रृद्धार-प्ररती करवाकर हृदय में उमज्भ भरे हुए इ्यामा-श्याम, कुझ्ज की छायादार 





१--हिय में हाव-भाव लिये थारा। रति घ्त जोति रु वाति विहारा ॥ 

तन मन मुक्ता चौक पुरावै।आरति श्रीभट अमिट प्रचावै ॥३६॥--युगल-शतक (श्रीमट) 
२--मिलि भोजन स्थामा स्याम करत कर गरसा हसत रस बतियाँ करें । 

पीय कहत हितु हाथ जिमाऊँ इतनों हु फल पाउँ देह धरें ।टेक ॥ 

करत विने नैननि सो मोहन आनन सुधाकर परस डरे। . 

श्रीमट नेह की घादी अटपटी सेन वैननि साों पैयां परै ॥४१॥-- वही 
३--यह सुख दे सब सखिन को सहज सुरत रसलीन । 

कुंजन कुंजन विह॒रहां निज इच्छा आधीन ॥३११॥--सैवासुख (महावाणी), पद ३१ 


१३४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य -सम्प्रदाय 


वीथियाँ तकने लगते हैं भर कुल्न-कुल्न में विचरण करते हुए भरत्येक वस्तु में वे श्रमृत 


का सञ्चार करते हैं-- 
कुञ्ज बिहारी कुझजबिह(रिन कुञ्जबिहार बिहार री। 


रज्भदास दरहसि वसुदादिक रमत सुरुचि अनुसार री॥ 
श्रमत कुड्ज को भ्रमृत ले ले पी पी श्रसु प्रतिपार री। 
फल कल चल दल विथलन में श्रीहरिप्रिया सञ्चारे री ॥* 

४. राजभोग--वनविहार करके राधाकृष्ण भोजनकुञ्ज में आते हैं जहाँ 
पर विधिपृवंक आसन पर बिठाकर सखियाँ उन्हें मनभाये व्यज्नन परोसती हैं भ्ौर वे 
रुचिपुवंक उन्हें खाते हैं । राजभोग में कृष्ण जब राधा को ममत्व से खिलाते हैं तब 
सखियों में विनोदपूर्ण आह्वाद का भाव सचरित होता है । मध्याह्न के इस भोजन 
में लेह्य, चौष्य, भक्ष्य, भोज्य किसी प्रकार का व्यज्ञन नहीं छूटता। भक्त अपनी 
रसनेन्द्रिय की समस्त लिप्सा को राधाक्ृष्ण के 'भोग' के रूप में समाप्त करके उससे 
उपराम होने की चेष्टा करता है ।* यह अन्नमय कोष को आनन्दमय कोष तक 


पहुँचाने का उपक्रम है। 
राजभोग के पदचात्‌ आाचमन करवाया जाता है और “बीरी” प्रदान की 


. हैं। फिर राजभोग की आरती होती है। राजभोग का समय दिन का मध्यकाल होता 
है । इस भोग के बाद राधाकृष्ण, सुमन के पर्यदू पर विश्वाम करते हैं। इस विश्राम 


में कहीं-कहीं रतिकेलि भी वरणित है । 
७. उत्थान--विश्राम के अ्ननन्तर उत्थापन का समय होता है। उत्थापन 


भोग में विविध प्रकार की मेवा-मिठाइयाँ अपित की जाती हैं। स्वर्शाथाल में प्रत्येक 
ऋतु की सामग्री प्रस्तुत की जाती है। सखियाँ भाँति-भाँति से राधाक्ृष्ण की सेवा 
में लगी रहती हैं, कोई चंवर इलाता है, कोई मोरछल, कोई भारी लिये खड़ा रहता 


है भर कोई मुकुर । 
उत्थापन-भोग करके राधाक्ृष्ण फूलवारी का आनन्द लेने जाते हैं। वहाँ 


सखियाँ उनकी आरती करती हैं एवं स्तुति गाती हैं। स्तुति में राधा का प्राधान्य 
रहता है यद्यपि कृष्ण की भी वन्दना साथ में रहती है । 
पराभक्तिरतिवद्ध नी स्यथामा सबसुखदेनि। 
रसिकमुकुटमनि राधिके जय नवनीरजनेनि ॥५२॥ 
>< >< >< द 





१--महावाणी - सेवासुख पद ३२। 
२- छेपन छतीसों रस छहों, चतुरविधा बहु पुश्ञ । 
नन्द नन्दन इषभानुजा, भोजन करत निकुझ ॥४२॥--युगल-शतक (श्रीभट्ट) 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १३५ 


शक्‍्याह्वादिति अ्रतिप्रियवादिनि उर उनसादिनि श्रोराधे । 
झड् श्रद्धा टोना रूपसलोना सुभगसुठोना श्रीकृष्ण ॥५३७* 


६. संध्या--सन्ध्या-वन्दना के समय सद्भीत का समारोह जमता है। मधुरा 
सखी, मधुर मृदज्भ बजाती है, भ्रतुरागिनी नामा सखी रागरागिनी छेड़ती है, सप्तस्वरों 
में तान, मीड़, मूच्छेना, ग्राम आदि सच्धीत की बारीकियों का प्रदर्शन करती है। 
वत्यक सखी उरपतिरप, लाग-डाट, हस्तकभेद आदि नृत्य सम्बन्धी खुबियाँ दिखलाती 
है । इस प्रकार सारी सखियाँ मिल कर राधाक्ृष्ण को हुलसित करती हैं। 

इस समारोह के उपरान्त राधाक्ृष्ण निकुञ्ञ में पधारते हैं और वहाँ केलि 
में रत होते हैं। कुज्ञ में एक सिंहासन पर युगलमूर्ति विराजमान होती है और सखियाँ 
युगल-छबि का पान करती हुई श्रात्मविभोर होती हैं । 

चार घड़ी रात्रि बीतने पर वे सदन लौटते हैं श्र वहाँ उन्हें व्यारू करवाया 
जाता है। फिर, शयन का समय जान कर उनको आरती की जाती है । 

७. शयन--शयन के समय सखियाँ दैया रच देती हैं श्रौर उस पर उनके आराध्य 
की प्रेमरसपगी पलकें लग जाती हैं । वे निद्वित राधाकृष्ण के चरण दबाती रहती हैं 
या चेंवर डुलाती हैं। इस स्थल पर सखियों की कोमल भावना द्रष्टव्य है ।* कुछ देर 
बाद उन्हें सोया देख, पट बन्द कर बाहर चली जाती हैं भर रन्प्नों से युगल की 
रूपमाधुरी का पान करती हुईं धीमे स्वर में उनका गुणगान करती रहती हैं । 

प्रद्धशवरी में जब छः सात घड़ी रह जाती है तब सहचरियाँ श्राकर राधा- 
कृष्ण को जगांती हैं और उन्हें रासस्थली ले जाया जाता है जहाँ पर रास का 
प्रायोजन होता है ।* रास के पश्चात्‌ राधाकृष्ण का व्याह किया जाता है। 

८. शैया--तत्पश्चात्‌ वे दैय्या पर विराजते हैं और विविध विलास में 
निमज्जित होते हैं। सखियाँ उनका गुणगान करती हैं। अद्धंनिशा होने पर कृष्ण 





१--महावाणी - सेवासुख, ए० ३९-४० 
२--सोवत जुगल चँवर हो ढारों । 

कबहुँक सेऊँ चरन नेंननि में नवतम नेह सुधारस धारों ॥टेक ॥ 

कबहुँक पद-पल्‍लव राघे के अपने नेन-कनीन निसारों। 
.. काहुँक श्रीभट नंदलाल के कोमल चरन कमल पुचकारों ॥५०॥--थुगलशतक (श्रीभइ) 
३--नाचत नवल नागर रहसि रासरंगे। 

सुभगवन पुलिनथल कल्पतरुतलविमल मंजुमंडलकमलदल अमंगे॥ 

रुनुनु नूपुर रमक ऋूमक हंसक अनुनु कुनुनु किकेनिकलित कटि सुधंगे । 

चरन की धरन उच्चरनसप्तकसुरन हरनमन न करन उर उमंगे॥७२॥ 

--सेवासुख, महावायी 


१३६ मध्ययुगीन हिन्दी इष्ण-भक्तिधारा श्र चैतन्य-सम्प्रदाय 


राधा से सोने का अनुरोध करते हैं। इस समय सै प्रातः मज्ला तक दोनों सुखनिद्रा 
में निमग्न हो जाते हैं । 

वस्तुत: शैया शयन' का ही एक अज्े है किन्तु प्रहर-भेद के कारण उसका 
अपना समय रखा गया है। इस श्रकार निम्बार्कीय अष्टप्रहर सेवा का निर्वाह 
होता है । 
गौड़ीय सम्प्रदाय 

इस संप्रदाय की अष्टप्रहर सेवा प्रणाली में राधा के परकीया होने के कारण 
भावुकता तथा रोचकता हैं। अधष्टका लीय नित्य लीला का विभाजन इस प्रकार 
से हुआ है-- 

!--निशान्त लीला, २--पृर्व्वाक्न लीला, ३--भध्याह्न लीला, ४--अपराह् 
लीला, ५--प्रदोष लीला, ६-:रात्रि लीला, ७--अलसनिद्रा लीला । 

शास्त्र के अनुसार निशान्त, प्रातः, पूर्व्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायं, प्रदोष 
एवं रात्रि--ये आ्राठ काल हैं। पूर्वोक्त काल-विभाजन में प्रततः एवं साय॑ के दो पारिभाषिक 
कालभेद रहने पर भी लौकिक काल-विभाग से इस काल-विभाग के अनाहत होने के 
कारण तथा प्रात:लीला के साश पूर्व्वान्न लीला, साथ के साथ प्रदोष लीला और 
प्रलस-निद्रा के साथ रात्रि-लीला के अभेद होने पर भी विषयगत व रसगत यथेष्ट 
भेद के कारण, पदकल्पतरु के पद-संग्रहकर्ता ने काल के उक्त सात प्रभेदों को 
माना है ।* 

चैतन्य-सम्प्रदाय की सेवा प्रणाली में लीलाग्ों की विविधता द्रष्टव्य है । 
राधाक्ृष्ण के अनुरागमय मिलन में मित्रों, विशेषकर सखियों की चाट्ु लीलाएं अपन! 
रोचक महत्व रखती हैं । क्‍ 

उपयुक्त काल-विभाजन के अन्तर्गत निम्नलिखित लीलाएँ मानी गयी हैं । इ 
सम्प्रदाय में सर्वत्र सूक्ष्म विश्लेषण की प्रवृत्ति दीखती है । 

१. निशान्त लीला--राधा का रसालस, राधाक्ृष्ण का रसालस, रावो- 
कृष्ण का निद्राभद्भ, श्रीकृष्ण के प्रति ललिता का परिहास, श्रीकृष्ण का प्रत्युत्तर, 
पुनइच सखी की उक्ति, ललिता का कौशल, श्रीकृष्णकत क राधा को वेश-रचना, 
ग्रहागमन जनित विरह में श्री राधाऋष्ण की व्याकुलता तथा बुन्दा के कौदल से 
राधाकृष्ण का स्वग्ृह-गमन । 





१-पुदकुल्पतरु--चतुर्थ खण्ड, ९० १२८ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १३७ 


२. पूर्व्वाह्न लोला--जागरण, श्रीराधा के प्रति भगवती पौणांमासी की 
परिहासोक्ति, विशाखा का प्रत्युत्तर, दासियों का गृहकार्यंसमापन, श्रीराधा का 
स्नान, रसोदगार, श्रीराधा से रजनी-विलास के सम्बन्ध में सखियों की प्रदनावली, : 


श्रीराधा का रसोद्गार--अन राग, श्रीराधा का ग्रनराग, सखियों द्वारा श्रीराधा की 
वेश-रचना, जागरण-- यशोदा द्वारा श्रीकृष्ण का जागररण, ब्रजबालकों का नन्दयगृह में 


झागमन, श्रीकृष्ण का गोष्ठगमन, नन्दालय में खाना पकाने के लिए श्रीराधा का 
लाया जाना, श्रीराधा का रन्धन, सखाशों के साथ श्रीकृष्ण का गोष्ठ प्रत्यागमन व 
भोजनलीला, सखियों के साथ राधा का भोजन , यशोदा द्वारा श्रीराधा की वेशरचना, 
गोष्ठ--यशोदा द्वारा श्रीकृष्ण की गोष्ठ-सज्जा, सखाओों के साथ श्रीकृष्ण का गोष्ठ- 
गमन, यशोदा के आदेश पर कुन्दलता के साथ श्रीराधा का स्वग्रह-गमन, श्रीराधा व 
सखी द्वारा जदिला की मनस्तुष्टि तथा जटिला के आदेश से सखियों के साथ श्रीराधा 


का सुर्य-पूजा के छल से श्रभिसार । 
मध्याह्न लीला--मध्या क् श्रभिसार--स खियों के साथ राधा का अभिसार 


राधाकृष्ण का मिलन, राधा-कृष्ण की होली (दोल), राधाकृष्ण की कूलन लीला, 
वन-अ्रमण--श्री कृष्ण राधा का वन-अ्रमण व पुष्पचयन, श्रीराधा द्वारा कौतुक छल से 
मुरलीहरण, श्रीकृष्ण से राधा व सखियों का रहस्य-गोपन, कृष्ण का अनुनय व खेद, 
राधा द्वारा मुरली प्रदान, श्रीकृष्ण-श्री राधा का प्रेमवैचित्रय, मधुपान--रा धा कृष्ण की 
मधुपान लीला, श्रीराधाकृष्ण की रतिकोड़ा, जलक्रीड़ा--सखियों सहित श्रीराधाकृष्ण 
की जलक़ीड़ा, मधुमज्भल व सुबल के साथ श्रीकृष्ण का भोजन, श्रीराधाकृष्ण का 
विश्राम, शुकसारिका द्वारा राधाकृष्ण का रूप-गुण वर्णन, पाशकीड़ा - राधाकृष्ण की 
पाशक्रीड़ा व हास-परिहास, जटिला के आगमन पर सखियों सहित राधा का सूये- 
मन्दिर में जाना, विप्रवेश में श्रीकृष्ण का वहाँ आना व राधा द्वारा पौरोहित्य वरण, 
सूर्य-पूजा के अन्त में सखियों सहित श्रीराधा का ग्रह-गमन तथा श्रीकृष्ण के विच्छेद 
में श्रीराधा की व्याकुलता एवं सखियों द्वारा सान्‍्त्वता । 

४... अभ्रपराह्न लोला--उत्तरगोष्ठ, श्रीराधा का अपने गृह में श्रीकृष्ण के 
लिए पकवान बनाना व स्नानादि लीला, श्रीकृष्ण का गृह-प्रत्यागमन, श्रीकृष्ण का 
अपराह्न भोजन । क्‍ 

५. प्रदोष लीला--श्रीराधा व कृष्ण का प्रदोषोपरि आरोहरण व दूर से 
परस्पर दर्शन, श्रीकृष्ण का नन्दसभा में गमन व नृत्यादि दर्शन, श्रीकृष्ण और 
बलराम का रात्रि-भोजन व शयन तथा श्रीराधा की स्वगृह में रात्रि भोजनादि लीला । 

६. रात्रि लोला--अभिसार- सखियों के साथ राधा का अभिसार-- श्री कृष्ण 
का अ्भिसार, निकुज्ञ में श्रीराधाक्ृष्ण-मिलन, श्रीराधाक्षप्ण का कानन-शोभा 


१३८ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


दर्शन, रास-विलास -श्री राधाकृष्ण का रासविलास, राधाकृष्ण की जलक्रीड़ा, 
राधाकृष्ण का विलास, स्वाधीन भतृ का श्रीराधा, प्रगल्भ स्वाधीनभतृ का श्रीराधा, 
न॑म॑ सखियों द्वारा राधाकृष्णा का सेवन । द 

७. झलसनिद्रा लीला--श्रीराधाकृष्ण की अलस-निद्रा । अब इनका 
सविस्तर रूप प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

१. निशान्त रसालस - रात्रि जागरण एवं रतिरज्च के अतिरेक से श्रीराधा- 
कष्ण झ्रालस्य से भरे सोये रहते हैं। कृष्ण यशोदा की सत्ता से बे-वाकिफ़ हैं और 
उनसे भी बढ़ कर परकीया नायिका श्रीमती राधिका हैं जो परमविकट सास जटिला 
के अस्तित्व से पूर्णतया अ्रनभिज्ञ हैं। दोनों को अवस्था विचित्र है, वेशविन्यास 
अ्रस्तव्यस्त हैं, भोर हुआ चाहता है पर निद्रा भर क्लान्ति से वे ध्वस्त हैं । 

मीटल चन्दर टूटल श्राभरण छूटल कुन्तल-बन्ध । 
भ्रम्बरखलित गलित कुसुमावलि धसर दृहु मुख-चन्द ॥ 
हरि हरि श्रब दुहु इ्यासर गोरि ॥* 


दोनों की यह दशा देख कर रात्रि के अवशेष में सारी सखियाँ वृन्दादेवी का 
मुख निरख रही हैं श्रौर उनसे रसालस में सोये दोनों को जगाने की तरकीब पुछ रही 
हैं। वृन्दा ने कहा कि शारी, शुक आदि पक्षियों को जगा दो, अन्य सारे जन जटिला 
के आगमन की चर्चा चलायें जिससे राधिका की निद्रा भद्भ हो। वृन्दा की ग्राज्ञा 
से सारे पक्षी मधुर स्वर छेड़ने लगे, पक्षियों के कलरव से राधाकृष्ण की नींद खुली । 
प्रालस्य के कारण वे एक-दूसरे से विलग नहीं होना चाहते । 

श्द्भधार रस में परकीया भाव की प्रमान्यता के कारण गोौड़ीय सम्प्रदाय में 
खुद्धारिक वर्णन अत्यन्त खुल कर किया गया है । कृष्ण को जगाने में व.त्सल्य का 
श्रभाव है, जटिला ग्रादि के प्रसड्भ विषयानुकूल रस का सञ्चार करते हैं। जगाने 
के समय मज्ुला की भाँति ही राधाकृष्ण की स्तुति श्रत्यन्त भक्तिभाव से की जाती 
है श्रौर उनसे शैया छोड़ने की प्रार्थना की जाती है -- 


गोकुलबन्धो, जय रससिन्धो, जागृति तल्पमु, त्यजण शशिकल्पस्‌ । 
प्रीत्यनुकुलम , अित-पद-मूलास , कोधय कान्तास , रति-भर-तान्ताम_ ॥ 
... प्रातःकाल जान कर सखियाँ उनके मुखारविन्द का दर्शन करने चल पड़ती 
हैं । दोनों की सेवा वे बड़ी तत्परता से करती हैं । इधर पुत्र को खोजती हुई विकल 





१--पदकल्पतरु--चतुर्थ खएड, पद सं० २४७७ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम क्‍ १३६ 


ध्‌ 


यशोदा कुझ्ञकुटीर पहुँचती हैं। उनका विचक्षण भाषण सुनकर श्रीकृष्ण चौंककर 
उठ बैठते हैं। जटिला भी राधा के अन्वेषण में उधर ही जा पहुँचती हैं। जटिला के 
वचन सुनकर राधा को होश शआाता है। उनकी मनोदशा का एक सुन्दर पद 
बलरामदास का है--- 
अऋँकरु बन भरि सधुकर सधुकर, कजइ कोकिल-बुन्द । 
शुनि तनु सोरि गोरि पुनि शूतलि, मू दि नयन-अ्ररविन्द ॥| 
जागह प्रार-पियारि, रजनि पोहायल गुरुनन जागल। 
ननदिन देयब गारि ॥क्र्‌ ०॥ 
जटिला शाह्ु आसु भरि रोयइ, खोजई यामुन-तीर । 
दारिक वचने चमकि धतनि उठइते, ढुलि-ढुलि पड़इ श्रधीर ॥ 
छलहि चियाउल तुरतहि सखिगन, जागल श्राभरण-बोल । 
श्लराम! हेरि जगाइ उठायल, दुहु तनु रूपि निचोले॥* 


सहचरियों को सामने देखकर कमलमुखी राधिका लज्जा से आधा मुख ढाँक 
लेती हैं । कष्ण, राधा को दोषी ठहराते हैं श्रौर राधा की सखियाँ विशेषकर ललिता 
कृष्ण को । जग कर वे दोनों अपने-अ्रपने ग्रह को प्रस्थान तो करते हैं किन्तु अत्यन्त 
कातर होकर । परोढ़ा-प्रेम के कारण दिन भर के सामाजिक बन्धनों को सोच कर वे 
बार-बार अ्रधीर हो जाते हैं ।* 

२. पुर्व्वाह्न-- रात्रि के अ्रवसान पर सारी सखियाँ सतकंतापूर्वक काम में लग 
जाती हैं । वेश के मन्दिर को स्वच्छ करके वहाँ वेशभूषा का साज-श्यद्भार रखती 
हैं। दशन-माजनी, रसना-शोधनी को थाल में, कर्पर झ्रादि से सुवासित जल गागर 
में, मुखप्रक्षालन एवं स्नान के निमित्त वेदी पर रख दिया जाता है। गमछा 
(अज्भौला ), उबटन आदि भिन्न-भिन्न आवश्यक वस्तुएँ सखियाँ लाती हैं। विधि से 
भी भ्रगोचर नाना प्रकार के उपहार स्नेहमयी सखियाँ अपनी आराध्या के दन्त- 
मारजन व स्नान के लिए थाल में सजाकर ले आती हैं । 


इयामला, विमला, मज्भला, भ्रबला आदि को देखकर राधिका उनसे गले मिलती 
हैं भौर रात्रि की रसकथा कहते-कहदे “रसोद्गार' से उनका कंठ गद्गद्‌ हो जाता है। 
अपने प्रति किये गये कृष्ण के मनुहार को राधा उच्छुल हृदय से बखानती हैं। यह 
युगल रस ही सखियों का साध्य है । राधिका के मुख से श्रप्राकृत रस का वर्णन 





१--पदकल्पतरु, चतुर्थ खण्ड, पद सं० २४८४६ 
२--पद आध चलत खलत पुन फीरत कातरे नेहारइ मुख । 
एकूइ परान देह पुन मिन-भिन अतए से मानिये दुख--परदकल्पतरु, ॥२५०८॥ 


१४० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा झौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


सुनकर सखियाँ उस रस का आस्वादन करती हैं। 'रसोद्गार” में प्रकारान्तर से 
राधा का महाभाव जग उठता है। वे अनुराग” से विवश हो जाती हैं और उस 
प्रीति को विचित्र कहती हैं जो उन्हें ही सताती है। भ्राखिर, किस प्रकार विधाता ने 
उनका निर्माण किया है, प्रेम तो सभी करते हैं, किन्तु उनके ही प्रेम में यह भ्रद्म्य 
ज्वाला क्यों ? क्‍ 
कौन विधि सिरजिल कुलवती बाला । केबा नाहि करे प्रेम कार एत ज्वाला॥ 
ज्ञानदास कहे मुह कारे कि बलिब। बन्धुर लागिया हाम सागरे पशिब ॥४* 
अपने अ्रनुराग दशा का वर्शान करती हुई राधिका चित्त की क्लेशमयी 
ग्रवस्था को सुनाती हैं । प्रेम के इस महाभाव से केवल वही भिज्ञ है, कोई दूसरी गोपी 
नहीं । अनुराग के भ्रतिरेक में उनका मन अन्य सभी वस्तुओं से उचाट हो जाता है 
और गात्र में पुलक, नेत्रों में जल समाया रहता है | तिलाद्े न देखने पर प्राण विकल 
हो जाते हैं ! क्या करें वे, कहाँ जाँय ? इस पर नन्‍्द कु-वचन बोलती है और टोला- 
पड़ोसी दुःख देते हैं। हृदय में प्रेम का अद्धूर प्रवेश करके दिनोंदिन बढ़ता हुम्ना 
वृक्ष हो गया, फल-फूल के समय विपत्ति आ पड़ी। ऊबकर राधा कहती हैं कि वे 
वनवासिनी हो जायेंगी । उधर कृष्ण का स्नेह भी अत्यन्त गुरु है, वे उससे अ्रनभिन्ञ 
नहीं हैं, राधा उसके प्रति क्ृतज्ञ हैं ।* राधा के व्याकुल चित्त को सखियाँ किसी प्रकार 
स्थिर करती हैं और उन्हें स्‍्तान करवा कर उनका षोडश श्ृज्भार किया जाता है। 
इधर कृष्ण के दास मुख घुलवाकर उनका श्द्धार करते हैं। सखाशओं के 
साथ नाना रस-रज्ग करते हुए श्रीक्षष्ण के गोष्ठ जाने पर यशोदा, राधा को कुन्दलता 
से खाना बनाने के लिए बुलवाती हैं। कुन्दलतता, जटिला को आइवस्त करके राधा 
को लिवा ले जाती हैं । विश्वासपात्री कुन्दलता रास्ते में राधा को, कृष्ण से मिलाती हुई 
यशोदा के घर पहुँचा जाती हैं। यश्ञोदा के मन में राधा के लिये अत्यन्त ममत्त्र है। 
'राघा देखते ही उन्हें गोद में लेकर चुम्बन करने लगती हैं तथा प्रेमाश्रु से सींच देती 
हैं ।दास-दासियाँ सारी सामग्री जुटाते हैं और राधा अपने कर कमलों से भाँति-भाँति 
के व्यज्ञनों को पकाकर यशोदा को सन्तुष्ट करती हैं । गोष्ठ से सखाओं सहित श्रीकृष्ण 
जब घर श्राते हैं तव स्तान करके वही सुस्वादु-भोजन करते हैं। भ्राचमन करके 
कृष्ण पर्यद्धू सेवन करते हैं और दासगण उनका पाद-संवाहन । फिर राधा आदि 
प्रन्य जन भी भोजन करते हैं। भोजन के उपरान्त यशोदा, राधिका के कुड्नचित केशों 





१--पदकल्पतरु, पद सं० २५०६ 
२-यत थत पिरित करये पिया मोरे। 
आखरेते लिखा आलछे हियार मामारे ॥--पदकल्पतरु, पद संं० २५१३ 


ब्ध + 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रमे १४१ 


का श्रृद्धार करती हैं, सिन्दूर पूरित करती हैं, काजल लगाती हैं तथा रत्नाभूषणों से 
सुसज्जित करती हैं। अपना स्नेहातिरेक व्यक्त करती हुई यश्योदा कहती हैं कि यह 
हूपगुण की निधि विधाता ने उन्हें नहीं सौंपा नहीं तो वे न जाने कितना दुलार 
करतीं ! श्रपने १त्र के लिए उन्हें कोई रमणी ही वहीं जचती, ढूँढ़ने पर भी किसी 
देश में न मिल सकी । यशोदा की इस विषाद-कथा को सुनकर राधा मुख पर वसन 
ढक कर हंसती हैं । 

सखागरा वेणु से और गौवें अपने स्वर से, क्ृष्ण का वन में आावाहन करने लगते 
हैं, इसलिए कुछ क्षण विश्राम करके कृष्ण वन चले जाते हैं। यशोदा इस विच्छेद को 
किसी प्रकार सहन करती हैं। उधर कृष्ण गोष्ठ जाते ही राधा का इन्तजार करने 
लगते हैं क्योंकि कुन्दलता राधा को उनके घर पहुँचाने अ्रभी जायेंगी ही । कृष्ण से 
मिल कर राधिका घर पहुँचती हैं । यशोदा द्वारा अ्लंकृत अ्रपनी वधृ को देख कर 
जंटिला किड्चित्‌ क्षब्ध होती हैं किन्तु राधा के रूप यौवन के सम्भार पर न्योछावर 
हो जाती हैं। वह वच्च से सुयं-पूजा की तेयारी करवाती हैं और सखियों सहित वन के 
किसी सूय मन्दिर में उन्हें पूजा करने भेजती हैं । 

३. 'मध्याह्न--प्रूजा के छल से राधा सखियों को लेकर दिवाभिसार करती 
हैं। कुसुमित कुज्ञ में कातर कृष्ण कामिनी राधा के विषय में न जाने क्या-क्या 
प्रनुमान लगाते हैं । कभी सुबल से पूछते हैं कि आखिर राधा ने इतनी देर क्‍यों लगा 
दी ? दारुण गुरुवनों ने बाधा डाली या कि उसने मान ठाना है ? शअ्रथवा स्वजनों 
के स्नेह में विभोर है ? सुबल उनकी कातरता देख कर समभाते हैं कि राधा से 
उनका मिलन शीघ्र ही होगा। इधर राधा को विरस-वदना देख कर वृन्दादेवी 
कृष्ण का पता-ठिकाना दे देती हैं | कुरडलीर पर दोनों का मिलन होता है । 

देवता-पुजन के मिस राधा कृष्ण से मिलतो हैं और सारी आराधना का फल 
कदम्बतरु के नीचे श्यामल देवता से प्राप्त हो जाता है। अ्नुराग-विह्नल प्रेमी-युगल 
एक दूसरे को पहिचान नहीं पाते, एक-दूसरे को देखते-देखते उन्‍्माद एवं विभ्रम दशा 
को पहुँच जाते हैं-- 

दुहु मख हेरइते दुहु भेल धन्द, राइ कहे तमाल माधव कहे चन्द । 

चीत-पुतलि जनु रहुदुहु देह, ना जानिये प्रेस के मत श्रद्छू नेह ॥* 


दोनों प्रेम-गुरु के शिष्य-नट बन जाते हैं, जो उन्हें उज्जवल-रस के नाना 
भाव-भूषा से सुसज्जित करता है। हावभाव सात्विक अलड्ूगर उन पर चढ़ने लगते हैं--- 


१-- पदकल्पतर, पद सं० २६०६ 


१४ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदोय॑ 


दुहु-प्रेम गुरु मेल शिष्य तनु मन । शिखाय दोहारे नृत्य श्रति मनोरम ॥ 
चापल्य श्रौत्सुक्य हर्ष भाव-प्रलड्भूग र । दुहु मत शिष्या परे भूषणेर भार ॥ 
सुजम्भादि उद्भाव सुदीप्त सात्विक । एएं सब भावभूषा राधार अ्रधिक ॥ 
ग्रयत्नज शोभा श्रादि सप्त अलडू।र । स्वभावज विलासादि दश परकार ॥| 
भावादि भ्रड्भरजा तिन सोग्ध्य चकित । द्वाविद्वति श्रलड्ार राघाड़ भूषित॥ 
नाना भावे विभूषित कहने ना जाय । ए यदुननन्‍्दन दास विस्तारिया गाय ॥* 


इस मिलन के बाद होली-लीला होती है और फिर आन्दोलन (कूल) लीला। 
तदनन्तर राधाक्ृष्ण सखियों सहित वन में भ्रमरा करते हैं। अ्रवसर तक कर राधिका, 
कृष्ण की वंशी चुरा लेती हैं और क्रमशः सारी सखियों के पास उसे पहुँचाती जाती 
हैँ । ख्याल झ्ञाने पर कृष्ण वंशी के लिए अ्नुनय-विनय करने लगते हैं। अ्रन्त में 
सखियों द्वारा लुका लिये जाने पर राधा से उन्हें मुरली मिल जाती है । कानन की 
कुसुम-सुषमा तथा षटऋतुओं की शोभा का अवलोकन करते हुए राधाक्ृष्ण वन में 
विचरण करते हैं । 

.... इस वन-विहार के उपरान्त किसी रत्न-मन्दिर में सखियों सहित बैठ कर 
नागरी-नागर मधुपान करते हैं। मधुपान करके उनकी अवस्था और भी विचित्र हो 
जाती है। एक तो मधुर प्रेम का सहज उन्माद, उस पर मधुपान । राधाक्ृष्ण शिथिल 
हो जाते हैं, सारी सखियाँ अपने-अपने कुझ्ज मन्दिर में शयन करने चली जाती हैं । 
यहाँ नागरी-तागर के केलि-विलास को देख कर मन्मथ भी कतरा जाता है। 

तदनन्तर श्रम-परिहार के लिए जलक्रीड़ा का आयोजन होता है । स्नान के 
बाद, राधाक्ृष्ण को दासियाँ फलफूल का संस्कार करके थाल में अ्पंण करती हैं। 
राधकृष्ण पर शारी-शुक का वार्तालाप चल पड़ता है। शुक, कृष्ण के रूप-ग्रुण का 
वरणंन करता है और शारिका राधा के । शुक की गुरु हैं वृन्दा, शारिका की ललिता । 
इस स्थल पर प्रायः राधा के रूप-गुणा की ही विजय होती है। क्रृष्ण के रूप की 
ग्रनुपम व्यज्ञना जयदेव के शुक के शब्दों में इस प्रकार हुई है-- 
सोरभ-सेवित-पुष्प-विनिस्मित निर्म्मल-बन-माला-परिमण्डित ॥। 
मन्दतर-स्मित-कान्ति-करस्वित वदनाम्बुज नव-विश्रम-पण्डित ॥। 
जय जय मरकत-कन्दल सुन्दर ॥ 
इसके बाद पाशक्रीड़ा होती है। पण में नाना प्रकार की केलियाँ लगायी 
जाती हैं । शुक इस रसमय प्रसद्ध की भज्कारिणी जटिला के आगमन की घोषणा 





१--पदकल्पतरु, पद सं० २६०६ 
२--वहीं, ६२२२ 


भक्ति-साधना एवं विकासं-कर्म १७४ 
करता है । जटिला का आगमन सुन कर राधा सखियों सहित सूर्य-मन्दिर में प्रवेश 
करती हैं। कष्ण गग॑ मुनि के शिष्य बन कर शास्त्रपरायण ब्रह्मचा री-ब्राह्मण के वेश 
में उस मन्दिर में पधारते हैं। कुन्दलतता की सिफारिश से जटिला उन ब्रह्मचारी 
महाशय को बुला भेजती हैं । कष्ण धीर-शान्त-कलेवरघधारी साक्षात्‌ विप्र का वेश धर 
कर श्राते हैं । जटिला धृर्त शिरोमरिंग की बनावटी गम्भी रता से प्रभावित होकर राधा 
को उन्हें सौंप देती हैं कि वे ही सूर्य-पुजा के पुरोहित बनें | विदा पाकर बट्ुु सहित 
राधिका कानन की शोर प्रस्थान करती हैं श्र सूयं-पूजा करके राधा घर वापस आती हैं। 

४, श्रपराह्नलीला ( उत्तरगोष्ठादि )--श्रीकृष्ण गोष्ठ से लौटते हैं और इधर 
राधा गहकार्य समास कर छचुकती हैं । मुरली ध्वनि सुनकर ब्रजद्भनाएँ उत्कशिठित हो 
प्रपनी-अपनी अट्टालिका पर चढ़ कर श्रीकृष्ण-दर्शन में नेत्र बिछाये रहती हैं । किन्तु 
राधा चातकी सखी की चतुराई से श्याम के साथ जा मिलती हैं और हषित मन से 
उनके रूप तथा प्रेम सुधा का पान करती हैं । 

कृष्णगमन से प्रफुल्लित यशोदा आ्रानन्दविह्नल दीप जलाकर उनकी आरतो 
की तैयारी करती हैं । सखियों की भीड़ लग जाती है, कोई घर॒टा बजाता है, कौई 
भऋँभर तो, कोई घड़ियाल । कृष्ण की जयजयकार से प्राज्भण गूंज उठता है। यशोदा 
विधिपूर्वक कृष्ण की आरती उतारती हैं, द्विजों को दान देती हैं। दासगण अपने- 
प्रपने कार्य में तत्परता से नियुक्त हो जाते हैं, कोई वेदी पर शीतल नीर रखता है, 
कोई पतला चीर ले आता है, कोई बलराम-क्ृष्ण को वेदी पर बिठालता है, कोई 
उबटन मलता है, कोई अद्भ मर्देन करता है और कोई स्नान करवाता है झ्रादि-प्रादि। 
माँ की प्रीति से प्रसन्न कृष्ण, राधा द्वारा बनाया हुआ भोजन करने बेठते हैं। जलपान 
करके कृष्ण, खरिक में गोदोहन के लिए जाते हैं। गोदोहन का दुग्धपात्र लेकर माँ 
के निकट बेठते हैं। उनके किसी इज्धित से राधा की एक सखी यह समभ जाती है 
कि गोदोहन हो चुका, अब एकान्‍्त में राधा से उनके मिलने की बेला झा रही है । 

५. प्रदोष--प्रपरा द्न के अन्त में कृष्ण, नन्‍्द उपनन्द के साथ घर के बाहर किसी 
सुरम्य स्थली पर बेठते हैं श्रौर नट की तरह भाँति-भाँति का प्रदर्शन करते हैं । गायन, 
वाद्य तथा नृत्य का समारोह जब समाप्त होता है तब सेवकगणा बलराम-कष्ण के अस्त- 
व्यस्त वसन, अलझ्भार आदि उतार कर भोजन का वस्त्र धारण करवाते हैं। उनका 
चरण-प्रक्षालन करके उन्हें भोजन-भवन में ले जाया जाता है। राम कृष्ण माता- 
पिता के प्रेमरस से सिज््चित भोजन के सब रसों का आ्ानन्द लेते हैं | प्राचमन करवा 
कर सेवकगरा उन्हें शयन-कक्ष में ले जाते हैं। श्रलसित तन नींद के कारण ढल-ढल 
पड़ता है, सेवक उनका पाद संवाहन करते हैं तथा नींद में अ्रचेत देखकर वह 
अपने-अपने घर चले जाते हैं । 


२४४ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्श-भक्तिधारा और चैतन्य-संम्रदेर्य 


राधा भी भोजनोपरान्त अपने घर सखियों से परिसेवित होती हैं । वृन्दादेवी 
यमुना-पुलिन पर किसी चम्पक-कानन में फूलों का पर्यद्धू नि्नित करती हैं। सुकोमल 
कमलदलों की शैया बनाती हैं, उपधान भी फूलों का ही होता है। कानन की शोभा 
हिगुण क्या सहख्तगुण बढ़ जाती है। उनकी श्री-सुषमा में जैसे अप्राकृत मदन ही 
फल-शर लेकर विचरण कर रहा होता है। शीतल-मन्द-सुगन्धित समीर बहता है 
प्रौर पराग से वीथी परिपूरित हुई रहती है। ऐसे मादक वातावरण में एक सखी 
राधा को बुलाने जाती है । 

६. राह्िलीला--कृष्ण के द्वारा आवाहन किये जाने पर चम्पकवर्णी राधा 
कुटिल गति से अ्रभिसार करती हैं। सारी सखियाँ प्रसन्न हैं कि रात्रि घोर अन्धका र- 
मयी है, राधा को कोई पहिचान नहीं सकता । ग्रुरुजन, दुर्जन, सभी नींद में अ्रचेत 
हैं । राधा, कृष्ण को आनन्दित करने योग्य निरुपम वेश-रचना करके, नीला नीला- 
कमल लेकर भ्रभिसार के लिए चल पड़ती हैं। पथ के सारे कण्टक दूर हो जाते हैं । 
केवल शूर मन्मथ जगा हुआ रहता है बाकी सब सोये रहते हैं । इसलिए राधा को 
भ्रभ्िसार में ओर किसी बात का भय नहीं रहता । नवीना कामिनी, कनक-लतिका, 
त्रिभुवन-सुन्दरी श्रीराधिका स्वर्णचम्पा के निभृत-निकुझ्ञ में उपस्थित होती हैं । 

इधर कृष्ण ने जब देखा कि सारा घर सो रहा है तब शैया छोड़ कर 
युवतियों के मत को हरने वाला वेश धारण करके अँधेरी रात में चल पड़ते हैं । 
राधा की सखी उन्हें मार्ग में ही मिल जाती है और उन्हें राधा के पास लिया जाती 
है । इस प्रकार राधा-माधव का अपरूप मिलन घटित होता है । वे एक-दूसरे को 
देखकर अत्यन्त उल्लसित होते हैं और पुलक से दोनों का तन परिपूर्ण हो उठता है। 
चतुदिक सखियों का समाज, बीच में राधामाधव की युगलमूर्ति । दोनों की अमृत- 
सिचित वाणी सुनकर सखियाँ तृप्त होती हैं और उनके मधुर गुण से हषित हो उनका 
फूलों से मएडन करती हैं। सखियाँ उन्हें सुगन्‍्ध, कपूर, चन्दन, माला इत्यादि अपरा 
करती हैं। उनके हृदय पर माला के दोलन को देख कर सखियों की आँखें शीतल 
होती है । क्‍ 

तत्पश्चातू रास-विलास श्रारम्भ होता है। सखियों के सुख के निमित्त 

श्रीकृष्ण ललित त्रिभज्भी मुद्रा धारण करके रास रचाते हैं। इसी समय वे त्रिभु वन- 
मोहक कामजयी वंशीनाद अ्रपनी उज्भुलियों से रम्त्र में पूरित करते हैं। उसके सुधा 
से परिकरों का हृदय श्रभिसिव्चित होता है। तदनन्तर अनेक रसाल यन्त्रों की सद्भति 
में राधाकृष्ण निरुपम नृत्य करते हैं। डम्फ़, रबाब तथा स्वरमणशडल के स्वरों के 
साथ दसों दिशाओं में प्रेम की हिल्लोल तरज्भायित होती है । 

रास के उपरान्त श्रम मिटाने के लिए जल-क्रीड़ा होती है। इसके बाद 


भक्ति-सांधना एवं विकास-क्रम॑ १४५४ 


शधाहृष्ण का एकान्‍्त मिलन होता है। राधा स्वाधीनभतृ का हैं, कृष्ण सम्पूर्णतः 
उनके श्रधीन हुए रहते हैं । कृष्ण, राधा का शज्भार करते हैं और प्रिय सखियाँ दोनों 
का पादसंवाहन करती हुई भाँति-भाँति की सेवाश्रों में लगी रहती हैं । 

७. अलसनिद्रा--कुसुम शैया पर राधाकृष्ण एकमेंक होकर शयन करते हैं । 
सखियाँ राधाकृष्ण की परमानन्द-लीन सुषुप्ति में मग्त हो जाती हैं । 
बल्लभ-सम्प्रदाय 


इस सम्प्रदाय में वात्सल्य एवं सख्य भावों की प्रधानता के कारण अन्य 
सम्प्रदायों के श्रष्टप्रहार सेवा विधान से भिन्नता है। इसमें भावों की विविधता के 
कारण श्रनुरक्षकता का समावेश हो गया है। वल्लभ-पम्प्रदाय में सेवा का क्रम इस 
प्रकार है--( +मज़ला, २--'इज्ञार, ३०ःवाल, ४--राजभोग, ५--उत्थापन 
६--भोग, ७--संध्या-अश्रारती, 5--शयन । 

१. सदड्शला--प्रातः के उदय होते ही मज्भुला का विधान है। इसमें श्रीकृष्ण 
के स्वरूप को जगाना, मद्भलभोग करवाना और मद्भला आरती, ये तौनों कार्य अर 
सम्प्रदायों के अनुरूप ही हैं किन्तु इन सभी कार्यों में वात्सल्य का उच्छुलन है, सल्ियों 
की विदग्धता नहीं । 

कुसुम माला गूंथकर ब्रजवनिताएँ प्रातः होते ही कृष्णु-दर्शन की प्रतीक्षा में 
नन्‍्द भवन झा जाती हैं। यशोदा, कृष्ण के मुख पर से जब वस्त्र हटाती हैं तब ऐसा 
प्रतीत होता है जैसे समुद्-मन्थन के फेन के बीच से चन्द्र प्रकट हुआ हो । कृष्ण के 
जागरणोद्बोधन में कहीं-कहीं श्राध्यात्मिक सद्भत स्पष्ट हो उठा है। शानन्द की 
निधि के जगते ही भव-विलास विगत हो जाता है, कृष्ण का जगना ज्ञान के सूर्य का 
उदय होता है जो भ्राशा के त्रास-तिमिर को दग्ध कर सन्‍्तोष विकीण करता है। 
प्रात:काल में खय का चहकना परब्रह्म की विरदावली है । इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया 
किसी न किसी सात्विक भाव को जागरित करती हैं, ऋृष्णु का जगना आन्तरिक 
जागरण बन जाता है-- 


जागिये गोपाल लाल, श्रानन्‍द निधि ननन्‍्द-बाल, 

.._ जसुमति कहे बार बार, भोर भयो प्यारे। 

नेन कमल-दल बिसाल, प्रीति-बापिक-मराल, 
मदन ललित बदन उपर कोटि वारि डारें। 

उगत अरुन बिगत सर्वेरी, ससांक किरन-हीन, 
दीपक सु सलीन, छीन-दुति समूह तारे। 


२७ 


१४६ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्णं-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


मनो ज्ञान-धन-प्रकास, बोते सब भव-विलास, 
आस-त्रास-तिमिर तोष, तरनि-तेज जारे। 
बोलत खग-निकर मुखर, भधुर होइ प्रतीत सुनौ, 
परम प्रान-जीवन-धन, मेरे तुम बारे। 
मनो वेद बन्दीजन, सुत-ब॒ुन्द सागध-गन, 
बिरद बदत ज॑ जे ज॑, जेति कैट्भार। 
बिकसत कमलावली, चले प्रपुञ्ज-चज्चरीक, 
गुजजत कल कोमल धुनि त्यागि कठज न्‍्यारे। 
मानो बराग पाइ, सकल सोक-गृह बिहाइ, 
प्रेम-मत फिरत भृत्य, गुनत गुन तिहारे। 
सुनत वचन प्रिय रसाल, जागे अतिसय दयाल, 
भागे जजञ्जाल-जाल, दुख कदम्ब टारे। 
त्यागे अ्रम-फन्द-दल्द, तिरखि के सुखारविन्द, 
सुरदात भ्रति अ्नन्द मसेटे सद सारे।' 
इस सम्प्रदाय में कहीं-कहीं मद्भला के श्रन्त्गंत खश्िडिता भाव के पद भी 
हैं। ऐसे पद गोविन्दस्वामी के काव्य में अधिक हैं । 
मज़ुलभोग में कृष्ण को मक्खन, मिश्री, दूध, मलाई अ्र[दि दिया जाता है। वे 
कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं और कुछ मुख में लिपटाते हैं । यों उन्हें मक्ख॒न-रोटी 
विशेष श्रिय है किन्तु यदि चोटी बढ़ जाय तो कच्चा दूध तक पी जाने को राजी हो 
जाते हैं । प्रात:कालीन इस कलेऊ के पश्चात्‌ मज़ला आरती की जाती है। आ्ानन्द 
निधि कष्ण की क्षृपा-दृष्टि की प्रार्थना की जाती है। 


नेन भरि देखों गिरिधरन कॉं कमल मुख , 

मज्भल शभ्रारती करों प्रात ही परम सुख । 

लोचन बिसाल छब्रि सब्चि हृदे में धरो , 

पा अवलोकनि चारु भुकुटीनु रुख। 

चत्रुभुज' प्रभु श्रानन्‍्द निधि रूप निधि , 

निरखि करों दूरि सब रंति कौ दुःख ॥ 

२. श्वृद्धार--श्रीकृष्ण को उष्णजल से नहलाकर भूषरणा-वस्त्र आदि से 

खज्धार करने को शद्भार' कहा गया है । कष्ण सहज ही वश में नहीं श्राते । नहाने 
विवश 33५७५७७०७०५९२०५७भ न ७५७ »००७ 


१“ खरसागर, पर सं० ८२३ 
२--चतुजदास, पद सं० १४२ 


भक्ति-साधना एवं विकासे-कऋरम | १४७ 


से वे श्रानाकानी करते हैं और शभ्रकारण रोते-रोते धरती पर लोट जाते हैं। माता 
यशोदा उन्हें तरह-तरह से फुसलाता हैं, किन्तु वे मानते नहीं - 


जसुमति जबाहि कह्मौँ अन्हृवावन, रोइ गये हरि लोटत से । 

तेल उबठनों ले श्रागे घरि, लार्लाह चोटत-पोटत री॥ 

में बलि जाऊ नहाउ जनि मोहन, कत रोबत बिनु काजें री । 

पाछे धरि. राख्याौ. छपाइ के, उबदन-तेल-समाजें री ॥ 

महरि बहुत बिनती करि राखति, मानत नहीं कन्हैया री। 

सुर स्थाम अ्रतिहीं बिरुझाने, सुर-सुनि श्रल्त न पेया री॥* 

किसी प्रकार नहला कर चित्र-विचित्र वसनों से उनका श्वृद्धार किया जाता 
है । श्रांस में काजल तथा दिठोना लगाया जाता है। कृष्ण का रूप-ध्यान भक्ति का 
प्रनिवायं अद्भ है । इस रूप-ध्यान में शद्भार सहायक होता है । 


३. खाल--छज़ार भोग तथा ग्वाल भाव से घया आरोगतना “वाल' के 
प्रन्तगंत श्राता है | ग्वाल के पदों में कृष्ण की बाल-कीड़ा भी वशित है । वे भौंरा 
चकडोरी क्‍या खेलते हैं गोपियों का मन नचाते हैं। कभी वह छत पर पत॒द्भ उड़ाते 
हैं किन्तु वह डोर खींचते हैं या गोषियों का मन, इसका फैसला करना दुष्कर हो जाता 
है। कृष्ण का खिलौना खेलना भी रहस्यमय सद्भेतों से भरपूर है। 

लाल आज खेलत सुरड्भध खिलोना । 
काम सबद उधटत है पपीहा बड़ी सधुर मिलोना॥। 
प्रेम घुमेड़े लेत हैं फिरको भुञडकना मनहिं सलौना । 
चहाबहा चौबत चकई हित जु सब ही करोता 0 
भुमिरि भूमि भुकि बाद देखत हथबड्ी मनु जोना। 
'परमानन्द' ध्यान भगतन बस ब्रज केर तिरोना फिरोना ॥ 

ग्वाल में घेया आरोगना महत्वपूर्ण है। प्रातःठाल यशोदा दही मथ कर 

कृष्ण-बलराम को घंया पिलाती हैं । ऋष्णु प्रसन्न होकर नाचते-कूदते घया पीते हैं । 
नन्दरानी मथि प्यावत घंया । क्‍ 
बल मोहन खेलत श्रांगन में सुनत भ्रचानक घेया ॥ 
नाचत हँसत करत किलकारी उर श्रानन्द बढ़ेया। 
फूंकि-फूंकि पथ पीवत कमल सुख अ्ररस परस दोऊ भेंया ॥ 





१--सूरसागर, पद सं० ८०४ 
२--परमानन्द सागर, पद सं० ६२६ 


१४८ मंध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


बाल विनोद सुर नर म॒त्ति मोहे जोग ध्यान बिसरेया । 
गोविन्द' प्रभु पिय बदन चन्द की जसुमति लेत बलेया ॥* 

ग्वाल के बाद कृष्ण सखाओं सहित वन में गोचारण के लिए प्रस्थान करते 
हैं। बन में राजभोग का समय होता है । 

४, राजभोग--वन में यशोदा किसी ग्वालिन से मध्याह्ल का भोजन, जिसे 
“छाक कहते हैं, भेजती हैं। छाक को ही राजभोग कहा जाता है। इसमें भाँति-भाँति 
के व्यञ्जन होते हैं । छाक खाने में कृष्ण के मैत्रीभाव की प्रबलतम अभिव्यक्ति 
होती है । किसी पहाड़ी पर चढ़कर वह सब सखाओं को टेरते हैं और अर्जुन, भोज, 
सुबल, श्रीदाम, मधुमज्भल आदि के जुटने पर वे सब को छाक बाँटते हैं। कभी किसा 
का जूठा कोर छीन कर खाने लगते हैं तो कभी किसी का । व्यज्ञन को सराहते हुए 
यज्ञ-पुरुष उसका सहज भाव से स्वाद लेते हैं, उनके इस मानवीय व्यवहार पर 
देवतागण ग्राइ्वयं चकित होते हैं-- | 

हँसत परस्पर करत कलोल । 

जन सब सराए मोहन सीठे कमल वदन के बोल ॥ 
तोर पलास पत्र बहुतेर पनवारों जोयों बिस्तार । 
चहुंदिसि बंठी ग्वाल मंडली जेंबन लागे नन्द कुमार ॥ 
सुर विमान सब कोतुक भूले जमग्य पुरुष हैं नीके रज् । 
सेस प्रसाद रह्यो सो पायो परमानन्ददास' हो सद्भ ॥* 

ग्रष्टछाप के कुछ कवियों ने छाक के प्रसद्भ में शृद्धार-रस का पुट भी भर 
दिया है । ग्वालिन छाक लेकर कृष्ण को टेरती हुई किसी गह्र वन में भटक जाती 
है, कृष्ण उसे खोजते हुए सघन वन में झा पहुँचते हैं अ्रथवा कभी मेघ बरसने 
लगता है श्रौर छाक लाने वाली ग्वालिन के वस्त्र भीग जाते हैं, उसे झ्रपना पीताम्बर 
देकर कृष्ण उससे प्रीति जोड़ते हैं। इसी प्रकार के कई प्रसज्भों की उद्भावना की 
गई है। 

५. उत्थापन--भोजन करने के उपरान्त क्ृष्ण दोपहर को शयन करते हैं । 
इस विश्वाम-शयन से उन्हें जगाना उत्थापन कहलाता है। उत्थापन में भोग भी 
लगता है जिसमें उन्हें फल-फूल भेंट किया जाता है। 

उत्थापन के शेष में सन्ध्या होने पर कृष्ण गायें बटोरने लगते हैं और ब्रज 
लौटने की तेयारी करते हैं। सखाश्रों से गौवें घेरे नहीं घिरतीं किम्तु कृष्ण की एक 





१-गोविन्द स्वामी, पदसंख्या २८१ 
२--परमानन्द सागर , पदसंख्या ६५१ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम ' १४६ 


बंशी-तान पर अ्नुरागविह्नल हो वे स्नेह दुग्ध से धरती सींचती हुई कृष्ण के पास 
समुपस्थित हो जाती हैं। इसलिए सखागर कृष्ण से ही गाय बुलवाते हैं-- 
.. गयां गई दूरि टरो जू कान्‍हु। 
जो ऊँचे टेर सुनावों सब बदरंगी मेरे जान॥ 
वन्दावन में चरत हरित तुत चौंकि चसकि टेर परी कान । 
दूध धार धरनी सींचत आई “गोविन्द प्रभु कौ-- 
जहाँ करत कमल मुख पान 0 
संध्या होते ही कृष्ण गायों के साथ घर लौटते हैं। गोपियाँ उनका गोरड- 
मण/्डित रूप देखने को आतुर अपने-अपने द्वार पर खड़ी रहती हैं । 
६. भोग--घर आने पर कृष्ण को सन्ध्या का भोग अ्रपित किया जाता है। 
्णु को देखेने के लिए गोपियाँ नन्द-द्वार पर भीड़ लगा देता हैं। उनके इस व्यवहार 
प्र रोहिणी निकलकर कटाक्ष भी करती हैं -- 


जबत हैं रो ! मोहन श्रब जिनि जाओ तिवारी । 

सिहपोरि तें फिरि-फिरि श्रावति बरजी हों सो बारी ॥। 

रोहिनि श्राई निकसि ठाढ़ी भइ दे दे झ्राडि मुख सारी। 

तुम तरनी जोबन-मदसाती एसी जु देखन-हारी ॥ 

कोउ गरजत कोउ लरजत श्रावति कोउ बजावति तारी। 

'क्रुंभनवास” प्रभु गोवद्ध ल-धर श्रब हीं बेठे थारी ७ 

७. संध्या-आरतो-- भोग के उपरान्त कृष्ण की सन्ध्या-प्रारती होती है। बड़े 

धृमधाम से यह आरती की जाती है । रत्नजटित कञ््चन-थाल में भ्रगरु, चन्दन ग्रादि 
मिलाकर दीप सजाया जाता है । घण्टा, फालर आ्रादि वाद्यों तथा प्रीतिपगी गोपियों के 
कण्ठस्वर सहित आरती उतारी जाती है-- 


रतन जठित कनक-थार मधि सोहे । 

दीपमाल श्रगर श्रादि चन्दन सों श्रति सुगन्ध मिलाई ॥ 
घनन-घनन घण्टा घोर, ऋनन-भनाव भालर भकोर। 
तत थेईथेई बोलति ब्रज की नारि सुहाई ॥ 
तनन-तनन तान मान लंति जुबती सुर-बन्धान। 
गोपी सब गावत हैं मड्भगल बधाई 0॥ 
१-गोविन्दस्वामी, पद सं० ३३६ 

२--कुम्मनदास, पद सं० १८३ 





५५० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा झौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


चतुभुज' प्रभु गिरिधरन लाल, आरती बनो रसाल। 
तन मन धन वारति हैं सब जसोभति नन्दराई॥* 

८. शयमन-- सन्ध्या-आरती करके कृष्ण को रात्रि का भोजन करवाया जाता 
है जिसे व्यारू कहते हैं। व्यारू करवाकर उन्हें पर्यद्धू पर सुला दिया जाता है। 
दयन के समय यशोदा का कहानी कहना और कृष्ण का हुँकारी भरते हुए निद्वा- 
मग्न हो जाना, वात्सल्य का विशेष भाव-स्थल है। तंद्विल कृष्ण राम की कथा में 
लक्ष्मण से 'चाप-चाप' कहते हुए जगकर यज्ञोदा को चकित कर देते हैं किन्तु 
प्रवतारी कृष्ण को बालक का चौंकना जान यशोदा उन्हें थपकी देकर शानन्‍्त कर देती 
हैं । कृष्ण के सो जाने पर उनके दिन भर के कष्ट थकान पर अफसोस करती हुई 
यशोदा उन्हें प्रेम-विभोर होकर सहलाती ही जाती हैं। 'शयन' में राधाद्ृष्ण- 
लीला का वरॉन भी प्राय: कवियों ने किया है । 


रागमूलक साधना द 
नवधा भक्ति एवं सेवा-प्रणाली सामान्य सरणियाँ हैं जिनका अनुसरण करता 
हुआ व्यक्ति भक्ति के पथ पर हृढ़ होता है । इनके श्रतिरिक्त एक पथ ओऔर भी है -- 
भगवान्‌ से अत्यधिक समीपता का, जिसका आरम्भ ही प्रेम से होता है श्लौर केवल अपनी 
उत्कट ग्रभीष्सा की तीव्रता से पोषित होकर अन्य प्रणालियों के अभाव में भी अ्रपनी 
चरम परिणति पा लेता है। श्रवण, कीत॑न, आराधन झ्ादि इस प्रेम के प्रतिफलन में 
स्वतः नैसगिक रूप से आ जाते हैं, भक्ति के साधन बनकर उसे विकसित करने नहीं 
वरन्‌ प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बनकर । यह मार्ग केवल उन आत्माश्रों का है 
जो सामान्य जीवन में व्यस्त रहते हुए ऋष्ण के अप्रत्याशित सौन्दर्य की झलक से 
किवा उनके भ्रलौकिक मुरलीनाद से खिचकर उनके पीछे दौड़ पड़ती हैं श्रौर जब 
तक उनका सान्निध्य नहीं मिल जाता तब तक विकल रहती हैं । कृष्ण की खोज में 
ये साधक अपना सर्व॑स्व गेंवा देते हैं। ऐसी साधना कृष्ण की अ्रतिकपा से श्रद्ध॑रित 
होकर फलीभूत होती है। यह अदम्य प्रेम ह्लादिनी नामा स्वरूपशक्ति का सार है 
जो व्यक्ति को सांसारिक पदार्थों के ग्राकषंण से विमुख कर हृदय को शाइवत सौन्दय॑ 
श्रौर प्रेम के आााधार की श्रोर प्रेरित करता है। हृदय ही इस निगूढ़ श्रन्तश्चेतना 
का रख्भस्थल होता है किन्तु सामान्य मनोरागों में उलझा प्राकृत हृदय नहीं, वरन्‌ 
बह हृदय जिसके अन्तर में आध्यात्मिकता का दिव्य कमल प्रस्फुटित हो रहा हो । 
. यह प्रेम-मार्ग आपातत: मानवीय प्रेम की विभिन्न मनोदशाओं का श्राकार 
धारण करता हुमा श्रीकृष्ण से तादात्म्य पा लेता है। यद्यपि यह दिव्य प्रेम, सगुण- 





१--चतुर्भुजदास, पद सं० २८४ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १५१ 


साकार की मानव से यह लीला, मन वाणी से अ्रगम अ्रगोचर' नहीं है, तवापि है 
यह दिव्य ही, है त्रिगुणातीत के ही प्रति प्रेम । इस प्रेम-मार्ग का निरूपण अवद्य 
ही मानवीय ढड् से किया गया है क्योंकि इन मानवीय प्रतीकों के श्रतिरिक्त उस सत्य 
को और किसी भाँति अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता । अनुरागमूलक साधना कृष्ण 
से मानवीय सम्बन्धों को स्वीकार करती है क्योंकि भगवान्‌ भक्त के लिए ग्रनिवंचनीय 
निराकार नहीं रह पाते, वे दिव्य पुरुषोत्तम के रूप में जीव के साथ नाना 
सम्बन्ध-सूत्र जोड़ते हैं । पिता-पुत्र, मित्र-सखा, शिशु-माता, प्रेयसी-प्रियतम आादि-- 
सभी प्रकार के मानवीय सम्बन्धों का सहारा लेकर यह भक्ति सिद्ध होती है। ये 
सम्बन्ध श्रारोपित नहीं किये जाते वरन्‌ उसी निकटता से श्वनुभूत किये जाते हैं 
जिस निकटता से मानव मानव का सम्बन्ध अनुमव किया जाता है। मानव के प्रति 
कृपा-प्रकाश के लिए ही श्रीकृष्ण की नरलीला है। उनकी सारी लीलाशओों में तर- 
लीला सर्वोत्तम है, एवं नर-वपु उन्हीं का 'स्वरूप' है, किसी प्राकृत मानव पर श्रवतार 
का भ्रध्यारोप नहीं । 

परब्रह्म-नराकृति ही इस साधना के उपजीव्य हैं। विधिविधान का उल्लंघन 
करती हुई इस पराभक्ति में प्रेम की सारी अन्तदंशाएँ निरूपित हुई हैं। प्रेम का 
उदय, प्रियतम का अनुचिन्तन, मिलन, विरह, मान, पुनर्सिलन -सभी श्रवस्थाओ्रों का 
साड्भोपाज़् वर्णन हुआ है । यह भावात्मक साधना कृष्ण के प्रति कान्‍त भाव को 
लेकर चली है, अन्य भाव केवल बल्लभ-सम्प्रदाय में सक्भुलता से और चैतन्य- 
सम्प्रदाय में अ्रत्यन्त विरलता से उपलब्ध होते हैं। राधावल्‍लभ एवं निम्बाके- 
सम्प्रदायों में प्रेम की साधनावस्था की कोई चर्चा नहीं है, सिद्धावस्था का ही कथन 
है । भागवत-प्रेम की तमाम मनःस्थितियों का विस्तारपूर्वक क्रमाद्ुन चैतन्य एवं 
बललभ सम्प्रदायों में हुआ है। यों बल्लभ-सम्प्रदाय में बालभाव की उपासना ही 
दृष्ट है, किन्तु इस सम्प्रदाय के साहित्य में मधुरभाव की जितनी विपुल चर्चा है 
उतनी सूर के अतिरिक्त किसी कवि में बालभाव की भी नहीं है। मधुरभाव कौ 
साधना ही रागभक्ति का प्राण है। चैतन्य-सम्प्रदाय में यह काव्यरूप की अश्रनुगामिनी 
बनकर चली है और वल्लभ-सम्प्रदाय में विशिष्ट लीलाग्रों की | शद्भारपरक साधना 
की प्रतीकात्मक व्याख्या का यहाँ यत्किखित्‌ प्रयास किया जा रहा है। 
चेतन्य सम्प्रदाय में मधुर-भक्ति 

इस सम्प्रदाय में मधुरभाव की साधना शुद्भार-रस के काव्यशास््रीय रूप पर 
ग्राधारित है। पूर्व॑राग, मान, प्रवास, सम्भोग आ्रादि श्यद्भार रस के सभी पक्ष लिये 
गये हैं। किन्तु उज्ज्वल रस के श्रन्तगंत इन अ्रवस्थाप्रों का विवेचन करते समय 
कृवि एवं विद्वान उनके आध्यात्मिक सद्अेत की ओर जागरूक रहे हैं । मान्य लेखक 


१४२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


श्री दिनेशचन्द्र सेन ने स्पष्ट घोषित किया है कि “पदावली साहित्य के गीति-तत्व का 
उत्कर्ष उसकी आध्यात्मिक व्यञ्जना के कारण है ।* अतः हम यहाँ उन रस-तत्वों 
की प्रतीकात्मकता पर विचार करने की चेष्टा कर रहे हैं । 
पृव राग 

पूवेराग श्रीकृष्ण की और से श्रावाहन का प्रथम प्रत्युत्तर है। प्रेमोदय का 
ही दूसरा नाम पूर्वराग है। सामान्य मानवी चेतना में विन्यस्त मन दिव्यपुरुष का 
प्रथम संस्पर्श पाकर उसके नित्य-नवीन चिर-आकर्षण की श्रोर भ्राकषित होता है, 
उस अहृ्य किवा किचित्‌ हृष्ठसत्ता के प्रति आत्मा में एक तवीन राग जन्म लेता 
है । यह राग कई प्रकार से उत्पन्न हुआ करता है--दर्शन---रूपदर्श न, स्वप्न में रूप- 
दर्शन, चित्र-दर्शन; श्रवरणा-बंशी या वरणंन से । पूर्वराग के जन्म में इनमें से कोई एक 
या एक साथ ही कई कारण हो सकते हैं । स्वप्नदर्शन से मीरा में ऐसा राग उदय 
हुआ जिसमें उन्हें लोक-परलोक सब विस्मृत हो गया । 

आध्यात्मिक प्रेम के यमुना तट पर श्रीकृष्ण को देखकर राधा कहती हैं, 
“बहु दयामवर्ण का मनुष्य-प्राकार कौन है ? इसके नेत्र पर मैं बिक गई । नित्य- 
नित्य मैं इस पथ से आती-जाती रही हूँ किन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ था, न जाने 
किस अ्रभागे क्षण में मैंने घर से बाहर पर बढ़ाया। अब तो मुर्भे काला ही काला 
दीखने लगा । उस रूप ने ऐसी आकुलता उत्पन्न कर दी कि ग्रुरु गवे, कुल आदि नष्ट 
हुए जा रहे हैं । मन वश में नहीं रह पाता ।”* 

इस प्रेमोदय में स्थानास्थान, कालाकाल नहीं है । इस पूव्वराग में मनुष्य घर 





१ -- पट 80785 78५8 8 वृष्रा6 पआंतवुप 98८९ 70 छएणव$ जद 42,9- 
पए2, डिते 88 ए8ए बा ०9 06 858६ शुभापापत्वी "परी छत ६४6 0678 
बात एज एच्तंबाएट 26009, ४शँएंी) हुए (0 थ[णुएभः८ता 8६ 80078 
वढडठाताध0ा5 8 हादबा प्राएडध0.- फ्राए00?--0. 6. 860- एत/थ&7५99 970 
सला$ ७४2०. 2. 33. 

२- कि पेखलूं जमुनार तीरे । 
कालिया-बरण एक मानुष-आकार गो बिकाइलूं तार आँखि -ठारे। 
निति-निति आसि जाइ एमन कभु देखि नाई कि खेने बाड़ाइ्लाम पा घरे। 
गुरुया गरब कुल नाशाइल कुलवती कलंक चलिया आगे फिरे। 
कामेर कामान जिनि भुरुर मज्जञिमा गो हिंगुले बेड़िया दुटि आँखि। 

_कालियार नयान बाण भरमें हानिलगो धरने न जाय मोर हिया। 
कृत चाँद निंगाड़िया सुखानि माजिल गो यदु कहे कत सुधा दिया। 
“पदकल्पतरु , पद स॑० १४७ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १५३ 


से वाहर होकर सीमा से असीम के पथ पर आ खड़ा होता है। जीवन के परिचित 
पथ पर तो राधा नित ही आती-जाती रही हैं किन्तु ऐसा श्रनुभव अभूतपूर्व ही था। 
कृष्णा का संस्पर्श उनके मर्यादित मानव-जीवन में प्रप्रत्याशित है। किन्तु जिस दिन 
से कृष्ण के साथ आत्मा का संसर्ग जुड़ जाता है उस दिन से जीवन कौ सारी 
मान्यताएं परिवर्तित होने लगती हैं । श्रीकृष्ण का झ्राकषंण रागप्रवण आत्मा को 
सारी भौतिक मान्यताओं, लौकिक मूल्यों के प्रति उदासीन बना देता है; उदासीन ही 
नहीं जीवन जिस मानदर॒ड पर टिका होता है वही ढहने लगता है। यह मानवीय 
चेतना का अ्तिमानवीय चेतना में निष्क्रमण है । 


यही नहीं, जीवन में जो ग्रासक्तियाँ जड़बद्ध होती हैं उनका स्थान भी कृष्ण 
के प्रति नाना प्रकार की आसक्तियाँ ग्रहण करने लगती हैं । श्रीकृष्ण का दर्शन, उनके 
व्यक्तित्व किवा सुरली का श्रवण स्वभावत: मन एवं इन्द्रियों की गति को निरुद्ध 
कर लेता है । नेतिकता की हद छोड़कर आत्मा आध्यात्मिकता में पदार्पण करती है, 
इसलिए कुलशील की मर्यादाश्रों का भी उल्लंघन होने लगता है। राधा की मनोवृत्ति 
में आरमूल परिवर्तेत घटित होने लगता है। अब वे पति के शब्द सुनकर चौंक उठती 
हैं, किन्तु ऋष्ण के मझ्लीर रव को सुनकर उन्मत्त की भाँति दौड़ पड़ती हैं । पति के 
इतने लम्बे साहचर्य पर भी वे यह नहीं पहिचानती कि वह काला है ग्रथवा गोरा, 
किन्तु श्रीकृष्ण को अभी तक न देखने पर भी दय।मल-वर्ण बादलों को देखकर उनके 
नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है।पति का स्पर्श वह जल्ञाल समभती हैं और 
तरुण तमाल का एकान्त में श्रालिज्भन करती हैं। गुरुजन के वचनों को सुनकर वह 
प्रनेसुनी कर देती हैं, कृष्ण की मुरली ध्वनि का पान श्रवण भर कर करती हैं। इस 
प्रकार राधा को सारी इन्द्रिय-चेष्टाएँ कृष्णाभिमुखी हो जाती हैं ।* साधक की दर्शन, 
स्पश, श्रवण की सारी इन्द्रियाँ पुर्वराग के उदय होने पर कृष्ण में आकर्षण प्रनुभव 
करने लगती हैं। कृष्ण के अनिरवंचनीय रूप और यौवन से आक्ृष्ट जीव जाति, 
कुल, शील, मर्यादा सभी भुल बंठता है -- 


१-शुनइते चमकइ गसृहपति--राब। तुया मशीर-रबे उनमाति घाव ।॥ 
नाह न चिन्ह काल कि गोर। जलद नेहारि नयने भरु लोर ॥ 
काहां तुहँँ गौरि आराधलि कान | जानलुं राई तोहे मन मान ॥ 

स्वामिक शयन-मन्दिरें नाहि उठश। एकलि गहन कुक्ष माहा लुझ॒३ ॥ ५३ 
पतिकर परशे मानये जज्ञाल | विजने आलिब्वइ तरुण तमाल ॥ 
मुरलि निसान अवण भरि पिवइ। शुरुजन-वचन शुनइ नाहि शुनइ ॥ 
ऐछन जतहु मरम असिलाष | कतहुँ निबेदिब गोविन्ददास ॥ 

| द “- पृदकल्पतरु, पद सं० ३१६ 


१५४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


जाति कुल झील सब हेन बुकि गेल । भुवत भरिया मोर घोषणा रहिल॥। 
कुलवती सती हइया दु कुल दिल दुख । ज्ञानदास कहे दढ़ करि थाक बक ॥* 
सारे सांसारिक संबलों को छोड़कर हृदय कुछ-कुड भयभीत होता है, किन 
वह अपने में हृढ़ता प्राप्त किये रहता है-- ज्ञानदास कहे दढ़ करि थाक बुक। 
यह हृढ़ता प्रेमोदय के साथ ही झा जाती है, क्योंकि जिसने एक बार भी कृष्ण क 
दर्शन पा लिया वह उनकी सुधा को त्याग नहीं पाता । जीते जी यह रस उससे कोई 
छीन नहीं सकता, और न ही वह छोड़ सकता है । कृष्ण के रूप को देखकर कौन 
नहीं अपना सर्वेस्व गंवा बैठता ? राधा अपनी सखी से कहती हैं -- 
कि पेखल कदम्ब-तलाते । 
बिनि परिचय मोर पशन केमन करे जिते कि पारिये पासरिते ॥। 
जे देखाये एकबार से कि पासरये आझार शुधुद सुधार तनुखाबि। 
दास प्रनन्त बले रूप हेरि के नल भले जगते नाहिरू हेन प्राणी ॥* 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कृष्ण आत्मा की शोर भ्राकर्षित होते हैं और 
पूर्णरूप से, उनका प्रेम श्रन्तिम सीमा त# पहुंचा हुआ होता है-- 
बसि मोर पद तले गाये हात देइ छले आमसा किन बिकाइलूं बोल ॥7 
किन्तु आत्मा जैसे सोती रहती है, उस पर निरचेतना का, जड़ता का 
प्रावरण पड़ा रहता है। कृष्ण की ओर से प्रेम पुर्णातया प्रकाशित है किन्तु राधा 
को उसका भात तक नहीं, कोई अनुभूति ही नहीं है उस प्रेम की उन्हें ! 
सुन्दरि तुहु बड़ि हृदय पाषारत । द 
कामुक नवमि दशा हेरि सहचरि धरइ न पार पराख हर 
किन्तु भागवत-प्रेम इतना बशक्त होता हैं कि देर से सही, आत्मा उस प्रेम 
का प्रत्युत्तर देने को बाध्य हो जाती है। यह सत्य है कि आत्मा की श्रोर से परमात्मा 
के प्रति प्रेम किवा परमात्मा की ओर से आत्मा के प्रति प्रेम एकाज्ी नहीं रह पाता, 
वह बिना अ्त्युत्तर उत्पन्न किये नहीं रह सकता । दोनों में एक-दूसरे से मिलने की 
तीत्र उत्करठा होती है। हो सकता है कि आरम्भ में आत्मा के प्रेम को हृढ़ एव 
सुदीक्त करने के लिए परमात्मा छिपा रहे, कुछ काल तक विरह तीन करने के लिए 
सम्भव है कृष्ण, मीरा बाई के प्रति बाह्मतः अवज्ञा प्रकट करे; किन्तु अन्त तक ऐसा 





१--पदकल्पतरु , पद सं० १२३ 
२--वही--पद सं० १२४ 
३--वही--पद सं० १४४ 
४--वेंही--पद सं० 8७ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम .... १५५४५ 


नहीं रह पाता । प्रेम की शिखा प्रोज्वल होकर जब सारी सांसारिक एषणाशओं को 
भस्म कर देती है तब कृष्ण का प्रतिदान सम्भव ही नहीं, भ्रवश्यम्भावी है । बद्धला- 
पदावली में आत्मा-परमात्मा दोनों ओर से प्रेम की प्रबलता व्यज्जित हुई है। राधा 
को कृष्णा से मिलने की जितनी तीज्र उत्कश्ठा है, कृष्ण को भी राधा से मिलने की 
उतनी ही तीज उत्करठा है--- द 

ए सखि विह्ठि कि पुरायब साधा । हेरब पुत्र किये रूपनिधि राधा ॥ 

यदि भोहे न भिलब सो वर रामा। तवे जिउ छार धरब कोन कामा ॥* 


श्रीकृष्ण भी भक्त के अन्तराल-निकृञज में कातर भाव से उसके वहाँ आने 

का पन्‍थ निहारते हैं ।* व्यक्ति की बाह्यचेतना जब तक भ्रन्तमंखरी हो भ्रात्मगत नहीं 
होती, तब तक कष्ण-मिलन असम्भव है । 
अभिसार ' 
.._नवराग से स्फूर्तिशील आत्मा सारी बाधाओं को पैर के नीचे कुचलती, 
रॉदती, पथ विषथ के भय से मुक्त होकर, कृष्ण से मिलने भ्रकेले चल पड़ती है । 
प्रम-साधना के विश्न-संकुल पथ को प्रेम के श्रायुध से काटती हुईं राधा, कृष्ण के 
निकट अभिसार करती है--- 

नव श्रनुराणिनी राधा। कछु ताहि सानये बाघधा॥आ 

एकल केयलि पयान । पन्‍थ दिपथ नाहि. मान॥ 

विधिव विथारित बाद। प्रेमक भायुध काट ॥ * 

प्रेम-मार्गं की साधता के विप्न-बाधाओं का वर्णन साड्ूतिक रूप में किया गया 
है। भगवान्‌ से मिलने का मार्ग आसान नहीं है। मार्ग अ्रन्तर-बाह्य के अज्ञान- 
प्रन्धकार से परिपुरित है और भयानक शक्तियाँ उस ओर के प्रयाण को अवरुद्ध 
करना चाहती हैं। इन शक्तियों का प्रतीक सप॑ है जो साधक के पैरों को जकड़ना 
चाहता है। इतना ही नहीं, निरन्तर वर्षा होने के कारण पथ में फिसलमे का भय 
है। श्राधिदेविक शक्तियाँ भी आधिभौतिक सर्पो की भाँति साधक को विचलित करना 
चाहती हैं। मार्ग में फिसलन की आशज्धा तो है ही, साथ ही वह कश्टकाकीरां भी 
है--अन्य कष्टों से मन को जजंर कर देने वाला भी । किल्तु कृष्ण के दर्शन की 
झाशा में मार्ग के दुःख, दुःख नहीं लगते । पथ की सारी बाधाएं चित्त पर नहीं टिक 
१--पदकल्पतरु, पद सं० ६६७ 
२-ऐछलन कुर्ज एकलि बनमालि । 
अन्तर जर जर पंथ नेहारि--वही, पद सं० ६६१ 

३--वही, पद सं० ९६७ 


१५६ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिवारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


पातीं । कृष्ण का झावाहन सुनकर राधा गृह के सीमित सुखों को तलिलाजञ्जलि दे 
दुरन्त पथ पर अभिसार के लिए आरुढ़ हो जाती हैं-- 

साधव कि कहब देव-विपाक । 

पय-श्रागमन कथा कत ना कहिब हे यदि हम सख लाखें लाख ॥ 

मन्दिर तेजि जब पद चारि आआउलं निश्षि हेरि कम्पित श्रद्धा । 

तिमिर दुरन्त पथ हेरइ न पारिये पदुगे बेड़ल भुजड्भधः॥ 

एके कुल कामिनी ताहे कुहु यामिनि घोर गह॒न श्रति दूर । 

श्रार ताहे जलधर बरिखये भार भार हाम जाउब कोन पूर ॥ 

एके पद-पंकज पंके विभूषित कंठके जरजर भेल। 

ठुया दरशव-प्राशे कछू नाहि जानलूं चिर दुःख श्रब दूर गेल :। 

तोहारि मुरलि जब श्रवण प्रवेशल छोड़लूं गृह-सुख श्रास । 

पन्‍थक दुख तुण-हु करि न गनले कहुतहि ग्रोविन्दास ॥* 

कभी-कभी अभिसार का पथ शान्त एवं स्वच्छ भी होता है, जैसे शुक्लाभिसार 
में । किन्तु पथ चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, अ्भियार।के लिए तो राधा जाती ही 
हैं। कंटकाकीरां मार्ग उन्हें विचलित नहीं कर पाता | एक बार जब घर का प्राज़ण 
छोड़कर वह बाहर निकलीं, सीमा से ग्रसीमता के पथ पर आ खड़ी हुई, तब उन्हें 
पथ-विपथ का विचार नहीं रह जाता । एकाकिनी आत्मा कष्ण-सिलन के मनोरथ 
पर चढ़कर सभी दुस्तर मार्गों को पार कर लेती है ।* क्योंकि कृष्णा से मिलकर पथ- 
जनित सारा क्लेश मिट जाता है । 

हेरि राधा मोहन सोइ सुशोभन सीटब पुरुवक दुख । 

इस अभिसार के फल में पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण से साक्षात्कार होता है । उनके 
अनुपम रूप एवं अमाप प्रेम को पाकर राधा अभिसारकालीन सारे कष्टों को भूल 
जाती हैं। रह जाता है केवल अगाध, अ्रपरिसीम श्रानन्द । 
मान 

परन्तु प्रथम मिलन में आनन्द की प्राप्ति होने पर भी दुःख की निःशेष 
निवृत्ति नहीं हो पाती । कारण आत्मा के उज्ज्वल प्रेम में कुछ मलिनता शअ्रवशिष्ट रहती 
है, उसमें अहं का आवरण रहता हैं। इसलिये भगवद्येम में भी राधा के 'मान! की 








१--पदकल्वतरु, पद स॑ं० 8७६ 
२--विषधर भरल दुतर पथ पांतर एकलि चललि तजि गेह | 


चढलि मनोरथे दोसरे मनमथ पन्थ विपथ नाहि मान ॥--वही, पद सं० १००८ 
३--वही -पद सं० १ ०४२ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रमे १५७ 


ग्रवतारणा हुई । राधा, कृष्ण के बहुनायकत्व पर अ्रकारण या सकारण रूठ जाती 
हैं, रूठ ही नहीं उन्हें कृष्ण से प्रेम करने का पश्चात्ताप तक होता है; किन्तु उनकी 
यह आात्मकेन्द्रिता अज्ञानजन्य है, सीमित बुद्धि का परिणाम है। वस्तुतः एक ही 
पराशक्ति विभिन्न जीवों में अपना प्रकाशन करती है, और इस विविध पराशक्ति के 
साथ ही श्रीकृष्ण आत्मक्रीड़ा करते हैं। अपने ही बिम्ब होने के कारण क्ृष्ण सभी 
जीवों में अपना प्रतिबिम्ब खोजते हैं, यह प्रतिबिम्ब खोजना या देखना ही भगवान्‌ 
का जीव के प्रति अनुग्रहपूर्ण प्रेम है। सभी कृष्ण के अंश हैं, सब पर उनका समान 
प्रेम रहता है। इस सत्य को भूल जाने पर जीव में मम से प्रेरित 'मान' का दुःख 
उत्पन्न होता है। मान में गव॑ भी निहित रहता है। यह गये क्ृष्णप्रेम में बाधक 
होता हैं। मान, कोप, गवं, अधिकार भावना के द्योतक हैं और भगवत्प्रेम में आात्म- 
समर्पण प्रमुख हैं, अधिकार भाव तो अ्रहं का एक संकुचित और तुच्छ रूप हैं । यह 
ग्रहुं-जन्य अज्ञान असीम को केवल अपने में ही बाँध रखना चाहता है, इसलिये राधा 
मानवती हो उठती हैं। जीव के इस अज्ञान को कृष्ण दूर करने का प्रयास करते हैं, 
तत्वज्ञान से नहीं वरन्‌ अपने प्रेमातिशय्य से । राधा का दोष अपने ऊपर आरोपित 
कर स्वयं अपने को कृष्ण अपराधी मान लेते हैं, तब कहीं राधा का अभिमान 
विगलित होता है, तब कहीं उनका मान भद् हो पाता है । कृष्ण कहते हैं कि राधा 
उन्हें छोड़़र सुखी रह सकती हैं क्योंकि अज्ञानी जीव स्वरूप-विस्मृति में भी सुख 
मानता है, परन्तु कृष्ण उन्हें उस परिस्थिति में नहीं रहने देना चाहते । वह सदैव 


जीव की श्रोर उन्मुख रहते हैं--- 
सुन्‍्दरि दूर कर बिपरित रोष । 


तुहु जब सोहे छोड़ सुख पाउबि हाम नाहि छोड़ब तोंय। 
तुया पद-नख-मरखि-हार हृद्यथ धरि दिशि दिशि फीरब रोय ॥ 
एत शुति मानिनि ऐछे कातर बानी श्राकुल थेह ना पाय । 
अ्रभिमान परिहरि बेठलि सुन्दरि श्राध नयाने मुख चाय ॥ 
नाह रसिकवर कोरे आगोरल दुहुक नयने झारु वारि। 
दुहु करे डुहुक नथन-लोर भोछद् उद्धवदास बलिहारि ॥* 
श्रीकृष्ण जानबूक कर एफ के सम्भोग चिह्नों से रज्ञित होकर श्रन्य के पास 
जाते हैं। उनके इस व्यवहार से गोपियाँ खिन्न होती हैं किन्तु कृष्ण का प्रबलतम 
आ्राकषंण उन्हें अधिकार भावना से ऊपर उठाता है। इसीलिये जब कृष्ण मथुरा 
चले जाते हैं तब सब विरह दु:ख में स्पद्धशून्य हो, समानरूप से कातर हो जाती 





१--पदकल्पतरु, पद सं० ५६७ 


१ भ८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और बैतन्य-सम्प्रदा्ये 


हैं। उनका प्रेम विवशता को पहुँच जाता है और इसलिये उसमें भ्रह स्वभावत: विलीन 
हो जाता है । 
माथर--माथुर विरह आत्मा की उस अवस्था की बेदना है जिसमें वह 
कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कर पाती । यह माथुर गीत उन अंधेरी गहराइयों के गीत 
हैँ जहाँ कृष्ण का प्रकाश श्ननुभृत नहीं हो पाता । इस विरहातिरेक में राधा का शहं 
परंरूप से नष्ट होजाता है, उन्हें एकमात्र श्रीकृष्ण की ही स्मृति रहती है, अपनी 
नहीं । कृष्ण के अ्रभाव में सारा जगतू शुन्य प्रभासित होता है। देह-मन-प्राण की 
प्राकत गतिविधियाँ निश्चल होकर केवल कृष्ण के संयोग को ही उत्करुठा में स्पन्दित 
रहती हैं अन्यथा उनका प्राकृत रूप 'मरण' दशा को पहुँच जाता है। केवल कृष्ण- 
मिलन की भाशा से ही राधा का अस्तित्व रहता है, संसार के लिये वे ज्रियमाण 
हो जाती हैं। उनका आत्मसम्पंण निःशेषरूप से सम्पादित होता है। 
पुनमिलन--भक्त के इस निःशेष ग्रात्मसमपंण के प्रत्युत्तर में, उसको 
सर्वाज्जीण भ्रहं-शून्यता में श्रीकृष्ण पुनः प्रकट होते हैं और राधा से उनका मिलन 
चिरन्तन हो जाता है। जो सम्बन्ध केवल आत्मा में चिर था वह रुपान्तरित देह, 
मन, प्राण में भी चिर-प्रकट हुआ रहता है। यही श्रीकृष्ण के गोपन का रहस्य है, 
यही साधना की चरम परिणति है। राधा के व्यक्तित्व के समस्त अबयवों में कृष्ण 
समा जाते हैं । उनकी स्थिति उस कीट की भाँति हो जाती है जो भृज्धकाचिन्तन 
करते-करते तद्गप भूज़ ही बने जाता है। आत्मा-परमात्मा का भेद में अभेद 
सम्बन्ध पूर्णरपेण स्थापित हो जाता है। राधा-कृष्ण, तन मन प्राण सबसे एकाकार 
हैं। इस चिर मिलन को समृद्धिमान्‌ सम्भोग कहा गया है। उनका मिलन शाहइवत हो 
जाता है, जीव का भगवान्‌ से फिर कभी वियोग नहीं हो सकता। अरब आनन्द 
निरन्तर समृद्ध होता जाता है। राधा कृष्ण से कहती हैं : 
शुन शुन हे परान पिया। 
चिर दिन परे पाइयाछि लागि आर ना दिब छाड़िया ॥ 
तोमाय झामाये एकइ पराण भाले से जानिये श्रामि ॥ 
 हियाय हुइते बाहिर ह॒इया कि रुपे श्राछिले तुमसि॥ 
जे छिल श्रामार करमेर दुख सकल करिलूं भोग। 
.. आर नम करिब श्रांखर झ्राड़ रहिब एक जोग ॥* 
वललभ-सम्प्रदाय में गोपीभाव ः द ; 
गोपीभाव में जिन लौलाओं का वर्णान है, वे कविकल्पना की उदभावंनायें 





शलल पदकल्पतरूु, पद सं० २००६ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रमे १५६ 


नहीं हैं, वे रहस्य में भरपूर हैं। उतका आध्या-मक संकेत छूपा हुआ है, भ्रप्रकट है। 
श्रतिसाधारण तथा नितान्‍त लौकिक लीलाश्ों में भी गूढ़ दार्शनिक सत्य, श्राध्यात्मिक 
व्यञ्जना है जिसे दृष्टि में रखकर अथवा जिसे अनुभव कर भक्तकवि भगवल्लीला के 
गान में प्रवत्त हुये थे । वेद मन्त्रों पर भी लौकिकता का झ्रारोपण लगाया जाता रहा 
है, किन्तु उन मन्त्रों में अध्यात्म जीवन की कितनी गहराइयाँ खोई पड़ी हैं, यह श्राज 
समभा जाने लगा है। पुराणों में वही प्रतीक शैली, कथा के रूप में सुरक्षित कर ली 
गयी । यद्यपि आज उन प्रतीकों को प्रथम दृष्टि में खोज पाना आसान नहीं रह गया, 
क्योंकि वैदिक युग की विचारधारा अब लुप्तप्राय हो चली है, फिर भी यदि ऋचाग्रों 
में इज़ित कुछ शब्दों का साझ्ूतिक श्रथं समझ लिया जाय तो कृष्ण कथा सम्बन्धी 
कुछ उपकरणों का आध्यात्मिक भ्र्थ स्पष्ट हो जाता है। वेद के अ्रतिरिक्त योगपरक 
चेतनाकेद्ध जेंसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मशिप्र, अ्रनाहत आदि को दृष्टि में रखने से 
कृष्णुलीला का कुछ रहस्य आाइचर्यजनक रूप से उद्घाटित होने लगता है। कहा 
नहीं जा सकता कि बुद्धि की प्रक्रिया से भ्रन्वेषित ये निष्कर्ष कहाँ तक ठीक हैं, किन्तु 
उनका युक्तिसद्भुत अर्थ निकल आता है, बुद्धि के लिए इतना ही यशथेष्ट है । 

श्रीकृष्ण की लीला का धाम गोलोक है, उनकी लीला में भाग लेने वाले 
पात्र हैं गोप-गोपी । गो शब्द का क्‍या अर्थ है ? यदि “गो का श्रर्थ हम केवल 
इन्द्रियाँ लेते है तो सम्पूर्ण कृष्ण कथा इन्द्रियों के परमानन्द दशा को प्राप्त करने के 
प्रतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाती, जो कि विश्वास करने योग्य नहीं जान पड़ता । 
परमानन्द की प्रासि क्‍या केवल व्यक्तित्व के एक ही श्रद्ध से होती है, वह भी चेतना 
की सबसे निम्न अभिव्यक्ति-इन्द्रिय से ? क्या एकदम अ्रधश्चेतना पर ही भ्रवलम्बित 
होकर अ्रमृतस्वरूपा दिव्यभक्ति की साधना की जा सकती है ? गो का श्र्थ इन्द्रिय 
स्वीकार कर लेने पर तो ये निष्कर्ष निकलते हैं। सत्ता के भ्रन्य परिष्कृत अंशों का 
क्या साधना में सर्वप्रथम उपयोग स्वाभाविक नहीं है? यदि हम वेदमन्त्रों पर 
दृष्टिपात करते हैं तो गो” शब्द का अत्यन्त व्यापक अथे प्राप्त होता है। ऋग्वेद में 
गो! प्रकाश, ज्योति श्रर्थात्‌ सत्य चेतना किंवा आ्राध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक है । 
वल ,श्रसत्‌ शक्ति) गौओ्नों को तिरोहित कर देता है, गोप इन्द्र इन्हें मुक्त करते हैं । 
गो शब्द बेद में सूय॑ तथा उषा के साथ सतत वर्तमान है। कहा गया है उषा विश्व 
के लिए गौझों को खोल देती है, वह गोमती है, अद्ववती है। दो एक स्थलों पर 
एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि “गो” प्रकाश की किरणे हैं ज॑से--प्रति भद्रा 
प्रहक्षत गयां सर्गा न रक्मय: ।* इससे भ्री श्रधिक स्पष्ट यह मन्त्र है। 





१--कऋम्बेद ४५२४--ऑऔंध (जि० - सतारा) के स्वाध्याय मण्डल द्वारा प्रकाशित वि० सं० १६६३६ 


१६० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


से ते गाइस्तम प्रावतंयन्ति ज्योतिर यच्छन्ति ॥* 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गोलोक ज्योतिर्मय चेतना का लोक है तथा 
गोप-गोपी उस चेतना को धारण करने वाले व्यक्ति हैं। गोपीभाव की साधना उस 
दिव्यप्रकाशमयथी चेतना से मन, भ्राण तथा इन्द्रियों के खूपान्तर की साधना है। 
रुपान्तर तो मनस से आरम्भ होता है, फिर वह प्राए!जगत्‌ (संवेग, मनोराग, आ्रावेग) 
पर उतरता है, अन्तिम दकश में इन्द्रियों को भी वह भ्रपनाता है । 

साखनचोरी--गोपी-कृष्ण लीला माखनचोरी से श्रारम्भ होती है । घृत, जो 
मक्खन का ही अधिक परिष्कृत रूप है, वेद में विचार किवा परिष्कृत बुद्धि के सन्दर्भ 
में प्रयुक्त किया गया है। एक मन्त्र में शरत्यन्त स्पष्ट करते हुए बुद्धि (धीषणा) को 
धृतरूप कहा गया है--वैश्वानराय धीषणामृतावृध वृत न पूत मस्तेयजनामसि 82828 
दही, इसी मानसिक चेतना के प्रकाश में आरोहरा करती हुई दशाश्रों के प्रतीक 
माने जा सकते हैं। दधिमन्थन, बुद्धि किवा विचारशक्ति का मनन्‍्थन है जिसके 
फलस्वरूप मवखनझूपी शुद्ध मानसिक चेतना प्राप्त होती है। कृष्ण के प्रति आकर्षण 
शुद्ध विचारों के कारण जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं कि उन्हें मेवान्यकवान उतना 
रुचिकर नहीं है जितना मकंखन । इतना सुनते ही ग्वालिन मन में यह अभिलाषा 
करती है कि कब क्ृष्ण उसका मक्खन खाने श्रावे । वह अपने विचारों को श्रौक्षष्ण में 
समपित करने को उत्सुक हैं। अन्तर्यामी प्रभु साधक के मन की अभीष्सा जान लेते 
हैं-सूरदास प्रभु अ्रन्तरजामी ग्वालिन मत की जानी” और उसे पूर्ण करते हैं-- 
गए स्थाम तिहि ग्वालिनि के घर ।* सानसिक विचार जब परिष्कृत होकर कृष्ण के 
आस्वादन के योग्य तथा उनके द्वारा रस लिए जाने के योग्य हो जाते हैं तब उनमें 
प्रेम भी उत्पन्न होने लगता है। मानसी प्रेम, हृदयजन्य प्रेम में परिणत होने लगता 
है । कृष्णा को मक्खन खाता देखकर, अ्रपने विचारों को कृष्ण द्वारा श्रपनाया जाता 
देखकर, भ्रक्त का हृदय उललसित हो उठता है और उसके हृदय का भावबन्ध भी टूट 
जाता है--उमज्ि अद्भ अज्धिया उर दरकी, सुध बिसरी तन की तिहिं झौसर ।' 
अ्रद्धिया का दरकना भावचेतना का लौकिक बन्धनों से मुक्त होना है। आध्यात्मिक 
काव्य में वस्त्र सदैव भ्रावरण किवरा बन्धन के प्रतीक माने गये हैं। जो वस्त्र जहाँ 
धारण किया जाता है वह वहाँ की चेतना का रूपक बना लिया गया है, जेंसे भ्रड्धिया 
का स्थान कर॒ठ से हृदय तक के प्रदेश में है, यौगिक दृष्टि से देह का इतना हिस्सा 





१--ऋग्वेद ७७६२ ओंघ (जि० सतारा) के स्वाध्याय मण्डल द्वारा प्रकाशित / विं० सं० १६६६. 
२--ऋग्वेद ३३।१ ऑंध (जि० सतारा) के स्वाध्याय मण्डल द्वारा प्रकाशित, वि० स॑० १६६६ 
र-सरसागर, पद संग दकहे .. -« 


भक्ति-साधना एवं विकास-करम १६१ 


वाह्ममनस्‌ तथा उच्चतर प्राणचेतना ( जिसके श्रन्तगंत संबेग आते हैं) का अ्धिष्ठान 
है। मानसिक प्रेम जब इस संवेगात्मक प्रेम को जागृत करता है तब एक क्षण 
के लिए देह चेतना विस्मृत हो सकती है--सुधि बिसरी तन की तिहि झौसर', 
किन्तु दैहिक वासनाओं का रूपान्तर एक ही दिन में नहीं हो जाता, साधना की 
प्रपरिपक्वावस्था में मन भले ही भगवान्‌ से झाकषित हो, देह श्रपनी प्राकृत गतियों 
में भूला रहता है । इसी की ओर इज़्ित करते हुए कृष्ण भोले भाव से कहते हैं कि 
खालिन ने दही में पड़ी चींटी को मुफ्त में ही उनसे बिनवा लिया, कृष्ण तो उसकी 
सेवा में लगे थे और वह अपने पति के सद्भ सो रही थी।* पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
व्यक्ति की चेतना को दोषमक्त करने में लगे रहते हैं और व्यक्ति उस महत्सेवा से 
बेखबर वासनाओं में लिप्त रहता है । 

चीरहरण--मन का कृष्ण में समपित होना ही यथेष्ट नहीं है। मन के साथ 
ही सत्ता के श्रन्य वाह्मांगों-प्राणा, देह-का समपंण भी अपेक्षित है। सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व का संस्कार करके ही कृष्ण उसे अपने योग्य, चिद्रूप बना लेते हैं। माखन- 
चोरी के पश्चात्‌ गोपियाँ यह संकल्प करती हैं कि कृष्ण उन्हें सर्वात्ममाव से, पतिरूप 
में प्रात हों । वे एक वर्ष तक तन-मत्र से इसी संकल्प का अनुष्ठान करती हैं, ब्रत- 
पारायण में लग जाती हैं।इस तपद्चर्या के द्वारा कृष्ण प्राप्ति के लिए वे कृत-संकल्प, 
हृढ़-मति होती हैं ।* 

यमुना आध्यात्मिक चैतन्य का प्रवाह है, वह ग्राध्यात्मिक प्रेम किवा आनन्द 
की प्रतीक हैं ।* नीलारज्भ मनसोपरि चेतना तथा आध्यात्मिक आनन्द का प्रतीक 
होता है । हितहरिवंश जी ने यमुना को भगवत्कृपास्वरूपिणी विशुद्ध भक्ति तथा 
परात्पर रस कहकर सम्बोधित किया हैं |? कृष्ण की छेड़छाड़ अधिकतर यभुनातट 
पर ही होती है, भ्राध्यात्मिक चेतना के प्रदेश में ही कृष्ण॒-प्रेम उद्बुद्ध होता है। 
गोपियाँ यमुनारूपी आध्यात्मिक-चेतना-प्रवाह में नित्य स्नान करने आती हैं । 





!--दवि में पड़ी संत की मोपै चीटी सब कढ़ाई। | 

टहल करत मैं याके घर की यह पति सज्ञ मिलि सोई ॥--सूरसागर, पद सं० ६४० 
२--वृथा जनम जग मैं जिनि खोबहु, हां अपनों नहि कोइ। 

तब प्रतीत सबहिनि को आई, कीन्‍्हों दृढ़ विस्वास। 

सूर स्थाम सुन्दरि पति पावें यही हमारी आस॥ वहीं, पद सं० १३६८१ 
३--रविजा आनन्दरुपिणी बिवि रुचि ले ढरनी ॥--३नदावन जसप्रकास, ९० ९४ 
४--वहन्तिकां श्रियां हरेसृदा कृपा-स्वरूपिणीं, क्‍ 
विशुद्धमक्तिमुज्वलां परे रसात्मिका विदुः ।>अम्॒नाष्टक, श्लोक ५ (हितहरिवंश) 
११ 


१६२ भव्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदो्य 


गेह-नेह को भूलकर वे षद्‌ ऋतुओ्रों में तप करती रहीं--छहों रितु तप करति नीकें, 
गेह नेह बिसारि ।! जब वे यमुता जल में निमस्न थीं, अ्रतिमन में प्रविष्ट थीं, तब 
श्रीकृष्ण उनकी अ्रभीष्सा के प्रत्युत्तर में प्रकट हो गये श्रौर उनकी पीठ का मर्दन 
करने लगे ।* पीठ-मर्दन का तात्पये वाह्य-चेतना पर कृष्ण चेतना का दबाव है 
क्योंकि पृष्ठभाग में अत्यन्त बहिरज़-चेतना का अधिष्ठान होता है। वाह्म-चेतना जब 
कृष्ण-संस्पर्श प्रास करती है तब कृष्ण-प्रेम मनसपरक ही न रहकर हृदयगत-भाव 
भी हो जाता है--कछु दिन करि दधि-माखन चोरी, भ्रब चोरत मन मोर ।'* मन 
के अपहरण से गोपियों का मन संसार तथा गरृह-व्यवहार से उचट जाता है। कृष्ण 
में जब मन के भाव लग जाते हैं तब वे किसी की बात नहीं सुनतीं, प्रातः उठते ही 
यमुना तट की शोर चल देती हैं । 

नित्य तप करते-करते जब गोपियों की साधना काफी सुदृढ़ हो चली तब 
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कृष्ण ने एक दिन उनके सारे वस्त्र कदम्ब पर चढ़ा 
दिये । वस्त्र विभिन्न प्रकार की वाह्म-चेतना के प्रतीक हैं जिन्हें कृष्ण अधिमानस के 
कदम्ब पर चढ़ा देते हैं । वस्त्र ही नहीं, अद्भ-श्राभुषण सभी कृष्ण कदम्ब पर श्रठका 
देते हैं।* कञ्चुकी उच्चतर प्राण भ्र्थात्‌ भाव तथा संवेग का प्रतीक है, लहड्भा 
निम्न प्राण तथा देह चेतना का क्योंकि वह कटि से नीचे के अद्भ में धारण किया 
जाता है शौर इस अद्भ में निम्न प्राण, जिसमें नाता प्रकार के ऐन्द्रिय आवेग होते 
हैं, तथा दैहिक चेतना एवं भ्रवचेतन का आवास है । योग की पारिभाषिक शब्दावली 
में मणिपुर-चक्र (नीबी-बन्द) निम्त प्राण का अधिष्ठान है, मूलाधार स्थल देहिक 
चेष्टाओं का तथा स्वाधिष्ठान प्राण एवं देह के मिश्रण से उत्पन्न नाना वासनाश्रों 
का । आभूषण भी, इसी प्रकार, जिस अज्भ में धारण किये जाते हैं उस अज्भ की 
चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं । जैसे हार, कशठ देश से हृदय तक की चेतना का 
प्रतीक है, कण्ठ, वाह्मय-मन का केन्द्र है और वक्ष प्रदेश, प्राणमय आवेगों का । कृष्ण ने 
जब गोपियों को भ्रन्तरमन में डूबा देखा तब उनकी वाह्म-चेतना के समस्त भ्रज्ों का, 


हि लक हिल किक अत 
१--प्रकट भये प्रभु जलहीं भीतर, देखि सबनि को प्रेम । 

मौजत पीठ सबनि के पाछें, पूरन कीन्हों नेम ॥-सरसागर, पद सं० १३८६ 
२--वहीं, पद सं० १३६४ 
३--नैकहूँ कहुँ मन न लागत, काम धाम बिसारि। 

मातु पितु कौ डर न मानति, सुनति नाहिं न गारि । 

प्रातहीं उठि चलीं सब मिलि, जमुन॒ तट सुकुमारि ॥--वहीं, पद सं० १३६४५ 
४उ--बसन हरे सब कदम्ब चढ़ाये । 

सोरह सइस गोप-कन्यनि के, अज्ञ-आभूषन सहित चुराये ॥- वही, पद सं० १४०२ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम.... १६३ 


प्रात्मा पर पड़े हुए बहिमृखी चेतना के सारे आवरणों-अ्रध्यासों का हरण करके 
उन्हें अपनी भ्रानन्‍द चेतना ( कदम्ब ) पर चढ़ा दिया झोर कृष्ण उस ऊध्वंमन में 
स्थित होकर गोपियों का निरीक्षण करने लगे | जब गोपियाँ यमुनाजल से, ग्राध्या- 
त्मिक चेतना से, निकलकर तटरूपी वाह्य-चेतना में झ्राती हैं तो अपने वस्त्र वहाँ 
नहीं पाती । कुष्ण उतका आवाहन करके कहते हैं कि वस्त्र तट पर नहीं ऊपर हैं, 
वाह्मयचेतना में नहीं, ऊध्व॑ चेतना में अठके हैँ । देहबद्ध चेतना के अध्यासों से मुक्ति 
के लिए जो ब्रत गोपियों ने लिया था, वह कदम्ब पर फल रहा है, अतिचेतन में 
श्रीकृष्ण ने उसे पहुँचा दिया । श्रीकृष्ण कहते हैं कि ऊध्वे बाहु करके सब प्रकार के 
प्राच्छादन से रहित होकर गोपियाँ उनकी वन्दना करें तब वस्त्र पुनः मिलेगा | हाथ 
को ऊपर उठाकर प्रार्थना करना देहबद्ध चेतना (6000060 (:078८0प87685) 
की उध्व॑ भ्रमीप्सा का प्रतीक है । पहिले गोपियाँ ऐसा नहीं करतीं, वे आच्छादनों 
को छोड़ने से हिचकती हैं, कहती हैं कि भ्रधिक बद्ध करनेवाली चेतना को हम 
तुम्हें दे देते हैं, जो आवरण कुछ कम बद्ध करता है उसे हमें दे दो--चोली हार 
तुर्माह कौ दीन्हों, चीर हर्माह द्योडारी। किन्तु कृष्ण स्वीकार नहीं करते, 
बह कहते हैं कि सब प्रकार का श्रोट दूर करो, जो मैं कहता हूँ वह करो | श्रन्तमंन 
में ही नहीं, वाह्य-चेतंना में भी मुझे प्राप्त करो, तट पर आकर मेरी वन्दता 
करो, तब मैं तुम्हारी समस्त चेतना को दिव्य बनाकर वापस कर दूँगा और तुम 
उन्हें मेरे आनन्द के लिए धारण करना ।* साधना के क्रम में प्रायः ऐसा देखा 
जाता है कि जब तक भक्त अन्तर्चेतना में निमज्जित रहता हैं तब तक वह वाह्म- 
व्यक्तित्व को भूला रहता है, किन्तु वाह्य-चेतना में आते ही वह पुनः उन जड़ 
संस्कारों को धारण कर लेता है। श्रीकृष्ण गोपषियों को ऐसी शअ्रधुरी भक्ति 
नहीं करने देना चाहते, वे उनके शअ्रन्तर्वाह्मय की समग्रता को अतिचेतन से 
आप्लावित करना चाहते हैं। जब तक वाह्य-चेतना का रूपान्तर नहीं हो जाता 
तब तक अन्तर्वाह्य चेतना का सामझञ्जस्य नहीं स्थापित हो पाता। इसलिए कृष्ण 





१--आपु कदम चढ़ि देखत स्थाम । 

बसन अभूषन सब हरि लीन्हें, बिना बसन जल भीतर बाम ॥--सरसागर, पद सं० १४०३ 
. २--लाज ओट यह दूरि करो । 
जोइ मैं कहों करो तुम सोइ, सकुच बापुरिहं कहा करो ॥ 
जल तें तीर आइ कर जोरहु, में देखों तुम बिनय करो। 
पूरन त़्त अब भयौ तुम्हारी, गुरुनन-सझ्छा दूरि करो। द 
सूर स्याम कहैं चीर देत हों, मो आगें सिज्ञार करो ॥-वही, पद सं० १४०८ 


१६४ मेध्ययुगीन हिन्दी कृष्णु-भक्तिधारा श्रौर चैतन्य-सम्प्रदोय 


एक बार गोपियों की आत्मा पर पड़े हुए सारे आवरणों का उच्छेदन कर देते हैं, 
इस उच्छेदन के पदचात्‌ ही वाह्यम-व्यक्तित्व को अपने दिव्य संस्पश से पत करके 
उसे पुनः धारण करने को देते हैं। यदि वे देह, मन, प्राण के वस्त्रों कों दिव्य 
करके न दे तो उनकी लीला का उद्देश्य पूरा नहीं होता, क्योंकि शेष व्यक्तित्व 
को छोड़कर केवल आत्मा से ही ब्रह्म में मिल जाना अद्वेत अनुभूति को जन्म 
देगा, लीला की द्वंताइंत अनुभूति को नहीं। इस भस्तर्वाह्म के एकाकार होने 
पर साधना सार्थक एबं कृतार्थ होती है, वाह्य-चेतना में हढ़ता शञ्रा जाने पर ही 

कृष्ण प्रकट होते हैं, फिर वे जीव से दूर नही रहते । * 
पनघट लीला--चीर-हरण के पढदचात्‌ पनघट का प्रसद्ध आता है।*९ 
जमुना-जल से घट भर लेना आध्यात्मिक श्रानन्‍्द से शरीर बद्ध चेतना (7790060 
(4078८0787655) को भर लेना है। घट सन्‍्तों की पारिभाषिक भाषा में सदैव 
देहधारी चेतना का प्रतीक रहा है --फूटा घट जल जलहि समाना ।! श्रीकृष्ण का 
कड़ूड़ से गगरी तोड़ डालना, इसी देह बद्ध चेतना को तोड़ देना है, देह की सीमा का 
टूठना है। किसी-किसी की वे गगरी ढरका देते हैं, तोड़ते नहीं कदाचित्‌ इसलिए 
कि उस गोपी की देहबद्ध चेतला-इस योग्य नहीं होगी कि वह दिध्य आनन्द को 
ग्रपद्धूल रखकर अपने व्यक्तित्व में समा सके । हो सकता है कि उसका व्यक्तित्व 
ग्राध्यात्मिक प्रेम को धारण करने योग्य न हो। पनघट प्रज्भस में चोलीबन्द तोड़ने का 
प्रसज्भ भी श्राता है। चोलीबन्द प्रनाहत चक्र की भाव चेतना का बन्धन है, जो 
योगिक शब्दावली में विष्णु-प्रन्थि कहलाती है, जिसे कृष्ण तोड़ देते हैं या खोल देते 
हैं। उसी प्रकार नीबी-बन्धन तोड़ना भी निम्न चेतना की रुद्रग्नन्थि को काट देने का 

प्रतीक है । हरिव्यास देवाचार्य ने होली के प्रसद्भ में कहा है-- 
चांचरि माची मैन की, हो हो हो मुख बोल । 
सब ग्रुन रूप भ्रचागरे, तन मन ग्रन्थिन खोल ।* 


>६ >६ >< 
मन की ग्रंथि चोलोबन्द है, तन को. नीबीबन्ध । 





१--अब जत करि तुम तनुहिं न गारौ। मैं तुमतें कहुँ होत न न्यारो ॥ 

मौहि कारन तुम अति तप साध्यौ । तन मन करिमोकों आराध्यौ ॥ 

सूरस्याम जन के सुखदाई। दृढ़ताई में प्रगट कन्हाई।॥ “»सेरसागर, पद सं० १४१ 
२--बंसन हरे गोपिन सुख दीन्हों। सुख दे सबकौ मन हरि लीन्हों ॥ 

जुवतिनि के यह ध्यान सदाई। नैकु न अन्तर होहिं कन्हाई॥ 

घाट बाट जमुना तट रोकें। मारग चलत जहाँ तहँ ठोकें | -- वहीं, पद सं० २७०८ 
३--महावाणी--उत्साइसुख, पद सं० २ ३, ६० दुं८ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १६४५ 


दानलीला--वाह्म-व्यक्तित्व के सामान्य समपंण के परचात्‌ भी सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म कुछ अवयव समपंण के लिए बच रहते हैं। देह व्यक्तित्व का सबसे नि३चेतन, 
जड़ तथा स्थूल अंश है । वह सबसे अन्त में समपंण करता है। दानलीला के मिस 
श्रीकृष्ण इस देह चेतना का समपंण करवाते हैं। वह कहते हैं कि मैं सामान्य रूप से 
भौतिक चेतना का समपंण पाकर सनन्‍्तुष्ट नहीं हो गया, स्थूल देहचेतना के समस्त 
ग्रधिष्ठानों का दान लूँंगा-- लि हों दान सब अंगनिकों, यौवन का दान लूगा--जोबन 
दान लेऊँगौ तुम सां । शरीर के श्रद्भ-प्रत्यड्भ की चेतना का समपंण श्रीकृष्ण माँगते 
हैं ।* ग्रभी तक गोपियों ने अत्यन्त स्थुल चेतना का समपंणा नहीं किया था, यह भ्रन्तिम 
व्यवधान उनके और श्रीकृष्ण के बीच बना हुआ था । कृष्ण कहते हैं कि मैं केवल 
दूध, दही, घृत (मानसिक चेतना) का समपेण लेकर कया करूँगा, जिस यौवन रूप 
को छपा रक्‍्खा है उसका समपंण क्‍यों नहीं करती, हे मृढ़ (अयानी, ग्वालिन, मुझ 
से यह अन्तर क्‍यों रखती हो ।* कृष्ण स्पष्ट व्यज्भ करते हैं कि मैं मक्खन दही लेकर 
क्या करूँ, तुम यौवन का लोौकिक-व्यापार करती हो, यह नहीं जानती कि मैं इसका 
श्रधिकारी हूँ ? मैं नित्य यह सोचता हूँ कि भ्रब तुम मुभसे इस यौवन को ले लेने के 
लिए कहोगी, किन्तु तुमने ऐसा अभी तक नहीं किया । श्रब तक तो तुम अन्य 
लौकिक व्यक्ति से इसका व्यापार करती रही हो, ञ्राज मैं सबका लेख! करूँगा । * 





१-लैहों दान सब अब्ग अद्ज कौ । 
गोरे .भाल लाल सेन्दुर छवि, मुक्ता बर सिर सुभग मन्न को ॥ 
. नकबेसरि खुटिला तरिवनि की, गर हमेल, कुच जुग उतह्न की । 
- कण्णसिरी दुलरी, तिलरी--उर मानिक--मोती-हछार रह्ञ को ॥ .... 
बहु नग जरे जराऊ शअन्लिया, भुजा बहूँटनि, बलय सक्ल को । 
कटि किंकिनि को दान जु लैहों, जिनही रीकत मन अनज्ञ को ॥ 
जे हरि पग जकरयौ गाठढें मनु, मन्द मन्‍्द गति इहिं मतज्ञ को । 
जोबन रूप अकह्ल पार्टबर, सुनहु सूर सब इहि प्रसन्न कौ ॥--सरसागर, पद सं० २०६३ 
२--कहा करों दधि-दूध तिहारों, मोसों नाहिन काम । 
जोबनरूप दुराइ धरयो है, ताको लेति न नाम ॥ 
सूर सुनहु री ग्वारिं अयानी, अन्तर हमसों राखति ॥-वही, पद सं० २०६६ 
३--माखन दधि कह करों तुम्हारौ । 
या बन मैं तुम बनिज करति हौ, नहिं जानत मोकों घटवारों ॥ 
में मन में अनुमान करों नित, मोर्सों कै बनिज-पसारो । 
काहे को तुम मोहिं कहति हो, जोबनधन ताकौ करि गारौ ॥ 
अब कैसें घर जान पाइहौ, मोकों यह समभाइ सिधारी । 
सूर बनिज तुम करति सदाई, लेखौ करिहों आ्राज तिहारो ॥--वही, पद सं० २१४२ 


१६६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


मुभसे प्रीति क्‍यों नहीं करती, ब्रज के गाँव में व्यापार करने से क्या लाभ, यदि तुम 
रूप-यौवन को मुझे समपित कर दोगी तो सर्वतोभावेन निश्चिन्त हो जाओ्ोगी, 
फिर तुम्हें किसी बात का डर नहीं रह जायगा, आाशऊ्ूा रहित, निर्भय हो जाशोगी ।* 
नाना वाद-विवाद के पर्चात्‌ गोपियों को श्रीकृष्ण वशीभूत कर लेते हैं। वे अ्रपनी 
देह चेतना को समपित करने को प्रस्तुत हो जाती हैं ।* इस समपंण के परचात्‌ 
गोपियाँ देह से विगत हो जाती हैं। उनकी लौकिक वासनाएँ देह समपंण में बाधक 
तो थी हीं, सद्भाच भी इस समपंण में बाधक था, वे कहती हैं--'जोबन रूप नहीं 
तुम लायक, तुमकों देति लंजाति ।* जिस प्रकार वारिधि के सम्मुख जल सीकर 
होता है, अमृत-सरोवर के सम्मुख मधु की एक बंद होती है उसी प्रकार कृष्ण के 
अगाघ सोन्दर्य श्लौर शोभा के सम्मुख गोपियाँ अपने यौवन और रूप को समभती हैं । 
किन्तु कृष्ण भक्त के इस आत्म-सद्लोच को मिटाकर यत्किड्चित्‌ू-रूप यौवन को ही 
स्वीकार कर लेते हैं। दानलीला के बाद भक्त के मन, प्राण, देह का सर्वात्म समपंण 
साधित हो जाता है, सभी कुछ कृष्ण का हो चुकता है। गोपियाँ कहती हैं -- 

दधि माखत कौ दान श्रौर जो, जानो सब तुम्हारों । 

सुर स्थाम तुमकों सब दीन्हों, जीवन प्राण हमारी ॥* 


इस समपंण के अनन्तर गोपियों की संसार से अन्तिम आसक्ति भी छूट 
जाती है। उनका मन, प्राण, इन्द्रिय, सारा व्यक्तित्व श्रीक्षष्ण के प्रेम में रज्भू जाता 
है । कृष्ण विरहित सारे कार्य-व्यापारों, सारे भाव-सम्बन्धों को वे खुलकर धिक्कारती 
हैं; उनके लिए कृष्ण के बिना संसार का कोई श्रर्थ ही नहीं रह जाता ।* दानलीला 
के पदचात्‌ गोपियाँ व्यामरस से मतवाली हो जाती हैं, उनका व्यक्तित्व ग्रन्य सभी 





१--श्रीति करो मोसों तुम काहे न, बनिज करति अज-गाउं । 

आवहु जाहु सबै इहि मारग लेत हमारों नाउं ॥--सूरसागर, पद सं० २१८४ 
२--लागी काम-नूपति की सॉटी, जोवन रूपहदिं आनि अरयौ ॥--वही, पद सं० २२०७ 
३--वही, पद सं० २२०८ 
४- वही, पद सं० २२३० 
५- तुमहिं बिना मन थिक अरु घिक घर । 

तुमहिं बिना घिक-थिक माता पितु, धिक कुल कानि, लाज डर ॥ 

घिक छत पति, घिक जीवन जग कौ, घिक तुम बिनु संसार । 

धिक सो दिवस पहर, घटिका, पल जो बिनु नन्‍्द कुमार ॥ 

धिक धिकर श्रवन कथा बिनु हरि के, घिक लोचन बिनु रूप । 

सूरदास अभ्ु तुम बिलु घर ज्यों, बन-भीतर के कूंप ॥--वही, पूद सं० २२१५ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १६७ 


रसों से रिक्त हो जाता है, एकमात्र चिदानन्द का मह।रस उसे ग्रापरित किये रहता 
है ।* कृष्ण एक पल के लिए भी अलग नहीं होते--'पलक झोट नहिं होत कन्हाई।' 
सूरदास व्यज्ञना से ही चहीं, स्पष्ट कह देते हैं-- 

गेह-नेह, सुधि-देह बिसारे, जीव पर्‌यौ हरि छ्यालहिसों। 

स्थाम धाम निज बास रच्यो, रचि, रहित भई जज्जालईहहि सौं ॥* 

अ्रब गोपियों को किसी का भय नहीं रह जाता, वे क॒ष्ण के प्रति श्रपनी 
प्रनन्‍्यमति को हृढ़ शब्दों में घोषित कर देती हैं, उन्हें स्पष्टरूप से प्रपना पति 
कहने में नहीं हिचकतीं--हों अपने पतिव्रर्ताह न टरिहाँ, जग उपहास करौ बहुतेरो । 
कृष्ण -तन्मय गोपियों को जग कौ निन्‍्दास्तुति की परवाह नहीं रह जाती, हरि से 
प्रपना मन जोड़कर वे श्रन्य सभी से तोड़ लेती हैं --'मैं श्रपनां मन हरि सों जोरयाँ 
हरि सौं जोर सबनि सों तोर्‌यों ।' ' 

रासलीला--प्रेम के पूर्णोतया परिपक्व हो जाने पर गोपियाँ श्रीकृष्ण के साथ 
रमण करती हैं । नन्‍्ददास की उक्त हैं कि श्रीकृष्ण जीव को अ्रपने समान बनाकर 
उसके साथ रास-रस में रमना चाहते हैं | अंशी-पंश का यह परस्पर रसास्वादन 
परमानन्द की लीला का प्रयोजन है, पुष्टिभक्ति का उद्देश्य है। मुरली-ध्वनि कृष्ण 
के उस तीत्र आवाहन का प्रतीक है, जो जीव की सांसारिक प्रासक्तियों को छुड़ा 
देता है, उस ध्वनि को सुनकर गोपियाँ श्रीकृष्ण के निकट पहुँच जाती हैं ।* किन्तु 


१--तरुनी स्थाम-रस मतवारि । 
प्रथथ जोबनरस चढ़ायो, अतिहि भई खुमारि॥ 
दूध नहिं, दथधि नहीं, माखन नहीं, रीतौ माट। 
महारस अज्ञ अज्ञ पूरन, कहाँ घर कहँ बाट॥ 
मातु-पितु गुरुनन कहाँ के, कौन पति को नारि। 
सूर प्रभ्ु के प्रेम पूरन, छकि रहीं बजनारि ॥-सूरसागर, पद स० २२४२ 
२--वहीं, पद स० २२५६ 
३--कमल नेन करुनामय सुन्दर नन्द सुवन इहरि। 
रम्यो चहत रस रास, इनहिं अपनी समसरि करि ॥१३१५॥ 
- सिद्धान्त पश्माध्यायी--नन्ददास, दूसरा भाग, ए० १८६ 
तथा, तैसेंई ब्रज की बाम, काम-रस उत्कट करिके । 
सुद्ध प्रेममय भई, लई गिरिधर उर धरिकै ॥२३०॥ -- वही, प० १३३१ 
४-गई सोरह सहस इरि पे, छाँड़ि सुत पति नेह। जा 
एक राखी रोकि के पति, सो गई तजि देह।॥ कि है 
दियौ तिह्िं निर्वान पद हरि, चितै लोचन कोर । ४ 


2 न्की॥ 
पूर भजि गोविन्द यों,जग मोह बन्धन तोर ॥-बरसागर, पद सं० १६२४. (५ ३५ 


१६५ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


उनके साथ रमण करने के पूर्व कृष्ण गोपियों की अश्रच्छी तरह परीक्षा लेते हैं। वे 
इस तथ्य को पुष्ट कर लेते हैं कि गोपियों को सिवा श्रीकृष्ण के और किसी से 
कोई आ्ासक्ति नहीं रही श्र वे पाप और पुण्य की लौकिक मान्यताओ्रों से परे जा 
चुकी हैं । गोपियाँ कहती हैं कि वे एकमात्र कृष्ण को ही जानती हैं, धर्म-कर्म को 
नहीं । श्याम के बिना उनकी कोई गति नहीं है, यदि श्रीकृष्ण उन्हें स्वीकार नहीं 
करंगे तो वे प्राण त्याग देंगी किन्तु घर वापस नहीं जायेंगी। जब कृष्ण को यह 
विश्वास हो गया कि गोपियाँ कहीं से भी कच्ची नहीं हैं, उन्का प्रेम तथा समपंण 
आत्यन्तिक है, तब वे उनपर पूर्ण कृपा करते हैं । प्रभुता छोड़कर श्रीक्ृषष्ण गोपियों 
की प्रशंसा करते हैं-- 
' भोकों भजी एक चित हे के, निदरि लोक कुल कानि ॥ 
सुत पति नेह तोरि तिनुका सों, भोहीं निज करि जानि ॥। 
ताके हाथ पेड़ फल ताजो, सो फल लेहु कुमारि। 
सूर कृपा पूरत सौं बोले, गिरि-गोबरधन-धारि ७ 
फिर, रास-मण्डली जुटती है। राधा-मरण्डली की केर्ध हैं श्र राधा सम 
गोपियाँ उस मणडली की व्यूह ।* किन्तु रमण करने पर गोपियों को अपने श्रेष्ठ 
होने का भ्राध्यात्मिक अहद्भार हो जाता है जिससे कृष्ण भ्रन्तर्ध्यान हो जाते हैं । 
किन्तु विरह से जब वह॒गवे विगलित हो जाता है तब कृष्ण पुनः प्रकट होकर 
गोपियों के साथ रास में मग्त होते हैं। रास के द्वारा श्रीकृष्ण अपने आत्मप्रसार 
का रसास्वादन करते हैं, ऐक्या नुभूति का वेचित्र॒य अनुभव कर आनन्दी होते हैं । 
जलक्ीड़ा, हिडोल, फाग आदि लीलाएं ग्रानन्द की उच्छूल, स्वच्छन्द, उन्मुक्त 
क्रीड़ाएं हैं । होली, आनन्द की परिपूर्णतम अवस्था है जिसमें भक्त और भगवान्‌ एक 
दूसरे के रज्ध में रक्षित होने लगते हैं । 
कृष्ण के मथुरागमन से उत्पन्न विरह में गोपियों को पूर्ण निरोधदशा प्राप्त 
हो जाती है तथा निरुद्ध चित्त में श्रीकृष्ण का मिलन “नित्य! हो जाता है--राधा- 
कष्ण ओ्रोतप्रोत ही नहीं, तद्गप हो जाते हैं । 
निकुण्ज लीला 


सखी-भाव--राधाक्ृष्ण की निकुञ्न-लीला साधना की सिद्धावस्था है। इसमें वे 


न रसागर, पद संख्या १६५१ 
... धिकाती पत, गोपकुमारी क्रीड़ति रास-विहार। 
गन 'पहस धोषकुमारी, घट्दस सहस गुपाल ॥ 


सूरदास : हीं 
मत कछु अन्तर नाहीं, करत परस्पर ख्याल ॥--बही, पद सं० १६६५ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १६६ 


तन, मन, प्राण से एक हुए परममधुर भाव में निमग्न रस का विस्तार करते हैं। 
मान विरह रहित यह शाश्वत लीला निकुज्न-लीला' या “नित्य-विहार' कहलाती है। 

पुरुषोत्तम एवं पराशक्ति के घनीभुत चिदानन्द का आस्वादन जीवात्मा के 
लिए एकमात्र एक भाव से सम्भव है, वह है तत्सुख-सुखी भाव किवा सखी भाव | 
यह भाव गोपी भाव से श्रेष्ठतर कहा गया है। गोपीभाव अपने में चाहे कितना भी 
उदात्त, परिष्कृत एवं अ्रकुरठ क्‍यों न हो, उसमें आत्म-सुख का लेश रहता है। 
'स्वसुख' भूलकर राधाकृष्ण के सुख में सुखी होना श्र्थात्‌ तत्सुख-सुखी भाव से 
भावित होना अ्रवश्य ही निःशेष आ्रात्मनिक्षेप का परिचायक है । सखियों की विशेषता 
ही यह है कि उनमें स्वसुख की वाञ्छा नहीं होती, कृष्ण यदि उन्हें भ्रपना प्रीतिदान 
करना भी चाहें तो उन्हें स्वीकायं नहीं होता, वे राधाक्ृष्ण के सुख में ही सुखी 
रहती हैं । प्रिय के सुख में सुखी होना प्रेम का परम विकास है ।* सखी का तात्पयें 
भक्त की उस भावदशा से है जब वह शक्ति और शक्तिमान्‌ के आत्मलीन परात्पर 
रस का आस्वादन सत्ता की तुरीय अवस्था में करता है। यह रस जो गोपनीय से 
भी गोपनीय हैं केवल मात्र सखी भाव से गम्य है । इस परात्पर लीला में सखी भाव 
के श्रतिरिक्त किसी भाव की भी गति नहीं है। सखी भाव से इस रस का विस्तार 
होता है और उसी भाव से इसका आस्वादन; “नित्य-विहार या “निकुझ्ञलीला' का 
रस एकमात्र सखी भाव से ही प्राप्य है।'* निकुज्ञ रस को पाने के लिए गोपी भाव 
तक को भूलना पड़ता है। भगवतरसिक जी ने स्पष्ट कहा है कि रास की भावना 
भूलकर ही स्वासी हरिदास जी की रस-रीति समझी जा सकती है।'* वस्तुतः रास 
की भावना से संवलित गोपीभाव सत्ता का वैश्वरूप है--जीवात्माश्रों के साथ कृष्ण 
की क्रीड़ा उनकी सत्ता का विश्वव्यापी रूप है। किन्तु ऊध्वंतम स्थिति परात्पर 
स्थिति है जो वैरव भावना का भी अतिक्रमण कर जाती है। सखी जीवात्मा की 


१--जाकों जो मन भावतौो मिलें सुखी सब कोय । 
विवि मिलाप तत्सुख सुखी नेह कहावै सोय ॥२२॥--सुधमंबोधिनी, पृ० १२ 
२-राधा ऋकृष्णेर लीला एड अति गूदतर। दास्य वात्सल्यादि भावेर हय गोचर ॥ 
सबे एक सखी गनेर इहा अधिकार । सखी हैते हय इए लीलार विस्तार ॥ 
सखी बिनु एड लीला पुष्टि नाहि हय | सखीलीला बिस्तारिया सखी आस्वादय ॥ 
सखी बिना एड लीलाय नाहिं अन्येर गति । सखी भावे ताहा जेइ करे अनुगति ॥ 
राधाकृष्ण  कुअसेवासाध्य सेइ पाय । सेइ साध्य पाइते आर नाहिक उपाय ॥ 
--चै० च० मध्यलीला, (प्वाँ परिच्छेद) ४० १४४ 
३-पाँचै भूलै देह निज छठें भावना रास की । सातें पावै रीति रस श्री स्वामी हरिदास की ॥ 
« भगवतरसिक, पद सं० ४६ (निम्बाक माधुरी) ए० ३६७ 


१७० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


तुरीयावस्था है, नित्यविहार परात्पर है।'* विश्व में अभिव्यक्त चिदानन्द से तुरीया- 
तीत चिदानन्द महत्तर है, परात्पर स्थिति ही पूर्णतम है। श्रतएवं जीवात्मा गोपी 
भाव से आनन्द लेना छोड़कर सखी भाव से पुर्णंतम रस का आस्वादन करना चाहती 
है । सखी को राधाक्ृष्ण की केलि में ही पूर्ण परितृप्ति मिलती है। राधा कृष्णप्रेम की 
कल्पलता हैं. सखियाँ उनकी पल्‍लव, पुष्प झ्रादि कायव्यूह । पल्‍लवादि को अपने सिञ्चन 
से अधिक सुख लता के सिञ्चन से प्राप्त होता है।' काया व्यूहों की समग्रता है, उनका 
निचोड़ है । 


१--त्रिगुण देह तें पृथक हैं तुरीय अपनौ रूप । तुरीयातीत परा सुरस नित्य बिहार अनूप ॥४६॥ 
--छुघर्मबोधिनी, १० ६६ 
२--सखीर स्वभाव एक अकशथ्य कथन । कृष्ण सह निज लीलाय नाहि सखीर मन ॥ 
कृष्ण सह राधिकाय लीला जे कराय । निज केलि हश्ते ताते कोटि सुख पाय ॥ 
राधार स्वरूप कृष्ण प्रेमकल्पलता | सखीगण हय तार पल्‍लव पुष्प पाता॥ 
कृष्णलीलामृते यदिं लता के सिद्नय | निज सुख हृड्ते पल्‍लवाचेर कोटि खुख हय ॥ 
-चै० च०, मध्यलीला (प्वाँ परिच्छेद), ए० १४६-4४ 


रस 
प्रथम खण्ड 


रस . 


रस के आधार 


जीवन-जगत्‌ की अनुभूति में एक विशेष प्रकार का सुख, अप्रतिहत रुचिरता 
पाने.की लालसा प्रारिमात्र में होती है। यह लालसा संवेदना में परिणत हो जाती 
है।भुक्ति की यह संवेदना “रस” कहलाती है। रस का स्वभाव है अखरणड शअ्रबाध 
सुखात्मक होना-व्यक्ति में भी अखण्ड सुखोपभोग की कामना होती है। किन्तु लोक 
में रस” की अखरणड किवा निर्बाध स्थिति दृष्टिगत नहीं होती । इसका कारण क्‍या 
है ? रसोपभोग शाइवत और पुणतृष्त क्‍यों नहीं हो पाता ? क्ृष्ण-भक्ति के श्राचार्यों 
ने इस पर अत्यन्त गम्भीरता से विचार किया है । उनका कथन है कि पहिले हमें इस 
बात का ज्ञान होना चाहिए कि 'रस' है क्या ? साधारणत:ः व्यक्ति जिसे रस समझता 
है, वह रस न होकर रस की विक्षति मात्र होता है। किसी भावना का सुखद होवा रस 
नहीं है, कल्पना के मनोराज्य में इन्द्रजाल निर्माण करना रस नहीं है, रूपासक्ति के 
उपभोग की मादकता रस नहीं है । यहाँ तक कि काव्य में क्षरित रस भी वाघ्तविक 
रस नहीं है । यदि ये सब रस नहीं है तो रस हैं क्या ? प्रत्युत्तर में कहा गया है कि 
रस झ्ाात्मा की वह निरपेक्ष अनुभूति है जिसमें प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्रनुभव श्रानन्द- 
निमज्जित लगते हैं । रस, भ्रात्म वस्तु होने के कारण स्वयं प्रकाश, चिन्मय तथा एक 
तान है--स्वयं-प्रकाश है इसलिए किसी बाह्यवस्तु या वाह्म-सत्ता पर श्राश्नित नहीं है, 
चिन्मय है इसलिए दुःखरहित है, एकतान है इसलिए प्राप्ति-अप्राप्ति (मिलन-विरह) 
के द्वैत से मुक्त है। लोक में प्राप्त रस में इनमें से कोई भी विशेषता नहीं रहती । 
नश्वरता में, बाह्य रूप में रस लेने की जो प्रवृत्ति होती है वह चेतना की दिगभ्रान्ति 
है। परिवतंनशील सत्ता का उपभोग निर्बाध तथा एक रस नहीं हो सकता, उसमें 
घात-प्रतिघात होना श्रवश्यम्भावी है श्रत: रसचवंण अ्रक्षोम्य किवा निरपेक्ष नहीं हो 
पाता । भ्रखएड सुख-स्वरूप रसोद्बोध का श्राधार कोई निरपेक्ष, स्वयंप्रकाश, शाश्वत 
वस्तु हो तभी उसके भोग का स्वभाव अखंड, निरपेक्ष एवं शाइवत होगा । ऐसी वस्तु 
केवल एक ही है - स्वतन्त्र, स्वयंप्रकाश, चिदृविलास-विलसित ब्रह्म अर्थात्‌ पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण । श्रीकृष्ण ही वास्तविक रस के आधार हैं । 
श्रुतियों ने जिस परमतत्व को 'रसो वै सः” कह कर रस रूप निर्धोषित किया 
है, वही श्रीकृष्ण का विग्नह धारण कर भूमंडल पर अवतरित हुआ । राधावललभ- 


१७४ भध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिधारा श्रौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


सम्प्रदाय ने 'रसो वै सः” की साकारता श्रीराधा में देखी | सामान्यतया श्रीकृष्ण को 
ही रस का प्राधार माना गया है। श्रीकृष्ण अखिल रसामृतमृत्ति हैं भ्रौर सृष्टि में 
प्रवहमान समस्त रसों के आ्रागर। वे समस्त रसों के मूलाधार हैं, उनमें सारे रस भ्रपनी 
चरमसार्थकता एवं पूर्ण-परितृष्ति पाते हैं । कृष्ण अन्य अवतारों की भाँति केवल बाता 

प में वीरमूर्ति ही नहीं हैं, वरन्‌ अपने बहुमुखी व्यक्तित्व से सभी रूप रसों के 
झलम्बन बनते हैं। 'भागवत' की टीका में श्रीधरस्वामी ने इसका निदश करते हुए 
कहा है कि अग्रज बलराम सहित मच पर प्रवेश करते हुए श्रीकृष्ण मलल्‍लों को बच्च सहश 
दर्शकों को नरश्रेष्ठ, स्त्रियों को मृतिमान्‌ कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं 
को दृष्टटलनकारी, पिता को शिशु, कंस को मृत्यु, मूखों को राक्षस, योगियों को 
प्रमतत्व तथा वृष्णियों को परमदेव प्रतीत हुए । काम, क्रोध, भय, स्नेह, किसी भी 
भाव के श्रीकृष्ण आलम्बन बन सकते हैं, उनमें नियोजित होकर सारे भाव उन्हीं के 
समान श्रर्थात्‌ श्रखंड झानन्द-स्वरूप हो जाते हैं । 5 


भक्ति-रस का स्वरूप 

श्रीकृष्ण की भक्ति का रस ब्रह्मानन्द से श्रेष्ठतर है, क्योंकि निर्गण ब्रह्म की 
झ्रानन्दानुभूति में भोक्‍ता-भोग्य की पृथक्‌ सत्ता नहीं रह पाती, वैचित्रुय एवं कल्लोल 
विरहित एक निर्विकार, प्रशान्त झ्रानन्‍न्दसागर व्याप्त रहता है। जब यह समरसता 
वैचित्रय धारण करती है तब उसके कोड़ में भगवान्‌ एवं उनकी स्वरूप-शक्ति की 
क्रीड़ा तरज्भायित होती है। क्रीड़ा का यह उच्छुलन भजनानन्द किवा लीला कहलाता 
है | पुरुषोत्तम शक्ति का यह चिलास श्रक्षर-ब्रह्म की निशचल पृष्ठभूमि पर मुखरित 
होता है। इस लीला के उपभोग की क्षमता ही रस है, इतर कोई गअहन्निष्ठ 
सुखाकांक्षा नहीं । 

रस के अनिवाये उपकरण हैं-चित्‌, झ्ानन्द, प्रेम (हित) श्रर्थात्‌ भोक्ता, भोग्य 
तथा साक्षी । चित्‌ आस्वादक है, भोक्ता है, आनन्द भोग या आस्वाद्य, तथा प्रेम 
(हित) तत्व दोनों की सन्धि है, यह रसोपभोग में साक्षी जैसा है। ये तीनों बस्तुएँ 
एक ही हैं--रसानुभूति के भ्रनिवायं अविच्छिन्न श्रद्ध ।* 





१--काम, क्रोध, भय, नेह, सुदृढ़ता, काहू विधि कारि कोइ | 
धरै ध्यान हरि को जौ दृढ़ करि सूर सो हरि सम होइ ॥--सूरसागर, पद सं० १६२६ 
२--चित स्वरूप सो भोक्ता आनन्द ताछु को भोग । 
हित स्वरूप सों साक्षी होत न कबहँ |वियोग ॥१५॥ 
भोग भोक्ता साक्षी त्रिविध वस्तु गुरु एक। द 
प्रा अवर या बिनु न कछु अद्यवतत्व विवेक ॥१६।॥--सुधर्ंबीधिनी, ३० २७ 


क्‍ रस १७५ 

सामान्यतः सभी सम्प्रदायों में श्रीकृष्ण को ग्रानन्द तथा श्री राधा को 
(प्रकारान्तर से पराप्रकृति के सभी अंझों श्र्थात्‌ भक्त जीव को) चित्‌ स्वरूप माना 
गया है । हिंत हरिवंश जी के सम्प्रदाय में इस क्रम का विपरयय देखा जाता है। वहाँ 
रांधा आनन्दस्वरूप हैं, कृष्ण चित्स्वरूप ।* 

जब रस के वास्तविक झालम्बन चिदानन्दघन विग्रह श्रीकृष्ण हैं तब यह श्रत्यन्त 
स्पष्ट है कि यह रस किसी भी प्राकृत उपकरण की पहुँच से परे है। विश्व सत्ता का 
चैतन्य नित्य है, शाइवत आानन्दस्वरूप है, अतः वह नश्वर उपकरणों की पकड़ में नहीं 
प्राता । ब्रजरत्नदास जी की उक्ति है, "सत्ता ही जब ज्ञान है तब वह नित्य ज्ञान है, 
ग्रौर जब ज्ञान आ्रानन्द है, तब वह नित्य संवेद्यमान आनन्द है । यही नित्य संवेद्यमान 
ग्रानंद ही रस है । यह रसास्वादन अखण्ड तथा पूर्ण अनुभुति का स्वरूप है, वृत्ति न 
होकर रस-स्फूर्ति है ।/* जिसे हम आनन्द या रस कहते हैं, वह एक वृत्ति होती है, चाहे 
कल्पना हो, चाहे प्राणावेग, चाहे इन्द्रियलिप्सा। काव्यशास्त्र में जिस अलौकिक रस 
की निष्पत्ति होती बतलायी गयी है, वह भी वास्तव में विशुद्ध रस नहीं है, चिन्मय 
तथा भ्रलौकिक नहीं, गुणबद्ध ही है।* काव्य में रसानुभूति सत्व गुण के श्राधार पर 
की जाती है, सत्व भी अन्ततः चित्त की एक वृत्ति है, चाहे ममस्‌ धरातल पर सबसे 
परिमाजित वृत्ति क्यों न हो | किन्तु 'चिदानन्द' स्व।भाविक रूप से अलौकिक है, वृत्ति 
न होकर रस-स्फूर्ति है । तम में चित्त के निष्क्रिय रहने से तथा रज में उद्देजित रहने 
से रसानुभूति सम्भव नहीं है। सत्व द्वारा इन दोनों के भ्रभिभृत होने पर काव्य-रस 
की जो अनुभूति होती है, ऋष्ण-भक्तों की दृष्टि में वह अपूर्ण एवं भ्रमयुक्त है क्‍योंकि 
प्रकृति के तीनों गुण सदैव एक-दूसरे में ग्रोतप्रोत रहते हैं, वे एक-दूसरे में संचरण 
करते हैं, जहाँ सत्व है वहाँ रज और तम भी अवश्य होंगे, सत्व की प्रबलता के 
कारण वे दब-से जाते हैं! किन्तु आत्मविसर्जन नहीं करते, कर भी नहीं सकते 
क्योंकि प्रकृति जहाँ भी विराजमान रहती है वहाँ त्रिधा ही, यह उसका स्वभाव है। 
श्रतः सत्व की एकान्त तथा निरपेक्ष स्थिति सम्भव नहीं है। सत्वप्रधान काव्य-रस 





!--चित्‌ समुद्र साँवल वरन गौर सिन्धु आनन्द । 
दोऊ मिलि रससिन्धु के सार युगल वर' चन्द ॥३५॥--सुधरमंबोधिनी, ५० २४ 

२-मीरामाधुरी, ३० १०४ 

३--'ससास्वादन इसी प्रकार मनुष्य की त्रिगुणात्मिका प्रकृति से सम्बन्ध रखता है--रजस्‌ और 
तमस्‌ पर जब सत्व का प्रभाव जम जाता है, तब अन्तःकरण में ज्ञान का उन्मेष होता है, सत्य का 
परिचय होने लगता है और चित्तश्ृत्ति शान्त हो जाती है। उस समय यह न सममना चाहिए 
कि शरीर में रजस और तमस्‌ का विल्कुल अभाव हो गया है, बल्कि सत्वगुण की प्रधानता के 
कारण वे दब से जाते हैं ।”... काय में अभिव्यञ्षनावाद, लक्ष्मीनारायण सुधांशु, १० ५ 


५ ७६ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


अन्ततोगत्वा प्राकृत होता है, वृत्ति पर भ्रवलस्बित होने के कारण नश्वर तथा अ्रपुरां 
होता है । वृत्ति का यह स्वभाव है कि वह निरपेक्ष नहीं रह सकती । श्रप्राकृत रस 
में निरपेक्षता एक विशेष गुण है, उसमें भोक्ता एवं भोग्य के भ्रतिरिक्त एक और तत्त्व 
अ्रतिवार्य है- साक्षीतत्व, चित्त का प्रकृति के गुणों से उपराम होकर निश्चल तथा 
प्रचहचल होना । इसे काव्य की भाषा में सखी” या 'सहचरी” तत्त्व कहा गया है। 
सहचरी, जीवात्मा का विशुद्ध स्वरूप है, निगुणातीत रूप है ।* 

भक्ति की साधना का सिद्धिस्वरूप यह रस त्रिगुणातीत है, भ्रप्राकृत है । इस 
रस के उपभोग की क्षमता का अनिवार्य उपकरण है 'शुद्ध सत्त्व' | शुद्ध सत््व, तम 
और रज से परे तो है हो, सत््व की सीमा का भी भ्रतिक्रमण कर जाता है ।* बुद्ध 
सर्व सच्चिदानन्द का स्वाभाविक आधार है, स्वरूपशक्ति को वृत्ति-विशेष है। सत्‌ 
जिस चेतना के द्वारा अपना अनुभव आनन्द रूप में करता है वह शुद्धसत्वमय होती 
है । शुद्ध सत््व अव्यय है, अविकृत है, निगृंरा होकर भी समस्त गुणों का झ्राकार 
है ।र जब चित्त नित्य अखराड-सुख में निवेशित हो जाता है, तब मन की सारी 
वृत्तियाँ उस चिन्‍्मय भावरूप में लीन हो जाती हैं, तभी पूर्ण रस की निष्पत्ति 


होती है ।* 
इस रस के लिए साधना की जाती है। भक्ति द्वारा, विशेषकर रागभक्तिद्वरा 


यह रस प्राप्त होता है । चल वृत्तियों के आात्मनिष्ठ होने की साधना कठिन होती है। 
निकुञ्ज रस की साधना में इन्द्रियासक्त जीव, सच्चिदानन्दमयी श्री राधा के प्रति निःशेष 
आत्मदान करके अपना संस्कार करता है, तब कहीं उसे रस का अधिकार मिल 
पाता है। अन्य रसों की साधना में व्यक्ति सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण के प्रति निःशेष 
आ्रात्मोद्धाटन करके, परमानन्द को देह, मन, प्रारा की आहुति देकर ज्योतिस्वरूप 
होकर लीलोपयोगी व्यक्तित्व प्राप्त करता है, तभी कृष्ण का लीलारस अनुभवगम्य 
हो पाता है। कृष्णरस-साधना को श्रपनी विशिष्ट प्रणाली है। स्थूल व्यक्तित्व के 





१-त्रिगुण देह तें प्रथता है सखी आपनों रूप । । 
तामें स्थिति हवै के निरखि नित्य विहार अनूप ॥४४॥--सुधर्म वी घिनी, पृ० ६६ * 
२- तामस ते राजस भलो राजस तें सत नीक। 
सत ते ज्ञान प्रकाश मल तापर भक्ति सुटीक ॥१॥ 
भक्तिभाव बहु भेदरस सबनि कहे विस्तार ॥२॥--बही, पृ० १८ 
३--शुद्ध सत्व अव्यय अविक्ृत कृत अशुन गुनालय ईश अनूप । द 
- महावाणी सिद्धान्तसुख, पद स॑० १४ 
४-भाव रूप में अचल भये चित नित अखण्ड सुख मान । 
सखी सब मन वृत्त हमारी लीन भई तहाँ आन ॥४॥ -झुधर्मबोधिनी, ५० ८६ 


रख १७७ 


पूर्ण संसंकार के उपरान्त ही श्रलौकिक रस के अ्रनुभव करने की क्षमता थ्रा पाती है। 
भक्त, कृष्ण के नाम” किवा रूप! श्रथवा दोनों के सान्निध्य से, उनके निरन्तर सम्पर्क 
एवं संस्पर्श से पूर्वाजित कर्म-संस्कारों, भाव-संस्कारों तथा विचार-पंस्कारों को दध 
कर देता है । प्रेमभक्ति का मागे श्रत्यन्त रहस्यमय है, ज्ञात सभी मार्गों से न्यारा है। 
इसलिए भीराबाई योगी' से यह प्रार्थना करती हैं कि वे उन्हें प्रेमाभक्ति की गली 
बताते जायें। नाम के अगरु और रूप के चन्दन की पवित्र चिता में पड़ कर जब 
प्राकृत वासनाएँ जल-बल कर भस्म की ढेरी बन जाती हैं तब कृष्णप्रेमी के एक 
तृतन व्यक्तित्व का झाविर्भाव होता. है जिसे भाव-देह या शुद्धसत्वमय सुक्ष्मदेह कहते 
हैं । यह देह अप्राकृत तथा ज्योतिस्वरूपा चिन्मय होती है, इसी के प्राप्त होने पर 
'जोत से जोत' मिलायी जा सकती है। भौतिक शरीर के धमे--भूख-प्यास, ईर्ष्या-द्वेष, 
काम-क्रोध आ्रादि से यह भावदेह असंपृक्त रहती है। इसी भावदेह की प्राप्ति से रस- 
साधना श्रारम्भ होती है। इस अवस्था में प्रवेश करने पर भावभक्ति का प्राविर्भाव 
होता है। भाव या तो नवधाभक्ति आ्रादि वैधी भक्ति-सज्ञात होता है या मात्र ह्वादिनी 
राधा तथा कृष्ण अथवा कृष्ण-भक्त के श्रनुग्रह से प्रस्फुटित हो जाता है। साधनभक्ति 
के ग्रनन्तर भावभक्ति का जन्म होता है। भगवत्कृपा भावसम्प्राप्ति का प्रमुख कारण 
है, साधनभक्ति से भाव के उपयुक्त भूमिका का निर्माण अवश्य हो सकता है, साक्षात्‌ 
भावोदय नहीं । यही भाव जब परिपकव हो जाता है तब प्रेम रूप होकर रस दशा को 
पहुँच जाता है ।* द 
काव्यर॒स एवं भक्तिरस द 
सच्चिदानन्द का रस ही एकमात्र स्वयंसिद्ध तथा अलौकिक रस है। यह रस 
भक्ति द्वारा ग्राह्म है, किसी बुद्धिकौशल या सामान्य रसिकता द्वारा नहीं । काव्य- 





१--“ बिना थोग्य आधार के आपेय की सत्ता नहीं हो सकती । बिना विशुद्ध देह के भाव का उदय 
नहीं हो सकता । यह प्राकृत देह अशुद्धियों का आगार होने से नितान्त मलिन, दोषपूर्ण तथा 
अशुद्ध होता है। इसमें भाव जैसे विशुद्ध पदार्थ को धारण करने का सामथ्य॑ ही नहीं रहता, 
इसीलिए भावदेह की आवश्यकता होती है। प्राकृत मालिन्य आदि दोषों से विरहित शुद्ध देह 
ही 'भावदेह के नाम से अभिहित किया जाता है। मावदेह आन्तर विशुद्ध देह होता है और 
वाह्मदेह बाहरी अशुद्ध देह। इन देहों में प्रथमतः योग या परस्पर सामञ्स्य नहीं होता।...... 
भावदेह के सिद्ध होने पर ही साधक के हृदय में भाव” का उदय होता है और यही भाव नाना 
साधनों से विकसित होकर 'प्रेम' के रूप में परिणत हो जाता है। बिना प्रेम के उदय हुए 
भगवान्‌ के अपरोज्ष ज्ञान का उदय नहीं होता है। माव तथा रस में यही अन्तर है कि भाव- 
होता है अपक्व दशा तथा रस होता है पक्‍व दशा ।”? द क्‍ 

“बंलदेव उपाध्याय, भागवत-सम्प्रदाय, पृ० ६४३-४४ 
१२ 


१७८ मेध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदा्य 


शास्त्रकारों ने भक्ति को भाव कह कर छोड़ दिया था किन्तु भक्ति के काव्यशास्त्रियों 
ने भक्ति को ही वास्तविक रस घोषित किया, श्रन्य सब रसों को रसाभास | उन्होंने 
काव्यरसों को भी रसाभास की श्रेणी में परिगरणित किया । उनका कहना है कि 
काव्य में प्रस्फुटित रस केवल कवि-प्रतिभा का चमत्कार है, स्वयंसिद्ध, स्वप्रकाश 
नहीं । रस की स्थिति एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम राधा-कृष्ण में ही सम्भव है, किसी 
खण्ड-सत्ता में नहीं । जो अल्प है, अपूर्णे है, वह श्रानवद किवा रस उत्पन्न कर सकने 
में सबंथा श्रक्षम है, रस का भ्रम अवश्य उत्पन्न कर सकता है--भूमा वै सुख, 
तालपे सुखमस्ति । काव्य में वशिशित नायक-नायिका लौकिक व्यक्ति होते हैं, ससीम 
एवं प्राकृत, श्रतः उनके आधार से उत्पन्न रस रस नहीं, रसाभास है । रस इसलिए 
नहीं क्योंकि रत अखर्‌डस्वरूपात्मक है, भूमामय है। जीवगोस्वामी ने प्रीति 
सन्दर्भ में विस्तार से इसकी भ्रालोचना की है। उनके मत से लौकिक.रति आ्रादि 
की सुखरूपता यत्सामान्य है। वस्तु-विचार की दृष्टि से लौकिक रत्यादि दुःख में ही 
पर्यवसित होते हैं। विषय सम्पर्कित सुश्न-दुख के ध्वंस को ही आनन्द कहा गया है । 
विषयसुख की खोज करने पर दुख उपस्थित होता है ।* 

केवल स्वरूप-योग्यता का अ्रभाव ही लौकिक रत्यादि के रस भिष्पत्ति की 
अ्रयोग्यता का कारण नहीं है, आलम्बन विभाव को भी भक्तों ने जीवश्रम कहा है। 
रुक्मिणी देवी के कथन को सामान्य रूप देते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति आनन्दघन 
श्रीकृष्ण को छोड़कर कृमि, विष्टा, क्लेदपुर्ं देहधारी का वरण करता है, उससे 
बढ़ कर संसार में कोई मतिहीन नहीं है। यह बात केवल शुद्भार रस के विषय में 
रुक्मिणी देवी ने कही है, तथापि भक्तों का कथन है कि यह बात सभी नर-तारी के 
विषय में सत्य है, सभी प्राणी देहधारी हैं। देहधारियों में शुद्ध सत्व को पूर्ण अभिव्यक्ति 
तो क्या, उसका छुआ्लाव तक नहीं रहता । ऐसी तमोमय देह के विषय में सामाजिक 
के मन में जुगुप्सा के अभ्रतिरिक्त अन्य वृत्ति का उदय सम्भव नहीं । इसलिए लौकिक 
प्रीति के विभावादि की रस-योग्यता में विश्वास नहीं किया जा सकता । 

इस प्रकार, लोकिक अनुकाय नायक-नायिका में लौकिकता, परिमितता एवं 
भन्तराय के कारण भक्त उनमें रसोद्बोधन नहीं स्वीकार करते । तब भी जो उनका 
चरित्र रसावह होता है, उसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि यह केवल काव्य में । 
जिसे काव्य कहते हैं, वह कवि की लेखनी-चातुर्य की विशेषता है। काव्य में कवि 
रति प्रादि रसोपकरणों को असीम सौन्दर्य प्रदान कर देता है, इसलिए सहुदय नट 
बाबर 
१--“किद्न लौकिकस्य र्यादेः उखरूपत्व॑ यथाकथज्जिदेव । वस्तुविचारे दुःखपर्यंवसायित्वात्‌ । तदुत्त 

स्वयं भगवता-सुखं दुःखसुखात्यय: । दुःख कामसुखापेक्षति ।”-.औतिसन्दर्म, वृत्ति ११० 


वे सामाजिक उसमें रसास्वादन का अनुभव करते हैं। किन्तु भगव्मीति तथा 
भगवद्रस केवल कवि प्रतिभा नहीं है, वह सत्य है। उसके समस्त उपकरण स्वभावत: 
रसरूप हैं, श्रातन्दरूप हैं, श्रतः नेसगिक रूप से रसयोग्य हैं । 

भक्तिरस के आचार काव्यरस को अनित्य तथा अत्रिम मानते हैं-अनित्य 
इसलिए कि उसकी स्थिति मात्र संवेदनकाल तक रहती है, कृतिम इसलिए कि उसकी 
निष्पत्ति कतिपय कृत्रिम व्यापारों के कारण होती है। जो रति, लोक में नितान्त 
वैयक्तिक एवं लौकिक होती है उसे कवि सार्वजनिक किस भकार बना देता है ? भाव 
में यह सर्वेसंवेद्यता 'साधारणीकरण” या 'विभावन' नामक प्रक्रिया से भ्राती है, जो 
कृवि की लोकोत्तर-प्रतिभा का चमत्कार है । अनुकाय ( नायक-नायिका) में रस का 
झ्रलोकिक आरास्वाद नहीं होता, उसमें सारे उपकरण लौकिक होते हैं, अतः वह 
काव्यरस के समकक्ष भी नहीं ठहरता । एक मात्र भगवद्रस ही श्रक्नत्रिम, नित्य तथा 
प्रलोकिक है, क्योंकि वह अपने विभावन के लिए कवि-प्रतिभा पर गआ्राश्रित नहीं है, 
न ही उसके अनुकाये लौकिक हैं । का 

काव्य-रस को अ्रलौकिक सिद्ध करने की चेष्टा कदाचित्‌ परिडतराज जगन्नाथ 
से प्रारम्भ हुई । श्री ललिताचरण जी गोस्वामी का मत है कि परिडत राज जगन्नाथ 
से पूर्व आलद्भारिकों ने रस को 'रसो वै सः' श्रुति से प्रमाणित करने की चेष्टा नहीं 
की है। उनकी दृष्टि में इत दोनों रसों का भेद स्पष्ट था श्रोर उन्होंने काव्य-रस के 
. लिए केवल सहुदय को प्रमाण माना है । सर्वप्रथम परिडतराज जगन्नाथ ने काव्यरस 
को उपर्युक्त श्रुति से प्रमाणित करना चाहा है। उनके पूर्व गौड़ीय गोस्वामी गण 
भगवत्‌-प्रेमरस की व्याख्या काव्यरस की परिपाटी से कर जुके थे भ्रौर स्पष्ट है कि 
उनसे प्रभावित होकर परिडतराज ने दोनों रसों को एक करने का प्रयास किया था। 
उनके बाद के काव्यरसज्नों ने जहाँ-तहाँ उनका पदानुकरण किया है किन्तु इस सम्बन्ध 
में प्राचीनों का मत ही ठीक है ।'* 

किन्तु समस्त काव्य-रस को कृत्रिम एवं कविप्रतिभाजन्य नहीं कहा जा 
. पर्कता। मन्त्रद्रष्टा कवि-ऋषियों के काव्य ने भावों के अलोकिक स्रोत का सन्धाव 
किया । वेद और उपनिषद्‌ की वाणी सत्य-दृष्टि से दीप होते हुए भी सौन्दर्य का भार 
लिए हुए है, उदात्त होते हुए भी रसमय है । इन तपःपृत वाणी को कौन नहीं काव्य 
कहेगा ? ऐसा अलौकिक काव्यरस केवल कवि- ५नीषी ही दे सकता है, मात्र कल्पना- 
सम्पन्न कवि नहीं, इसलिए भत्तशास्त्रज्ञों ने. सामान्यतः काव्यरस को कृत्रिम एवं 
प्रनित्य कहा है। जा कक लक 
१- श्रीहितदरिबंश गोस्वामी--सम्प्रदाय और साहित्य, लेखक ललिताचरण गोस्वामी, पृ० १०० 


कक मध्ययुगीन हिन्दी इंष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


बहुधा यह विवाद उठाया जाता है कि कृष्ण काव्य में रस जिस रूप में वर्णित 
है वह देखने में सभी प्रकार से लौकिक लगता है, उसमें लोकसुलभ सारी वृत्तियों का 
निरूपण हुआ है । भक्तकवि यह कहते हैं कि ऐसा कहना केवल वाह्म-दृष्टि की सीमा 
है । यद्यपि भगवदू-रति का वरणुंन लौकिक ढड्भ से किया गया है तथापि है वह अपने 
में श्रलौकिक ही । लौकिक ढद्गभ से इसलिए उसका निरूपण किया गया है जिससे वह 
मानव-मन की पकड़ में कुछ-कुछ झा जाय । जिन अभिव्यक्तियों से मावव-मन सर्वथा 
अपरिंचित है, उन्हें वह कैसे ग्रहरा कर सकता है ? परमकारुरिगक श्रीकृष्ण ने अपने 
दिव्यव्यक्तित्व को सर्वंसुलभ बनाने के लिए ऐसी लीला सम्पादित किया जो वाह्यत: 
मानवीय होते हुए भी प्रभाव में अतिमानवीय एवं श्रलौकिक ही थी ।* यही अ्रवतार 
को उद्देश्य है। अग्नि से जाने-अनजाने छू जाने पर प्रत्येक वस्तु दग्ध होकर निखर 
उठती है। वैसे ही कृष्ण के अलोकिक व्यक्तित्व से सम्बन्ध जुटने पर भावनाएं एवं 
वस्तुएं मानवीय नहीं रह जातीं, उनके रूपान्तरकारी संस्पर्ें से वाह्यतः मानवीय 
दिखने पर भी वे सारभूत रूप में अलौकिक हुई रहती हैं । 
भक्तिरस की स्थापना 

मध्ययुग के पूर्व भक्ति की स्वतन्त्र रूप में साज्भोपाड्ु प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। 
वैदिकयुग से लेकर बौद्धकाल तक भक्ति, ज्ञान की सहगामिनी और सम्पोषिका बन 
कर रही | उपनिषत्‌काल तक ज्ञान, कम और भक्ति की समान प्रतिष्ठा थी, किन्तु 
बाद के युग में ज्ञान एवं कर्म का ऐसा उत्कष “हुआ कि भक्ति की एक क्षीण 
ग््तर्धारा मात्र प्रवाहित होती रही । भ्रत: उसमें भक्ति का रूप न मिलकर उसके 
मोटे-मोटे प्रारम्भिक तथ्यों की ही विहद्धम दृष्टि मिलती है, जसे श्रद्धा, निष्ठा, 
समपंण आदि । ये तत्व हृदय से सम्बन्ध रखते हुए भी विशुद्ध रागतत्व से सम्बन्धित 
नहीं हैं, इसलिए भगवद्रति को काव्यशास्त्रियों ने मात्र भाव कह कर छोड़ दिया । 
'रस' स्थापना में रागात्मिका वृत्ति का पूर्ण परिपाक वाछडछ्छित ही नहीं, अनिवायें है, 
जो उस समय तक की ज्ञान-प्रधान भक्ति में पूर्ण प्रस्फुटित नहीं हो सका था। 
मध्ययुग में आकर जन-मानस, कर्म तथा ज्ञान को शुष्क और नीरस साधन-मार्गं 
समभने लगा, उसे किसी ऐसे सरस मार्ग की खोज थी, जो व्यक्तिगत सोमाश्रों को 


१-अवधिभूत गुन-रूप-नाद तरजन जहाँ होई। सब रस कौ निरतास, रास-रस कहिये सोई ॥ 
ननु विपरीत धरम यह, अति सुन्दर दरसन करि। कौन धरम-रखवारों अनुसरै जीउ-सदूस हरि ॥ 
बे जात संसार-धार, जिय फन्दे-फन्‍दन। परम तरुन करुना करि प्रकटे श्रीनन्द-नन्दन ॥ 
सघन सच्चिदानन्द नन्द-नन्दन ईस्वर जस। तैसेई त्तिनके भगत, जगत में भये भरे रस ॥ 

द - सिद्धान्त पन्चाध्यायी, नन्‍्ददास्र, द्वितीय भाग, पृ० १८४ 


स्सरः क्‍ १८१ 


तोड़कर भी मन की रागात्मकता को आकर्षित कर सके, राग की समस्त प्रेरणा को 
अपने में समाहित कर सके । इस युग में भक्ति को ज्ञान के अड्ू श से मुक्त करने की 
तीव्रतम श्रास्पृह्व देखी जाती है । बोद्धयुग तक ज्ञान को सर्वोत्तम लक्ष्य माना जाता 
था; किन्तु सध्ययुग में भावष्रवण भक्ति को ही चरमपुरुषार्थ सिद्ध किया गया । 
नारद एवं शाणरिडल्य के भक्तिसुत्रों तथा भागवत के झ्राधार पर भक्ति की ऐकान्तिक 
प्रतिष्ठा सम्भव हो सकी । उसे अपने आप में पूर्ण, ज्ञान से भी अधिक श्रेयस्कर 
समझा गया क्योंकि ज्ञान जिस संवित्‌ को प्राप्त कर कृतकार्य हो जाता है भक्ति 
उस संबित्‌ को अपने ग्राह्नाद में ठीक उसी प्रकार सेंजोये रहती है जैसे सीप में 
मोती । भक्ति का प्रमुख स्वरूप ह्लादक ठहराया गया और आननन्‍्द' किया 


आहज्वाद' का ही दूसरा नाम रस है। अब भक्ति की परिभाषा परम प्रेमस्वरूपा, 
ईश्वर से परानुरक्ति तथा शअमृतस्वरूपा के रूप में दी जाने लगी। प्रभु के 


माहात्म्य एवं ऐश्वयबीध का स्थान -जिससे अ्रभिभत एवं विस्मित होकर श्रद्धानत 
तथा प्रणत होने की भावना मात्र हो सकती है-शअ्रनुरक्ति एवं माधुयंबोध ने ले 


लिया । भगवान्‌ के माधुयमणिडित रूप ने हृदय की रागात्मकता का आवाहन किया । 
यह रागात्मकता ऐसी उमड़ी कि उसमें श्रद्धा, विस्मथ, नमन आदि भाव बह चले, 
परात्पर सौन्दर्य के अकूल-सागर में डूब कर सारे भाव रख्लित हो उठे। भक्ति में 
केवल एक ही स्वर की धुन गज रही थी--रागतत्व, श्रन्य सारे मनोभाव इसी की 
भद्भार बन कर बजने लगे | जब चित्त की सभी वृत्तियाँ असीम सौन्दर्य के अमृतरस 
में मग्न होकर आत्मविस्मृत होने लगीं तब भगवत्मक्ति की रसरूपता के विषय में 
सन्देह ही कहाँ रह सका ? भगवत्भवित श्रव भावमात्र नहीं रही, उसमें रस के 
सारे उपकरण उत्कीरां थे। निर्गृंश-निराकार ब्रह्म के श्रवतार रूप में साकार होते 
ही भगवद् रस का आालम्बन विभाव स्पष्ट हो उठा, उनके मिलन के श्रान्नाद श्र: 
विरह की टीस को उद्दीम्त करने वाले तत्वों में उद्दीपन विभाव की क्षमता देखी गई, 
केवल अतिमन या अन्‍न्तमंत में ही निवास न करके व्यक्त सत्ता के सारे अज्भ-उपाज़ों 
में भक्ति के श्रभिव्यक्त होने से अनुभावों को पहचानना सहज हो गया और भक्ति- 
भाव के लिए जब यह स्वीकार कर लिया गया कि व्यक्ति किसी भी भाव से 
भगवान्‌ को भज सकता है, तब, मानव-मन में संचरण करने वाले छोटे एवं 
क्षणभज्गर भाव भी आलम्बन से रति जोड़कर सज्चारीभाव बने। इस प्रकार 
विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी सभी का संयोग जब उपस्थित था तब भक्तिभाव से 
रस की निष्पत्ति क्‍यों न होती | जो भक्ति अ्रगम-प्रगोचर बतकर अतिचेतन का 
रहस्य बनी हुई थी, वह प्रकट होकर चेतना की समस्त गतिविधियों को प्रेरित एवं 
परिचालित करने लगी । व्यक्ति की सारी चेतना श्रीकृष्ण के श्राकषंण से बिध कर 


१८२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


गोपी-सी ऐसी निमग्न हुई कि उसे सिवा रसदशा के भौर कोई संज्ञा ही नहीं दी 
जा सकती । किसी गहनतर राग्रात्मकता में श्रात्मविलयन ही रस है और यह 
अवस्था मध्ययुग की भक्ति में उत्कट रूप में उपस्थित हो चुकी थी। चैतन्यदेव, 
मीराबाई आदि रागाप्लावित भ्रक्‍्तों से भलौकिक रस की विभिन्न भ्रन्तदंशाएं ऐसी 
विकीरों होने लगीं कि भक्ति की रसरूपता को अब इनकार करना सम्भव नहीं हो 
सका । भक्ति की रसरूपता को साक्षात्‌ देखकर उसे केवल दाशं निक सत्य ही नहीं, 
मवोवैज्ञानिक सत्य भी माना जाने लगा । 

.. झालद्डारिकों ने भगवद्रति की रसयोग्यता को अस्वीकार कर दिया था। 


किन्तु मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति के आचारयों ने, विशेषकर चैतन्य सम्प्रदाय के विद्वान 


गोस्वामियों ने भगवद्रति की रस दशा मनोनीत करवायी । उनका कथन है कि 
भगवद्रस, साधारणतया जिन्हें 'सहुदय' किया 'रसिक' कहा जाता है उन्हें संवे्य 
व हो सकने के कारण, रस होने से वज्चित नहीं किया जा सकता । केवलमात्र 
'सहृदयता' रस निर्णय की कोई कसोटी नहीं है। जो रस श्रप्राकृतिक है, दिव्य है, 
वह साधारण जन की पंरिचित 'रसिकता' की पकड़ में कैसे आ। सकता है ? यह रस 
चेतना की गृहराइयों के कुण्ड में, या ऊध्व॑मन के यमुना-प्रवाह में निवास करता है 
जो रसिक इनमें प्रवेश करता है वही इसका आस्वादन कर सकता है 'सहृदय 
कहलाने वाले सभी सामाजिक' नहीं । यह रस साधारण रसिक को संवेद्य नहीं 
हो सकता, उसके सामने मात्र ध्वनित हो सकता है, पूर्ण प्रस्फुटित नहीं । इसलिए 
श्रास्वादक की अपरिपक्तता के कारण भक्ति को भावध्वनि' या 'रसध्वनि” नहीं कहा 
जा सकता, ऐसा कहना हास्थास्पद है। भक्तों ने भगवद्‌ रति को भावध्वनि या रसध्वनि 
. की संकी् गली से निकाल कर रस के प्रशस्त राजमार्ग पर प्रस्थापित किया, 
उसकी स्वृतन्ध रसडुपता घोषित की । 

यद्यपि भक्ति के लिए वह आ्रावश्यक नहीं था कि उसकी रस दशा उन्हीं 
प्रवयवों से निष्पन्न हो जिनसे काव्यरस की निष्पत्ति होती है, क्योंकि वह स्वयं में 
पूर्ण एक ऐसी अनुभूति है जो अमृतस्वरूपा है, भ्रतः स्वयंसिद्ध रस है, किन्तु काव्य में 
भगवद्रति को भाव, भावध्वनि या रसध्वतनि मात्र का जो तुच्छ स्थान दिया गया 
था, उससे क्षुब्ध होकर भक्ति के झ्राचारयों ने भक्ति की रसरूपता भरत के सुत्रवाक्य 
के ध्राधार पर ही उपस्थापित कर पण्डितवर्ग में उसको मान्यता दिलवाई । 

भगवत्प्रीति की रसयोग्यता रसशास्त्र के अनसार जीवगोस्वामी ने अपने ग्रन्थ 
प्रीतिसन्दर्भ में प्रस्थापित की है। रसशास्त्र के श्रनूसार स्थायीभाव, विभावादि के 
संयोग से रसरूप में परिणत होता है। ग्रतएव भगवत्प्रीति को भी इन्हीं कसौट़ियों 
पर कसा गया है| 


कस उन८ >> 2० अजर०. 3. थरपपरपनममसथयन नरक पल." +-क- -+०-न8न+५०+नररनपन4+-++»-++ ५० -- “77 
ाााााााणणणााणाा >> पलपल जज --ा 


रस ५ द्द ३ 


स्थायी भावत्व 

सबसे प्रथम भगवत्प्रीति का स्थायी भावत्व प्रतिपादित किया गया है। स्थायी भाव 
में स्थायित्व व भावत्व का रहना आवश्यक है। प्रीतिमात्र भाव है, भगवत्प्रीति 
भी भाव-विशेष है, इसलिए उसमें भावत्व है तथा स्थायीभाव के सारे लक्षण 
भगवद्मीति में हैं। विरुद्ध एवं अविरुद्ध भावसमृह द्वारा जो विचलित नहीं होता, 
प्रत्युत्‌ श्रन्‍्य विरुद्ध एवं श्रविरुद्ध भावों को आत्मभाव प्राप्त कराता है उसे स्थायीभाव 
कहते हैं। रसशास्त्रोक्त यह स्थायीभाव-लक्षण भगवत्प्रीति में वत॑मा[व है । उदाहरण 
के लिए यशोदा के वात्सल्य-भाव को कृष्ण की अनुकूल चेष्ठाएं जैसे गौदोहन, क्रीड़ादि 
तथा प्रतिकूल चेष्टाएं जसे माखनचोरी इत्यादि वात्सल्यविरोधी लौलाएँ, सभी 
पृष्ट करती हैं। प्रतिकूल भावों से यशोदा के वात्पल्य की किज्चित्‌ भी हानि 
नहीं हो पाती । अस्तु, भगवत्प्रीति का स्थायित्व निश्चित हुआ । कारणादि की स्फ्ति 
द्वारा स्फूर्तिप्राप्त भगवत्मरीति भगवत्‌-प्रीतिरत कही जाती है । यह भक्तिमय रस है 
इसलिए इसे भक्तिरस कहते हैं । जीवगोस्वामी के शब्दों में--- 

“ततन्न तत्या भावत्व प्रीतिकपत्वादेव । स्थायित्वञ्च विरुद्ध रविरुद्धे वॉ- 
भावविच्छियते न य:। आत्मभाव॑ नयत्यन्यान्‌ स स्थायो लवणाकर इति रस- 
शास्त्रीय. लक्षणव्याप्ते: । प्रस्पेां विभावत्वादिकंड्च तद्दिभावनादिगुणेन 
दर्शयिष्यमाणत्वात्‌ू । तत: कारणादिस्फूतिविशेषव्यक्षस्फ्ति विशेधो तन्मिलिता 
भगवत्यीतिस्तदीयप्रीतिरसमय उच्यते । भक्विमयों रते भक्तिरस इति च्‌ ।! 
योग्यता-त्रय 
... रसत्व-प्राप्ति की सामग्री तीन प्रकार की होती है--स्वरूपयोग्यता, परिकर- 
योग्यता, पुरुष-योग्यता । स्थायीभावत्व तथा: सुखतादात्म्य हेतु रति इत्यादि की 
स्वरूपयोग्यता प्रतिपन्‍त होती है। भगव्लीति में स्थायीभावत्व तो प्रमाणित किया 
जा चुका है। अशेष सुखतरजु के सागरस्वरूप ब्रह्ममुख से भी उसकी अ्रधिकता 
कथित हुई है। श्रीकृष्ण का रस परम तथा असमोद्ध्व है श्र्थात्‌ उससे ऊध्व॑ और 
कोई रस नहीं है ।* यही सुख की परावधि है, ग्रतः भगवत्प्रीति की सुखरूपिता 


प्रतिपादित हुई । 
इसके अतिरिक्त इसमें परिकरयोग्यता भी प्रच्चुर है। भगवत्प्रीति में कारण 


प्रादि परिकर स्वभावतः: अलौकिक होते हैं। प्रह्लाद आदि की प्रबलप्रीतिवासना 
भगवत्प्रीति की पुरुषयोग्यता का परिचायक है। 





१-प्रीति सन्दर्भ, वृक्ति ११० 
२-वही-- परमत्व॑ चासमोर्ध॑त्वम्‌”, दृत्ति 8७ 


श्द४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


इस प्रकार भगवत्प्रीति की रसरूपता निर्धारित होती है । यह रस भ्रलौकिक 
है । भगव्मीति-रस में भगवान्‌ के श्रंश होने के कारण सारे उपकरण शअ्रलौकिक हैं, 
ग्रत: रस भी अलौकिक है| आलम्बन श्रीकृष्ण की अलौकिकता उनके असमोर्््वा- 
तिशयी भगवन्ता द्वारा सिद्ध है। उनके परिकरगण उन्हीं की तुल्यता प्राप्त कर 
उनके आस्वादन के योग्य बनते हैं। उद्दीपत विभाव उनसे सम्पर्क हेतु श्रलौकिक हैं।* 


जीवगोस्वामी ने इस प्रकार सूक्ष्म विश्लेषण एवं विवेचन के साथ भक्तिरस 
की प्रस्थापना की है । रूपगोस्वामी ने भक्तिरस का इतना तकंपूर्ण विवेचन तो नहीं 
किया किन्तु भगवत्‌प्रीति की रसरूपता का निरूपण उन्होंने भी किया है। जिस 
प्रिपाटी से काव्यशास्त्र में रस-निरूपण हुआ करता है, उसी परिपाटी से रूपगोस्वामी 
ने भक्तिरस की सुनिपुण प्रतिष्ठा की है। भक्तिरसामृतसिन्धु में कृष्णरति को 
विभावादि के संयोग से रस रूप में परिणत होता दर्शाया गया है। इस ग्रन्थ में 
स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक झ्रादि रस के सभी अज्भों का भक्तिरस के 
सन्दर्भ में सम्यक्‌ निरूपण हुआ है । 
कृष्ण-भक्तिरस 

रूपगोस्वामी के मत से विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी भाव 
द्वारा श्रवणादि से भक्तजन के हृदय में आस्वादनीय होने पर क्ृष्णुरति नामक 
स्थायीभाव भक्तिरस कहलाता है ।* रूपगोस्वामी ने स्पष्ठ कहा है कि यह क्ृष्णरति 
केवलमात्र भक्तों को आस्वादनीय होती है, इतर जनों को नहीं । भक्तिरस सबको 
प्रेषणीय नहीं हो सकता क्‍योंकि सब में उसे श्रनुभव करने की योग्यता नहीं होती । 
जिनमें जन्मान्तरीय अथवा इहजन्म सम्बन्धी स्गवद्भक्ति की सदूबासना विद्यमान है, 
उन्हीं के चित्त में भक्तिरस का आस्वादन होता है, सभी 'सहृदय” जन के चित्त में नहीं । 


रसनिष्पत्ति की पूर्ण प्रक्रिया से कृष्णादि विभाव द्वारा कृष्णुरति परमानन्द 
की पराकाष्ठा को पहुंचती है, किन्तु अल्प विभावादि से भी यह सद्यः झ्रास्वादनीय 
होती है, जैसे स्वप्न में श्रीकृष्ण का दर्शन कर मीराबाई का मधुर (श्ृज्भार) रसापन्न 
होना । रूपगोस्वामी ने क्ृष्णभक्तिरस के उपकरणों का साज्भोपाज़ विवेचन किया है। 





१--पश्रीति सन्दर्भ, वृत्ति १११ 
२--विभाषैरनुभावैश्व सालिकैब्यंभिचारिमि: । 
स्वाचत्व हृदि भक्तानामानीता अ्वरणादिमि: ॥ 
एवा क्ृष्णरतिः स्थायीभावोी भक्तिरसों भवेत्‌ ॥ 
“भे० २० सि०, दक्षिण (विभाग, प्रथमलहरी, श्लोक २ 


रस १८५ 


स्थायी भाव 
भ्रविरुद्धविर्द्ध भावों को वशीभूत करके जो भाव महाराज की भाँति 
विराजमान रहता है, उसे स्थायीमाव कहते हैं ।* 


कृष्णुभक्तिरस में एक ही स्थायीभाव है जो कई प्रकार से भासमान होता 
है, वह है $ष्णरति । यह कृष्णविषयक रति मुख्य एवं गौण भेद से दो प्रकार की 
होती है । 

शुद्धसत्वविशेषरूपा जो रति होती है उसे मुख्य रति कहते हैं। यह स्वार्था- 
परार्था भेद से दो प्रकार की होती है |" स्वार्थामुख्यरति वह है जो श्रविरुद्ध भावों 
द्वारा स्पष्ट रूप से अपना पोषण करती है तथा जिसमें विरुद्ध भावों द्वारा ग्लानि 
उत्पन्न होती है। परार्थामुख्यरति वह है जो स्वयं सड्भू चित होकर विरुद्ध-पविरुद्ध 
भावों को ग्रहण करती है । क्‍ 

मुख्यरति स्वार्थ एवं पराथ्थ रूप में शुद्धा, प्रीति, सख्य, वात्सल्य, प्रियता भेद 
से पाँच प्रकार की होती है तथा गोणीरति हास्य, अद्भुत, वीभत्स, भयानक, रौद्र, 
वीर, करुण, शानन्‍्त भेद से आठ प्रकार की होती है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य-परम्परा के मान्य भाव ऋृष्णरति के हेतु 
प्रपना मुख्य आसन छोड़ देते हैं एवं जिन्हें भोजादि ने केवल भाव या रस ध्वनि कह 
कर छोड़ दिया था, वे क्ृष्णरति में मुख्य ग्रासन ग्रहण करते हैं। भक्ति के लिए 
कृष्णुरति ही प्रधान है एवं उससे साक्षात्‌ सम्बन्धित भाव ही रसोत्पन्च करने में सफल 
होते हैं, ग्रन्य भाव इन भावों का पोषणमात्र करते हैँ | प्रधिक से अधिक वे मुख्य भाव 
के सहायक बन सकते हैं, स्वतन्त्र नहीं । लोकमानस के संस्कार में अजित झादि भावों 
का संक्रमण कर भक्त जिस सच्चिदानन्द की भावभूमि में निवास करने लगता है उसमें 
एकमात्र क्ृष्णप्रेम की ही सत्ता है, चराचर तथा उसके भाव क्षृष्ण के श्रनुचर बन 
कर कृतकार्य होते हैं। हृष्णभक्तों के निकट भाव की सत्ता एकमात्र क्ृष्णपरक है, 
कृष्ण के लिए सोहाद्॑मय-स्नेह ही चिरन्तन भाव है, लोकमानस का शासन करने 
वाले भाव उस श्राधारभाव को अनुरज्लित कर सकते हैं इससे अ्रधिक श्रौर कुछ नहीं। 
वृन्दावन में एक हो सर्वोपरि भाव है--कष्ण रति, जो पाँच प्रकार से प्रकट हुई रहती 





१--अ्रविरुद्धान्‌ विरुद्धांश्य भावान्‌ यो वशतां नयन्‌। 
सुराजेव विराजेत स स्थायीभाव उच्यते ॥१॥ 
--दक्षिण वेभाग, पतन्चमलहरी, भ० २० सि० 
२--शुद्धासलविशेषात्म रतिमंख्येति कीर्तिता। 
मुख्या5पि द्विविधा स्वार्था परार्था चेति कीत्यते ॥३॥--बही 


१८६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


है। मथुरा एवं द्वारिका में इन्हीं पाँचों प्रकार के भावों का क्षीणतर तथा क्षीशतम 
प्रकाशन हुआ रहता है । 

मुख्यारति के पाँच प्रकार ये हैं-शुद्धारति, प्रीतिरति, सख्यरति, वात्सल्यरति 
व प्रियतारति किवा मधुरारति । 

शुद्धारति--सामान्या, स्वच्छा व शान्ति भेद से शुद्धारति तीन प्रकार की 
होती है । 

साधारश जन में एवं बालकादि में श्रीकृष्ण विषयक स्वच्छा या शान्तिरूप 
श्र्थात्‌ कोई विशेषण न प्राप्त करके जो रति उत्पन्न होती है, उसे सामान्या रति 
कहते हैं । 

स्वच्छारति वह है जो नाना प्रकार के भक्तों के सज्भ से, साधनों की विविधता 
से विविध-भावक साधकों को जन्म देती है। साधक की भाव-विविधता का कारण 
यह है कि जब जिस प्रकार की रति में भक्त की आसक्ति होती है तब उसी प्रकार 
का भाव स्फटिकमणि की भाँति उसमें स्वच्छरूप से प्रतिबिम्बित होता है, इसलिए 
इसे स्वच्छारति कहते हैं। भाव कभी प्रभु रूप में, कभी बन्धु रूप में और कभी तनय 
रूप में प्रकाशित होता है । 

मन की निविकल्पता, संशयरहितता को ज्ान्ति कहते हैं। विषय का 
परित्याग करने पर मन में उत्पन्न श्राननद का नाम शाम है। प्रायः हाम-प्रधान 
व्यक्तियों में परमात्म ज्ञान से श्रीकृष्ण के प्रति ममतागन्धशून्य शान्तरति उत्पन्न हुई 
रहती है। प्रीति आदि के श्राश्वित स्वाद से विहीन होने के कारण इसे शुद्धा कहते हैं। 

प्रीति इत्यादि तीन भावों द्वारा रति के हृदयद्भम करने के तीन प्रकार हैं 
और ये तीनों गाढ़ अ्नुकूलता से उत्पन्न होते हैं तथा सदैव स्नेह के ग्राश्चित रहते हैं । 
क्ृष्ण-भक्त के श्रनुग्रह-पात्र, सखा एवं गुरुजन होने के क्रम से भगवद्रति प्रीति 
सरुय एवं वत्सल रति हुआ करती है। यह रतित्रयी केवला एवं सड्भू लाभेद से दो 
प्रकार की होती है । 

अन्य रति के गन्ध से शून्य होने को केवलारति कहते हैं| यह ब्रजानुग रसाल 
ग्रादि भृत्यवर्ग, श्रीदाम इत्यादि सखावर्ग तथा नन्‍द आदि गुरुजन में स्फूति पाती है। दो 
या तीन भावों के एक साथ मिलने पर रति को स॒ लारति कहते हैं। यह उद्धव- 
भीम भआ्रादि में प्रकाशित हुई रहती है। किन्तु जिसमें जिस भाव का प्राधान्य. रहता 
है, वह उसी भाव से भावित कहा जाता है जैसे उद्धव में सह्य भाव रहने पर भी 
दास्य की प्रधानता के कारण उन्हें श्रनुग्राह्मय ही कहा जाता है । ६. हद) 

ति-रति -जो व्यक्ति कृष्ण से न्यून है उसे उनका अनुग्रह-पात्र कहा जाता 


रस द क्‍ १८७ 
है। ऐसे व्यक्ति की रति, श्रीकृष्ण के प्रति आराध्य बुद्धि से युक्त ज्ञानस्वरूपा होती 
है एवं आराध्य में आ्रासक्ति उत्पन्न करती है, इसलिए भ्त्यत्र प्रीति विनष्ठ ऊर देती 
है। भ्रत: इस रति को प्रीति-रति कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गयी है-- 

स्वस्नादृभवन्ति ये न्यूनास्तेञनुग्राह्मा हरेमेता: । 
आराध्यत्वात्मिका तेषां रति: प्रीतिरितीरता । 
तत्रासक्तिकृदन्यत्र  प्रीतिसंहारिणी  हासो । 


सख्य रति--जो श्रीकृष्ण के तुल्य हैं वे उनके सखा हैं। सखाओं की रति 
विश्वासरूपा होती है, इसलिए इस रति को सख्य रति कहा गया है। यह परिहास 
एवं प्रहासकारिणी है, इसलिए इसे अयन्त्रणा रति भी कहते हैं ।* 

वात्सल्यरति--हरि के प्रति गुरुत्वाभिमानमय जिन्हें रति है, उन्हें पूज्य कहते 
हैं एवं उनकी अनुकम्पामया भक्ति का नाम वात्सल्य है। लालन, मंगलक्रिया आदि 
इसके मुख्य अनुभाव हैं । ' 

. प्रियतारति--हरि एवं मृगाक्षी रमणी के परस्पर संभोग का नाम प्रियता है । 

इस प्रियता का एक और नाम है--मधुरा ।* 


इसके अतिरिक्त प्रीतिसन्दर्भ में दो और भावों का कथन है--श्राश्रय एवं 
प्रभय । इनमें से झाश्रयभक्ति को प्रीतिरति के श्रन्तगंत लिया जा सकता है, 
क्योंकि उसमें श्रीकृष्ण के विभुत्व रूप से पालक होने का भाव होता है। प्रश्नय 
भक्तिरस श्रीक्ृष्ण की वत्सलता पर ग्राधारित वात्सल्यभाव है। प्रश्नय भक्ति रस 
का कृष्णकाव्य में वर्णान प्राय: नहीं के बराबर है। इस प्रकार मुख्य भाव पांच ही 
ठहरते हैं। रस के अगले प्रकरण में इनका साज्भोपाज्भ विवेचन होगा । 
विभाव 

रति के आस्वादन के हेतु को विभाव कहते हैं। यह दो प्रकार का होता 





१-भक्तिस्सामृतसिन्धु, दक्षिण विभाग, पत्नम लद्दरी, श्लोक १ ४ 
२--ये स्युस्तुल्या मुकुन्दस्य ते सखाय: सता म्मताः । 
साम्याद्िश्रम्भरूपैषां. रतिः: सख्यमिहोच्यते । 
परिदासप्रह्यसादिकारिणीयमयन्त्रण ॥१६॥--वही 
३--झुरवो ये हरेरस्य ते पूज्या इति विश्रता: । 
अनुमहमयी तेषां रतिदव॑त्सल्यमुच्यते । है 
इदं लालनभव्याशीश्चिबुकस्पशनादि क्ृत्‌ ॥ १६॥--वही 
४- मिथोह रेमूंगाक््याश्व सम्भोगस्यादिकारणाम्‌ । 
मुधुरापरपर्याया प्रियताख्योदिता रतिः ॥२०।--वही 


१८८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा शोर चैतन्य-सम्प्रदाय 


है--आलम्बन तथा उद्दीपन । सगुण भक्ति में रस का आस्वादन भगवान्‌ तथा भक्त 
की पृथक सत्ता के ऊपर भ्रवलम्बित होता है । यदि ये दोनों अद्वेत की भाँति परस्पर 
लीन रहें तब रसानुभूति का मर्म विकसित नहीं हो पाता, इसलिए लीलारस के लिए 
ये अंशी-अंश, श्रास्वादक-आास्वाद्य, भगवान्‌-भक्त, आलम्बन (विषय आश्रय ) विभाव 
बनते हैं । 

आालम्बन--कष्ण भक्तिरस के आलम्बन-विभाव अमूृत्तं नहीं हैं, मर्मी सन्‍्तों की 
भाँति किसी पअनिर्देश्य दिशा से कोई प्ररूप आत्मारूपिणी प्रेमिका का श्रावाहन नहीं 
करता, किसी निर्मुण सत्ता' का आकर्षण सगुणभक्तिरस को उत्प्रेरित नहीं करता, 
वरन्‌ सच्चिदानन्द का विग्रहधारी व्यक्तित्व, श्रीकृष्ण के मूत्त रूप में मानव-भक्‍त के 
आहद्वाद को जागृत करता है । श्रस्तु, रति के विषय एवं आ्राधार रूप में कृष्ण इस 
भक्तिरस के आलम्बन-विभाव हूँ । श्रीकृष्ण इस रति के विषय रूप आालम्बन हैं, 
तथा उनके भक्तगण आश्रय रूप आलम्बन । 

नायकों के शिरोरत्त, स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जिनमें नित्य मह॒द्‌ गुण 
विराजमान हैं, इस रति के 'स्वरूप' एवं “अन्यरूप' इन दो प्रकारों से आलम्बन 
बनते हैं ।* अन्य रूप से तात्पर्य है श्रीकृष्ण का अपने निजस्वरूप से शिन्न कोई 
दूसरा रूप धारण करना, जैसे ब्रह्मा-विशोहन में गोपवालकों का । स्वरूप दो प्रकार 
का होता है--ग्रावृत भ्रथवा प्रकट । अन्य वेश द्वारा श्राच्छादित स्वरूप को आवृत 
कहते हैं जेसे श्रीकृष्ण का गोपी बनकर राधा के पास जाना और प्रकट स्वरूप है 
उनका तरुण-तमाल-श्यामल कलेवर । 

ग्रालम्बन की श्रेष्ठता उसके गुणों के कारण मानी जाती है। श्रीकृष्ण यों 
तो अनन्तगुणशाली हैं किन्तु उनमें पचास मुख्य गुण हैं जिनका श्रवगाहन करना 
उतना ही दुःसाध्य है जितना सागर का | श्रीकृष्ण सुरम्याज़, सर्वसंल्लक्षणसमन्वित, 
रुचिर, तेजस्वी, बलीयानू, वयसमन्वित, विविध अद्भुत भाषज्ञ, सत्यवाक्‌, प्रियम्बद, 
बावदूक, सुपण्डित, बुद्धिमान, प्रतिभान्वित, विदग्ध, चतुर, दक्ष, कृतज्ञ, सुदृढ़ब्त, 
देशकालसुपात्रज्ञ, शास्त्रचक्षु,, शुचि, वशी, स्थिर, दान्त, क्षमाशील, गम्भीर, 
धृतिमानू, सम, वदान्य, धामिक, शूर, करुण, मान्यमानक्ृत, दक्षिण, विंनयी, 
हीमानू, शरणागत-पालक, सुखी, भक्त-सुहृत्‌, प्रेमवर्य, सर्वशुभद्भूर, प्रतापी, 





१--नायकानां शिरोरत्न॑ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 
यत्र नित्यतया सव्ब॑ विराजन्ते. महागुणाः ॥ 


सो5न्यरूपस्वरूपाभ्यामस्मिन्नालम्बनोी मतः ॥ 
"-भें० र० सि०, द० वि०, प्रथमलहरी, श्लोक २ 


के १६६ 
कीतिमान, रक्तलोक, साधुसमाश्रय, नारीगणमनोहारी, सर्वाराध्य समद्धिमान 
वरीयान तथा ईबवर हैं। इनमें से कुछ गुणों की व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत की 
जा रही है-- 

सुरम्याड्भ--इलाघ्याज़भसन्निवेश को सुरम्याज़ कहते हैं । 

रुचिर--सौन्दय द्वारा नेत्रों की जो आानन्दकारिता है, उसे रुचिर कहते हैं । 

प्रियम्बइ--अप राधीजन के प्रति भी जो सान्त्वना के वाक्य प्रयुक्त करते हैं 
उन्हें प्रियम्बद कहा जाता है जंसे, इन्द्र के प्रति श्रीकृष्ण के वचन । 

बावदूक -श्रवसप्रिय तथा अर्थपरिपाटीयुक्त वक्‍ता को बावदृक कहते हैं । 

विदरध -शिल्पविलास आदि में युक्तचित्त का नाम विदः्ध है। श्रीकृष्ण 
गीत रचना, ताशुडव रचना, प्रहेलीरचता, वेण॒वादन, मालाग्रन्थन, चित्रकला, 
इन्द्रजाल निर्माण तथा उन्मत्त जनों को दयूतक्रीड़ा में पराजित करने में निपुण हैं । 


दक्ष -दुःसाध्यकार्य को शीघ्र सम्पादित करने वाले को दक्ष कहते हैं । 

बशी- इन्द्रिय जयकारी को वशी कहते हैं । 

दान्त--उपयुक्त क्लेश के दृःसह होने पर भी सहन करने वाले को दान्त 
कहा जाता है । 

स्थिर -- फलोदय पर्यन्त कर्म करने को स्थिर कहते हैं । 

धतिसानू--जो व्यक्ति पूर्णस्पृह है श्रर्थात्‌ निराकांक्ष है एवं क्षोभ के 
कारणों के बावजूद भी शान्त है, उसे धृतिमान्‌ कहते हैं । 

वदान्य--दानवीर को वदान्य कहा जाता हैं । 

भक्तसुहद्‌-भकतों के सुहृद दो प्रकार से होते हैं -सुसेव्य एवं दासवन्धु । 
सुसेव्य है एकदल तुलसी से ही विष्णु का प्रसन्न हो जाना । शस्त्र न ग्रहणा करने की 
प्रतिज्ञा पर रथचक्र द्वारा पाणडवों का पक्ष ग्रहण करना कृष्ण का दासबन्धुत्व है । 

रक्‍्तलोक -- समस्त लोकों का अनुरागभाजन रक्‍्तलोक कहलाता है। 

समद्धिमान-- महासम्पत्तिशाली को समृद्धिमान्‌ कहते हैं । 

वरीयान- सबके मध्य अ्रतिशय मुख्य व्यक्ति वरीयान कहलाता है । 

इन समस्त गुणों का जीव में. होना सम्भव है किन्तु भगवान्‌ के द्वारा 
प्रनुग्रहीत जीवों में भी यह विन्दु रूप में ही होता है। पुरुषोत्तम में ये गुणा सम्पूर्ण 
रूप से विराजमान हैं | इत पचास गुणों के भ्रतिरिक्त श्रीकृष्ण में श्रन्य पाँच गुण 
हैं जो आंशिक रूप से सदाशिव एवं ब्रह्मादि में भी है। वे हैं--सदास्वरूपसम्प्राप्त 
सब्वज्ञ, नित्य तूतन, सच्चिदानन्दसान्द्राज़ एवं स्व सिद्धिनिषेवित । नारायण के झनुवर्ती 


६० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


पाँच गुण भी श्रीकृष्ण में हैं--अ्रविचिन्त्य महाशक्ति, कोटिब्रह्मार॒ड-विग्रह अवतारावंली 
बीज, हतारिगतिदायक; आ्रात्मारामगणाकर्षी । * 

इन सब गुणों के ऊपर विराजमान हैं उनका कृष्ण नाम सार्थक करने वाले 
गुण । लीला, प्रेम के वशीभूत प्रियाश्रों का मएडल, वेणुमाधुयें, तथा रूपमाधुय॑-- 
कृष्ण में ये चार असाधारण गुण हैं जो सर्वोपरि विराजमान हैं।* 

श्रीकृष्ण का यह लीलामय रूप ही भक्तों को सबसे अ्रधिक प्रिय है । वेणु- 
माधुरी, रूपमाधुरी, प्रेमवेचित्रय-मयी लीला कृष्णावतार का केन्द्रिय चित्र है तथा 
कृष्ण-भक्तिधारा में जिन रसों का प्रमुख विस्तार हुश्रा है, उनके उद्दीपन में ये चार 
गुण ही प्रमुख हैं। 

यद्यपि श्रीकृष्ण अनन्त गुणशाली हैं किन्तु भक्तापेक्षिक उनके तीन गुण 
प्रधिक प्रमुख हैं, वे हैं--पूर्णातम, पुर्णातर तथा पुर्णा। यह वर्गीकरण नाख्यशास्त्र के 
ज्येष्ठ, मध्य, कनिष्ठ के आधार पर किया गया है। गोकुल में श्रीकृष्ण पूर्णंतम हैं 
मथुरा में पूर्ं तर तथा द्वारिका में पूर्ण । गोकुल में उनमें सारे गुण व्यक्त रहते हैं 
मथुरा में गोकुल से कम गुणों का प्रकाशन हो पाता है और द्वारिका में सबसे कम । 
वृन्दावत या गोकुल के कृष्ण एकमात्र रूप और रस के अवतार हैं, प्रेम के 
अधिनायक हैं; वहाँ उनके ऐश्वरयंपक्ष-संवलित नारायरा गुण का पूर्ण तिरस्कार है । 
ऐश्वयंभावना के तिरोहित हो जाने से सच्चिदानन्द में विशेष चमत्कार उदभासित 
होता है क्योंकि तव बिना किसी श्रन्य प्रयोजन के उनके प्रति जो उद्गार होता है 

ह प्रेम की निराकांक्ष, अहेतुक एवं अकुण्ठ अभिव्यक्ति होती है। माधुयं का हेतुरहित 
जु ग्राकषंण हृदय को पूर्णातम रूप में ञ्राकषित करता है, इसलिए 'वन्दावन 

में रस की परिपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। मथुरा में कष्ण का कमंवीर रूप भी 
विकसित हुआ, इसलिए वहाँ उनके माधुर्य में ऐश्व्यं की मात्रा का मिश्रण हो जाता 





हु 


१--अविचिन्त्य महाशक्ति: कोटिब्ह्माण्डविग्नह: । 
अवतारावली बी ज॑ हतारिगतिदायकः । 
आत्मारामगणाकर्षात्यमी कृष्णे किलादूआता: ॥१६॥ 
द -भेक्तिरसामृत सिन्धु, दक्षिण विभाग, प्रथम लहरी 
२--सर्व्बादुमुतचमत्कारलीलाकल्लोलवा रिधि: । 
अतुल्यमधुरप्रेमम र्डितप्रियमण्डल: ॥३३॥ 
'त्रिजगन्मानसाकर्षी मुरलीकलकूजितैः । 
, असमानोध्वरूपश्रीविस्मापितचराचर: ॥३४॥--वही 


र्सें १६१ 
है। माधुय॑ में ऐश्वर्य के गुरु पारा के मिश्रण से रस की तरलता कुछ बोभिल होने 
लगती है, वहाँ रस का आज्लञाद कुछ भारवाही होकर उतना सूक्ष्म नहीं रह पाता 
जितना वृन्दावन में । भरत: मथुरा में रस की पूर्णांतम स्थिति, जो निरपेक्ष एवं प्रकारण 
होती है, न रह कर पूर्णातर स्थिति रह जाती है । और जब यही आनन्द कुरुक्षेत्र के 
भीषण संग्राम में सक्तिय होता है, जब विश्व की कौरव परिस्थितियों का घटाटोप 
उसकी मधुरता को आच्छदित कर लेता है, तब मधुरता गौण हो जाती है, सद्भूष॑ 
प्रमुख । वहाँ वेशुधारी किशोरवपु श्रीकृष्ण का नहीं, चक्र-सुदर्शनधारी श्रीकष्ण की 
विराट्मूति का ऐश्वर्य पूर्णारूप से उद्घाठित हो जाता है। इस प्रकार द्वारिका में 
श्रीकृष्ण के ललित आनन्द की नितान्त सापेक्ष्य गति हो जाती है, श्रतएवं वहाँ उन्हें 
पूर्ण कहा जा सकता है धूणंतम नहीं, पूर्णंतर भी नहीं, पूर्ण इसलिए कि पूरा-ब्रह्म 


होने के नाते वे प्रत्येक अवस्था में पर हैं। 
इस भक्तिरसं में पूर्णतम, पूर्णतर, पूर्ण का निर्धारण विशुद्धरूप से प्रेम के क्‍ 


भावावेग के आधार पर किया गया है। कमंठ जीवन की नितान्त सरल ग्रवस्था 
जहाँ है वहाँ वे पूर्रातम कहे गये । किन्तु आनन्द जब सत्ता के विरल कुझ्ज अन्तरालों: 
में ही विचरण न करके जीवन के युद्धक्षेत्र में भी रथारूढ़ होता है तब तो उसकी 
प्रभिव्यक्ति की पूर्णतम स्थिति समझती चाहिए । संच्चिदानन्द की सत्ता भावजगत्‌ 
तक ही क्‍यों सीमित की जाय, कम जगत्‌ में उतरने पर वह क्षीणतर क्‍यों अनुभूत 
हो ? श्रीकृष्ण से युक्त होकर सत्ता सभी परिस्थितियों में उनका वही प्रानन्द क्‍यों 
न अनुभव करे ? योग-बुद्धिपरिचालित निष्काम कम किस प्रकार निहेतुक आनन्द 
को बाधित कर सकता है ? आनन्द की वही स्थिति पूर्णंतम क्‍यों समझी जाय 
जिसमें अपरिवर्तित सथूल जीवन की जड़ता से दृष्टि मूँंद ली गयी हो ? वस्तुतः 
श्रानन्द को सत्ता के समस्त श्रद्धों- प्रेम, प्रज्ञा, कर्म - को श्रधिकृत करके प्रकट होना 
चाहिए । प्रेम में तो वह किन्‍्हीं विरल क्षणों में प्रकट भी हो जाता है, कम एवं 
बुद्धि में न प्रकट होना ही जीवन की बड़ी भारी विडम्बना है । 

जहाँ पर कृष्ण की शक्ति और प्रज्ञा उनके प्रेमाकान्त भक्तों को हृष्टिगत 
नहीं होती, वह वृन्दावन है | मथुरा में कृष्ण के सौन्दर्य के साथ शील और शक्ति 
का योग भी होता है झौर द्वारिका में उनके कमे, भाव एवं विचार की दिव्यता 
पुर्णरूपेण भ्रभिव्यक्त होती है । द्वारिका में श्रीकृष्ण के पुरुषोत्त म-व्यत्तित्व में कर्म, 
जान एवं भाव का सुचारु सामझस्य होने से उनका व्यक्तित्व वहाँ पूर्णातम माना जा 
सकता है। गीता के प्रणेता, कुरुक्षेत्र के सारथी तथा राजमहिषियों के भर्ता 
श्रीकृष्ण के गम्भीर व्यक्तित्व से मध्ययूगीन क्ृष्णभक्ति श्रप्रभावित रही है। कानु' 
या कान्हा के चिर-किशोर, चञ्चल, छेल-छबीले, निद्वन्द स्वरूप को वह झाराधना 


१६२९, भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदीये 


के योग्य पूर्गातम रूप मानती हैं। किन्तु यह पृर्णंतमता आभ्यन्तरिक पूर्णृता है, 
अन्तजंगत की एकाज्धी निश्चिन्त सिद्धि है, सम्पूर्ण जीवन की स््ूूल साधना की 
सिद्धि नहीं, व्यक्तित्व के सुक्ष्म वायवीय वायुमण्डल की सिद्धि है, स्थुलपा्थिवता की 
नहीं । ज॑सा कि पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि कृष्ण -भक्ति आनन्द की 
सिद्धावस्था को लेकर चली है, साधनावस्था को नहीं ।* किन्तु आनन्द केवल सिद्धि 
में ही नहीं, साधना में भी अनुभूृत होना चाहिए। साधना की प्रक्षिया को हटाकर 
एकदम सिद्धि पर नहीं पहुँचा जा सकता। सत्ता के सबसे नमनीय अभ्रंश में ही 
आनन्द अनुभव करना आनन्द की पूर्णाता नहीं हो सकती, उस बच्च से भी कठोर 
अथच कुसुम से भी सुकुमार सच्चिदानन्द ब्रह्म को उसकी समग्रता में ग्रहण करने 
की दक्षता रसानुभूति की पूर्णातम स्थिति कही जायगी । 


नायक की दृष्टि से श्रीकृष्ण चतुविध रूप में वर्णित हुए हैं--धी रोदात्त, 
धीरप्रशान्त, घीरललित एवं धीरोद्धत्त । सामान्यतः: एक ही व्यक्ति में इन चारों 
प्रकार का नायकत्व होना सम्भव नहीं है किन्तु श्रीकृष्ण समस्त गुणों एवं क्रियाओं 
के भ्राधार हैं, उनके लीलावश यह चतुविधता परस्पर-विरोधी नहीं हो पाती । 
श्रीकृष्ण को विरुद्ध धर्मों का आश्रय कहा गया है, उनमें मानव-व्यक्तित्व के सारे 
विरोध एक विचित्र सामझस्य में स्थित रहते हैं। श्रतएव एक ओर वे धीरोदात्त हैं 
तो दुसरी शोर धीरोद्धत्त । धीरोदात्त के समस्त लक्षण उनमें हैं, वे विनयान्वित, 
क्षमागुरणाशाली, करुण, हढ़त्रत, आत्मश्लाधाशुन्य, गृढ़गवं, वीर एवं सुन्दर देहधारी, 
हैं-उदाहरण स्वरूप इन्द्र के द्वारा वर्षा किये जाने पर उनका गोवद्धेनधारी रूप । 
धीरललित कृष्ण मध्ययुगीन कृष्णभक्ति झरान्दोलन के नायक हैं। उनमें रसिकता, 
नवयीवन, परिहास-पटुता, व निश्चिन्तता है, वे प्रेयसियों के वशीभूत रहते हैं, राधा के 
तो किद्धूर बने रहने में ही श्रपना सौभाग्य सराहते हैं । शान्तप्रकृति, क्लेश सहनकारी 
विवेकी तथा विनय आदि ग्रुणों से समन्बवित नायक धीरप्रशान्त कहा गया है; कृष्ण 
का धीरप्रशान्त रूप पाण्डवों के बीच प्रकाशित होता है, वृन्दावनलीला में इस रूप का 
प्रस्फुटन भ्रधिक नहीं हुआ है। धीरोद्धत्त मात्सयंयुक्त, अहंकारी, क्रेधपरवश, चज्चल 
एवं आत्मश्लाघी होता है, श्रीकृष्ण के धीरोद्धत्व का उदाहरण कालयवन के प्रसद्भ 
में दिया जाता है, यथा --“अरे पापरूपी यवनेन्‍द्र दादुर । श्रब निवृत्त होकर अन्धकूप 
के गत में अपना निवास-स्थान बना, यहाँ कृष्ण नामक भुजज्जस्वरूप मैं तुभे खा जाने 
को जागरूक हूँ । मेरा पराक्रम ज,नता नहीं ? भेरे अवहेलनापुवंक ऊध्वं में दृष्टिनिक्षेप 





१--चिन्तामणि, पहला भाग--ले० रामचन्द्र शुक्ल, ( काव्य में लोकमज्ज की साधनावस्था' ) 
४० २१४, प्रकाशक--इस्डियन प्रेस पब्लिकेशन्स प्राश्वेट लिमिटेड, प्रयाग १६५८ 


रंस १६३ 
करते ही ब्रह्माण्ड भस्म हो जाता है ।”* यद्यपि मात्सर्य इत्यादि दोषरूप प्रतीत होते 
हैं तथापि लीला में सहायक होने के कारण श्रीक्षष्ण की गुणातीत निर्दोष पात्रता में 
वें गुण रूप में परिणत हो जाते हैं । 

श्रीकृष्ण में पुरुष-सम्बन्धी सारे सत्त्वगुण विद्यमान हैं। शोभा, विलास, माधुये 
माजुल्य, स्थैय, तेजस्विता, ललित, ओऔदाय --इन्‍्हें पुरुष का सत्वगुण कहा गया है । * 

नीच में दया, अधिक में स्पर्दा, शो, उत्साह, सत्य एवं दक्षता को शोभा 
कहते हैं, जैसे श्रीकृष्ण का इन्द्र के प्रति दया, दानव-बध इत्यादि में शूरता, उत्साह 
ग्रादि। जिससे वृषभ की भाँति गम्भीर गति, स्थिर निरीक्षण एवं सहास्य वाक्य 
प्रकट होता है, उसे विलास कहते हैं, यथा मल्लश्रेणी में श्रीकृष्ण का विनयशूुन्य 
स्थिर दृष्टि निक्षेपपृर्वक हाथी की भाँति भृकम्प उठाते हुए सहास्यवदन मझ्च पर 
गमन । चेष्टादि की स्पृहणीयता को माधुये कहते हैं। श्रीकृष्ण की सारी चेष्टाएँ 
मधुर हैं जैसा कि वल्लभाचार्य जी के मधुराष्ठक में व्यक्त हैं। जिस गुण से व्यक्ति 
जगत्‌ का विश्वास-स्थल बनता है उसे माजल्य कहते हैं। परमेश्वर होने के कारण 
श्रीकृष्ण, जगत के विश्वासस्थल हैं, ब्रजवासियों के तो वे सर्वस्व हैं। कार्य के 
विन्नाकुल होने पर भी अविचलित रहना स्थेये है | इन्द्र द्वारा अतिवृष्टि के कारण 
ब्रजवासी आकुल होने लगे किन्तु श्रीकृष्ण ने पवैर्यपृवंक स्थिरता से सात दिनों तक 
गोवद्धनपर्वंत को धारण किया । अन्य के चित्त के भाव का अवगाहन करना तेज 
है। अ्वज्ञा की अ्रसहिष्णुता को भी तेज कहा गया है, जैसे ब्रह्मा द्वारा गोप-गोवत्स 
के हरण किये जाने पर श्रीकृष्ण का स्वरूप । 

प्रचुर श्वद्धार चेष्टा को ललित कहते हैं। कृष्ण वृन्दावन के अप्राकत मदन 
हैं, वे ललित गुणों के रत्नाकर हैं। आत्मसमपंणकारिता को झौदाय कहते हैं । 
श्रीकृष्ण के उत्कट शदार्य का अवग्राहन हितहरिवंश जी ने इन शब्दों में किया है-- 

प्रीति की रीति रड्धभीलोइ जाने । 
जद्यपि सकल लोक चूणामणि दीन श्रपुत॒पौं साले ॥ 

श्रीकृष्ण के अन्य गुण भी किड्चित वर्णित हैं जेसे--सहाय, धर्मविषय में 
गगंमुनि आदि, युद्ध विषय में सात्यकि, मन्त्रणा में उद्धवादि श्रीकृष्ण के सहाय कहे 
गये हैं । 





१-भक्तिरसामृत सिन्धु, दक्तिणविभाग, प्रथम लहरी (अच्युत अन्थमाला प्रकाशन), ए० १७४ 
२--शोभाविलासो माधुय मांगल्यं स्वैयंतेजसी। 
ललितौदाय॑मित्येते सत्वभेदास्तु पौरुषा: ॥१३३।।--वही 
३--हितचौरांसी, पद सं० ४१ 
१३ 


48 मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा भर चैतत्य-सम्प्रदी्य 


कृष्णुभकक्‍त 

कृष्णभक्ति से भावति अन्त:करण वाले व्यक्ति को कृष्ण भक्त कहा गया है-- 
'तद्भावभावित स्वान्ता: कृष्णभक्‍ता इतीरितः । * कृष्णभक्त दो प्रकार के होते 
हैं- साधक एवं स्वयंसिद्ध । 

साधक भक्त वे हैं जिनमें कृष्णविषयक रति उत्पन्न हुई है। यद्यपि इनमें 
सम्यक्‌ रूप से विश्ल निवृत्त नहीं हुए रहते, तथापि ये कृष्ण-साक्षात्कार के योग्य 
होते हैं। सिद्धभक्त वे हैं जिन्हें कुछ भी क्लेश अनुभव नहीं होता, स्वंदा कृष्ण 
सम्बन्धी कर्म करते हैं तथा सर्वंतोभावेन प्रेमसोौख्यादि के श्रास्वादन में परायण 
रहते हैं । 

सिद्धभक्‍त दो प्रकार के होते हैं--सम्प्र सिसिद्धिरूप तथा नित्य । जो भक्त 
साधन द्वारा किवा भगवत्कृपावश सिद्ध होते हैं उन्हें सम्प्राप्तिसिद्धिरूप कहते हैं । 
ये दो प्रकार के होपे हैं--साधनसिद्ध यथा रुक्मिणी आदि, कृपासिद्ध यथा यज्ञपत्नी, 
शुकदेव इत्यादि । नित्यसिद्ध भक्त वे हैं जिनके गुण श्रीकृष्ण की भाँति नित्य एवं 
श्रानन्‍्दस्वरूप हैं, जो अपनी अपेक्षा श्रीकृष्ण के प्रति कोटिगुण अश्रधिक प्रेमवान हैं, 
जैसे--नन्दगोप, श्रीदामा सखा आदि | 

शान्‍्त, दास पुत्र आदि, सखा, ग्रुरुवर्ग व प्रेयसीगण --ये पाँच प्रकार के 
कृष्ण भक्त कहे गये हैं । 

_डह्दीपत--जो भाव उत्तेजित करते हैं, उन्हें उद्दीपन कहते हैं । ऋष्ण भक्ति- 
रस के उद्दीपन हैं--श्रीकृष्ण के गुण, चेष्टा व प्रसाधन, हास्य, श्रद्धभगन्ध, वंशी, 
शज्ध, तुपुर, शद्ड, पदचिह्व, क्षेत्र, तुलसी, भक्त, तद्बासर अर्थात्‌ एकादशी इत्यादि । 

गुर - गुण कायिक, वाचिक, मानसिक भेद से तीन प्रकार के होते हैं । 
वयस्‌, सौन्दर्य, रूप एवं मुदुता इत्यादि को कायिक गुण कहते हैं । यद्यपि ये कायिक 
गुण उनका स्वरूप ही है श्र्थात्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूप से वे अभिन्न हैं, स्वभावबद्ध हैं, 
तथापि भेद स्वीकार करके उन्हें उद्दीपन विभाव में कहा गया है। 

१. वयस्‌--कृष्ण की वयस्‌ तीन प्रकार की है--कौमार, पौगण्ड तथा कंशोर । 





१--भक्तिरसामृत सिन्धु, दक्षिणविभाग, प्रथमलहरी, श्लोक १४२ 
२--उत्पन्नरतयः  सम्यक्‌ नेविधृन्यमनुपागता: ॥१०४॥ 
कृष्णसाक्षात्कृती योग्या: साधकाः इतिकीतिताः ॥१०५॥ 
अविज्ञाताखिलक्लेशा: सदा कष्णाश्रितक्रियाध॥ 
सिद्धास्थु: सततप्रेमसौख्यास्वादपरायणा: ॥१०६॥ 

- वही, अच्युत ग्रन्थमाला प्रकाशन, १६८८ वि०. . 


रस (६ 
पाँच वर्ष तक कौमार, दस वर्ष तक पौगण्ड, तथा पदच्चादश वर्ष तक कैशोर, तदनन्तर 
पोडश वर्ष से यौवत का आरम्भ माना जाता है । क्रीड़ाभेद से वत्सलरस में कौमार 
सख्य में पौगण्ड वयस्‌ उपयुक्त होती है, किन्तु मधुर रस के लिए कैशोर ही श्रेष्ठ 
है । श्रीकृष्ण प्रायः सर्वेरसाश्रय हैं श्रतएव उनमें सब वयसों के कायिक उद्दीपन 
मौजुद हैं । इनमें से मुख्यतः कैशोरावस्था को ही परम सधुर मान कर कृष्णकाव्य 
लिखा गया है, इसलिए इस अवस्था का विस्तृत विवेचन हुआ है । 

केशोर तीन प्रकार का होता है-- आदि, मध्य, शेष या अन्त । आदि कैशौर 
में वर्ण में अनिर्वचनीय उज्ज्वलता, नेन्नान्त में भ्ररुण वर्ण कान्ति, तथा लोमावली 
प्रकाशित होती है | वैजयन्ती मयूर पुच्छु, नटवरवेश, वस्त्र-शोभा एवं परिच्छुद आदि 
कैशोर के उद्दोपन हैं। तीक्ष्ण नखाग्र, चञ्चल अूधनु व चूणखदिर द्वारा रक्लित दन्त 
इत्यादि भी उद्दीपन हैं। मध्यकेशोर में उरुद्यय, बाहुद्रय, एवं वक्षःस्थल में कोई 
श्रनिवंचनीय शोभा, एवं मूर्ति में मधुरिमा प्रकाशित हुई रहती है । मन्दहास्ययुक्त 
मुख, विलासान्वित चड्चल लोचन तथा त्रेलोक-मोहक गीत इत्यादि मध्यकैशोर 
की माधुरी हैं। रसिकता का सार विस्तार, कुञ्जक्रीड़ा-महोत्सव, रासलीला आदि 
का प्रारम्भ इस वयस्‌ को चेष्टाएँ हैं । शेषकंशोर किवा चरमकैशोर के प्रवृत्त होने 
पर सारे अज्ध पुवपिक्षा श्रतिशय उत्कषं धारण करते हैं एवं उनमें स्पष्ट रूप से 
त्रिवली रेखा व्यक्त होती है । अन्तर्कशोर को ही नवयौवन कह कर भी उल्लिखित 
किया जाता है । इस वयस्‌ में ब्रज देवियों के साथ अपूर्व कन्दपे क्रीड़ा रूप लीलानन्‍द 
के भावसमुदाय विकसित हुए रहते हैं। इस कैशोर में श्रीकृष्ण के मोहक रूप का एड 
श्रति सुन्दर उदाहरण भक्तिरसामृतर्सिधु में प्रस्तुत किया गया है-- 
कर किशि सखीजनेन विजने दूतीस्तुति प्रक्रिया, 
पत्युवेचनचातुरी गुरनिका कुझड्जप्रयाणे निशि। 
बाधिय गुरुवाचि वेणुव्स्ताबुत्कर्णतेतिब्रतान , 
कशोरेरए तवाद्य कृष्णगुरुणा गौरीगण:ः पाठयते ॥* 
अर्थात-- है कृष्ण ! श्र तुम्हारा केैशौर वयस्‌ गोपियों के गुरुपदवी पर 
आरोहरा करके उनको सखियों के साथ कानाफूसी, निजंन में दूृतियों के स्तवन की 
रीति-पतिवन्चना में चातुर्य, रजनीग्रोग में कुझजगमन का अभ्यास, गुरुवाक्य के प्रति 
बधिरता, तथा वेणुध्वनि में उत्कीर्णाता इत्यादि ब्रतों का पाठ करा रहा है । द 
२. सॉन्दर्य--अ्रज्धों के यथायोग सन्निवेश को सौन्दय कहते हैं। 





#ए का प्रश्माकप् 


१-भक्तिर्सारृत सिन्धु - दक्षिण विभाग, प्रथम लहरी, श्लोक १६८ 


१६६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदे।य॑ 


३. रूप--जिसके द्वारा अलझ्भारों की शोभा समधिक रूप में प्रकाश पाती है, 
उसे रूप कहते हैं । 

४. मृढुता--कोमल वस्तु के स्पर्श-असहिष्णुता को मृद्ुता कहते हैं। 
नवघनश्याम सुकुमार श्रीक्षष्ण का अज्छ इतना कोमल है कि नवपल्‍लव के सस्पशे- 
मात्र से विवर्णा हो जाता है । 

५. चेष्टा--रासलीला आदि तथा दुष्टवध श्रादि लीलाओं को चेष्टा। 
कहते हैं । 

४६ प्रसाधन--वसन, खज्जार तथा भूषणादि को प्रसाधन कहते हैं। भ्ररुण, 
कुम्कुम, व हरिताल वर्ण के युग, चतुष्क व भूयिष्ठ भेद से श्रीकृष्ण के वसन तीन 
प्रकार के होते हैं--युगवसनू, परिधान व उत्तरीय । 

चतुष्क के अन्तर्गत चड्चुक (जामा), उष्नीष (पांग),तन्दुबन्ध (उदरबन्ध), एवं 
अन्तरीयक श्रर्थात्‌ परिधेय श्राता है । 

नटवेश के उपयुक्त खण्ड एबं अ्खण्ड नाना वर्ण के वसन को भूयिष्ठ 
कहते हैं । 

७. आकल्प--केशबन्धन, शभ्रालिप, माला, चित्र, तिलक, ताम्बूल तथा 
क्रीड़ापद्म को भ्राकल्प कहते हैं । 

जूट (ग्रीवा के पीछे केशबन्धन), कवरी (पुष्पादि द्वारा केशबन्धन), चूड़ा 
(प्रद्धंवद्ध केश), वेणी (पृष्ठभाग में लम्बित केशशिल्प) इन सबको केशबन्धन 
कहते हैं । 

रवेत, चित्रवर्ण तथा पीत--इन तीन रज्कों का आ्ालेप होता है। 

माला तीन प्रकार की होती है--वैजयन्ती, श्रर्थात्‌ पञ्चवर्ण के पृष्पों 
से निरमित जानुपरयन्त लम्बित माला, रत्नमाला एवं वनमाला श्रर्थात्‌ पादपय॑न्‍्त लम्बी 
पत्रपुष्पमयी माला । कुछ विशेष मालाएँ भी हैं जैसे वेकलक्षक श्रर्थात्‌ वक्षस्थल में 
वक्रभाव से निश्षिप्त माला, आपीड़ श्र्थात्‌ चूड़ावेष्टन माला, प्रालम्ब अर्थात्‌ कण्ठदेश 
से सरलभाव से लम्बित माला । 

रवेत, पीत व अरुणवर्स मकरी पत्र निर्माण तथा तिलक रचना को चित्र 
कहते हैं । 

८. सण्डन--किरीट, कुण्डल, हार, चतुष्की, बलय, अ्रज्भ रीयक, केयूर व नूपुर 
इत्यादि को रत्नभूषण कहते हैं ! है क्‍ 

पुष्प श्रादि.द्वारा किये गये भूषण को वन्यभूषण कहते हैं। गैरिक श्रादि 
घातुनिमित तिलक को पत्रभद्भ इत्यादि कहा जाता है । 


ण्स १९७ 
९, ह्मित--स्पष्ट ही है ।* 
१०. अडद्भूपौरण भी स्पष्ठ है। कृष्ण के श्रद्धा की दिव्यगन्ध भक्तों को 
उन्मादित करती है ।.... 
११. बंश--वेशु, मुरली तथा वंशिका भेद से वंश तीन प्रकार का होता है । 
वेण वह है जो बारह श्रंगुल लम्बी तथा अंगूठे के बराबर मोटी होती है 
प्रौर छः छिद्रों से युक्त होती है, इसे पाविकाख्य वेण कहते हैं ।* मुरली दो हाथ 
लम्बी, मुख में रन्त्र तथा चार स्वरों के छिद्रों से समन्वित होती है ।'* बंशी में एक 
प्रंगुल के अन्तर पर आठ छिद्र होते हैं, सा अ्ंगुल के अन्तर पर मुखद्चिद्र, ऊपर 
चार अंगुल, पीछे तीन अंग्रुल, एवं ग्रन्थि का परभाग अड्ध॑ंग्रगुल होता है । इसमें 
नौ छिद्र होते हैं तथा यह ससदश अंगुल लम्बी होती है ।* यदि उस बंशी का मुख- 
छिद्र व स्वरछिद्र दस अंगुल के व्यवधान पर हो तो उसे महानन्द व सम्मोहिनी, 
द्वादश अंगुल के अन्तर पर हो तो आकर्षिणी, चतुदंश अ्ंगुल पर हो वो आनन्दिनी 
कहते हैं। यह आनन्दिनी गोपों को प्रिय हैं एवं वंशुली नाम से अभिहेत को 
जाती है । 
वंशी मणिमयी, हैमी व वैशवी होती है। मण्िमयोी का नाम सम्मोहिनी, 
स्वरनिरमिता का नाम श्राकपषिणी तथा बाँसनिर्मिता का नाम आ्रानन्दिनी है । 
१२. शुद्ध--आगे पीछे स्वर्ग द्वारा बद्ध तथा मध्यभाग में छिद्रयुक्त रत्नभूषित, 
मच्त्रणा ध्वनिकारी, बनमहिष के सींग को श्वज्भ कहते हैं ।* 
१३. नपुर--स्पष्ट है । 
१--रसखान -कानन दे अंगुरी रहिबो जबहीं मुरली धुनि मन्द बजेहें। 
मोहनी तानन सो रसखानि अदा चढ़ि गोधन गैहैं सो गैहें ॥ 
थेरि कहाँ सिगरे जज लोगनि काल्हि कोऊ कितनौ समुमेहें । 
माइरी वा मुख की मुसकानि सम्द्दारी न जैहें न जैहें न जैहें ॥ 
--रसखान और घनानन्द, रसखान, पद स० ५६ 
२--पाविका ख्यो भवेद्व ण॒र्दादशांयु लदैध्येभा कू । 
स्थौल्येष्डुष्शमितः पड्मिरेष. समैःसमन्वितः ॥१८८।॥ 

--भक्तिस्सामृत सिन्धु, दक्षिण विभाग, प्रथम लहरी 
३--हस्तदयमितायामा मुखरन्धसमन्विता । चतुःरवरच्छिद्रयुक्ता मुरली चारुनादिनी ॥१८८। ।--वही 
४--अर्डाहुलान्तरोन्मान तारादिविवराष्टकम्‌ । ततः सार्डाडुलादयत्र सुखरन्श्रतथांगुलम्‌ ॥ 

: शिरो वेदाहुलं पुच्छ ज्यद्भुलं सा तु वंशिका। नवरन्था स्व॒ता सप्तदशाबुलमिता बुधै; ॥१८६॥ 

-- वही 

५--आूहन्तु गवल॑ हम निबद्धाभ्रिमपश्चिमम्‌। रल्जालस्फुरन्मध्यं मन्त्रवोषामिध स्मृतम्‌ ॥२ का 
>- 


श्ह८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


१४. शद्भ--कम्बु कई प्रकार का होता है। दक्षिणावतत शद्भु को पाञ्चजन्य 
कहते हैं । 

१५. पदाड्--चरणचिह्न देखकर भक्त पुलकायमान होते हैं । 

१६, क्षेत्र--धाम । 

१७. तुलसी--स्पष्ट है । 

१८. भकक्‍त--स्पष्ट है । 

१६. तद्ासर--क्ृष्ण से सम्बन्धित पुण्यदिवस, जैसे भाद्रकृष्णाष्टमी इत्यादि। 
अनुभाव द 

जो भाव उद्भास्वरगत चित्त के भावसमृह को प्रकाशित करके उन्हें वाह्य 
विकार की भाँति दर्शाते हैं, वे अनुभाव कहलाते हैं । यों कृष्ण रति में वे ही अनुभाव 
कथित हैं जो काव्य में रस के प्रसद्भ में वणित होते हैं, किन्तु इसके कुछ विशेष. 
अनुभाव भी हैं, जो साधारणतया प्रचलित अनुभावों से भिन्‍त हैं। वे हैं--नृत्य, गीत, 
क्रोशन, तनुमोटन, हुद्धार, जम्भण, दीघेनि:श्वास, लोकानपेक्षिता लालाखबव, अ्रट्टहास, 
घूर्णा व हिक्‍्का ।* इन अनुभावों का प्रकाशन स्वयं चैतन्य महाप्रभु की देह में हुआ 
करता था । क्‍ 

इन अनुभावों की समष्टि का नाम शीत तथा क्षेपण है श्र जुम्भा इत्यादि 
को शीत तथा नृत्यादि को क्षेपण कहते हैं । क्‍ 

भक्ति के सन्दर्भ में ये अनुभाव श्रपता विशेष अथे रखते हैं। आनन्द के 
अतिरेक से भगवत्प्रीति का प्रभाव जब देह में समञ््वरित होने लगता है तब भक्त 
एक विशेष प्रकार के पद एवं अद्भ-समब्चालन में प्रवृत्त होता है जिसे नृत्य कहा जा 
सकता है। यद्यपि नृत्य की शाद्थीयता इसमें नहीं होती तथापि भ्न्तर के भाव-विशेष 
को व्यक्त करने में यह अपनी भज़िमाश्रों में पुर्णो सक्षम होता है। जगन्‍ताथ का 
' झ्रावाहन करते. हुए दोनों बाहुओं का ऊध्वंवोत्तोलन प्रभु-मिलन की अ्रभीष्सा को 
प्रभिव्यक्त करने में समर्थ हैं। अद्धों को समलय में दाहिने-बाँये दोलित करते रहने 
की क्रिया कीर्तन के नृत्य में देखी जाती है। शरीर में जिस भावलहरी का सज्चार 
होता है वह इस दोलन में प्रकट होती है भ्रथवा देह की ऐसी गति भक्त को सामान्य 
देह चेतना से मुक्त करने में सहायक होती है श्रौर उस विशेष छनन्‍्द को उतार लाती 
है जो भगवद्रति की भावमञ्जूषा को वहन करने में समर्थ होता है । 

भावावेग को प्राप्त करने किवा अभिव्यक्त करने में गीत सबसे अधिक 


१--नत्य॑ विल्ल॒ुस्टितं गीत॑ क्रोशनं तनुमोटनम्‌ । हुड्डारो जुम्श्णं श्वासभूमा लोकानपैक्षिता । 
लालाखावो5इहासश्च धूर्णाहिक्कादयो$पिच ।।२॥--भ० र० सि०, दक्षिण विभाग, द्वितीय लहरी 


रस १६९ 


स्वाभाविक उपकरण है। अन्तरचेतना का आवेग जब अरहं के अभ्रवरोधों को काटता 
हुआ प्रवाहित होता है तब गीत के भावुक शब्दों तथा स्व॒रों में ही काकलित हुआा 
करता है । गीत प्रीति-निवेशित हृदय की सहजतम भाषा है, भावावेग की यह प्रथम 
एवं झनिवाय अभिव्यक्ति है | 

क्रोशन एक विशेष प्रकार का उच्च रव है जो कदाचित्‌ भगवान्‌ की महिमा 
के स्मरण से उत्पन्न होता है, श्रथवा प्रीति की किसी प्रबल वासना या श्रनुभूति को 
व्यक्त करता है। 

भाव के विकार से जब देह ग्राक्रान्‍त होता है तब साधक का शरीर अनेक 
भड्िमाश्रों में स्वतः मुड़ता रहता है। वस्तुत: श्रतिचितन का भार जब देहचेतना पर 
पड़ता है तब उसकी तमस-तन्‍्द्रा को काटनेवाली उसमें अ्रनेक क्रियाएं होती हैं जिसके 
फलस्वरूप वह विचित्र रूप से मुड़ता है! इसे तनुमोटन कहा गया है। स्तायुग्रों में 
चिद्रस के सञ्चार से चैतन्याविष्ट साधक में तनुमोटन की क्रिया देखी जाती है। 

प्रायः साधक किसी भावान्वेषण या भावानुभूति में खोकर श्रात्मविस्मृत 
चेतना में पहुँच जाता है। उसका चित्त निमीलित हो जाता है और जब वह 
सुषुप्ति-चेतता में किन्‍्हीं गहनतर अनुभूतियों को प्राप्त करता है तब जुम्भा झ्ननुभाव 
प्रकट होता है। सुषुप्ति की स्वप्निल-दशा में ही यह अनुभाव बाय: व्यक्त हुआ 
रहता है । 
द हुद्लार एवं अट्टहास, भाव के प्रति क्षोभ में प्रकाशित होते हैं । 

दीघंनि:श्व/स विरह में ग्रधिक प्रकाशित होता है, मावत्तिक मिलन की अनुभूति 
में भी यह विद्यमान रहता है । प्राणवायु की गति जब वाह्म-चेतना से हटकर नितान्त 
प्रन्त:प्रदेश में पहुँचने का प्रयास करती है तब भक्त की निःश्वास अत्यन्त गहरी एवं 
दीघे हो जाती है। हठयोग में चित्त को समेटने के लिए प्राणायाम का आश्रय लिया 
जाता है, भक्तियोग में यह भाव के दबाव से स्वतः साधित होता है । 

मन के एकदम अ्रन्तराल में डूब जाने पर जब वाह्म-चेतना पर वियन्त्रण 


समाप्त होने लगता है तब लाला[ख्रव का चिह्न देखा जाता है । ह 
किसी अलौकिक वस्तु के संस्पर्श से मन की जो चकित अश्रथच सम्मोहित दशा 


उत्पन्न होती है, उससे उद्घूर्ण प्रकाशित होता है। भावक का अ्रात्महारा चित्त 
सम्मोहन में बद्ध होकर विजड़ित तथा घूशित होने लगता है, यही भक्ति. की उद्घूर्णा 
ग्रवस्था है । द क्‍ 

आत्मा की महत्तर पुकार के लिए लोक की सीमित मान्यताओं, कृत्रिम 
मर्यादाओं का त्याग लोकापेक्षा-परित्याग (लोकानपेक्षिता) है। भक्त जिम्त ऊध्वेंमन 
का ग्रावाहन सुनता है उसकी दिव्य पूर्णंता के आगे जीवन-डगत्‌ की मानव-निर्मित 


२०० मध्ययुगीन' हिन्दी क्रृष्ण-भक्तिधारा और चैेतन्य-सम्प्रदाय 


मान्यताएँ श्रपुर्णा, संकुचित तथा बालकोचित लगने लगती हैं । उसे लोक की अपेक्षा 
नहीं रह जाती । उसका मन जिस चेतना में निष्क्रमण करने लगता है, उसमें 
सांसारिक मूल्यों का स्थान नगण्य होने लगता है। हद को छोड़कर “बेहद! में प्रवेश 
करने के लिए इनका तोड़ना आवश्यक भी है, श्रन्यथा अ्रसीम में प्रवेशाधिकार नहीं 
मिल पाता । 

हिकक्‍्का की श्रनुभाव दशा अत्यन्त दुलेभ है। देह की प्रफुल्लता एवं रक्तोद॒गम 
इत्यादि जो श्र अनुभाव हैं, वे शऔर भी विरल हैं । इसलिए भक्तिग्रन्थों में उनका 
उल्लेखमात्र है, वर्णन नहीं । अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु के देह में इन विरल अनुभावों 
का भी प्रकट होना वरणित है । 
सात्विक 

साक्षात्‌ कृष्ण सम्बन्धी भश्रथवा किड्चित्‌ व्यवधान के कारण भावसमृह द्वारा 
चित्त के श्राक्रान्त होने को सत्व कहते हैं ।* सत्व से उत्पन्न भावों को सात्विक कहते 
हैं। सात्विक तीन प्रकार के होते हैं--स्निग्ध, दिग्ध तथा रुक्ष । 

स्निग्ध--स्तिग्ध सात्विक, मुख्य श्रौर गौण भेद से दो प्रकार का होता है। 
मुख्यभाव द्वारा आक्रान्त सात्विक का नाम मुख्य है, इस मुख्यभाव के साथ श्रीकृष्ण का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है। गौण रति द्वारा आाक्रान्त भावों को गौण कहते हैं, इस गौण 
सात्विक में किडज्चित्‌ व्यवधान से कृष्णा के साथ सम्बन्ध हुआ रहता है । 

दिग्ध--मुख्य व गौण-रति व्यतिरेक जातरति जन का मन यदि भाव द्वारा 
आक्रान्त हो भर वह भाव रति का अनुगामी हो, तो उसे दिग्ध सात्विक कहा जाता 
है। जसे, निशान्त में स्वप्तावेश के कारणा प्राहुणा में लुण्ठित पूतना को देख कर 
यशोदा कम्पित होने लगीं तथा व्याकुल चित्त होकर पुत्र का अन्वेषण करने लगीं । 
यहाँ पर रति की अनुगामिता के कारण इस कम्प को दिग्ध सात्विक कहा गया है । 


रुक्ष--यदि कभी मधुर एवं ्राश्वयंमयी भगवत्कथा से रति शून्य जन के हृदय 
में ग्रानन्द विस्मय आदि द्वारा भावों का उदय हो तो उसे रुक्ष कहते हैं । 

कृष्ण रति के सात्विक भाव वे ही परम्परागत श्राठ हैं--स्तम्भ, स्वेद, रोमाचच, 
स्वरभेद, कम्प, वैवण्य, अ्रश्न॒ व प्रलय । द 

प्राण जब भ्रूमिस्थ होता है तब स्तम्भ, जब जलाश्रित होता है तब अश्वु, जब 
तेजस्थ होता है तब स्वेद, एवं जब श्राकाशाश्रित होता है तब प्रलय विस्तार करता है 





१--कुष्णसम्बन्धिमिः साज्षात्‌ किद्चिद्वा व्यवधानतः । भावैश्चित्तमिहाक्रान्तं सत्वमित्युच्यते बुचैः ॥१॥ 
“ भेक्तिरसामृतसिन्धु, दक्षिण विभाग, तृतीय लहरी 


रस द २०१ 


ग्रौर जब वायु में ही स्थित रहता है, तब ऋमश: मन्द, मध्य, तीत्र भेद के ग्रनुसार 
रोमाच, कम्प व स्वरभेद इन तीन सात्विकों का विस्तार करता है। इनका विस्तृत 
वर्णन भी प्रस्तुत किया गया है-- 

१. स्तम्भ--हष, भय, झ्राइचरयं, विषाद एवं अमर्ष से स्तम्भ उत्पन्न होता 
है। इसमें वाक्य-रहितता, निश्चलता, शुन्यता आ्ादि प्रकाशित होते हैं । 

२. स्वेद--हष, क्रोध, भयादि जनित शरीर की आता को स्वेद कहते हैं । 

३. रोमाञउच--अ्राइचर्यंदश न, हे, उत्साह व भय के कारणा रोमाञ्व का उदय 
होता है । 

४. स्वरभेद--विषाद, विस्मय, क्रोध, श्रानन्द व भयादि से स्वरभेद उत्पन्न 
होता है। गदगद वाक्य को स्वरभेद कहते हैं। 

५. वेपथु--वित्रास, क्रोध व हर्षादि द्वारा गात्र का चाच्ल्य वेपथु श्रथवा कम्प 
कहलाता है । 

६. वेवष्यें-->विषाद, क्रोध व भयादि से उत्पन्न वर्णविकार का नाम वैवण्यं 
है। इसमें मलिनता व कृशता भी ञ्रा जाती है। 

७. अश्रु--हरष, क्रोध, विषाद ग्रादि के द्वारा बिना प्रयत्न के नेत्रों में जो 
जलोद्‌गम होता है, उसका नाम अश्रु है। हष॑जनित अश्र में शीतलता तथा ऋषधादि- 
जनित अश्रु में उष्णता होती है। 

८. प्रलय--सुख-दुःख रहित चेष्टा एवं ज्ञानशुन्यता का नाम प्रलय है, इसमें 
भूमिनिपतन आ्रादि अनुभाव प्रकाशित होते हैं। 

ये सात्विक उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त कर घुमायित, ज्वलित, दीध्त व उद्दीत्त 
पग्रवस्थाएं धारण करते हैं। उक्त वृद्धि बहुकाल व्यापित्व, बहुश्नज्भव्यापित्व तथा 
स्वरुपोत्कर्ष के अनुसार तीन प्रकार की होती हैं। श्रश्ु व स्वरभेद के श्रतिरिक्त 
स्तम्भादि भावों का सर्वाज्ध व्यापित्व है । 


सात्विक की श्रवस्थाएँ 
धूमायित--जो भाव स्वयं या द्वितीय भाव के साथ युक्त होकर अत्यल्प 


प्रकाशित होता है एवं जिसे गोपन नहीं किया जा सकता, उसका नाम धुमायित है।* 
ज्वलित--दो-तीन सात्विक भाव यदि एक ही समय में उदित हों और 





१-भ्रद्गितीया अमीभावा अथवा साद्धितीयकाः । ईषदव्यक्ता अपहोतु' शक्या घूमायिता मता: ॥४४॥ 
“ भक्तिरसाम्ृतसिन्धु, दक्षिण विभाग, तृतीय लहरी 


२०३ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


उन्हें कष्टपर्वक गोपन किया जा सके, तब उसे ज्वलित कंहते हैं ।* यथा किसी 
वयस्क गोप ने श्रीकृष्ण से कहा, हे सखे ! वन में तुम्हारी वंशीध्वनि के कर्णा में 
शेषसीमा तक प्रवेश करने पर मेरा हाथ कम्पित होकर झीफ् गुज्ला ग्रहण नहीं कर 
पाया, दोनों नेत्र प्रश्नुपुर्ण होकर मयूरपुच्छ नहीं पहिचान सके, एवं उरुद्वयं स्तम्भयुक्त 
होकर एक पल भी नहीं चल सके । हे बन्धु ! तुम्हारी वंशी की कैसी आशचर्यमयी 
महीयसी शविति है । * 

दीप्त--वृद्धिप्राप्त तीव-चार भ्रथवा पाँच सात्विक भाव यदि एक ही साथ 
उदित हों और उन्हें संवरण न कर पाया जाय, तो उन्हें दीप्त कहते हैं।रे 
यथा, राधा की कोई सखी राधा से कहती है, हे सखि ! श्राँखों में ब्रश्न॒ भरा 
जाने पर वृथा क्यों पृष्परज को गजझ्ञित कर रही हो, गात्र रोमाड्चित होने पर 
शीतल वायु के प्रति क्‍यों आक्रोश प्रकदः कर रही हो, उरुस्तम्भ के कारण वन- 
विहार के प्रति क्‍यों क्षुब्ध हो रही हो, राधे ! स्व॒रभेद तुम्हारी मदनवेदना प्रकाशित 
किये दे रहा है ।* । 

उद्दीप्त--एक ही समय यदि पाँच, छः अथवा सारे सात्विक भाव उदय 
होकर परमोत्कषं प्राप्त करे, तब उन्हें उद्दीघ कहा जाता है।* उदाहरणास्वरूप, हे 
पीताम्बर ! आज तुम्हारे विरह में गोकुलवासी धर्मेयुक्त होकर कम्पित व पुलकित 
अज्भ द्वारा स्तम्भ धारण कर रहे हैं, आकुल होकर चाटुवाक्य द्वारा विलाप कर रहे 
हैं, अत्यधिक ऊष्मा द्वारा म्लान, एवं नेत्राम्बु द्वारा आदर होकर अतिशय मोहित हो 
रहे हैं ।९ 

सात्विक भाव, महाभाव में परम उत्कर्ष धारण करते हैं, इसलिए सारे भाव 
महाभाव में सुद्दीप होते हैं । 

सात्विकाभास--सात्विक में चार प्रकार के आभास सम्भव हैं--रत्याभास, 


१--ते द्वों त्रयो वा युगपदयान्तः: स्वप्रकरां दर्शां। 
शक्या: ऋच्छे ण निद्नोतु' ज्वलिता इति कोर्तिता: ॥४४॥ 
“भक्तिरसामृतसिन्धु, दक्षिण विभाग, तृतीय लहरी 
२--वही, श्लोक ४४ द 
३-प्रौढ़ां चित्रतुरा व्यक्ति पत्र वा थुगपद्गताः। 
 संवरीतुमशक्यास्ते दीप्ता पधीरेरुदाहता: ॥४५॥--वही 
४--वही, श्लोक ४५ 
५--एकदा व्यक्तिमापन्ना: -पण्चषा: सब्ब॑ एवं वा। 
आरूढ़ा परमोत्कष॑मुद्दीज्त इति कीविंता: ॥४६॥--वही 
६--वही, श्लोक ४६ 


रस ्् २०३ 


सत्वाभास, निःसत्व एवं प्रतीप । ये सब भाव पूर्व॑-पू्व श्रेष्ठ हैं। रति के प्रतिबिम्ब 
हेतु रत्याभास, हर्ष-विस्मय आदि के द्वारा चित्त के आक्रान्त होने पर सत्वाभास, 
हु विस्मयादि के आभास से भी वाह्य भ्रन्तर स्पर्श न करने को निःसत्व कहते 
तथा विरोधीभावजनित प्रतीप द्वेष का विषय बनता है । 


मुमुक्षु में रत्याभास हुआ रहता है जैसे किसी वाराणसीवासी का संन्‍्यासी 
सभा में हरिचरित्र का गान करते-करते पुलकाकुल होकर अश्र द्वारा गण्डों का 
सिश्चन करना । 

जाति से हलथहृदय में उदित हर, विस्मय आदि के श्राभास को सत्वाभास 
के कारण सत्वाभासभव कहते हैं। ज॑से कृष्णलीला श्रवण करते-करते प्राचीन _ 
मीमांसक का आनन्दित होकर पुलकान्वित होना । 

स्वभावशतः या अ्रम्यासवशत: ऊपर से कोमल अन्तर से कठिन हृदय में 
सत्वाभास व्यतिरेक कहीं अश्रु पुलक भ्रादि नहीं देखा जाता, ऐसे को नि:सत्व 
कहते हैं । 

श्रीकृष्ण के शत्रुओं में क्रोष६, भय आदि द्वारा जो सात्विकाभास हुआ रहता 
है, उसे प्रतीप कहते हैं । 

व्यभिचारी--वाक्य भूनेत्रादि अद्भ एवं सत्वोत्पन्न भाव द्वारा जो सब भाव 
प्रकाशित होते हैं, उन्हें व्यभिचारी कहा जाता है। व्यभिचारी भाव में गति सञ्चार 
करते हैं, इसलिए उन्हें सचारी भी कहा जाता है।* कृष्ण रति अन्तःसत्ता का 
स्थायीभाव है, देह, मत, प्राण के भाव जब उसके अ्रवरोधक न बनकर उसे पुष्ट 
करते हैं तब वे भक्तिरत के सारी की संज्ञा पात हूं । 

व्यभिचारीमाव स्थायीभाव में मगन होऋर तरज्भ की भाँति स्थायीभाव को 
बद्धित करते हैं, इसलिए ये स्थायीभाव का स्वरूप प्राप्त किये रहते हैं । 

कृष्णरति में वे ही सच्चारी कथित हुए हैं जो काव्य परम्परा में अन्तमुकत हैं । 
प्रवश्य ही इनका आध्यात्मिक पक्ष भी उद्घाटित किया गया है । 

ये सचारी हें--निवेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गये, शब्भूा, त्रास, 
प्रावेग, उन्‍्माद, अपस्मृति, व्याधि, मोह, मृत्यु, श्रालस्य, जाडय, ब्रीड़ा, श्रवहित्था, 
स्मति, वितर्क, चिता, मति, धृति, हष, उत्सुकता, उग्रता, भ्रमर्ष, असूया, चपलता, 
निद्रा, सुप्ति, बोध । 





१-वागाइसलरूच्या ये शेयास्ते व्याभिचारिण:। 
सन्नारयन्ति भावरय गति सब्चारिणोडपि ते ॥२॥ 
“-भक्तिरसामृतसिन्धु, दक्षिण विभाग, चतुर्थ लहरी 


२०४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


इनमें से कुछ का विवरण दिया जा रहा है-- 
१. निर्वेद--महादुःख, विच्छेद, ईर्ष्या, सद्दिविकादिकल्पित श्रर्थात्‌ अकत्त॑व्य के 
करण तथा कतंव्य के श्रकरण निमित्त चिन्ता तथा अपने श्रपमान--इन सबसे निर्देद 


जन्म लेता है। इसमें चिन्ता, अश्रु, वैवण्यं दैल्य एवं दीघ॑ नि:श्वास आदि अनुभाव 
प्रकट होते हैं । 


२. विषाद--इष्ट वस्तु की भ्रप्राप्ति, प्रारब्ध कार्य की असिद्धि, विपत्ति एवं 
अपराध आदि जनित जो अनुताप होता है, उसका नाम विषाद है। 


विषाद में उपाय व सहायता का अनुसन्धान, चिन्ता, रूदन, विलाप, इवास, 
वैवण्यं व मुखशोष आ्रादि अनुभाव प्रकट हुए रहते हैं । 

३. दन्य -दुःख, त्रास, व श्रपराधादि से जो दौबंल्य होता है, उसका नाम 
देन्‍्य है । चाठ, हृदय में क्षुण्णता, मलिनता, चिन्ता एवं अर की जड़ता इसमें 
प्रकाशित होती है । 


४. श्रम--पथ, नृत्य तथा रमणादिजनित खेद को श्रम कहते हैं । निद्रा, 
धर्म, अज्भग्रह, जुम्भा, दीघंनि:श्वास आदि इससे उत्पन्न होते हैं । 

: ५. सद- ज्ञाननाशक आाह्वाद का नाम मद हैं। यह दो प्रकार का होता 
है--मधुपानजनित तथा कन्दर्पविकारातिशय जनित | गति, अज्भ, वाक्यस्खलन, 
नेत्रधूर्णा भ्रादि इसके विकार होते हैं । उत्तम व्यक्ति मद उत्पन्न होने पर सोता है, 
मध्यम व्यक्ति हास्य व गायन करता है, एवं कनिष्ठ व्यक्ति स्वेच्छानुसार निष्ठुर 
वाक्य प्रयोग तथा रोदन करता है। 

६, श्रावेग--चित्त सम्श्रमकारी सच्चारी को पग्रावेग कहते हैं। यह आवेग 
प्रिय, अप्रिय, अग्नि, वायु, वर्षा, उत्पात, गज एवं शत्रु से उत्पन्न होकर आठ प्रकार 
का होता है । द 

७, उन्‍्माद--प्रतिशय आनन्द, आपद एवं विरह झादि जनित हृद्॒श्रम को 
उनन्‍्माद कहते हैं। ग्रट्टहास, नटन, सद्भीत, व्यर्थचेष्टा, प्रलाप, धावन, चीत्कार 
इत्यादि क्रियाएं उन्माद में प्रकट होती हैं । 

८. मोह--हष॑, विच्छेद, भय एवं विषादादि से उत्पन्न मन की मुढ़ता 
अर्थात्‌ बोधशुन्यत्ता मोह है। भूमिपतन, अवशेन्द्रियता, भ्रमण एवं निरचेष्टता आदि 
विकार इसमें प्रकाश पाते हैं । 


९. मृति--विषाद, व्याधि, त्रास, प्रहार एवं ग्लानि इत्यादि द्वारा जो प्राण 


रस ३०५ 
त्याग होता है, उसका नाम मृति है। इसमें भ्रस्पष्ट वाक्य, देह 
हिंक्कादि हुआ करते हैं । 


१०. जाडइय--इष्ट एवं अनिष्ट के श्रवण, दर्शन एवं विरहादिजनित 


विचारशुत्यता का नाम जाडय है। यह मोह की पूर्व तथा पर अवस्था है। इसमें 
प्रनिमिष तयन, तुष्णीभाव तथा विस्मरण प्रकाशित हुए रहते हैं । 


११. धृति--जञान, दुःखाभाव व उत्तम वस्तु की प्राप्ति, श्र्थात्‌ भगवत्सम्बन्धी 
प्रेम के द्वारा मन की जो पूर्साता, अचञ्चलता है, उसका नाम घृति है । इसमें श्रप्राप्त 
व श्रतीतनष्ट के कारण झोच नहीं होता । धृति ज्ञान से भी उत्पन्त हो सकती है । 


१२. भिद्वा--चिन्ता, आलस्य, श्रम आदि के निमीलन ग्र्थात्‌ वाह्मवृत्ति के 
प्रभाव को चि6द्रा कहते हैं। भक्त के हृदय में किसी प्रकार की कृष्ण-स्फूति होने से 
हन्मीलन की पूर्वावस्था को निद्रा कहते हैं । द 


१३. सुप्ति--ताना प्रकार की चिन्ता व नाना विषय के अनुभव स्वरूप 
निद्ग का नाम सुप्ति है। इसमें इन्द्रियों की अवसन्नता, निःशवास एवं चक्षु-निमीलन 
हुआ रहता है । 


वैवण्यं, अल्पदवास एवं 


१४. बोध--अविद्या, मोह, निद्रा श्रादि के ध्वंस द्वारा प्रबुद्धता शर्थात्‌ 
शानाविर्भाव का नाम बोध है। मोह विनष्ट होने पर शब्द, स्पर्श, गन्ध व रस हारा 
भगवद्‌-विषयक ज्ञान होता है। इसे ही बोध कहा गया है । 


इसी प्रकार अन्य सज्चारियों का भी विस्तृत वर्णन है। जंसे, उन्माद 
साधारण चित्तविक्षेप न होकर एक अतीन्द्रिय अनुभव है जिसमें भक्त पर सम्पूर्ण 
प्रात्म-विस्मृति छा जाती है। मृत्यु कोई लोकिक दशा नहीं है, यह भक्त की समग्र 
वाह्मयचेतना का लोप है, भक्ति की श्रन्तरचेतना इतना आच्छादित कर लेती है कि 
भक्त की सारी चेष्टाएँ भ्रवसन्‍्त हो जाती हैं और वह वाह्मतः मृत्यु की निरुचलता 
प्राप्त कर अन्तरतम में भगवतूसान्निध्य में निमग्न रहता है। वस्तुतः मृत्यु भक्ति की 
सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञानमार्ग में इसे निविकल्प समाधि कहा गया है और भक्तिमार्ग 
में सविकल्प समाधि | इसी प्रकार निद्रा भगवच्चिस्ता में शृन्यचित्तता एवं भगवान्‌ 
के सम्मिलल से उत्पन्त श्रानन्द की व्याप्ति से उत्पन्न होती है। चिन्मय भक्ति में 
तमोगुणमयी निद्रा का सब्न्चार नहीं होता । भगवद्भक्ति की निद्रा प्राकृत न होकर 
भावसमाधि-मात्र होती है। परमानन्दमय श्रीकृष्ण के निमित्त श्रायास-तादात्म्यापति 
में श्रम होता है। कृष्णाभिन्न श्रन्य-सम्पकित क्रिया में आलस्य उत्पन्न होता है। 
भगवहर्शन श्रादि की वासना उद्बुद्ध होती है, इसलिए बोध उत्पन्न होता है। 


कह भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिवारा और चेतन्य-सम्भदायें 


भगवत्प्रीति में अधिष्ठान के कारण निर्वेद आदि व्यभिचारी भावसमृह लौकिक 
गुणमय भाव की भांति प्रतीत होने पर भी वास्तविक पक्ष में गुणातीत हैं ।* 
सञ्चारीभाव दो प्रकार के होते हैं--परतन्त्र एवं स्वतन्त्र । 


परतन्त्र--ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ भेद से परतन्त्र दो प्रकार का होता है। वर 
या ज्येष्ठ परतन्त्र साक्षात्‌ एवं व्यवधान भेद से दो प्रकार का होता है। जो ज्येष्ठ 
किवा वरपरतन्त्र साक्षात्‌ श्रर्थात्‌ मुख्य रति को पुष्ट करता है, उसे साक्षात्‌ कहते हैं 
भौर जो भाव गौणी रति को पुष्ट करता है, उसे व्यवहित वरपरतन्त्र कहते हैं । 


जो भाव दो रसों का अरद्भत्व प्राप्त करता है उसे अवर किवा कनिष्ठ कहते 
हैं, जैसे विश्वरूप दर्शन के पश्चात्‌ अर्जुन की अवस्था भय के झ्राधीन मोह की थी। 

स्वतन्त्र--संव्चारी सर्वदा पराधीन होने पर भी कभी-कभी स्वतन्त्र होते 
हैं। प्र्थात्‌ स्थायीभाव के आधीन रहते हुए भी ये सज्चारी कभी-कभी स्वतन्त्र 
हो जाते हैं । 

भावज्ञ में रतिगन्धि, रत्यानुस्पर्श व रतिशून्य भेद से स्वतन्त्र सञ्चारी तीन 
प्रकार का होता है । 

श्राभास--सञ्चारी भावों के श्रस्थान- प्रयोग का नाम आभास है। सज्चारी 
का ग्राभास प्रातिकूल्य तथा अ्रनौचित्य भेद से दो प्रकार का होता है। 

प्रातिकुल्य--विपक्ष में वृत्ति को प्रातिकूल्य कहते हैं, जेसे कंस ने अक्रूर का 
तिरस्कार करते हुए कहा, अरे मूर्ख ! जिस व्यक्ति ने एक जलचर साँप कालियनाग 
का दमन किया और लोष्ठखण्ड सहृश गोवद्धन उठाया, उसमें तूने ईश्वरत्व अपेण 
कर रखा है, इससे अद्भुत और क्या हो सकता है ? यहाँ अ्रसुया प्रतिकूल भाव है। 

अनौचित्य--असत्यता एवं अ्रयोग्यतारूप से अनोचित्य दो प्रकार का होता 
है । अप्राणी में असत्यता तथा पशुपक्षी में श्रयोग्यता का आरोपण होता है। जेसे 
कदम्ब का रोमाड्चित होना असत्यतारूप अनोचित्य है । 


सञ्चारी का सूक्ष्म विश्लेषण भक्तिरस शास्त्र में हुआ है । किन्तु भक्ति के 





- एप त्रास: वत्सलादिषु भयानकादिदशनात्‌ तदथ तत्सक्ञतिहानितर्केशत्मकथ्ल्व भवति। निद्रा 
तच्चिन्तया शक्ष्यचित्तत्वेन तत्सड्वत्यानन्दव्याप्ता च भवति। श्रम: परमानन्दमयतदर्थायासता- 
दात्यापत्ती भवति। आलस्यथ तादशश्रमदेतक॑ कृष्णेतरसम्बन्धिक्रिया विषयर्क भवति । बोधश्च 
तदृशनादिवासनाया:स्वयमुद्बोधनं मवतीत्यादिक शेयम्‌। किब्च निर्वदादीनाश्ञामीषां लौकिक 
धुणमयभावायमानानामपि वस्तुतो गुणातीतत्वमेव, तादशभगवद्यीत्यधिष्ठानात । 
। प्रीति सन्दर्भ, वृत्ति १५८ 


ग ३०७ 
प्रसीम सागर में उठती हुई झसंख्य भाव-लहरियों को क्या सञ्चारी की परिचित 
संख्या में बाँधा जा सकता है ? लौकिक-भावों से उद्भावित होने पर जो लघु-लचु 
भाव चित में सञ्चरित होते हैं, वे ही सारे भाव भक्ति जैसे दिव्य एवं गहन मनोभाव 
में भी सम्चरण करें, यह संदिग्ध है। भक्ति, सामान्य मन की श्रनुभूति नहीं है, श्रत: 
सामान्य-मत की गतियों में उसके मनोराज्य को किस प्रकार बाँधा जा सकता है ? 
मानव-मत से अ्परिचित न जाने कितने नृतन भाव, भक्त के मन में जन्म लेते रहते 
हैं, न जाने केसी-केसी रहस्यमयी भाव-वृत्तियाँ उसमें उठती गिरती हैं । इनकी 
संख्या गिनना तो दूर, नामकरण तक नहीं किया जा सकता । ऐसे भावों की व्याख्या 
भक्ति रस के सञज्चारी भाव के अन्तर्गत करता अपेक्षित था | केवल काव्यशास्त्र के 
प्रस्तगंत आने वाले तैंतीस सञ्चारियों की भक्तिपरक व्याख्या करने से भक्तिरस 
पृरणतया प्रमारित नहीं हो जाता है। अन्य रसों से पृथक उसको विशेषता क्या है, 


किस रूप में है ? हि 
भाव की चार दशाएं भी कथित हैं--भावोदय, भावसन्धि, भावशावल्य व 


भावशान्ति जो परम्परानुगत है । क्‍ 

तेंतीस व्यभिचारी, हास्य, क्रोध इत्यादि तया एक मुख्य भाव जो स्थायी 
भाव में वरशित होता है, इत सब को मिलाकर कुल ४१ भाव होते हैं। इन सबको 
मुख्य भाव कहा जाता है। ये शरीर व इन्द्रियों को विक्षब्ध करते हैं एवं भाव के 
प्राविर्भाव पर उत्पन्न होते हैं ग्रतएव इन्हें चित्तवृत्ति कहा जाता है। कोई भाव 
किसी स्थान में स्वाभाविक तथा किसी स्थान में आ्रागन्तुक होता है। उनमें से जो 
भाव स्वाभाविक हैं, वे अन्तंवाद्य में व्याप्त रहते हैं और आागन्तुक भाव विभावादि 
द्वारा उद्दीपित होते हैं । 

चित्त के गरिष्ठ अथवा गम्भीर किवा मह॒त्‌ या कर्कंश होने पर ये सब भाव 


सम्यक्‌ रूप से उन्मीलित हुए रहते हैं किन्तु लोगों को दृष्टिगत नहीं होते । चित्त के 
लघु या तरल किवा क्षुद्र या कोमल होने से ये भाव बहुत कम उनमीलित होते हैं 
पर लोग उन्हें स्पष्ट जान जाते हैं। गम्भीर चित्त समुद्र को भाँति है, उसकी गहन 
प्रशान्तता में उप्लेलव की ऊर्मि पहिचानना कठिन है, किन्तु लघुचिक्त गड्ढे के समान 
है जिसमें तनिक भी उच्छुवास तरज़्ित हो उठता है । 

ककंशचित्त तीन प्रकार का बतलाया गया है--बच्च, स्वर्णा, लाक्षा । बच्र 
नितान्त कठिन होता है, वह कभी मृदुल नहीं होता, जैसे तपस्वी का चित्त। स्वर्ण 
स्वभाव अग्नि के अ्तिशय उत्ताप से द्रवीभूत हो जाता है | लाक्षा अग्नि के अत्यल्प 
उत्ताप से ही स्वंतोभावेन द्रवित हो जाता हैं और उसी प्रकार लाक्षा-चित्त भाव की 
भ्रल्पता से ही आद् हो उठता है । 


बट भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


कोमल चित्त भी तीन प्रकार का होता हैं-- मधु, नवनीत श्रौर अमत । मधु 
श्रौर नवनीत चित्त भाव के यथाविध ग्रातप से गल जाते हैं, किन्तु क्ृष्ण के प्रियतम 
भक्तों का चित्त स्वभावतः श्रमृत सहृश सबंदा द्रवीभूुत रहा करता है । 


क्ष्णभक्ति-रसं 
के 
विविध रूप 
द्वितीय खण्ड 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप 


कृष्ण भक्ति की भावशृमि में पाँच रूप प्रकट हुए हैं--निर्वेद, दास्य, वात्सल्य 
सख्य एवं मधुर । निवंद पृथक रस का आधार होता हुआ भी वस्तुतः समस्त रसों 
का आधार है। चित्त की लौकिक-वृत्तियों के उपशमन के उपरान्त ही चमत्कारी 
एवं आह्वादकारी भक्ति के अन्य भावों का प्रादुर्भाव होता है। निर्वेद के श्रभाव में 
कृष्णभक्ति का कोई भी भाव स्फुरित नहीं हो सकता, क्योंकि विकारग्रस्त चित्त में 
शुद्धसत्व का स्फुरण चहीं हो पाता। समता की नींव पर आ्रानन्द का भवन खड़ा 
होता है, अ्रतएव वात्सल्य श्रादि आनन्दप्रधान भाव शान्त की आधारशिला पर ही 
प्रतिष्ठित हो पाते हैं । शान्त भाव में सम्बन्ध स्थापन के हेतु दास्य का जन्म होता है 
दास्य में सोहाद के समावेश से सख्य जन्म लेता है और इनमें ममत्व के मिल जाने से 
वात्सल्य तथा इन समस्त रागों को आत्मसात्‌ करता हुआ तादात्म्यभावापन्न मधुर 
भाव सर्वोपरि विराजमान है। ये भाव उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, श्रतएवं इन पर झ्राधारित 
रसों कां विवेचन क्रमोन्नत रूप में किया जा रहा है। 
शान्तरस 


शान्तरस की परिभाषा देते हुए भक्तिरसामृतसिन्धु में कहा गया है कि वक्ष्यमान 
विभावादि द्वारा समताप्षम्पन्न ऋषियों द्वारा जो स्थायी शान्तिरति आास्वादनीय 
होती है, पण्डितगण उसका वर्णन शान्तभक्तिरस कह कर करते हैं ।* 

कष्णाश्रित शान्तरस एवं निराकाराश्नित शान्त निर्वाण में भेद है । योगीगण 
प्राय: ब्रह्मानन्द रूप सुखस्फूरति या शान्तभाव उपलब्ध करते हैं, किन्तु उनका यह 
शान्तभाव उस शान्तभाव की तुलना में ग्रति अल्प है जो श्रीकृष्ण के सच्चिदानन्द 
विग्रह के ईशभावापन्न सुख में है । इस ईशमय सुख का कारण श्रीविग्रह का साक्षात्‌- 
कार है, यद्यथ्रि इस रस के भक्तों को उस विग्रह के क्रीड़ाकौतुक में कोई रुचि नहीं 
होती । लीलाओों से तटस्थ आत्माराममुनिगण केवलसात्र भगवत्साक्षात्कार से ही 
सन्तुष्ट हो जाते हैं । द 
स्थायी भाव 

शान्तरस में शान्तिरति स्थायीभाव है, केवल निर्वेद नहीं। निवेद पर 





१--वच्यमाणविभावाये: शमिनां स्वायतां गत: । स्थायी शान्तिरतिथीं रे: शान्तमक्तिरस: स्मृतः ॥२॥ 
--भ० र० सि०, पश्चिम विभाग, प्रथम लहरी 


११२ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


ग्राधारित रस नकारात्मक भाव पर आब्राश्चित होता है। भक्ति में रस का अनिवाये 
सम्बन्ध श्रीकृष्ण के दिव्यस्वरूप से होता है, किसी नकारात्मक स्थिति से नहीं । इस 
भगवरत्प्रीतिमय रस में कृष्ण रति' अपेक्षित है चाहे वह रति सुशान्त ही क्यों न हो, 
भावों की ऊमियों से रहित । शान्तिरति समा ब्ौर सान्द्रा भेद से दो प्रकार की 
होती है । 

दान्तरत परोक्ष और साक्षात्कार भेद से द्वविध होता है। याद सब 
प्रकार से अहद्भार-विहानता हो तो धर्मवीर, दानवीर और दयावीर को शान्तरस के 
अन्तर्गत परिगणित किया जाता है; अन्यथा वे लौकिक-रस के पात्र होते हैं । 

आलम्बन--श्री कृष्णा का चतुर्भुजरूप तथा शान्‍्तगरण | श्रीकृष्ण का चतुर्भूज 
रूप इसलिए इस रति का आलम्बत बनता है कि उससे उनके ब्रह्मत्व का सतत्‌ बोध 
होता है। ह्विभुजनराकार रूप में अ्रप्रबुद्ध मन को लौकिकता की अरान्ति हो सकती 
है। इस रप्त में श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दधनमू्ति, आत्मारामशिरोमरि, परमात्मा, 
परब्रह्म, शान्त, दान्‍त, शुचि, वशी, सदास्वरूप-सम्प्रास, हतारिगतिदायक व विशभु 
इत्यादि रूप में गरहीत होते हैं ।* 


श्रद्धावान्‌ तपस्वी तथा आत्माराम इस रस के आश्रय हैं। कृष्ण एवं क्ृष्ण- 
भक्तों के करुणावश जिसने ऐसी रति प्राप्त की है, वे आत्माराम तथा भगवन्माग् 
में बद्धश्दद्धातापसगण जानत कहलाते हैं। सनक, सनन्‍्दन आदि आंत्माराम इसी 
कोटि में श्राते हैं। भक्ति द्वारा मुक्ति निविन्न होती है, इसलिए जो युक्तवैराग्य 
स्वीकार करते हैं एवं जिनकी अभिलाषा मुक्तिविषयक होती है, उन्हें तापस 
कहते हैं । 

उद्दीपनत--शान्तरस में तत्वचिन्तन तथा मनन के द्वारा मन की वृत्तियों को 
निरुद्ध करके परमात्मा में नियोजित कर मुक्तिलाभ की आकांक्षा होती है । श्रतएव 
शान्तिरति को उद्दीप्त करने के लिए ज्ञानप्रधान साधनों का सहारा लिया जाता है। 
महत्‌ उपनिषद्‌ का श्रवण, निर्जन स्थान का सेवन, शुद्धसत्वमय चित्त में श्रीकृष्ण की 
स्फूरति, तत्वविचार, ज्ञानशक्ति की प्रधानता, विश्वरूप दर्शन, ज्ञानी-भक्तों का संसर्ग 
एवं ब्रह्मसत्र श्र्थात्‌ समविद्य व्यक्तियों का परस्पर विचार--ये समस्त शान्तरस के 
असाधारण उद्दीपन हैं । द 





१--सच्चिदानन्दसान्वा्ई आत्मारामशिरोमणि: । परमात्मा परम्जह्म शमो दान्तः शुचिवशी ॥ 
सदा स्वरूपसम्पाप्तो ' हतारिगतिदायक:ः । विश्ृरित्यादिगुणवानस्मिन्नालम्म्बनो हरिः ॥५॥ 
>>भे० २० सि०, पृ० वि०, प्रथम लहरी 


कुष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २१३ 


पादपञ्म का तुलसी-सौरभ, शद्भ की ध्वनि, पुण्यपव, सिद्धक्षेत्र, गद्धां, विषयों 
पर विजय, काल का स्वेहारित्व--ये सब साधारण उद्दीपन कहे जाते हैं। तुलसी- 
सौरभ से गज़ा पर्यन्त उद्दीपत शान्त भाव के उपयुक्त निष्ठा एवं श्रद्धा उत्पन्न करते हैं 
विषयों पर विजय दज्ान्तरति के लिए अ्परिहाये है, अतः विषयों की क्षणभंगुरता का 
विचार करके उनसे श्रनासक्ति उत्पन्न करके शान्तिरति के लिए उपयुक्त भावशृमि का 
निर्माण किया जाता है; काल द्वारा उपस्थित सांसारिक वस्तुओ्रों की क्षणमभंग्रुरता 
तथा परिवर्तनशीलता भी शान्तभाव को जन्म देने का एक प्रमुख का रण है । क्‍ 
सूरसागर में कपिल-देवहृति-संवाद में शान्तरस के प्रायः समस्त उद्दीपन 
थ्रा गए हैं। आत्मज्ञान, मुक्त पुरुषों के लक्षण, ज्ञानी के संसगे से सुक्ति का उपाय 
इत्यादि तत्व कथित हुए हैं । प्रसद्भ लम्बा है किन्तु उसे, उसकी पूरणता में उद्धृत 
न करने से, शान्तरस का स्वरूप अस्पष्ट रह जायेगा । 
इहाँ कपिल सौं माता कह्मो | प्रभु मेरो श्रज्ञान तुम दह्मों । 
श्रातमज्ञान देहु. समुझाइ । जातें जनम-भरन-दुख जाइ। 
कह्यों कपिल, कहाँ तुमसों ज्ञान । मुक्त होइ नर ताकों जान । 
मुक्त नरनि के लच्छन कहाँ | तेरे सब सनन्‍्देहै दहाँ। 
मस्त सरूप जो सब घट जान । मगन रहे ताज उच्चम आन । 
श्ररु सुख दुख कछु मन नह ल्याव । माता सो नर सुक्त कहावे । 
श्ौर जों मेरी रूप न जाने। कुदब हेत नित उद्यम ठाने। 
जाकी इड्ि बिधि जन्म सिणई । शो तर मरिके नरकाह जाइ । 
जशानी-संगति उपज ज्ञाव। शज्नानी-सेंग होइ श्रज्ञान । 
तात साघु-संग नित करना। जातें समिट जन्म अरु सरना । 
थावर-जंगस में मोहि जाने | दयासील, सब सौं हित मान । 
सत-संदोष हंढ़ कर समाधि । माता ताक़ौं कहिये साथ। 
काम, क्रोध, लोग्भाह परिहर | हृच्द-रहित, उद्यम नह करें । 
ऐसे लच्छन हैं जिंय माहि। साता तिनसों साधु कहांहि । 
जाकों काम-क्रोध मित व्यापे | श्रद पुनि लोभ सदा संतापे । 
ताहि श्रसाधु कहत सब लोइ। साधु-बेष धरि साधु न होइ । 
संत सदा हरि के गुण गावें। सुनि सुनि लोग भक्ति को पावे । 
भक्ति पाइ पावें हरि-लोक। तिन्‍्हैं न व्यापे हुए अ्ररु शोक ॥ * 
तत्वज्ञान से उत्पन्न वैराग्य के आधार पर ही शान्तरस खड़ा होता है। संसार 





१--सूरसागर, 'कपिल-देवहूति संवाद” तृतीय स्कन्ध, ४० १३२-१३२ 


२१४ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा श्रौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


के अनुभव से विकल चित्त उस स्थिति की कामना करता है जहाँ सुख-दुख का अनित्य 
लोक नहीं है श्ौर जहाँ भक्त चिरन्तन शान्ति में विश्वाम करता है। वह सच्चिदानन्द 
का प्रशान्त सागर है। वहाँ के सरोवर में भक्तिहुपी मुक्ताफल होता है, उस अमृतसमुद्र 
में पहुँच कर विषयरस की तृष्णा नष्ट हो जाती है । एकरस, सनातन, दिव्य प्रकाश में 
मन के सारे अन्धकार मिट जाते हैं, इसलिए ज्यान्तरस के अभिलाषी भक्तगण अपने 
भूज़रूपी चञचल मन को वहीं चलने के लिए उत्प्रेरित कस्ते हैं-- 


भूगी री, भजि स्थाम कमल-पद, जहाँ न निसि को त्रास । 
जहाँ बिधु-भानु समान, एक रस, सो बारिज सुख-रास | 
जहूँ किजलल्‍क भक्ति नव-लच्छन, कास-ज्ञान रस एक। 
निगम, सनक, सुक, नारद, सारद, मुनि जन भूंग अनेक । 
सिव-बिरंचि. खंजन मनरंजन, छिन छिन करत प्रवेस । 
प्रखिल कोप तहूँ भर॒यो सुकृत-जल, प्रगठित स्थाभ-विनेस । 
सुनि मधुकरि, भ्रम तजि कुमु दनि को, राजिबदर की आस । 
'सुरज! प्रेमसिधु मैं प्रफुलित, तह तलि कर निवास ॥* 


अ्रनुभाव--नासाग्र में दृष्टिनिक्षेप, अ्रवधुत की भाँति चेष्टा, युगमात्र निरीक्षण 
प्र्थात्‌ चार हाथ परिमित स्थान का अवलोकन करके पीछे पाद-निश्षेप, ज्ञानमुद्रा- 
प्रदर्शन अर्थात्‌ तजंनी एवं अंगुष्ठ से योगरूपी मुद्रा का धारण, हरिद्वंषी के प्रति 
देषरहित, भगवत्प्रियभक्त के प्रति भक्ति की न्यूनता, संसार-ध्वंस एवं जीवन्पुक्ति के 
प्रति आदर, निरपेक्षता, निर्मंमता, निरहद्भारिता तथा मौन--ये सब शान्तरति के 
असाधारण गअनुभाव हैं । द 


नासाग्र में दृष्टि-निक्षेप से विचार स्थिर होते हैं, राजयोग में चित्तवृत्ति-निरोध 
के लिये नासाग्र में दृष्टि-निबद्ध की जाती है। रागद्वेष शुन्य चित्त ही भक्ति के उपयुक्त 
होता है, अतः शान्तभक्त ममता, हेष से मुक्त होता है। सांसारिकता का नाश निर्वेद 
की आराधारशिला है। विराग इसकी नकारात्मक प्रेरणा है, मुक्ति की गआ्राकांक्षा 
भावात्मक । अनासक्ति ( निर्मंमता, निरपेक्षता) तथा अ्रहद्भार पर विजय प्राप्त किए 
बिना किसी भी प्रकार की भक्तिरति नहीं हो सकती । मौन से बहिर्मूखी मन की 
क्रियाओं का नियन्त्रण और संयमन होता है तथा आध्यात्मिक तपस्‌ सज्चचित किया 
जाता है। इसलिए शान्‍्तरति में ये अ्रनुभाव अनिवायं हैं । 





१--सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, पद सं० ३३६ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २११५४ 


संसार-ध्वंस तथा जीवन्मुक्ति के प्रति आदर 
.. चलि सखि, तिहि सरोवर जाहि। 
जिहि सरोवर कम्तल कमला, रवि बिना बिकसाहि। 
हंस उज्ज्वल पंख निर्मल, अद्भ मलि-मलि न्हाहि। 
म॒क्ति-मुक्ता भ्रनगिने फल, तहाँ चुनि-चुनि खाहि। 
ग्रतिहि मगन महा मधुर रस, रसन मध्य सर्माहि। 
पदुम-बास सुगन्ध-शीतल, लेत पाप नसाहि। 
सदा प्रफुल्लित रहें, जल बितु, तिसिष नहिं कुम्हिलाहि । 
सघन कंजन बेठि उन पर, भोरहु बिरमाहि। 
देखि नीर जु छिलछिलों जग, समुझ्ति कछु मन माहि । 
सुर क्यों नहिं चल उड़ि तहूँ, बहुरि उड़िबो भाहि॥* 
जुम्भा, अज्भमोटन, भक्ति का उपदेश, हरि के प्रति बति एवं हरि का स्तवन 
शान्तरस के साधारण अनुभाव हैं । 
भक्ति का उपदेश 
दिन हे लेहु गोबिंद गाइ । 
मोह-साया-लोभ लागे, काल घेरे झआाइ। 
बार में ज्यों उठत ब॒दूबुदू, लागि बाइ बिलाइ। 
यहै तन-गति जनम-भूठो, स्वान-काग न खाइ। 
कर्म-कागद  बाँचि देखो, जौ न मन पतियाई। 
गरखिल लोकनि भटकि श्रायों, लिख्यों सेटि न जाइ । 
सुरति के दस द्वार रूधे, जरा घेरयो श्राइ। 
सुर हरि की भक्ति कीन्‍्हें, जन्म-पातक जाइ ॥४ 
जुम्भा, श्रद्धमोटन जैसे कायिक अनुभाव के उदाहरण इस रस के काव्य में कहीं 
भी दृष्टिगत नहीं होते । भक्ति का उपदेश आदि अन्य साधारण अनुभाव प्राय: प्रमुख 
कृष्ण भक्त कवियों की रवनाश्रों में मिल जाते हैं। एकमात्र मधुरभाव के उपासक 
भक्तों में भी आराध्य से श्रनुरक्ति तथा विषयों से वितृष्णा उत्पन्न करने के उद्यम में 
शान्तरस का उदाहरण मिल जाता है। यथा[--- 
तू बालक माँहि, भरयो सथानप, काहे कृष्ण भजत नह नीके । 
श्रतिव सुभिष्ठ तजिव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके । 


१--सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, पद्‌ सं० ११८ 
२-वही, पद सं० ३१६ 


२१६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


हितहरिवंद नकगति दुरभर, यम ह्वारे कटियत नक छीके । 
भव श्रज कठिन मुनीजन दुल भ, पावत क्‍यों जु सनुज तन भीके ॥ 


सात्विकत--प्रलय के अतिरिक्त श्रन्य समस्त सात्विक भाव शान्तरस में कथित 
हुए हैं, किन्तु कृष्णकाव्य में इस रस के प्रसज्चे में सात्विक भावों का प्रकाशन 
दृष्टिगोचर नहीं होता । ईश्वर में स्थित होने की साधना श्रमयुक्त होती है, देह-चेतना 
में ग्रन्तरचेतना या अतिचेतना के अतिरिक्त दबाव के कारण कदाचित्‌ स्वेद सात्विक 
प्रकट होता है । प्रभु की गुणावली के स्मरण से कम्प, रोमाञच, वेपथु, स्तम्भ आदि 
सात्विकों का उदय होता है तथा उनकी महिमा आदि के गद्गद्‌ गान से स्वरभज्भ 
श्रादि भी सम्भव है। किन्तु यह आराश्चयं का विषय लगता है कि प्रलय शान्तरति में 
क्यों नहीं होता । प्रलय तो समाधि की श्रवस्था है; क्‍या परमात्मा में डूब जाने पर 
सायुज्य प्राप्त करने पर प्रलय की स्थिति समुपस्थित नहीं होती ? 


निवेद, पैये, हुं, मति, स्मृति, श्रौत्सुक्य, ग्रावेग तथा वितक इत्यादि शान्तरस 
के संचारी कहे जाते हैं ।* निव्वेंद, बैयें, मति, शान्तभाव की प्राप्ति में सहायक होते 
हैं, मनन (स्मृति) एवं साध्य की प्राप्ति में उत्साह (आवेग, ओऔत्सुक्य) साधनाप्रक्रिया 
में ग्रपेक्षित है, वितक्क से सद-अ्सद्‌ का ज्ञान होता है जो शान्तरति को पुष्ट करता है । 
नि्वेद 
जनम सिरानों अ्रदक-अठकों । 
राज-काज सुत-बित की डोरी, बिसु बिवेक फिरयो भटके । 
कठिन जो गाँठि परी माया की, तोरी जाति न झटके । 
ता हरि-भकिति, न साधु-समागम, रहो बीच ही लटके। 
ज्यों बहु कला! काछि दिखराबे, लोभ न छूटत न के। 
सुरदास सोभा क्यों पाव, पिय-विहीव धनि मसठकें॥* 
वितक तथा आवेग 
द भूठे ही लगि जनम गँंवायों । 
भूल्यौ कहा स्वप्त के सुख में हरि सों चित न लगायो ।* 





१--हितहरिवंश--स्फुटवाणी, पद स॑० ४ 

२--सब्ारिणोप्त्र निवेदों धृतिहंषों मतिः स्मृति: । विषादोत्सुकतावेगवितर्काया:प्रकी तिता: ॥१३॥ 
-भक्तिरसामतसिन्धु, पश्चिम विभाग, प्रथम लहरी 

३--सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, पद सं० २६२ 

४--वही, पद सं० ३०१ 


कृष्णभाक्ति-रस के विविध रूप २१७ 


प्रीतिभक्तिरस (दास्यभक्तिरत )--दास्यभाव की भक्ति पर आधारित रस को 
प्रीतिभक्तिसस कहा गया है। अनुग्रहपात्र के साथ सेव्य भगवान्‌ की प्रीति, प्रीति- 
भक्तिरस के नाम से अभिहित होती है, इसीलिए इसे प्रीतिभक्तिरस कहते हैं । 
गनुग्रहपात्र के सन्बन्ध में यह प्रीतिरस दासत्व एवं लालनीयत्व के कारण दो प्रकार 
की होती है जिन्हें क्रशः सम्भ्रमप्रीति व गौरवप्रीति की संज्ञा प्राप्त होती है ।* 
अ--संभ्रम प्रीति रस 
दासांभिमानी व्यक्तियों में श्रीकृष्ण के प्रति संभ्रममयी प्रीति होती है | यह 
संभ्रमप्रीति विभाव-भ्रनुभाव आदि द्वारा पुष्ट होकर संभ्रमप्रीतिरस कहलाती है । 
स्थायीभाव--संभ्रमप्रीतिरस का स्थायीभाव संभ्रमप्रीति है। प्रभुता-ज्ञान के 
कारण सम्भ्रम, कम्प व चित्त में श्रादर की समष्टि को संभ्रमप्रीति कहते हैं । " 
यह प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रेम, स्तेह व राग ग्रवस्थाओ्ं को पहुँचती है । 
प्रीति जब 'हासशंकाशून्य होती है तब इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में दु:ःखादि अ्रनुभाव 
प्रकाशित होते हैं। यह प्रेम जब गाढ़ होकर चित्त को द्रवीभृत करता है तब उसे स्नेह 
कहते हैं, स्नेह में क्षणकाल भी विच्छेद सहन नहीं होता । जिस स्नेह में दुःख भी 
सुख प्रतीत होता है उसे राग कहते हैं, इसमें भक्त प्राश॒त्याग करके भी भगवान के 
प्रीति-संपादन में प्रवृत्त होता है। चूंकि दास्यभाव मात्र निर्वेदयक्त शान्‍्त स्थिति नहीं 
है, उसमें भावमयी रति का बीज अंकुरित हो जाता है, इसलिए यह निर्विकार 
चित्तमात्र नहीं रह पाता । इसमें स्पष्ट रूप से भगवान से प्रीति सम्बन्ध जुड़ जाता 
है, इसलिए भगवान के प्रति भक्त का भाव साधारण जन की पूज्य बुद्धि तक सीमित 
नहीं होता, सकाम भक्ति से प्रेरित स्तुति श्रौर नमन का नहीं होता, वरन्‌ उन 
विशेषताश्रों को ग्रहण करता चलता है जिनसे भाव “रति' की श्रेणी में आता है, 
प्रेमलक्षणा-भक्ति की संज्ञा प्राप्त करता है। ग्रतएव इस दास्यभाव में सम्भ्रम के साथ 
ही चित्त द्रवीभ्ृत, समर्पित और स्नेहिल होता है। प्रीत्यास्पद की अ्रप्राप्ति में भक्त, 
बलेश का भी अनुभव करता है श्रौर श्रनुरक्ति की गाढ़ता से भगवान के लिए दुःख 
उठाना भी उसे सुखकर प्रतीत होता है। रति की ये प्रारम्भिक अवस्थाएँ हैं। बिना 
इनके भाव 'रति' की संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता । 
ग्रालम्बन--हरि एवं हरिदास । 
हरि--इस सम्भ्रमप्रीति के झालम्बनस्वरूप श्रीकृष्ण कई रूपों में वन्दित होते 
१--अनुगाह्मस्य दासत्वाल्लाल्यत्वादप्ययं द्विषा । भिथते सम्प्रमगप्रीतों गौरवप्रीति इत्यपि ॥१॥ 
--भक्तिरसारृतसिन्धु, पश्चिम विभाग, द्वितीय लहरी 
२--सम्भ्रम: प्रमुताजश्ञानात्‌ कम्पश्वेतस सादर: । अनेनेक्यं गता प्रीति: सम्प्रमप्री तिरुच्यते ॥ 
एपा रसेउत्र कथिता स्थायिभावतया बुबै: ॥२६॥-वही 


२१८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


हैं। गोकुलवासियों के आलम्बन श्रीकृष्ण द्विभुजनराकार हैं, अन्यत्र अर्थात्‌ द्वारिका 


मथुरा आदि में कहीं द्विमज कहीं चतुर्भज रूप हैं। 
इस रस में हरि का स्वरूप है--एक रोमकूप में कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों का 


अवस्थान, कृपासमुद्र, श्रविचिन्त्य महाशक्ति, सर्वंसिद्धिनिषेवित, अवतारावली बीज, 
श्रात्मारामगणाकर्षी, ईश्वर, परमाराध्य, सर्वज्ञ, सुहढ़ब्रत, समृद्धिमान, क्षमाशील, 
. शरणागतपालक, दाक्षिण, सत्यवचन, दक्ष, सब्बंशुभदूर, प्रतापी, धघामिक, शास्त्रचक्ष, 
भक्तसुहृदू, वदान्य, तेजीयान, कृतज्ञ, कीतिमानू, वरीयानू, बलवान एवं प्रेमवर्य । 
हरि का यह स्वरूप सब प्रकार के दास भक्तों के लिए समान रूप से आलम्बन 
हुआ करता है। इस रस के श्रालम्बनस्वरूप श्रीकृष्ण की कृपासमुद्रता, क्षमाशीलता, 
शरणागतपालकता, क्ृतज्ञवा एवं प्रेमवश्यता का गुणगान भक्तों ने अधिक किया है। 
हरि सदैव एक सा स्वभाव रखते हैं । वे ज्ञानियों के शिरोमणि एवं अत्यन्त गम्भीर 
हैं । गरिमामय हरि इतने भ्रधिक कृतज्ञ एवं वदान्य हैं कि भक्तों के तिनकातुल्य । 
गुण को मेरु समान मानते हैं और ग्रपराध के सागर को बूंद तुल्य । वे सदैव अनुकूल 
रहते हैं, भक्त से यदि कोई अपराध हो भी जाता है तो वे उसके कारण! लुब्ध नहीं 
होते, उनका स्नेह पूर्व॑वत्‌ बना रहता है। ऐसे श्रीकृष्ण मानवमात्र के सेव्य हैं। जो 
व्यक्ति ऐसे क्ृतज्ञ महीयान्‌ स्वामी की सेवा नहीं करता वह अत्यन्त अभागा है । 
दास--प्रश्चित, श्राज्ञावर्ती, विश्वत्त एवं प्रभुज्ञान में न॑म्रवुद्धि -- इन चारों प्रकार 
से दास चतुरविध होते हैं जिनहें ऋमश: ग्रधिकृत,ग्राश्वित, पारिषद तथा अनुग कहते हैं। 
ग्रधिकृत--ब्रह्मा, शिव, इन्द्र इत्यादि देवताग्रों को अधिकृत दास कहा गया है । 





१--प्रभ्ुु को देखों एक सुभाई । 
अति-गम्भीर-उदार-ठदधि हरि, जान-सिरोमनि राइ। 
तिनका सों अपने जनकौ गुन मानत मेरु-समान ॥ 
सकुचि गनत अपराध-समुद्रहिं बूँद-तुल्य भगवान । 
बदन-प्रसन्न कमल सममुख इवेदेखत हों हरि जेसे।॥ 
बिमुख भये अकृपा न निर्मिपहूँ, फिर मितयों लो तैसें। 
भक्त-विरह कातर करुनामय, डोलत पार्ले लागे। 
सूरदास” ऐसे स्वामी को देहिं पी सो अभागे ॥८॥-- विनय, सूरसागर 
२--यह सुति इन्द्र अतिहिं सकुचान्यों | त्ज अवतार नहीं में जानयो ॥ 
राखि लेहु त्रिभुवन के नाथां। नहिं मौतें कोड और अनाथा ॥ 
फिरि-फिरिं चरन घरत ले माथा। छमा करहु राखडु मोहि साथा ॥ 
रबि आगे शखद्योत प्रकासा। मनि आगे ज्यों दीपक नासा ॥ 


कोटि इन्द्र रचि कोटि बिनासा। मोहिं गरीब की केतिक आसा ॥ 
-“सूरसागर, पद स० १०६८ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २१६ 


ग्राश्रिट--श रणागत, ज्ञानी व सेवानिष्ठ, इन तीनों को आश्रित दास कहते 
हैं। शरणागत जेसे कालियनाग, जरासन्ध इत्यादि*। ज्ञानिष्ठ वे हैंजो मुक्ति 
की इच्छा त्याग कर केवल हरि के आश्चित हुए हैं, जंसे शौनक आदि ऋषि। 
सेवानिष्ठ वे दास हैं जो आरम्भ से ही भजन में झ्रासक्त हैं जैसे शिव, इन्द्र, बहुलाइव, 
राजा ईक्ष्वाकु, श्रुतदेव व पुण्डरीक इत्यादि । ग्राश्चित और अधिकृत दासत्व के भाव 
एक-दूसरे में संक्रमित हो सकते हैं, जैसे इन्द्र में । 

पारिषद--द्वारिका में उद्धव, दारुक, सात्यकि, श्रुतदेव, शत्रुजितू, ननन्‍्द, 
उपनन्द व भद्र इत्यादि पाषंद हैं| ये मन्त्रणा एवं सारथ्यादि कार्य में नियुक्त रहने 
पर भी समय-समय पर परिचर्या में प्रवृत्त होते हैं। कौरवों में भीष्म, परीक्षित व 
विदुर को पाषंद कहते है । पाषंदों में प्रेमविह्लल उद्धव सर्वप्रमुख हैं । 

ग्रनुग--जो सदा परिचर्या में आसक्त-चित्त हैं, उन्हें ग्रनुग कहते हैं। प्रस्थ 
(द्वारिकास्थित) एवं ब्रजस्थ भेद से अन्‌ग दो प्रकार के होते हैं। पुरस्त्र श्रनुग हैं -- 
सुचन्द्र, मण्डन, स्तन्व व सुतन्व इत्यादि, एवं ब्रजस्थ अनुग रक्‍तक, पत्रक, पत्री, 
मधुकण्ठ, मधुत्रत, रसाल, सुविलास, चन्द्रहास, वकुल इत्यादि हैं । इसमें से रक्तक 
स्वप्रधान है । 

ये अनुग श्रीकृष्ण की सब प्रकार की परिचर्या करते हैं जैसे मण्डन, श्रीकृष्ण 
पर कनक-दण्ड-छत्र धारण करते हैं, सुचन्द्र बवेत चमर से व्यजन करते हैं, सुतन्व 
ताम्बूल वीटिका समर्पित करते हैं इत्यादि । 


पारिषद भी त्रिविध होते हैं-धूये, धीर, वीर । घुयें वे है जो कृष्ण 
कृष्ण प्रे यसी वर्ग तथा क्ृष्णदास में यथायोग्य प्रीति रखते हैं। जो श्रीकृष्ण की 
प्रेयसियों के झ्राश्चित हौते हैं, सेवा में अरतिशय परायण नहीं होते, उन्हें धीर 
पारिषद कहते हैं। जो श्रीकृष्ण की कृपा का आश्रय लेकर श्रन्य की उपेक्षा नहीं 
करते किन्तु श्रीकृष्ण में ही अतुल प्रीति रखते हैं, उन्हें वीर पाषंद कहते हैं। . 

आश्चित-दास में भी नित्यसिद्ठ, सिद्ध एवं साधक का भेद होता है। यह 
उपभेद, साधना की अवस्था-विशेष को दृष्टि में रख कर किया गया है । 





१--अब कीन्ओ प्रभु मोहिं सनाथ । 
कोटि-कोटि कीटहु सम नाहीं, दरसन दियोौ जगत के नाथ। 
असरन-सरन कहावत हो तुम, कहत सुनी भक्ति मुख बात ॥ 
ये अपराध छमा सब कीजे, घिक मेरी वुधि कहत डरात । 
दीन बचन सुनि काली मुख तें, चरम घरे फन-फन-प्रति आप | 
सूरस्याम देख्यौं अति व्याकुल, खसु दीन्झ्यौ मेंटे त्रय ताप ॥--संरसागर, पद सं० ११७९ 


२३२ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


सात्विक--प्रीतिरस में स्तम्भ आदि सारे सात्विक प्रकाशित होते हैं। इस 
रस में भी ये सात्विक उन्हीं कारणों से उत्पन्न होते हैं जिनसे शान्तरस में । झ्रवश्य 
ही इसमें भावना का पुट भ्रविक गहरा होता है । यों सात्विक भावों के उदाहरण 
दास्यभक्त के पदों में नहीं मिलते, वे तात्विक रूप में ही ग्रहीत हुए हैं । 
व्यभिचारी-प्रीतिरस में चौबीस व्यभिचारी भावों का प्रकाशन सम्भव है, 
नौ का नहीं | वे २४ हैं--ह, गवे, धृति, निर्वेद, विषण्णता, दैन्य, चिन्ता, स्मृति, 
शंका, मति, ओऔत्सुक्य, चपलता, वितक, आवेग, लज्जा, जड़ता, मोह, उन्माद, 
अवहित्था, बोध, स्वप्न, व्याधि, विषाद, मृति । 
प्रीतिभाव के चरितार्थ होने पर हर्ष श्नौर गव॑ तथा मति का सज्चार होता 
है । अपनी हीनता के बोध से विषण्णता, देन्य, चिन्ता, शंक्रा, चपलता, वितक्क॑, 
आवेण, लज्जा अवहित्या जैसे क्षोभकारी भाव उत्पन्न होते रहते हैं, ये चित्त में 
निर्वेद तथा बोध जाग्रत करते हैं। श्रपन्ती दीत-हीन दशा से परित्रा ण पाने के हेतु 
दास, प्रभु की कृपा-प्राप्ति के लिए निरन्तर उत्सुक रहता है। यदि क्ृपा-प्राप्ति 
में कुछ विलम्ब होता है तो वह मोह और व्याधिग्रस्त होने लगता है; किन्तु जब 
उसे करुणामय की अनुकम्पा की अनिवंचनीय अनुभूति हो जाती है तब बह उन्मादित- 
सा हो उठता है। प्रेमसिक्त परिचर्या के द्वारा श्रीक्षष्ण के सान्निध्य को प्राप्त कर 
दास की चेतना जाग्रत अवस्था से विगत हो, स्वप्न दशा में आरोहण कर जाती है । 
ये व्यभिचारी भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न रूप से उदय होते हैं । विरह 
में भक्त की मन:स्थिति मिलन से भिन्न प्रकार की होती है, ग्रत: ये सारी भी भिन्न 
रूप-रंग धारण करते हैं। 
साधारणतया, मिलन में हु, गवे, घैयें तथा अमिलन में र्लानि, व्याधि, मृति 
एवं निर्वेद भ्रादि भ्रट्ठारह व्यभिचा री --मिलन एवं अ्रमिलन, दोनों में प्रकट होते हैं । 
हरि, हों सब पतितन को नायक । 
हि 4 > >< 
... बहुत भरोसौ जानि तुम्हारी, श्रब कीन्‍्हें भरि भाँड़ों । 
लोज बेगि निबेरि तुरतहीं, सुर पतित को टाँड़ौ ॥* 
विषणणता 
श्र में नाच्यों बहुत गुपाल । 
ऋक्राम शोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल । 
2 2५ >< 


पैदावार अत: कधरा खाकापरकयादापफधदफऊ ७ चलवाकर 


१--सरसागर, “विनय”, पद सं० १४६ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २२३ 


'सुरदास की सब अ्रविद्या दूरि करों नंदलाल ॥* 
चपलता 
मोसों बात सकुच तर्ज कहिये । 
कत ब्रीड़त, कोड और बताओ ताही के छल रहिये ।* 
उपर्युक्त चौबीस सच्ारियों के श्रतिरिक्त मद, श्रम, त्रास, अपस्मार, आालस्य, 
उग्रता, क्रोष, असूया व निद्रा--ये नौ सचारी प्रीतिरस के श्रतिशय पोषक नहीं हैं, 
ग्रतएव इनका उल्लेखमात्र किया गया है। प्रीतिरस में मिलन एवं विरह के अनुरूप 
ग्रोग एवं अ्रयोग दो अवस्थाएं घटित होती हैं । 
श्रयोग--हरि-सजु के अभाव को भ्रयोग कहते हैं। इसमें श्रीकृष्ण के प्रति मन 
का समपंण तथा उनके गुणों का सन्धान किया जाता है, क्योंकि श्रसमपित मत से तथा 
भगवान्‌ के गुणों से अनभिज्ञ चित्त से श्रीकृष्ण का सद्भलाभ नहीं हो सकता। चिन्ता 
इसका प्रमुख लक्षण है । 
उत्कण्ठित एवं वियोग भेद से श्रयोग दो प्रकार का होता है। अदृष्टपूर्व 
श्रीकृष्ण की दर्शनेच्छा को उत्कण्ठित कहते हैं। इसमें श्रौत्सुक्य, दैन्य, निर्वेद, चिन्ता, 
चपलता, जड़ता, उनन्‍्माद, और मोह का प्राधान्य रहता है । 
श्रीकृष्ण का सद्भलाभ करके फिर विच्छेद घटित हो तो उसे वियोग कहते 
हैं। वियोगावस्था में सम्भ्रम-प्रीति की दस अ्रवस्थाएँ होती हैं - श्रद्धों का ताप, कृशता, 
जागरण, भझ्ालम्बन-शुन्यता, श्रवृति, जड़ता, व्याधि, उनन्‍्माद, मूर्च्छा और मृति । चित 
की अनवस्थिति का नाम आलम्बनशूुन्यता है तथा सारे विषयों से अनुरागशून्यता का 
नाम अधृति है । 
योग--श्रीकृष्ण के साथ मिलन को योग कहते हैं। यह सिद्धि, तुष्टि और स्थिति- 
भेद से तीन प्रकार का होता है। उत्कण्ठित अवस्था में हरि की प्राप्ति को सिद्धि 
कहते हैं, विच्छेद के पश्चात्‌ कृष्णसम्प्राप्ति को तुष्टि कहते हैं । स्थिति में दासभक्त 
श्रीकृष्ण की सेवा में सावधानी से नियुक्त रहते हैं । 
ब-गौरव-प्रीतिरस 
'श्रीक्षष्ण द्वारा पाल्य होने का भाव रखने वाले भवतों में उनके प्रति गौरव-प्रीति 
होती है । इसमें उत्तरोत्तर गुरुत्व का ज्ञान होता है। यह प्रीति विभावादि द्वारा 
पृष्ट होकर गौरव-प्रीतिरस कहलाती है । 
स्थायीभाव-- देह सम्बन्धाभिमान के कारण श्रीकृष्ण के अपने गुरु होने में 





१-सरसागर, विनय, पद सं० १५४३ 
२३-- वही, पद सं० १३१६ 


३१२४ मध्ययुगीन हिन्दी ऋष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


जो भाव हैं, उसे गौरव कहा गया है एवं लालक के प्रति जो तन्मयी प्रीति है उसका 
ताम गौरवप्रीति है । यह गौरवप्रीति ही गौरवप्रीतिरस का स्थायीभाव है ।* यह 
प्रीति किड्चित्‌ विशेषता प्राप्त करके प्रेम, स्तेह व राग दक्षा्रों तक पहुँचती है । 


आ्रालम्बन -- हरि एवं हरि के लालनीय भक्तगण इस गौरवप्रीति के आलम्बन 
हुँ । इसमें श्रीकृष्ण महागुरु, महाकी ति, महाबुद्धि, महाबल, रक्षक एवं लालक इत्यादि 
गुणों से विभूषित आलस्वन बनते हैं । 

कनिष्ठ एवं पुत्र-अभिमान भेद से लाल्य दो प्रकार के होते हैं। सारण, गद 
एवं सुभद्र, कनिष्ठत्वाभिमानी हैं एवं प्रधुम्त, चारुदेव, साम्ब इत्यादि यदुकुमार 
पत्रत्वाभिमानी हैं। 

सम्भ्रम एवं गौरवप्रीति दोनों प्रकार में श्रीकृष्ण के ऐश्वर्यज्ञान की प्रधानता 
रहती है । ब्रज में इस भाव के जो भक्‍त हैं, उनमें परमेश्वर-ज्ञान न रहने पर भी 
इन्द्रजय श्रादि कार्यों से तथा इष्स के गोपराज होने के कारण ऐबश्वर्यें-भाव का 
समावेश हो जाता है । 

उद्दीपत--श्रीकष्ण के बात्सल्य एवं ईषत्‌हास्थ इत्यादि को. उद्गीपन माना 
जाता है। 

प्रनुभाव--श्रीकृष्ण के सम्मुख तीचे आसन पर बैठता, गुरुपथ में अनुगमन एवं 

स्वेच्छाचार का परित्याग - इन्हें शीतभाव कहा जाता है ।* नीचे झ्रासन पर बेठना तथा 
गुरुषथ में प्रनुगमन उनके प्रति पूज्य बुद्धि का परिचायक है तथा स्वेच्छाचार का त्याग 
वात्सल्य किंवा कनिष्ठ भाव की शोभा है । ग्राज्ञाकारिता वात्सल्य का भूषण है । 


गौरवप्रीतिमय भक्तों में दास के कई साधारणा श्रनुभाव भी होते हैं - जैसे 
प्रणाम, अधिकतर मौन, संकोच, विनयशीलता, अपना प्रार परित्याग करके भी 
श्रीकृष्ण की आज्ञा का प्रतिपालन, ग्रधोवदनता, स्थैयं, खाँसी और हास्य श्रादि का 
वर्जन, एवं कृष्ण। की केलिरहस्यवार्ता से उपरामता । 


सात्विक--साधा रणतया दान्तरति व्यतिरेक श्रन्य रसों में सारे सातिविकों का 
प्रकट होना स्वीकृत है । 


व्यभिचारी--सम्भ्रमप्रीति के समस्त व्यभिचारी गौरवप्रीति में भी होते हैं । 
१--देहसम्बन्धितामात्रादगुरुधी रत्र गौरवम्‌ । तन्‍्मयी लालके प्रीतिगौरवप्री तिरुव्यते ॥८१॥ 
--भ ० २० सि०, पश्चिमविभाग, द्वितीय लहदरी 
२--अनुभावास्तु तस्याग्रेनीचासननिवेशनम्‌ । गुरीव॑र्त्मानुसा रित्व॑ धुरस्तस्य परिग्रह्: ॥ 
स्वैराचारविमोक्षाया:शीतालाल्येषु की तिता: ।७७॥--वही 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध हूँप॑ २२५ 


जैसे हु, दूर से पाञ्चजन्य की शंखध्वनि के गगनमंडल में उद्गत होने पर यदुराजधानी 
में स्थित कुमारों का रोम-रोम हुृष्ट नट की भाँति नृत्य करने लगा ।* इसमें भी 
ग्रयोग-योग भेद प्ववत्‌ हैं । 

प्रश्रयभक्ति रस - गौरवप्रीतिरस के लाल्य भाव पर आश्रित भाव को प्रीति- 
सन्दर्भ में प्रशयभवितरस कहा गया है और उसे स्वतन्त्र रस माना गया है। इस प्रश्य- 
भक्तिरस का विवेचन इस प्रकार से किया गया है। 

स्थायीभाव--प्र श्रयभक्ति नामक दास्यरति । 

प्रालम्बंन---लालक श्रीकृष्ण । इस रस में श्रीकृष्ण का आाविर्भाव परमेश्वरा- 
कार तथा श्रीमन्नराकार रूप से द्विविधि होता है।* ब्रह्म आदि के श्रीकृष्ण 
परमेश्वराका र हैं, दादशाक्षर मन्त्र के ध्यान से जो गोपबालक दिखाई पड़ते हैं उनके 
श्रीमन्‍्तराकार तथा द्वारिकाजात लाल्यगण के उभयविध हैं । पुत्र, अनुज, भ्रातुष्पुत्र 
इत्यादि लाल्य हैं । * 

उद्दीपन--गरुण, जाति, किया, द्रव्य और काल भेद से उद्दीपन पाँच प्रकार के हैं । 

गुण--भक्‍त विषयक वात्सल्य, स्मितदृष्टि इत्यादि एवं श्रीकृष्ण की कीर्ति, 


बुद्धि, बल इत्यादि । 
जाति--गोपत्व, क्षत्रियत्व । क्‍ 


क्रिया--परमेश्व राकार के प्रश्चित भक्तों के लिए सृष्टिस्थिति आदि के कर्ता 
कृष्ण, विश्वरूपदर्शन इत्यादि क्रियारूप उद्दीपन हैं। नराकार श्रीकृष्ण के प्रश्चित 
भक्तों के लिए परपक्षदलन, स्वपक्षपालन, सदयावलोकन इत्यादि उद्दीपन हैं । 

द्रव्य--अस्त्र (शंख, चक्र, गदा, पद्म और शाज्ु धनु) वादित्र (वंशी व शज्भ), 
भूषण, स्थान, पदाडू, भक्त इत्यादि । जिनके परमेश्वररूप श्रीकृष्ण आलम्बन हैं, उन 
पर श्रीकृष्ण के द्रव्य रूपी उद्दीपत अ्रलौकिक रूप में तथा जिनके श्रीमन्नराकार हैं 
उन पर लौकिक प्रतीत होते हुए भी अलौकिक प्रभाव डालते हैं । 

काल-- श्री कृष्ण का जन्म, विजयादि सम्बन्धी तिथि, जाति, क्रिया, द्रव्य, 
काल उद्दीपन झ्राश्नयभक्तिरस में कथित हुए हैं, इन्हें यथायोग्य प्रश्रयभक्ति रस में 
भी ग्रवगत किया जाता है । 


१--भ० २० सि०, पश्चिम विभाग, द्वितीय लदरी (अच्युत अन्थमाला प्रकाशन), १० ३५६ । 
२--अ्रथप्रश्रयमक्तिमयो रसः तत्रालम्बनो लालकत्वेन रफुरणप्रश्रयभक्तिविषय: श्रीकृष्णाश्च पू्ववत्‌ 
परमेश्वराकार: श्रीमन्नराका रश्चेति द्विविधाविर्भाव: ।--प्रीतिसन्दर्भ, वृत्ति २१८ 
३--...तत्तदाश्रयत्वेत च लाल्याश्च त्रिविधा: ततन्न परमेश्वराकाराअया: ब्ह्यादयः । 
श्रींमन्नराकाराश्रया: श्रीदशाक्षरध्यानदर्शितश्रीगो कुल एथुका: । उभयाश्रया; श्रीद्वारकाजन्मान:ः । 
ते च सर्व यथायथ्थ पुत्रानुजम्ातुष्षुत्नादय: ।--वही 
१४ 


२२६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भ क्तिधारा और चैतन्य-संम्प्रदाय॑ 


अनुभाव--बाल्यभाव से मुदुभावसहित श्रीकृष्ण से नाना प्रश्न करता, उनसे 
खेलने की प्रार्थना करना, उनके बाहु, अंगुलि इत्यादि का अवलम्बन ग्रहणा कर 
अवस्थित श्रीकृष्ण के क्रोड़ में वंडना तथा उनका चव्वित ताम्बूल ग्रहण करना 
इत्यादि प्रश्रयभक्तिरस के अनुभाव हैं । 

वाल्यभिन्न श्रन्य वयस्‌ (किशोर, यौवन) में श्रीकृष्ण का आज्ञापालन, उनकी 
चेष्टा का अनुसरण, स्वातन्त्र्य-त्याग इत्यादि अनुभाव हैं । किन्तु वाल्य तथा अन्य 
ग्रवस्था में श्रीकृष्ण का आ्ानुगत्य प्रमुख अनुभाव है । 

सात्विक--स्तम्भादि समुदाय । 

व्यभिचारी-पूर्वोक्‍्त हष॑, गये इत्यादि । 

विभावादि संवलित इस प्रश्नयभक्तिरस में पूवंकथित योग-अ्रयोग आदि भेद 
भी हैं । 

वास्तव में, मध्ययुगीन हिन्दी और बड्भला के कृष्णकाव्य में प्रीतिरस का 
सम्यक्‌ स्फुरण नहीं हुआ है। सिद्धान्त रूप में इस रस का विस्तृत विवेचन चैतन्य 
सम्प्रदाय में अवश्य हुआ किन्तु रस रूप में दास्यभाव को रूपान्तरित कर देने वाला 
काव्य नहीं रचा गया। हिन्दी में सूरदास के विनय के पदों में दास्यरति 
सर्वाधिक विकसित रूप में मिलती है । सम्भ्रमप्रीति से श्रधिक गौरवप्रीति की ओर 
सूरदास जी का भुकाव परिलक्षित होता है । उनमें अपने इष्टदेव के प्रति ममता भी 
विकसित है और श्रीकृष्ण के प्रति बालक की धृष्टता भी यत्र-तत्र खुलकर प्रकट हुई 
है । वस्तुत: प्रीतिरस का सम्यक्‌ निर्वाह द्वारिका-लीला के प्रसज्ध में हो सकता था 
किन्तु मध्ययुग के क्ृष्यकाव्य में ब्रजलीला का ही विशद गान हुआा है, अन्य धाम 
की लीलाओं का वर्णन प्रायः नगरुय-सा है । 

प्रेयभक्तिरस--(मैत्रीमय रस) सख्यभावजन्यरस को प्रेयभक्तिरस कहा गया 
है | श्रात्मोचित विभावादि द्वारा स्थायीभाव सख्य जब सज्जन के चित्त में रस को 
पुष्टि कराता है तब उस रस को प्रेयभक्तिरस कहते हैं ।* 


स्थायी भाव-- समानप्राय सखाद्यय. की सम्श्रमशुन्य विश्वासमयी रति को 
सख्य कहते हैं। यह सख्यरति प्रेयरस का स्थायीभाव है ।* | 





१--स्थायीमावोी. विभावादः . सख्यमात्मोचितैरिद । 
नीतश्चित्ते सतां पुष्टि रसप्रेयानुदीयूयते ॥१॥ 
“--भ० २० सिं०, पश्चिम विभाग, ठतृ० ल० 
२--विमुक्तसम्भ्म या स्याद्ििश्रम्भात्मा रतिदंयो: । 
प्रायः समानयोरत्र सा सख्यं स्थायिशब्दभाक्‌ू ॥४५॥ --वही 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप॑ २२७ 


यह सख्यरति वृद्धि प्राप्त होकर क्रमश: प्रणय, प्रेम, स्नेह और राग दक्ाओं 
तक आरोहरणा करती है। जिस रति में स्पष्ट रूप से सम्भ्रम का अवकाश हो फिर 
भी सम्भ्रम स्पर्श न कर सके, उसे प्रणय कहते हैं।* प्रेयरस की इन अवस्थाओं का 
उदाहरण भी दिया गया है। यथा-- 
. प्रेम-पाण्डवों के अज्ञातवासकाल में नारद ने श्रीकृष्ण से कहा, हे मुकुन्द ! 
तुम परमेश्वर हो, उनकी राज्यच्युति, बनवास, परगृह में दासकर्म जैसी भ्रमज्भुलमयी 
दुर्गंति हुई है, फिर भी तुम्हारे मन में उन पाण्डवों के प्रति दुगुना सख्यामृत बढ़ा है ।* 

स्नेह - श्रीकृष्ण के क्रीड़ा करते-करते सो जाने पर अन्य गोपबालक स्नेह से 
ग्रा्रेंचित्त होकर उनका मनोज्ञ गीत गाने लगे।* 

राग--निष्ठुर अद्ववत्थामा ने जब दुष्परिहाय वाणपंक्ति श्रीकृष्ण पर चलाई 
तब गाण्डीवधारी अर्जन ने उछल कर उस वाणश्रेणी को अश्रपने हृदय पर धारण कर 
लिया, श्र्जुन को यह वारणावृष्टि पुष्पवृष्टि सहश प्रतीत हुई ।* 

गरालम्बन--हरि एवं हरि के सखागण । 

हद्विभुजरूपधा री श्रीकृष्ण प्रेयरस के आलम्बन होते हैं, कहीं वे चतुर्भूजरूप 
में भी श्राविभत होते हैं । कहीं चतुर्भुजरूप में आविर्भूत होने पर भी श्रोकृष्ण उत्कट 
सख्य के कारण नराकार ही प्रतीत होते हैं जेसे विश्वरूप दर्शन के पश्चात्‌ अर्जुन 
के सम्मुख । 

प्रेयरस के आालम्बन श्रीकृष्ण सुन्दरवेशधारी, सर्वेसंल्लक्षणयुक्त, बलिष्ठ, 
विविध प्रकारेण अद्भुत भाषावेत्ता, बावदूक, सुपण्डित, अतिशय प्रतिभाशाली, दक्ष, 
करुणाविशिष्ट, वीरश्रेष्ठ, विदग्ध, बुद्धिमान्‌, क्षमाशाली, रक्तलोक, समृद्धिमान्‌ एवं 
सुखी हैं । 

सखा वे हैं जो रूप, गुण श्रौर वेश में श्रीकृष्ण के समान हैं, दास की भाँति 
यन्त्रणाशून्य हैं एवं विश्वासी हैं। सखा ब्रजस्थ, पुरस्थ भेद से दो प्रकार के हैं । 
द्वारिकापुर में अर्जुन, भीमसेन, द्रोपदी, श्रीदामा ब्राह्मण इत्यादि सखा हैं जिनमें 
प्र्जुन सर्वश्रेष्ठ हैं । किन्तु प्रेयरस में ब्रजस्थ सखाओं की मान्यता अ्रधिक है। ब्रज 
सम्बन्धी सखा क्षणमात्र को भी कृष्ण का दर्शन न पाकर व्यथित हो जाते हैं, सदा 





१--भक्तिरसामृतसिंधु, पश्चिम विभाग, तृ० ल० (अच्युतग्रन्थमाला प्रकाशन, १६८८ विक्रमाब्द) 
श्लोक ५७। 

२--वहीं, ४० २८७ । 

३--वही, ६० र८८ । 

४--वहीं, ए० रण । 


लो मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


श्रीकृष्ण के साथ विहार करते हैं, उनका जीवन ही क्ृष्णमय है। ये ब्रजवासी 
श्रीकृष्ण के वयस्य कहे जाते हैं, सारे सखाझं में ये प्रधान हैं। गोकुल में वयस्य 
चार प्रकार के कहे गये हैं-सुहृत्‌,, सखा, प्रियसखा, प्रियनमंसखा । 

सुहृत्‌ के सख्य में वात्सल्य की गन्ध होती है। ये वयस्‌ में श्रीकृष्ण की अपेक्षा 
किड्चित्‌ बड़े हैं, अस्त्रधारी हैं भ्रोर सदा दुष्टों से श्रीकृष्ण की रक्षा करते हैं । सुभद्र, 
मण्डलीभद्र, गोभट, भद्रवरद्धेन, इन्द्रमट, भद्राजड्र, बलभद्र, वीरभद्र, आदि गोपगण सुहत्‌ 
हैं। इनमें से मएडलीभद्र व बलभद्र प्रधान हैं । 

जो श्रीकष्ण के कनिष्ठतुल्य हैं, जिनका प्रेम किड्चित्‌ दास्यभावमिश्रित है 
उन्हें सा कहते हैं । विशाल, वृषभ, श्रोजस्वी, देवप्रस्थ, वरूथप श्रौर मरन्द इत्यादि 
ग्रीकष्ण के सखागण हैं, ये उनकी सेवा में अ्रनुरक्‍त हैं । 

जो तुल्यवयस हैं एवं केवल सख्यभाव के आश्चित हैं, उन्हें प्रियसखा कहा 
गया है। श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, किकिणी, स्तोककृष्ण, अंशु, भद्सेन, 
पण्डरीक, विद्धुट व कलविज्धू इत्यादि श्रीकृष्ण के प्रियसखा हैं। ये विविध केलि 
द्वारा सवंदा श्रीकृष्ण को सुख प्रदान करते हैं । सर्वप्रमुख प्रियसखा श्रीदाम हैं । 

प्रियनम्मंसखा उपयकक्‍त तीनों वयस्यों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे श्रीकष्ण के प्न्त- 
रज्ध हैं। प्रियनम्मंसखा विशेष भाव-सम्पन्न हैं एवं श्रीकृष्ण के श्रत्यन्त गोपमनीय रहस्य- 
कार्यों में नियुक्त रहते हैं । 

सखागणा नित्यप्रिय, देवता व साधक भेद से जतिविध कहे गये हैं। इनमें से 
कोई सखा स्थिरभाव से मन्‍्त्री की भाँति श्रीकृष्ण की उपासना करता है, कोई परि- 
हासक है जो अपने चपल स्वभाव से श्रीकृष्ण को हँसाता है, कोई अपने सरल स्वभाव 
और ऋजु व्यवहार से श्रीकृष्ण को सुखी करता है । कोई सखा प्रतिकूल वक्रभाव से 
श्रीकृष्ण को विस्मित करता है, कोई प्रगल्भतापूर्वक श्रीकृष्ण से वादविवाद करता 
है। इस प्रकार सखाओों का श्रीकष्ण से बहुमुखी सम्बन्ध है । ये सब मधुर स्वभाव के 
हैं एवं पवित्र मैत्री दारा नाना कार्यों में वैचित्रुय सम्पादन करते हैं । 

उद्दीपन--श्रीकृष्ण की वयस्‌, उनका रूप, श्द्ध , वेण, शंख, तथा विनोद, 
परिहास एवं पराक्रम, राजा, देवता, अवतार की चेष्टाओं का अनुकरण प्रेयरस के 
उद्दीपन हैं। इनके भ्रतिरिक्त श्रीकृष्ण के गुण--अ्रभिव्यक्त मित्रता, सरलता, कृतज्ञता, 
बुद्धिपारिडत्य, प्रतिभा, दक्षता और शौयंबल इत्यादि--भी उद्दीपन हैं । 

वधस्‌--कौमार, पौगण्ड और कैशोर । गोकुल में कौमार एवं पौगण्ड, मथुरा, 
द्वारिका में कैशौर वयस्‌ उद्दीपन है । कौमार वात्सल्य के अधिक अनुकूल है, भ्रतएव 
गोकुल में सख्यरस श्रीकृष्ण के पौगण्ड वयस्‌ में प्रस्फुटित होता है। - 


कष्णभक्ति-रस के विविध रूप... २२६ 


पौगण०ड की श्राद्य, मध्य शौर शेष तीन प्रवस्थाएँ होती हैं। ग्राद्यपौगण्ड में अ्रधर 
की रक्तिमा, उदर की कृशता, कण्ठ में शंख की भाँति तीन रेखा आदि चिह्न लक्षित 
होते हैं। इस वयस्‌ के प्रसाधन हैं पुष्पालदूार, गैरिक आदि धातु द्वारा चित्रजल्प, 
पीतवर्ण एवं पट्टवस्त्र श्रादि। वन में गोचारण, बाहुयुद्ध, नृत्य, शिक्षा रम्भ इत्यादि चेष्ठाएँ 
हैं। मध्यपौगराड में भाण्डीरतट पर कीड़ा व गोबद्धंतधारण चेष्टाएं होती हैं। अन्त्य- 
पौगरणड में वाक्यभद्धिमा, नरम सखाश्रों से कानाफूसी, उनसे गोकुल बालाओ्रों की प्रशंसा 


ग्रादि चेष्टाएँ व्यक्त होती हैं । कैशोर मधुररस के प्रसद्भ में विस्तार से वणित है । 
समवयस्क सखाओों में मैत्रीभाव अ्रधिक प्रगाढ़ होता है। कृष्ण के मानव- 


सुलभ गुणा--श्रभिव्यक्तमित्रता, कृतज्ञता, श्रादि--भक्त श्रौर भगवान्‌ के बीच की 

चौड़ी खाईं पाठ देते हैं। उनके इन गुणों के कारण मानव हृदय की दिव्यसत्ता के 

लिए पुकार साथंक हो पाती है। समानता का भाव भक्ति को ग्लानि-विवश्ञ कुण्ठा से 

मक्त करके सर्वप्रथम ऐसी भावभूमि पर आात्मा-परमात्मा का साक्षात्कार करवाता 

है जिसमें अंशी-अंश परस्पर झोतप्रोत होने लगते हैं, उनमें क्रीड़ा का भाव स्फुरित 

होने लगता है । कृष्ण का बुद्धि-पाण्डित्य, दक्षता, प्रतिभा श्रादि ग्रुण विस्मय के 

भाव को अक्षण्ण रख कर भक्तिरस को प्राकृत सख्यरस से ऊंचा उठाए रहते हैं 

ग्रलौकिकता का स्पश बनाये रखते हैं । कुछ उद्दीपन के उदाहरण यहाँ दिये जा रहे 

हैं, यथा--- 

राजा का अनुकरण द 

बिबिध कुसुम दिया सिहासत निरमिया 
कानाई बसिला राजासने । 

रचिया कुसुम दाम छत्र धरे बलराम 
गदगवद्‌. नेहारे बदने ॥ 

अ्रशोक-पतलव करे सुबल चामर करे 
सुदामेर करे शिखिपुच्छ । 

भद्सेन गाँथि माला पराय कनाइर गले 
शिरे देय गुञजाफल गुच्छ । 

>< ५ | 2५ 

ए उद्धवदास कय सख्य-दास्थ रसभय 
सेवये सकल सखा मेलि॥* 





१--पदकल्पतरु, पद सं० १२३८ 


२३० मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


अभिव्यक्त मित्रता, कृतज्ञता, बुद्धिचातुय 


स्पाम कहत नहि भुजा पिरानी, ग्वालनि कियो सहैया । 
लकुटनि टेकि सबनि मिलि राख्यो, श्ररु बाबा नंदरंया ॥* 


शोयंबल 


सब मिलि पूछें गोवद्ध न क्यों धर्यो । 
कहो कृष्ण ऐसो डर काको क्‍यों मघवा पायन पर्यो।' 


कन्हैया हैरी दे । 

सुभग साँवरे गात की मैं, सोभा कहत लजाऊ । 
भोर-पंख सिर-मुकुट की, समुख-भठकनि बलि जाऊं । 
2५ ह 2६ >< 
सब मिलि श्रानंद प्रेम बढ़ावत, गावत गुन गोपाल । 
यह सुख देखत स्थाम संग कों, सुरदास सब ग्वाल ॥'* 


प्रनुभाव--सख्यरस के अनुभाव भक्तिरसशास्त्र की मौलिक सूक हैं । इस रस 
के अनुभाव हैं--बाहुयुद्ध, कन्दुक, दूत, स्कन्ध पर आरोहरा व वहन, परस्पर लाठी 
खेलना, युद्ध द्वारा श्रीकृष्ण का परितोष--पर्यडूः आसन व भूला में श्रीकृष्ण के साथ 
सोना, बेठना, परिहास करना, जलाशय में विहार । श्रीकृष्ण से मिलने पर सखाश्रों 
में नृत्य-गीत आदि भी हुआ करता है। ये अ्नुभाव अत्यन्त सहज हैं, पौगण्डवयस में 
ये क्रीड़ाकौतुक हुआ करते हैं । इस प्रकार के खेल समानता के भाव में ही खेले जा 
सकते हैं, किसी सम्भ्रम या आरात्महीनता से आकान्त होकर नहीं । सख्यरस की ये 


स्वाभाविक चेष्टाएं हैं । 


स्कन्ध पर आरोहण 


श्राजि खेलाय हारिला कानाई । 
सुबल करिया कान्धे वसन श्रॉटिया बाँधे वंशीवर्टर तले जाई ।* 





१--सूरसागर, पद सं० १५८३ 
२--परमानन्द सागर, पद सं० २६७ 
३ - सूरसागर, पद सं० १०६६ 

४- पृदकल्पृतरु, पद सं० ११६७ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप ,... २३१ 


पयंडू में शयन 
सुन्दर स्थाम शरोर । क्‍ 
श्रीदामक कोरे श्रलसे तह शुतल सुबल कोरे बलवीर ।* 


ब्रा 


नृत्यगीतादि 
चरावत व॒न्दावन हरि धनु । 
ग्वाल सखा सब संग लगाये, खेलत हैं करि चनु । 
कोउ गावत कोड म्रलि बजावत, कोउ विषान कोउ बेनु । 
कोउ निरखत कोउ उधटि तार दे, जुरि ब्रज बालक सेनु ।* 


प्रेयभक्तों का कार्य 

सुहृदों का काय॑ है श्रीकृष्ण को कतंव्याकर्तंव्य का उपदेश देना, हितजनक 
काय॑ में प्रवृत्त करांना, एवं सब कार्य में भ्प्रसूर होना | सखाओ्रों का कार्य श्रीकृष्ण 
के मुख में ताम्बूल श्रपंण करना, तिलक निर्माण, चन्दनलेपन, व मुखमण्डल को 
चित्रविचित्र अद्धित करना है। प्रियसखाओं का कम है श्रीकृष्ण को युद्ध में पराजित 
करना, हाथ से फूल छीन लेना, श्रीकृष्ण द्वारा अपना श्॒ज्जञार करवाना, तथा हाथा- 
पायी का प्रस्ताव रखना । ब्रजकिशोरियों का दौत्य करना, उनके प्रणय का अनुमोदन 
करवाना, उनके साथ प्रशाय-कलह उपस्थित होने पर श्रीकृष्ण का पक्ष-समर्थेन, 
काना-फूसी इत्यादि प्रियनम सखाओं के कार्य हैं। 


दासभवतों के साथ वयस्यों की साधारण क्रियाएँ हैं--वन्यपुष्पों एवं रल्नालद्धारों 
द्वारा श्रीकृष्ण का अलझ्धूरण, श्रीकृष्ण के सम्मुख नृत्य, गीत, गोसुश्रूषा, भ्रद्धमर्देत, 
व्यजन और मालाग्रन्थन आदि । 

सात्विक--स्तम्भ, स्वेद, रोमाञच, स्वरभेद, अश्रु आदि । 

प्रेयरस के पदों में सात्विक भाव के उदाहरण कियत्‌ हैं । भक्ति रसामृतसिन्धु 
में कालियहृद में श्रीकृष्ण के प्रवेश करने पर सखाओं की दशा का एक उदाहरण 
दिया गया है जिसमें अधिकांश सात्विक सम्मिलित हो गये हैं।' यों कृष्ण के श्रलोकिक 





१-पद कल्पतरु, पद सं० १२०१ 
२-सरसागर, पद सं० १०६६ 
३--प्रविष्टवति माधवे भुजगराजभा्ज हदम्‌। तदीयसुहृदस्तरा एथुलवेपथुव्याकुला: । 
विवर्णवपुषः क्षण॒द्विकट घर्व॑स्ध्मायिनों | निपत्थ निकट्स्थली झुवि सुषुप्तिमारेमिरे ॥४१॥ 
“में? २० सिं०; पश्चिम विभाग, तृ० ल० 


२३२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


कृत्यों को देखकर स्तम्भ, रोमाञच ग्रादि सात्विकों का प्रकट होना स्वाभाविक है। 
उनके गुणों से श्रभिभूत चित्त में प्रशंशाभाव के कारण रोमाञ्च, स्वरभेद, अ्रश्रु और 
प्रलय आदि सात्विक प्रकट हुए रहते हैं । 


व्यभिचारी--उम्रता, त्रास, श्रालस्य के श्रतिरिक्त अन्य सारे व्यभिचारी 
प्रेयरस में प्रकट होते हैं । योग में मद, हष॑, गवे, निद्रा व घृति तथा अयोग में मृत्ति, 
कलम, व्याधि, श्रपस्मार व दीनता अ्रधिक व्यक्त होते हैं । 


कृष्ण का सान्निध्य पाकर सखा को हुए के साथ-साथ मंद और गवं भी हो 
सकता है। प्राप्ति पर चित्त की अचञज्चलता (घृति) एवं मनस्तुष्टि स्वाभाविक है। 
प्रेयरस की लीलाओों की अविच्छिन्न अनुभूति से जाग्रत मन का निमीलन (निद्रा) 
. सम्भव है । जिसका सारा सौन्दयं, सारा उत्साह, जीवन में सारी रुचि क्ृष्ण॒-संग के 
कारण हो, उसका कृष्ण के अभाव में अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। 
प्रतएव सखा, विरह में श्रत्यन्त दीन हो जाता है श्लौर जीवन की प्रेरणा तथा स्फूर्ति के 
लुप्त हो जाने से वह व्याधिग्रस्त-सा हो जाता है। कृष्ण की निरन्तर स्मृति से मन 
जब अत्यन्त विकल और दुःखकातर हो जाता है तब उसको अपस्मार, कलम और 
मृति जैसे वाह्य-चेतना को निर्जीव और हतप्रभ करने वाले भाव सहज ही आ्राक्रान्त 
कर लेते हैं। ये सञ्चारी कृष्ण को भी अ्भिभूत करते हैं क्योंकि अपने सखाप्रों के 
लिए उनके मन में वैसा ही प्रेम होता है जेंसा सखाओं में उनके लिए । 


प्रंथरस में भी भ्रयोग व योग दो अ्रवस्थाएं होती हैं। अयोग में उत्कण्ठित 
झौर वियोग तथा योग में सिद्धि, तुष्टि व स्थिति अश्रवस्थाएँ इस रस में भी घटित 
होती हैं । 
है 


भ्रयोग - उत्कण्ठित प्रर्जुन धनुर्वेद का अध्ययन करते-करते वाष्पपुरित गद्‌गद्‌- 
वाक्य सहित श्रीकृष्ण से आलिज्भुन निवेदित करने लगे ।* 


वियोग--श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने पर सखाश्ों की अवस्था वियोग के 
श्रन्तगंत आती है। इस स्थान पर दस दशाएं उल्लिखित हैं--ताप, क़ृशता, जागरण, 
प्रालम्बन-शुन्यता, भ्रधृति, जड़ता, व्याधि, उन्माद, मूर्च्छा, मृति । 


१--भक्तिरसामृतर्सिधु, पश्चिमविभाग, ० ल० श्लोक ५७--अरच्युत ग्न्थमाला-प्रकाशन, १६८८ 
.. विक्रमाब्द, ४० रणण | 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २३३ 


कृशता, ताप, अधृति 
सब॒ तें छीन सरीर॒ सुबाहु । (कृद्मयता) 
श्राधो भोजन सुबल करत है, सब ग्वालिनि उर दाहु॥ (ताप) 
नतद गोप पिछवारे डोलत ननन नोर प्रवाहु। (श्रधृति) 
श्रानन्‍न्द मिट्यो मिटी सब लोला, काहु मन्त न उछाहु ।* 


मूर्च्छ, मलिनता, कृशता, उनन्‍्माद 
श्रासिबार काले हेरि धेनुशाले पडे मुरछित हैया। 
चड़ा नाहि बांध नटवर-छान्‍दे बसन नाहिक परे। 
भोजन तेजल देह दुरबल सतत प्रलाप करे।" 
वियोग की दस दश्षाएँ प्रकट लीला में स्वीकृत हैं, अ्रप्रकट लीला में नहीं । 
ग्रप्रकट नित्यलीला में श्रीकृष्ण और ब्रजवाधसियों का कभी विच्छेद नहीं होता । 


योग 

सिद्धि--द्रपदनगर में कुम्भकारगृह में श्रीकृष्ण को देखकर तुल्याकृति होने के 
कारण अजून ने उनसे मित्रता की । 

तुष्टि--श्रीकृष्ण के इन्द्रप्रस्थ जाने पर भीम मामा कृष्ण का आलिगन करते 
हुए हास्यवदन हुए, प्रेमाश्ुधारा से आकुल होकर नकुल सहदेव के साथ आकर 
प्र्जुन प्रियतम अच्युत का आलिज्धत करते हुए स्वेद से भींग गये । ' 


स्थिति 
ब्रजवासियों के साथ श्रीकृष्ण की नित्यस्थिति है । सखाओं से श्रीकृष्ण कहते 
हैं कि वे उन्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाते ।* 
|. सिद्धि, तुष्टि, स्थिति प्रकट लीला में द्वारिका में ही सम्भव है । ब्रज में कभी 
ग्रप्रकट वियोग नहीं होता, भ्रत: सदैव योग की स्थिति रहती है । प्रकट लीला में जब 
ब्रज के सखाओ्रों से विच्छेद हुआ तब उस विच्छेद के पश्चात्‌ कृष्ण से पुनर्मिलन क्षण 
भर के लिए ही हुआ । 





१--सरसागर, पद सं० ४७०७ 
२--पदकल्पतरु, पद सं० १७५४८ 
३--त॑ मातुलेय॑ परिरभ्य निंदृत्तो मीम: स्मयन्‌ प्रेमजलाकुलेन्द्रिय: । 
यमौ किरीटीच सुहत्तम मुद्रा प्रवृद्धबाष्पा: परिरेभिरेध्च्युतम्‌ ॥--भागवत, १०७१॥२५ 
४--अज तें तुमहि कहूँ नहिं टारों, यह पाई मैं हूँ ज्रज आवृत ।-“सूरसागर, पद सं० १०६६ 


२३४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा श्रौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


वत्सलभक्तिरस--विभावादि द्वारा पुष्ट होकर वात्सल्य-स्थायी वत्सलभक्ति- 
रस कहलाता है।* 


स्थायीभाव--अ्रनुकम्प्य के प्रति झनुकम्पाकारी की जो सम्भ्रमशून्य रति 
होती है उसे वात्सल्य कहते हैं। यह वात्सल्य वत्सलरस का स्थायीभाव है । वात्सल्य- 
रति भी प्रेम, स्नेह व अनुराग दशाएं धारण करती है । 


आलम्बन--श्री कृष्ण एवं उनका गुरुवर्ग । कृष्ण का कोमल, दैज्ञव और 
कौमाय ही इस रस में मुख्यतः ग्राह्म है, यद्यपि आद्यकैशोर तक वे अपने गुरुजन के 
वात्सल्य के पात्र बने रहते हैं। श्यामाज़ु, रुचिर, स्वंसंल्लक्षणा क्रान्त, मृदू, प्रियवाक्य, 
सरल, लज्जाशील, विनयी, मान्यजन को मानप्रद, दाता इत्यादि गुणों से विभूषित 
श्रीकृष्ण वत्सलरस के श्रालम्बन हैं। किन्तु जब इन गुणों का वत्सलता में तिरोभाव 
हो जाता है और वे प्रभाव-शुन्य होकर अनुग्रह के पात्र से लगते हैं, तभी कृष्ण की 
ग्रालम्बन-विभावना होती है, अश्रन्यथा परमेश्वर का शअनुग्राह्म होना असम्भव प्रतीत 
होगा । गुरुवग में वे हैं जिनमें यह भाव है कि वे कृष्ण से बड़े हैं। अ्रधिकमन्यभाव, 
शिक्षा देने एवं लालन आदि गुणों के कारण गुरुवर्ग इस वत्सलरस के आश्रय हुए 
रहते हैं। इस वर्ग में यशोदा, ननन्‍्द, रोहिणी, ब्रह्मा द्वारा हरे गये पुत्रों की माताएँ, 
देवकी व उनकी सपत्नियाँ, कुन्ती, वसुदेव एवं सनन्‍्दीपन मुनि श्षाते हैं जिनमें 
प्रधान हैं यशोदा और नन्‍्द । 


उद्दीपन--कौमा रादि वयस्‌, रूप, वेश, वाल्य-चचलता, मधुरवाक्य, मन्दहास्य, 
क्रीड़ा ग्रादि वत्सलरस के उद्दीपन हैं । 


कौमार की तीन ग्रवस्थाएँ होती हैं--श्राद्य, मध्य, शेष । प्रथम कौमार में 
उरुदेश की स्थूलता, नेत्र के श्रन्तर्भाग में शुक्लवरणंता, अल्प दन्तोद्गम एवं 
मृदुता प्रकट रहती है । श्राद्यकौमार में बारम्बार पादनिक्षेप, क्षण में रोना क्षण में 
हँसना, अंगूठा चूसना, उतान सोना इत्यादि चेष्टाएँ होती हैं। कराठ में बाघ-न व, 





१--विभावाचैस्तु वात्सल्यं स्थायी पुष्टिमुखागतः । 
एव वत्सलतामात्र प्रीकक्‍्तो भक्तिर्सो ब॒ुघैः॥१॥ 
--भ० २० सिं०, पश्चिमविभाग, च० ल० 
२-श्यामांगों रुचिर: सब्वेसंललक्षणयुतों मृदु: ॥२॥ 
प्रियवाक्‌ सरलो हीमानू विनयी मान्यमानकृत्‌॥ 
दातैत्यादियुण: क्ृष्णो विभाव इह कथयते ॥३॥--वही | 


क्ृष्णुभक्ति-रस के विविध रूप २३५ 


रक्षातिलक, काजल, कटि में पट्टरज्जु व हाथ में सृत्र--ये सब श्राद्यकौमार के 
प्राभूषण हैं । 

मध्यकौमार में केश के अ्रग्रभाग गिरने लगते हैं, ईषत्‌ नग्नता श्र्थात्‌ कृष्ण 
कभी वस्त्र पहिनते हैं, कभी विवसन रहते हैं तथा कर्णछेदन, रिगणा आदि चेष्टाएँ 
हुआ करती हैं। इस अवस्था के अलद्धार हैं नासाग्र में मोती, हाथ में नवनीत, कटि 
में छोटी घण्टी । 

शेषकौमार में मध्यदेश ईषत्‌ क्षीण होने लगता है, वक्षस्थल किच्त्‌ विशाल 
होने लगता है एवं मस्तक पर लटें लटकने लगती हैं । घटी (एक वस्त्रविशेष जिप्तमें 
कम फैलान होती है किन्तु लम्बाई काफी होती है, भौर जिसका प्रगला हिस्सा साँप 
के फण की भाँति कुड्चित होता है), वन्यभूषण, हाथ में छोटी बेंत इत्यादि इस वयस्‌ 
के भूषण हैं । ब्रज के आस-पास गोवत्सचारण, सखाओं के साथ कीड़ा, सूक्ष्म वेण, 
शुद्ध व पत्तों का वाद्य-वादन इत्यादि शेष कौंमार की चेष्टाएं हैं । 

पौगण्ड का विस्तृत वर्ुन प्रेयरस के प्रसद्भ में हो छका है। 

केशोर वयस्‌ वत्सलभक्तिरस के ग्रधिक अनुकूल नहीं है। श्रीकृष्ण के नवयौवन 
से शौभायमान होने पर भी वत्सलरस-निष्ठ व्यक्तियों के निकट पौगण्ड-वयस्‌ ही 
विशेष रूप से आस्वादनीय होती है। 


रूप-वेश 
हरि ज्‌ की बाल-छबि कहाँ बरनि । 
सकल सुख की सींव, कोटि-सनोज-सोभा हरति । 
भुज-भुजद्भ सरोज नेननि, वदन विधु जित लरति । 
रहे विवरनि सलिल नभ उपमा अपर दुररि डरनि ।* 


वाल्य-चापल्य--दूध के मटके फोड़ना, भ्ाँगन में दही फेंकना, मथानी तोड़ना 
तथा अग्नि में निरन्तर नवनीत डाल कर माता का आनन्द बढ़ाना इत्यादि क्रीड़ाएं 
वाल्य-चापल्य-बोधक हैं । * 








१-- सूरसागर, पद सं० ७२७ 
२--हरि सब भाजन फोरि पराने । 
हाँक देत पैठे दे पैला नेक न मनहिं डराने । 
सीकें छोरि मारि लरिकनि कों माखनद्धि सब खाई । 
भवन मच्यौ दि कांदौ लरकनि रोवत पाए जाई ॥-झश्सागर, पद सं« ९४६ 


२३६ मध्ययुगीन हिन्दी इष्ण-भक्तिधारा भर चैतन्य-सम्प्रदाय 


मधुर वाक्य 
मा मा मा बलि चान्द वदन तुलि लवीन कोकिला येन बोले ।* 
2 ५ 2 
मेया में नह माखन खायौ 
ख्याल पर ये सखा सब मिलि, मेरे मुख लपटायो । 
देखि तुही सींके पर भाजन, ऊंचे धरि लटकायों । 
हों जु कहत नान्‍हें कर श्रपने, मैं केसे करि पायों ।* 
प्रनुभाव--जो चेष्टाएं वात्सल्य, विशेषकर मातृत्व में श्रत्यन्त स्वाभाविक हैं 
वे ही वत्सल-रस के अनुभाव हैं। मस्तक आपघ्राण, अज् सहलाना, आशीर्वाद, 
प्राश्ाकरण, लालन, प्रति-पालन भ्ौर हितोपदेश आदि इस रस के असाधारण 
प्रनुभाव हैं। मित्र के साथ तिरस्कार, नाम लेकर पुकारना, चुम्बन भ्रौर आलिड्धून 
आदि वत्सल-रस के साधारण काय॑ हैं । 
अद्भसहलाना, चुम्बन, आलिज्भन 
द धरनि-धर राख्यौं दिन सात । 
अ्रतिहीं कोमल भुजा तुम्हारी, चापति जसुमति मात ॥ 
ऊचो श्रति बिस्तार भार बहु, यह कहि कहि पछितात । 
वह अगाध तुब तनक तनक कर, कंसे राख्यों तात॥ 
मुख चूमति, हरि कंठ लगावति, देखि हंसत बल अआत। 
सूर स्थाम को कितिक बात यह, जननी जोरति नात ॥२े 
हितोपदेश द 
श्रामार शपति लागे ता धइदह घेनुर श्रागे परानेर परान नीलमणि ।* 
>< >> >< 
कन्हैया त्‌ नहिं मोहि डरात । 
षट्रस धरे छाँड़ि कत पर घर, चोरी करि-करि खात ।* 


सात्विक--स्तम्भादि ञ्राठों सात्विक वत्सलरस में प्रकाशित होते हैं । इनके 





१--पदकल्पतरु, पद सं० ११६० 
२--सूरसागर, पद सं० 8५२ 
३--वही, पद सं० १५८७ 
४--पदकल्पतरु , पद सं० ११८६ 
५--सूरसागर, पंद सं० 8८७ 


कष्णभक्ति-रस के विविध हूप २३७ 


भ्रतिरिक्त स्तनदुग्धक्ष रण- यह एक और सात्विक प्रकट होता है। ममता में अ्श्र- 
पूरित होना स्वाभाविक है। शिक्षु को चेष्टाश्रों से पुलकित माता-पिता में रोमाच् 
कम्प और स्वरभज्भ आदि भी नेसगिक हैं। सन्तान पर किसी विपत्ति की आशडूा 
से या हर्षातिरेक से स्तम्भ जैसे सात्विक प्रकट होते हैं, आदि-आदि । 
स्तनदुग्धक्षरण 
हेरइते परशिते लालन करइते स्तन खिरे भीगल बास ।* 

व्यभिचारी--अपस्मार सहित प्रीतिरसोक्त व्यभिचारी वात्सल्यरस में प्रकट 
हुए रहते हैं। उनका उदाहरण योग-अयोग में दिया गया है। वत्सल-रस की भी 
योग-ग्रयोग भ्रवस्थाएँ होती हैं । 

क्रयोग--वत्सल-रस में भी अ्रयोग के उत्ककठिशत और वियोग भेद हुआा 
करते हैं। उत्कशिठित का उदाहरण ब्रजलीला में नहीं मिलता। वियोग का ही 
विस्तृत प्रसज्ध वहाँ प्राप्त है। वियोग में अनेक व्यभिचारियों की सम्भाँवना होती है 
किन्तु चिन्ता, विषाद, निर्वेद, दैन्य, जड़ता, चपलता, उनन्‍्माद और मोह की प्रधानता 
रहती है । द 
चपलता 

फूटि न गई तुम्हारी चारयो केसे मारग सूझे ॥ " 


बजे 


 दन्‍्य 
हाँ तो धाइ तिहारे सुत की मया करत ही रहियो । रे 


चपलता, उन्माद, मूर्च्छा, मोह 
रजनी प्रभाते माता यशोमति नवनोी लइ्या करे। 
कानाइ बलाइ बलिया डाकये निभरे नयान भरे ॥ 
तबे मने पड़े तारा सधुपुर तर्बाह हरये ज्ञान। 
फ्यल-कुन्तले लोढाय भूतले क्षेणे रहि मुरछान ॥ 
श्रीदाम सुबल श्रासिया से बेले अ्वरण वदन दिया। 
तुया नाम करि उठये फुकरि शुनि थिर बान्धें हिया ॥। 
चेतन पाइया सूबले लदया यतेक बिलाप करे। 
से कथा व शुनिते सनुज पश्ुज परान नाहिक धरे ॥ 





१--पदकल्पतरु, पद सं० ११५४ 
२--सूरसगार, पद सं० ३७५३ 
३--वही--पद सं० ३७६४ 


२३८ मध्ययुगीन हिन्दी कुंष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रंदोयं 


तिल श्राध तोरे नादेखिया मरे बने ना पाठाय जेह । 
ए पुरुषोत्तम कहये से जन केमने धरिब देह ॥* 


योग : सिद्धि--वसुदेव की पत्नियाँ रज्भस्थल में समुस्थित श्रीकृष्ण को देख 
कर क्षणकाल में कञ्चुलिका का अ्रच्चवल सींचने लगीं । 


तुष्टि 
लीन्हों जननि कण्ठ लगाइ । 
अ्रद्ध पुलकित रोम गद्गद, सुखद आस बहाइ ॥'* (हुं) 
माता यशोमतो धाइ उनमती । (हर्षोन्माद) 
गोपाल लद्या कोरे । 
स्तन-क्षीर-ध(रे तनु बहि पड़ भरये नयान-लोरे॥ (पअश्व) 
निज घरे जाइया क्षीर सब लया भोजन कराइया बोले। 
घरर बाहिरे श्रार न करिब सदाइ राखिब कोले ॥ ४ 


स्थिति--ब्रज के परिकरों के साथ श्रीकृष्ण की नित्य स्थिति है । 


प्रीति, प्रेय श्रोर वत्सल 

ये तीनों रस कभी स्वतन्त्र रूप में कभी मिश्रित रूप में आास्वादित होते हैं । 
बलराम का सख्य प्रीति और वात्सल्य मिश्रित है, युधिष्ठिर का वात्सल्य प्रीति ब्र 
सख्यभावान्वित है । नकुल, सहदेव, नारद ञ्रादि का सख्य प्रीतियुक्त है। उद्धव की 
प्रीति सख्य मिश्रित है। कुछ गोपियों के वात्सल्य में सख्य का मिश्रण हुआ रहता है। 
उज्ज्वलरस द क्‍ ः 

रस की पुणंतम अभिव्यक्ति तब होती है जब आस्वादक आस्वाद्य-एकाकार 
हो जाये, मदीयभाव छोड़ कर तदीयभाव प्राप्त हो, तादात्म्य प्राप्त कर। तादात्म्य 
की चरम-स्थिति कान्तभाव के माध्यम से भक्तिरस में अभिव्यक्त की गयी है। 
परमानन्द की निविड़ अनुभूति को राधा (गोपी )-क्ृष्ण के सम्बन्ध में चरितार्थ होता 
दिखलाया गया है। परब्रह्म की स्वरूपशक्ति एक रूप में इस आनन्द को आस्वाद्य 
बनाती है, दूसरे रूप में उसका शआ्आास्वादन करती है। राधा यही शक्ति हैं, वह 
उज्ज्वल किवा मधुर रस की अधिष्ठातृ देवी हैं। आस्वादक रूप में वह तत्व श्री 





१--पदकल्पतरु, पद सं० १७५५४ 
२--सूरसागर, पद सं० ११६८ 
३--पदकल्पतरु, पद सं० १६६२ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध हूप॑ २३६ 


कृष्ण है, आास्वाद्य रूप में श्रीराधा । युगल दम्पति का झ्रोतप्रोत आनन्द झ्राद्य रस है, 
परात्पर रस है, इसे ही क्ृष्ण-भक्ति ने उज्ज्वलरस की संज्ञा प्रदान की है । 

शान्तरस इस उज्ज्वल रस का आधार है, किन्तु इसके वैचित्रय के सम्मुख 
हतप्रभ ! शान्‍्त क्या, प्रीति, प्रेय, भर वत्सल-रस भी इस रस के आ्रागे नहीं ठहर 
पाते । यह उज्ज्वलरस मधुरतम है, साथ ही सबसे अधिक संकुल भी । प्॒वे-पृर्व 
रस का गुण पर-पर रस में सन्निविष्ट होता जाता है। गुणाधिक्य से स्वाद में 
प्राधिकय होता है। मधुररस में शान्त, प्रीति, प्रेय, वत्सल रसों के गुणा विद्यमान 
रहते हैं, इसी लिए इसका आस्वादन सर्वोपरि होता है। मधुररस में पृ्वंकथित रस 
उसी प्रकार से सन्निहित हैं जिस प्रकार पृथ्वी में ग्राकाश, वायु, अग्नि और जल ।* 

मधुरभाव में शान्त का स्थेये, दास्य की सेवाभावना, सख्य का निस्सड्भोच, 
भाव और वात्सल्य का ममत्व एकत्रित हो जाता है, और इन सबके ऊपर होतो है 
ग्रनिवंचनीय तादात्म्य की अनुभूति जिसका भ्न्य भावों में श्रभाव बना रहता है। 
इसीलिए श्रीकृष्ण का चरम माधुये गोपियों के संसर्ग में प्रस्फुटित होता है। 
ब्रजदेवियों में भी राधा का प्रेम शिरोमणि है जिसके सन्मुख स्वयं श्रीकृष्ण नतमस्तक 
हो जाते हैं। रास में केवल राधा को लेकर छिप जाना राधाभाव की महत्ता का 
परिचायक है। शतसहस्त्र गोपियों से श्रीकृष्ण को पुणतृप्ति नहीं मिल पाती, एक 
मात्र राधा के भाव से ही उन्हें पुूर्णगारस का आस्वादन हो पाता है। इसी भाव के 
कारण कृष्ण पुणांप्रकाम बनते हैं। राधा आह्वाद की घनीभूत दिव्य विग्रह हैं जिससे 
संयुक्त हो कर पुरुषोत्तम कृष्ण श्रानन्दब्रह्म की संज्ञा लाभ करते हैं । 

अतएव, मधुररस में राधा का स्थान सर्वोपरि है। यद्यपि बल्लभ-सम्प्रदाय 
में गोपियों को लेकर भी मधुर रस का परिपाक हुआ है किन्तु वहाँ भी राधा प्रेम 
का स्थान धूयें है। निम्बाकं, राधाबल्‍लभ, हरिदासी एवं चेतन्य-सम्प्रदायों में राधा 
एकमात्र नायिका हैं, अन्य गोपियाँ या तो उनकी सहायक सखियाँ हैं या दृतीमात्र । 
गोपियों एवं राधा का सम्बन्ध दाशंनिक दृष्टिकोण से भी समभाया गया है। 
गोपियों को राधा की अ्रद्धकान्ति कहा गया है, वे राधा की काय-व्यूह हैं । रसशास्त्र 
की दृष्टि से बल्‍लभ-सम्प्रदाय को छोड़कर श्रन्य सम्प्रदायों में गोपियों को नायिका 
का स्थान नहीं मिला है। वे राधा की सखी किवा दूती रूप में मधुर रस का 





१-पूव्व॑ पृव्व रसेर गुण परे परे हय ।दुइ तिनगनने पंच “पर्यन्त बाड़य ॥ 

गुणाधिक्ये स्वादाधिक्य बाढ़े प्रति रसे | शान्त दास्य सख्य वात्सल्य गुण मधुरेते बैसे ॥ 

आकाशादिर गुण येन पर पर भूते | दुइ तीन क्रमे बाड़े पंच प्रथिवीते॥ 
-चै० च०, मध्यलीला अष्टम परिष्छेद, ४० १३६ 


9५४० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णा-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


विस्तार करती हैं, किन्तु स्वतन्त्ररूप से रस की आश्रय नहीं बनतीं । यद्यपि चैतन्यमत 
में रसविवेचन के प्रसद्भ में गोपियों की चर्चा आलम्बन-विभाव के श्रन्तर्गत की 
गई है, तथापि पदावली-साहित्य में सिवा राधा के अन्य किसी गोपी में मधुररस 
की विभावना नहीं-सी है! अधिकांश सम्प्रदायों में मधुररस, राधाक्ृष्ण रस ही 
है, इसकी पूर्णतम स्थिति को निकुञ्जरस कहा गया है । गोपीकृष्ण रस एकमात्र 
बलल्‍लभ-सम्प्रदाय में सम्यक्‌ रूप से विकसित हुआ है, वहाँ गोपियाँ राधा को सखी 
बनकर भी अपना आश्रय-विभावन नहीं खोतीं । क्‍ 


इस रस का सर्वाधिक महत्व होने के कारण रूपगोस्वामी ने उज्ज्वलरस 
पर एक प्ृथक्‌ ग्रन्थ, उज्ज्वल नीलमरिण का प्रणयत किया । मधुररस का विवेचन 
श्ुद्भार रस के आधार पर ही किया गया है। मधुररस पुरे मध्ययुगीन क्ृष्णुकाव्य 
को आक्रान्त किये हुए है, उसमें यही स्वर गूजता है--- 


''त्रमेव दयास रूप, पुरी मधुपुरी वरा, वयः कंशोरक ध्येयं, श्राद्यो एवं परो रसः ।” 


आत्मोचित्‌ विभावादि द्वारा पुष्ठ होकर मधुरारति मधुराख्य भक्तिरस 
कहलाती है ।* इस मधुराख्य भक्तिरस का आस्वादन वे नहीं कर सकते जो प्राकृत 
श्रृद्धाररस से साम्य देखकर इससे विरक्त हो गये हैं, व ही वे रसिक-वृन्द जो समता 
देखकर इसकी ओर आक्ृष्ट हुए हैं, वरन्‌ वे जो न श्रासक्त हैं न विरक्त । 


स्थायीभाव--उज्ज्वल रस में मधुरा रति स्थायीभाव है ।* इस रति का 
ग्राविर्भाव कई कारणों से होता है जिनमें प्रमुख हैं---अभियोग, विषय, सम्बन्ध, 
ग्रभिमान, तदीयविशेष, उपमा और स्वभाव, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । 


ग्रभियोग--स्वयं अ्रपने द्वारा या अन्य किसी के द्वारा निज भाव का प्रकाशन 
ग्रभियोग कहलाता है। भक्त या तो गुरु के माध्यम से या स्वयं श्रपनी अन्तरचेतना 
के विकास से श्रीकृष्ण की रति प्राप्त करता है। रति प्राप्त कर आत्मनिवेदन के 
द्वारा अभियोग सिद्ध होता है अथवा गुरु मध्यस्थ बनकर भक्त और भगवान का 
झ्रादान-प्रदान आरम्भ करता है, उनके भावसूत्र को जोड़ता है । 





२-आत्मोचितविमावादें: पुष्टि नीता सता हृदि ॥ 
मधुराख्यो भवेद्मक्तिससोइसो मधुरा रतिः ॥२॥ 
-+पश्चिमविभाग-पंचमलहरी, भक्तिरसामृतसिधु 
२--स्थायीभावो भवत्यत्र पूर्वोक्ता मधुरा रतिः ।--वही, श्लोक ६ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूंप॑ २४४ 


विषय--शब्द, स्पर्शग, रूप, रस, गनन्‍्ध--इनको विषय कहते हैं। साधना 
की अपरिपक्व दशा में मानवीय इन्द्रियाँ शुद्ध नहीं होतीं । श्रशुद्धता के कारण 
मधुरभाव की स्फूति “विषय के माध्यम से नहीं हो पाती, एकमात्र शुद्ध श्रन्तःकरण 
में होती है । किन्तु साधना की परिपक्वावस्था में जब प्॑चेन्द्रियाँ चिन्मय हो जाती 
हैं तब मधुर प्रेम किसी भी इन्द्रिय-गुण से अ्रभिव्यक्त हो सकता है। राधा, भक्त की 
उस मनोदशा की प्रतीक हैं जिसमें इन्द्रियों भें जाने-प्नजाने श्रीकृष्ण के प्रति 
स्वाभाविक उन्‍्मुखता श्रा जाती है। 'ललितमाधव' नाटक में विषय के द्वारा 
कृष्णरति के जन्म लेने का एक सुन्दर प्रसद्ध' भ्रवतरित किया गया है। राधा 
प्रपती सखी से कहती हैं, “हे सखि, एक पुरुष के कृष्णनाम के एक श्रक्षर मात्र 
सुनने पर मेरी बुद्धि विलुप्त हो रही है। अन्य किसी पुरुष का वंशीनाद मेरे कानों 
में प्रवेश करके मुझे उन्‍्मादित किये दे रहा है। किसी एक अन्य पुरुष को चित्रपट 
में देखने पर उसकी स्तिग्ध-द्युति मेरे मन से संलग्न हो बैठी है। हा कष्ट ! जब 
एक पुरुष की रति में इतनी व्याकुलता है तब मैं तीन पुरुषों की रति कैसे वहन कर 
सकूंगी ? ऐसी दशा में मेरी मृत्यु हो जाना ही श्रेयस्कर है । 

सम्बन्ध --कुल, रूप, शील, शौये इत्यादि के गौरव को सम्बन्ध कहते हैं । 
कोई-कोई भक्त कृष्ण के रूप, उनके कुल, गौरव, शील, पराक्रम इत्यादि गुणों, से 
प्रभावित होकर कृष्ण के प्रति मधुर भावापतन्न होते हैं, ज॑ंसे रुक्मिणी । ऐश्वयंप्रधान 
भक्तों में मधुररति का प्रादुर्भाव प्रायः सम्बन्ध! के भान से होता है । 

अभ्रभिसान--संसार में भूरि-भूरि रमणीय वस्तु के रहते हुए भी मुझे एकमात्र 
प्रपनी ही वस्तु, चाहे वह कैसी ही कयों.न हो, वह काम्य तथा प्रार्थनीय है--इस प्रकार 
के निश्चयीकरण को अभिमान कहा गया है। दूसरे शब्दों में ममता के आ्रास्पद में 
अनन्यतामय सद्धुल्प का नाम अभिमान है। यह अभ्रभिमान रूप आदि की श्रपेक्षा न 
करता हुआ रति उत्पन्न करने में समर्थ है। अ्रभिमान, प्रेम की नितान्त विशुद्ध, अत्यन्त 
भ्रहेतुकी स्थिति है। प्रेमी को प्रेमास्पद के लिए अ्रकारण आाकषंण होता है । वह 
उसमें किसी वाह्म-गुण का सन्धान नहीं करता प्रत्युत्‌ प्रेमाज्ननच्छरित नेत्रों से उसे 
श्रियतम की प्रत्येक वस्तु सौन्दर्यमय प्रतीत होती है । यह अ्रका रण श्राकर्ष ण निष्काम 
प्रेम का जनक है तथा प्रेम की भ्रतन्‍्य चातक-गति का, रूपलिप्सा आदि अवान्तर कारणों- 
से स्वाधीन उसकी स्वतःपुर्णा निष्ठा का परिचायक है।आरम्भ में इस निरचयीक रण 
के बिना भगवत्प्रेम हढ़ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अ्रन्त:करण में उसकी अनुभूति के 
उठने पर भी वाह्ममन तृष्णाश्रों में भटका करता है। साधना की प्रोढ़ावस्था में ही 
भगवान्‌ के दिव्यरूप आदि का आकषंण स्वाभाविक बन पाता है। 

१६ 


२४२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


तदीय विशेष--क्ृष्ण सम्बन्धी वस्तुओं को तदीय विशेष कहते हैं जैसे उनके 
चिह्न, गोष्ट, प्रियजन श्रादि । भक्ति का सूलमन्त्र मदीय भाव को छोड़कर तदीयभाव 
में प्रतिड़ित होना है, अपने से सम्पकित वस्तुओं के प्रति ममता का नाश करके कृष्ण- 
सम्पकित परिवेद से अनुराग उत्पन्न करता है।अ्रहं एवं सम की आद्धुलाशों को तोडन 
कर ही कृष्ण का अ्प्राकृत प्रेम अनुभव किया जा सकता है। इसलिए भक्त जब 
निस्‍्पृह हो जाता है, अहद्भर एवं ममता से विगत होने लगता है तब कृष्ण (तदीय) 
सम्बन्धी वस्तुएँ कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न करने लगती हैं। इस भाव की चरम 
स्थिति सहचरी में दृष्टिगत होती है जहाँ जीवात्मा स्वसुख की वाजञ्छा से नितान्त मुक्त 
हो, राधाकृष्ण की ऋ्रीड़ा का रसपान तत्सुख-सुखी भाव से करती है । 

उपभा--श्रीकृष्ण से सहब्यप्राप्त वस्तुओं को उपमा कहा गया है जैसे तमाल, 
नील-कमल, धनश्याम इत्यादि । निर्गण की सगुण अनुभूति में उपमा सहायक होती 
है । रूप, गुरा, धर्म में कृष्ण के समान दीखने वाली वस्तुओं में भक्त स्वभावतः 
रागाविष्ट हो जाता है । इन वस्तुओं को देखकर उसके हृदय में प्रसुप्त भावसाम्य के 
कारण भंकृत हो उठते हैं । ब्यामघन, नीलोत्पल आदि का चिन्तन घनीभूत होकर प्रेम 


उत्पन्न करता है । रे न रु 
स्वभाव--जो वाह्य कारणों की श्रपेक्षा नहीं रखता वरन्‌ स्वतः ही आविभूत 


होता है, उसे स्वभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे मधुरारति का सब्चित संस्कार 
कह सकते हैं । यह स्वभाव निसगे और स्वरूप भेद से दो प्रकार का होता है। मुहृढ़ 
श्रम्यासजन्य संस्कार को निसगे कहते हैं, निसगग में श्रीकृष्ण के रूप, गुण आदि उद्दीपन 
का योग कियत्‌ होता है। यह जन्मान्तरीण संस्कार के कारण स्वयं प्रकाशित रहता 
है । रति-उत्पादक वस्तुओं को स्वरूप कहते हैं; यह कृष्णनिष्ठ, ललनानिष्ठ एवं 
उभयनिष्ठ होता है । 

मधुरारति का तारतम्य भी महत्त्वपूर्णा है। यह रति तीन प्रकार की होती 
है - साधारणी, समझ्सा, समर्था, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। कुब्जा में साधारणी, 
द्वारिका की महिषियों में समझ्जसा तथा ब्रजदेवियों में समर्था रति उत्पन्न हुई रहती 
है। इनकी उपमा मणि, चिन्तामणि और कौीस्तुभ से दी जा सकती है। मणि 
यद्यपि इन तीनों रत्नों में सबसे कम गुणशाली है तथापि वह सर्वंसुलभ नहीं है, 
तदनुरूप कुब्जा आदि की साधारणी रति भी सर्वसुलभ नहीं है । और जेसे चिन्तामरि 
सुदुलंभ है वैसे ही कृष्णमहिषियों के अतिरिक्त समझ्जसा रति अन्यत्र सुलभ नहीं है । 
इन सब पर कौस्तुभमरणिस विराजमान है जो जगदुलेभ है, श्रीकष्ण-व्यतिरेक कहीं 
भी नहीं मिलती, उसी प्रकार समर्थारति केवल गोकुल की गोपियों में ही होती है, 
गन्य कहीं नहीं । 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २१४३ 


साधारणी--जो रति शअतिशय प्रगाढ़ नहीं होती, प्रायः कृष्णदर्शन से उत्पन्न 
होती है श्रौर जो सम्भोगेच्छा का ही निदान है, उसे साधारणी रति कहते हैं ।* 

गाढ़ता के अभाव में रति सम्भोगेच्छा तक ही सीमित रह जाती है। इस 
इच्छा के हास पर इस रति का हास भी हो सकता है, अतः इसका नाम साधारणी 
है । वास्तविक प्रेम निष्काम होता है किन्तु जो भक्त प्रेम के इस सिद्ध स्वरूप को 
प्रारम्भ से ही नहीं पकड़ पाते, तथा जिनमें कामभाव की भक्ति होती है उनकी रति 
को साधारणीरति कहा जाता है। यों मधुर भक्ति की दृष्टि से यह हीनतम भाव है 
किन्तु कामभाव के उन्नयन का साधक होने के कारण यह भाव स्वयं में पर्याप्त 
उन्‍नत और श्रेयस्कर है । »ज्भार की लौकिक चेष्टाओ्रों का ऊर्जस्वीकरण स्वयं में 
महत्‌ साधन है । 

समञजसा--जिस रति में पत्नीत्व का श्रभिमान होता है और जो गुण 
झादि के श्रवण से उत्पन्न हुई रहती है, तथा कभी सम्भोगेच्छा की तृष्णा भी जिसमें 
उत्पन्न होती है, उसे समझ्जसा रति कहते हैं ।* 

समञ्जसा रति में सम्भोगेच्छा गौण है । जब यह इच्छा इस रति से पृथक 
रूप में केवल अपने हाव-भाव द्वारा व्यक्त होती है तब श्रीकृष्ण को वशीभूत करना 
दुःसाध्य होता है। पत्नीत्व-भाव के करण इस रति में क्तंव्य-भावना तथा कृष्ण 
के प्रति सम्मान का भाव भी बना रहता है जिससे रस की स्वछन्द भ्रनुभूति बाधित 
होती है। 

समर्था--साधारणी और समञ्जसा रति से किच्चित्‌ विशेष सम्भोगेच्छामयी 
जिस रंति में नायक-तायिका का तादात्म्य भाव होता है, उसे समर्था रति कहते हैं ।* 
इसी रति में मधुर रस का पूर्ण परिपाक होता है क्योंकि इसमें प्रन्तंवाह्म के सारे 
भ्रवरोध ध्वंस हो चुकते हैं। सब प्रकार की सीमाओं से मुक्त व्यक्ति ही इस 
परम निष्काम स्वच्छन्द माधुयें का आस्वादन कर सकता है । 

यह रति ललनाग्रों के स्वरूप (स्वभाव) हेतु है, इसके उत्पन्न होने पर कुल, 
शील, धयं, लज्जा, आदि सारी लौकिक मर्यादाएँ विस्मृत हो जाती हैं। यह रति 


१--नातिसान्दा हरे: प्राय:साक्षादशंन सम्भवां । 

सम्भोगेच्छा निदानेयं रति: साधारणी मता ॥३०॥--एउज्ज्वलनीलमर्णि, स्थायीभाव-प्रकरण 
२--पत्नीभावाभिमानात्मा ग्रणादि अश्रवणादिजा। 

क्वचित्‌भेदित सम्भोगतृष्णा सान्द्रा समझसा ॥३१॥--बही 
३--किश्विद्विशिष मायान्त्या सम्भोगेच्छा ययाभितः। 

स्या तादात्म्यमापन्ना सा समर्थति भण्यते ॥३७।॥--बही 


२४४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


अ्रत्यन्त गाढ़ और सानन्‍द्र होती है । समर्था-रति सम्भोगेच्छा के कारण विद्येषता प्राप्त 
नहीं करती, इसमें केवल क्षृष्ण-सुखार्थ ही उद्यम होता है ।* 

प्रौढ़ होने पर यही रति महाभाव दशा प्राप्त करती है। अतएव मुक्त एवं 
प्रधान भक्त इसका अन्वेषण किया करते हैं किन्तु यह प्राप्त नहीं होती । यह रति 
अविच्छेय है, विरुद्ध भाव द्वारा भी अभेद्य रहती है। जब यह प्रतिकूल भाव द्वारा 
प्रविचलित रहती है तब उसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम उदित होकर ऋमश;ः मान, 
प्रशय, राग, अनुराग व भाव में परिणत होता है ।* जिस प्रकार इक्षुदण्ड की ग्रन्थि 
में स्थित भ्रंकुर मिट्टी में बोये जाने पर यथासभय इक्षु, रस, गुड़, खाँड़, शक्कर, 
मिश्री व मिश्री के ढेले (सितोपल ) का रूप धारण करता है, उसी प्रकार रति से प्रेम 
प्रेम से राग, राग से अनुराग तथा अनुराग से महाभाव उत्पन्न होता है।ये उत्तरोत्तर 
मधुर हैं, सितोपल स्वरूप महाभाव मधुरतम है । 

प्रेम के विकास के कारण स्नेह, मान, प्रणय आदि को प्रेम के श्रन्तगंत हा 
माना गया है। उपर्युक्त अवस्थाश्रों की परिभाषाएं दी गयी हैं तथा उनके उपभेदों 
का भी कथन हुआ है । 

प्रेम--ध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी जो ध्वंस नहीं होता, युवक- 
युवती के ऐसे भावबन्धन कोदुप्रेम कहते हैं ।रै 

यह प्रेम प्रौढ़, मध्य, मन्‍्द भेद से तीन कोटि का होता है । नायक के विलम्ब 
हो जाने पर नायिका की चित्तवृत्ति अज्ञात रहने पर नायक को जो कष्ट पहुँचता है 
उसे प्रौढ़ प्रेम कहते हैं। जो प्रेम इतर कान्‍्ता के प्रेम को भी सहन करता है, उसे 
मध्य प्रेम कहते हैं जसे चन्द्रावली का प्रेम । सवंदा श्रात्यन्तिक रूप से परिचित होने 
पर भी जो प्रेम अन्य कान्‍्ता की श्रपेक्षा श्रथवा उपेक्षा नहीं करता, उसे मन्द प्रेम 
कहते हैं।” श्री राधा एवं उनकी सखियों में प्रेम की प्रौढ़ता है, चन्द्रावली इत्यादि 
में मध्यत्व है, मन्द प्रेम का उदाहरण ब्रज में ग्रसम्भव है । 





१---सर्व्वादूसुतविलासोम्मि चमत्कारकरश्रिय: । 
सम्मोगेच्छा विशेषो5्स्या रतेजातु न भिचते ॥ 
इत्यस्यां कष्णसौख्यार्थमेव . केवलमुद्यम: ॥४०॥--उज्ज्वलनीलमणि, स्थायीभमाव-प्रकरण 
२--स्याइड़ेयं रतिः भरेग्णा प्रोच्न्‌ स्नेह:क्रमादय॑ । ' 
स्थान्मन: प्रणयो रागो5तुरागो भाव इत्यपि ।॥४४॥--वही 
३--सर्व्वधा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे। 
यद्भाववन्धन यूनो:स प्रेमा परिकीर्तितः ॥४६॥ -- वही 
४-सदा परिचितत्ादे: करोत्यात्यन्तिकां तु यः । 
नेवापेक्ञां नचापेज्ञां स प्रेमा मन्द उच्यते ॥५०॥--वही 


कष्णभक्ति-रस के विविध रूप... २४५ 


उपर्युक्त भेद श्रीकृष्ण के प्रेम का है। इसी की भिन्न प्रकार से व्याख्या 
प्रेयसियों के श्रीकृष्णविषयक प्रेम में की जाती है। यथा, विच्छेद की अ्रसहिष्णाता 
को भ्रौढ़ श्रेम कहते हैं, कष्टसहित सहिष्णुता को मध्य प्रेम तथा किसी समय विस्मृत 
हो जाने वाले प्रेम को मन्द प्रेम कहते हैं । 

स्नेह--जो प्रेम परमोत्क्ष में आरोहण करके चिद्दीपदीपन श्रर्थात्‌ प्रेमो- 
पलब्धि का प्रकाशक होता है तथा चित्त को द्रवीभूत करता है, उसे स्नेह कहते हैं । 
स्नेह दर्शनमात्र से सन्तुष्ठ नहीं होता । श्रद्ध-सद्भ, अवलोकन, श्रवण जनित 
स्नेह क्रशः कनिष्ठ, मध्यम, व ज्येष्ठ कहलाता है क्योंकि ये इन्द्रियाँ उत्तरोत्तर 
सुक्ष्म हैं । 

स्वरूपस्नेह दो प्रकार का होता है--घृतस्नेह, मधुरस्नेह | जो स्मेह अ्तिशय 

प्रादरमय है, उसे घृतस्नेह कहते हैं। यह भावान्तर के साथ मिल कर अत्यन्त सुस्वादु 
होता है। आदर की गाढ़ता के कारण इसे घृतस्नेह कह कर निर्देशित किया गया है। 
अपनत्व-भावनायुक्त स्नेह मधुस्नेह कहलाता है। जिसका माधुर्य स्वयं प्रकट होता है, 
जिसमें नाना रसों की सुक्ष्मरूप से भ्रवस्थिति रहती है तथा जो उन्मादकारी व उष्ण 
होता है-- मधु के साथ इन विशिष्टताग्रों की समानता के कारण, ऐसे स्नेह को 
मधुस्नेह कहते हैं । 

समान--जो स्नेह उत्क्ृष्टता प्राप्ति के निमित्त नित्यनूतन माधुय अनुभव कराता 
है एवं स्वयं कुटिलता धारण करता है, उसे मान कहते हैं । 

मान द्विविध है--उदात्त और ललित । घृतस्नेह उदात्त-मान का रूप धारण 
करता है। यह उदात्तमान कई प्रकार का होता है। कहीं-कहीं गहनता या दुर्बोध 
रीति धारण करके भी सरल बना रहता है, कहीं पर प्रकृतरूप से कुटिल होता है, 
झौर कहीं पर बाहर कोप प्रकट करके भी सरल बना रहता है। मधुस्नेह यदि 
स्वतन्त्र रूप से हृदयगत कौटिल्य या नम्नता को धारण करे तब उसे ललितमान 
कहते हैं । 

प्रशय--मान के विश्रम्भयुक्त होने को प्रणय कहते हैं। विश्वम्भ का तात्पयें 
विश्वास अथवा सम्भ्रमरविहीनता है। यह विश्वास प्रेयसी और कान्‍्त के प्राण, मन, 
बुद्धि, देह, परिच्छुद की ऐक्य-भावना का पोषक होता है । 

विश्वम्भ दो प्रकार का होता है-मैत्र एवं सख्य । विनयान्वित विश्रम्भ 
मैत्र है जैसे रास में प्रन्तर्ध्यान के उपरान्त आगत श्रीक्षष्ण के प्रति विभिन्न गोपियों 
का भाव | इस विश्वम्भ में विनय आवश्यक है किन्तु भयनिर्भुक्त जो विश्रम्भ है, उसका 
नाम सख्य है। इस सख्य में श्रीकृष्ण को वशीभूत करने की शक्ति होती है, जैसे 
श्रीराधा और सत्यभामा का विश्रम्भ | 


३४६ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्णु-भक्तिधारा और चैेतन्य-सम्प्रदाय' 


प्रणाय, स्नेह भ्रौर मान का कोई निश्चित क्रम वहीं है । कहीं पर प्रणय स्नेह 
से उत्पन्न होकर मानदशा प्राप्त करता है तो, कहीं पर स्नेह से मान उत्पन्न होकर 
प्रशयरूप में परिणत होता है। प्रणय एवं मान में अ्रवश्य ही का्यकारण का 
सम्बन्ध है । 

राग--प्रणय के उत्कष हेतु चित्त में जब श्रतिशय दुःख भी सुखरूप में अनुभूत 
होता है तब उस दशा को “राग! कहते हैं जैसे कड़ी धरृप में गोवर््धनपवंत पर खड़े 
होकर श्रीकृष्ण का दर्शन करना, श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम के कारण कलडू का भी प्रिय 
लगना श्रादि । राग की दो अवस्थाएँ होती हैं--नीलिमा तथा रक्तिमा । द 


नीलिमाराग--नील वृक्ष के समान इ्यामलताजनित राग को नीलिमाराग 
कहते हैं। इसे नीली राग भी कहते हैं । इस राग में व्यय की सम्भावना नहीं होती, 
बाहर अभ्तिशय प्रकाशवान नहीं होता, तथा स्वलग्न भाव को ढक लेता है। यह राग 
चन्द्रावली भ्ौर श्रीकृष्ण में लक्षित होता है ।* 


रक्तिमाराग--कुसुम्भ एवं मश्ञिष्ठ के समान राग को रक्तिम राग कहते हैं। 
इसके दो उपभेद हैं--कुसुम्भ और मज्लिष्ठ । 

कुसुम्भ--जो राग चित्त में अ्तिशीघ्र उत्पन्न होता है तथा अन्य राग की 
कान्ति प्रकाशित करके यथोचित शोभा पाता है, उसे कुसुम्भरक्तिमराग कहते हैं । 
स्वभावतः यह चिरस्थायी नहीं होता किन्तु अन्य किसी भाव के साथ मिलकर 
चिरस्थायी होता है, वैसे ही जेसे कुसुम्भ पुष्प का रज्भः स्वतः चिरस्थायी नहीं होता 
किन्तु अ्रन्य द्रव्य के साथ मिलकर स्थायी हो जाता है | इयामला आदि गोपियों का 
प्रेम कुसुम्भराग के अन्तर्गत झ्राता है क्योंकि वह मज्नलिष्ठरागमयी श्रीराधा के राग 
के साथ युक्त होकर चिरस्थायी होता है। 


मण्जिष्ठ--जो राग किसी श्रन्य की अ्रपेक्षा नहीं रखता, निरन्तर निजकान्ति 
द्वारा ही वृद्धिशील रहता है, उसे मड्जिष्ठ राग कहते हैं जैसे राधाकृष्ण का राग। 
सझ्ञारी-भाव इस राग को विचलित नहीं कर पाते, यह स्वतः सिद्ध है । नीली राग 
की भाँति किसी भ्रन्य की अपेक्षा इसे नहीं रहती तथा कुसुम्भ राग की भाँति सीमित 
कान्ति इसकी नहीं है वरन्‌ इसकी ग्राभा सतत वृद्धिशील रहती है । 


घृतस्नेह, उदात्त मान, मैत्रप्रणय व नीलिमाराग, चन्द्रावली, रुक्मिणी एवं श्रन्य 





१-व्ययसम्भावनाहीनो वहिरनाति प्रकाशवान्‌। 
स्वलग्नभावावरणो नीलीराग:सतां मतः॥ 
युथावलोवयते चैष चन्द्रावलिमुकुन्दयो: ॥८६॥--उज्ज्वलनीलमणि, स्थायीभाव-प्रकरण 


कृष्णुभक्ति-रस के विविध रूप २४७ 


महिषियों में है तथा मधुस्नेह, ललितमान, सख्य प्रणय भ्रादि राधा, सत्यभामा एवं 
ग्रन्य नायिकाओ्रों में है । 

स्नेह तथा राग श्रादि का यह वर्गीकरण भाव की विविधता को आत्यन्तिक 
नहीं कर देता । घृत एवं मधु-स्नेह तथा चीलिमा व रक्तिम राग के परस्पर अड्धपाद, 
एकपाद व साडुपाद अश्रादि मिश्रण से मधुरारति नामक स्थायीभाव विविध रूप 
धारण करता है और भिन्न-भिन्न वायिकाशरों में श्रभिव्यक्त होता है। 

श्रनुराग--जो राग स्वयं नव-तव होकर अनुभवकारी प्रियजन को सर्वदा 
नवीन अनुभूति प्रदान करता है उसे अ्रनुराग कहते हैं।* अनुराग में परस्पर वशीभाव, 
प्रेम वैचित््य, श्रप्राणी, जगत्‌ में जन्म लेने की लालसा एवं विप्रलम्भ में श्रीकृष्ण की 
स्फूरति घटित हुई रहती है । 

भाव--यदि अनुराग स्थायीभावोन्मुख होकर प्रकाशित हो तो उसे भाव 
कहते हैं । 

महाभाव--यह भाव की परिपक्वतम अ्रवस्था है। महिंषियों को अलम्य 
केवल ब्रजसुन्दिरयों में ही यह दशा प्रकाशित होती है। यह मधुररति की आ्रात्यन्तिक 
प्रौ़्ावस्था है । यह रूढ़ एवं अ्रधिरूढ़ भेद से दो प्रकार का माना जाता है। 

रूढ़ “- रूढ़ महाभाव वह है जिसमें सारे सात्विक उद्दीघ होते हैं। भ्रनुभाव 
की दृष्टि से इसमें निमिष की असहिष्णुता, श्रासन्न जनसमूह का हृदय-विलोडच, 
क्षण का कल्प के समान बोध, श्रीकृष्ण के सख्य में भी झ्राति की आशंका से 
क्षीणता, मोह के अभाव में भी आझात्मविस्मृति-योग वियोग में प्रकाशित हुए. 
रहते हैं ।* 

ग्रधिरूढ़--जिस महाभाव में रूढ़ भावोक्त अनुभाव विशेषदशा प्राप्त करते 
हैं, उसे अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं । 


ग्रधिरूढ़ महाभाव के सुख-दुःख की तुलना में लोक-लोकान्तर के सुख-दुःख 
नहीं ठहर पाते । इस महाभाव के दो उपभेद हैं--मोदन एवं मांदन । जिस अधिरूढ़ 
भाव में राधाकृष्ण में सारे सात्विक उदय हों, उसे मोदन कहते हैं। यह भाव 





१--सदानुभूतमपि यः कुर्यान्‍नवनर्व॑ प्रियम्‌। 
रागो मवन्नवनवः सोडनुराग इतीयते।॥१०२॥--उज्ज्वलनीलम णि, स्थायीभाव-प्रकरण 
२--निरमेषासहतासन्नजनताहद्विलोडनम्‌ । कल्पक्षणत्व॑ खिन्‍नत्व॑ तत्‌ सोख्येथ्प्यातिशंकया ॥ 
मोहायभावेप्यात्मादिसव॑विस्मरण सदा । क्षणस्य कल्पतेत्याथा यंत्र योगवियोगयो: ॥११६॥ 
--वेही 


२४८ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


कृष्ण तक में विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। गुरु गम्भीर प्रेम सम्पत्तिशालिनी कान्‍्ताओं 
से भी गुरुतर जो प्रेमाधिक्य है, उसे मोदन कहते हैं। यह भाव श्रीराधा एवं उनकी: 
. यूथगत सखियों में ही सम्भव है। मोदन महाभाव ह्वादिनी शक्ति का प्रिय एवं 
श्रेष्ठ विलास है। जब यह भाव विरह दशा में उत्पन्न होता है तब इसे मोहन कहते 
हैं। मोहन में विरह से उत्पन्न समस्त सात्विक प्रकाशित हुए रहते हैं । मोहनभाव में 
कान्ता-लिड्धित श्रीकृष्ण की यमृच्छीं, अ्रसह्य दुःख स्वीकार करके भी श्रीकृष्ण की 
सुखकामना, ब्रह्माण्डक्षोभकारिता, तियेंक जाति का रोदन, मृत्यु स्वीकार करके 
शरीरस्थ भतों द्वारा श्रीकष्ण-सद्भ की लालसा, एवं दिव्योन्माद इत्यादि नये अ्नुभाव 
प्रकट होते हैं। यह एकमात्र श्रीराधा में ही प्रकाश पाता है । 

'दिव्योन्माद--मोहन की अ्रत्यधिक विकसित अवस्था का नाम दिव्योन्माद 
है। किसी श्रनिवंचनीयवृत्ति-विशेष को प्राप्त कर भ्रम सहश जो विचित्र दशा हो 
जाती है, उसे दिव्योन्माद की संज्ञा दी गयी है । 

साधारण जन की संज्ञा के खो जाने को उन्‍्माद कहते हैं, किन्तु भक्त जिस 
चेतना में प्रवेश करके भ्रपती मानसिक संज्ञा विस्मृत कर बंठता है, उसे दिव्योन्माद 
कहना ही उचित है । जिस प्रकार साधारण उन्माद में व्यक्ति कार्य-कारण की बुद्धि- 
सम्मत श्द्भुला में नहीं बँधा रहता, उसका आचरण श्रथेरहित प्रतीत होता है, 
उसी प्रकार दिव्यभाव में चित्त के निष्क्मण कर जाने पर भक्त मनस्‌*परक किसी 
बुद्धिसम्मत श्ृद्धुला में बँधा नहीं रह पाता । नूतन भाव राज्य में प्रवेश करने पर 
उसमें ऐसी भाव-वृत्तियों, ऐसी चित्तनवृत्तियों का प्रकाशन होता है जो लोक-मानस 
के लिए अ्रपरिचित एवं श्रज्ञात होती हैं । श्रत: उसके आचरण को उनमाद की संज्ञा 
दे दी जाती है। इस उन्माद में भक्त पूर्णारूपेण आत्मविस्मृत हो जाता है, सामान्य 
मन के सारे क्रियाकलाप समाप्त हो चुकते हैं, उसका चेतन मन अ्रतिचेतन में लीन 
हो, किन्हीं ऐसी भाववृत्तियों और चित्तवृत्तियों में विचरण करता है जिन्हें समझ 
सकता मानव-मनोविज्ञान से दुःसाध्य होता है। उसका समस्त श्राचरण साधारण 
बुद्धिजीवी मानव से इतना भिन्न तथा रहस्यमय हो उठता है कि उसे सहज ही 
उन्‍्माद समझ लिया जाता है, फिर भी उस उस्माद में दिव्यगन्ध सुस्पष्ट होती है । 
उद्घूर्णा--नाना प्रकार की विलक्षण चेष्टाओं को उद्घूर्णा कहते हैं। यथा, 
: उद्धव ने श्रीकृष्ण से कहा, हे बन्धो ! श्रीराधा तुम्हारे विरहोद्भ्रम में कभी वासकसज्जॉ 
की भाँति कुल्लगृह में दैया रच रही हैं, कभी खर्डिता भाव में अतिशय कुपित होकर 
लीला-पञ्म का तर्जन कर रही हैं, कभी ग्रभिसारिका बन कर निबिड़ अन्धकार में 
अ्रमण कर रही हैं ।' 
: चित्रजल्प--प्रियतम के सुहृद के साथ मिलने पर गूढ़ रोषवश जो भावमय 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २४६ 


जत्पना होती है, उसका नाम चित्रजल्प है। यह जल्पना दस रूपों में श्रभिव्यक्त होती 
है--प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्जल्प, सझ्जलल्प, श्रवजल्प, अ्रभिजल्प, आ्ाजल्प, 
प्रतिजल्प, सुजल्प । 

झसूया, ईर्ष्या व मदयुक्त अ्रवज्ञा द्वारा प्रियतम के अ्रकौशल के प्रति जो 
उद्गार होता है, उसे प्रजल्प कहते हैं । प्रभु की निर्देयता, शठता, चपलता श्रादि दोषों 
के प्रतिपादन को, जिससे कि झपनी विलक्षण॒ता व्यक्त हो, परिजल्प कहते हैं। गूढ़- 
रूप से मानमुद्रा जिसमें मध्यवर्तिनी है, इस प्रकार की सुस्पष्ट श्रसूया द्वारा श्रीकृष्ण 
के प्रति कटाक्षोक्ति को विजल्प कहा गया है । जिसमें गवंगर्भित ईर्ष्या द्वारा श्रीकृष्ण 
की कठोरता का कथन होता है तथा असूया सहित सदा श्राक्षेप किया जाता है, उसे 
उज्जल्प कहते हैं। गहन आल्षिप द्वारा श्रीकृष्ण की अ्रकृतज्ञता के प्रति उक्ति, सल्जल्प 
कही जाती है। जिसमें श्रीकृष्ण की कठोरता, कामुकता, घृतेता तथा भयहेतु ईर्ष्या 
के साथ ग्रासक्ति की श्रयोग्यता वरशित होती है, उसे श्रवजल्प कहते हैं। जिसमें निर्वेद 
के कारण श्रीकृष्ण की कुटिलता एवं उनकी दुःखदायिता का वर्णान होता है तथा 
सड्भत से उन्हें अ्रन्य को सुखदाता कहा जाता है, उसे झ्राजल्प कहते हैं जसे कुब्जारति 
पर आराक्षेप । जिसमें श्रीकष्ण का इन्द्रभाव दुस्त्यज्य है, दृत का सम्मान वर्णित है, 
उसे परिजल्प कहते हैं।आजव से गम्भीरतापूर्वक, दैन्य किवा चपलता सहित श्रीकृष्ण 
के संवाद पूछने को सुजल्प कहते हैं । 

मादन--प्रेम यदि महाभाव पर्यन्त जाने में उद्यमशील हो तो उसे मादन 
कहा जाता है। यह मादन, मोहन श्रादि भावों की श्रपेक्षा उत्कृष्ट है। मादव सतत 
श्रीराधा में स्थित रहता है, अन्य किसी पात्र में इसकी सामथ्यं नहीं है। 

मादन की विशेषता यह है कि ईर्ष्या का कारण न रहने पर भी मादन प्रबल 
ईष्या का विधान करता है। संयोगावस्था में यह नित्यलीला की शत-शत विलासोम्मि 
में प्रकट रहता है, विप्रलम्भ में यह उत्पन्न नहीं होता है । 

स्थायीभाव के उपसंहार में इतना अ्रवद्य कथनीय है कि रति का क्रम- 
विकास किसी निश्चित विधा से नहीं घटित होता । कभी-कभी राग से पहिले ही 
प्रनुराग की उत्पत्ति हो जाती है, स्नेह की बाद में । इसीलिए मीराबाई में मान 
ग्रादि का अतिक्रम करके सीधे राग का श्राविर्भाव देखा जाता है | यों साधारणी रति 
में प्रेम अन्तिम सीमा है, समञ्जसा में भ्रनुराग । केवल समर्थारति ही भाव पयेन्‍्त 
पहुंचती है। रूढ़भाव में उद्दीर सात्विक तथा मोदन मादन में सुदीत्त शोभायमान 
होता है । 

साधारणी, समझ्जसा, समर्था रतियों में भी देश, काल, पात्र की योग्यतानुसार _ 
श्रेष्ठ, मध्य व कनिष्ठ प्रभेद होते हैं। 


२५० मध्ययुगीन हिन्दीकृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


श्रालम्बब--श्रीकृष्ण एवं कृष्णप्रियावर्ग । 
श्रीकृष्ण--जिसके समान कोई नहीं है, जिससे श्रधिक कोई नहीं है, ऐसे 
सौन्दयं और रसिकता के सम्पद्‌ श्रीकृष्ण मधुररस के श्रालम्बन हैं। गीत गोविन्द में 
कहा गया है -- 
द विश्वेषामनुरझजनेन जनयज्नानन्द्सिन्दीवर-- 
श्रेणी श्यामलकोमलरुपनयन्तनज्भोे रनड्भोत्सवम ।॥ 
स्वच्छन्द ब्रजसुन्दरोभिरमितः प्रत्यड्भरामालिड्धितः 
शुद्भार:सखि सूतिमानिव मधों सुग्धो हरि: क्रीडति ॥ 


ऐसे सुरम्य मृतिमान्‌ श्यद्भाररूपी श्रीकृष्ण के निम्नलिखित गुण उनके 
आलम्बन विषयक उद्दीपन हैं । वे हैं -सु रम्य, मधुर, सब्वेसंल्लक्षणान्वित, वलीयान, 
नवतरुण, बावदूक, प्रियंवद, शुचि, प्रतिभावान, धीर, विदग्ध, चतुर, सुखी, कृतज्ञ, 
दक्षिण, प्रेमवशी, गम्भीरता के सागर, वरीयान्‌ू, कीतिमानू, नारीजन-मोहनकारी, 
नित्यतृतन, श्रतुल्य केलि-सौंदयं-विधायक, वंशीवादक ग्रादि-आदि । मधुररस में 
श्रीकृष्ण के प्रेमगुणों को ही लिया गया है। जिन गुणों से उनका ब्रह्मत्व 
आच्छादित रहता है वे उज्ज्वलरस के उपयुक्त श्रीकृष्ण की आ्रालम्बन-विभावना 
सम्पादित करते हैं । 

श्रीकृष्ण में धीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशान्त धीरोद्धत--ये चार गुण भी 
हैं। इनके अतिरिक्त उनमें पतित्व श्रौर उप-पतित्व, ये दो विशेष गुण रस की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण हैं। वेदोक्त-विधान से कन्या का श्रीकृष्ण के साथ जो पाणिग्रहरा 
है, उसमें उनका पतित्व है ज॑से रुक्मिणी, सत्यभामा आदि द्वारिका की महिषियों से 
सम्बन्ध | इनके पूर्व ब्रजदेवियों से भी कुल्ल में श्रीकृष्ण के विवाह का उल्लेख हुआ्रा है। 
किन्तु जो व्यक्ति रागावेश के कारण धर्म का उललड्भन करके अन्य रमराी के प्रति 
अनुरक्त होता है एवं उस रमणी का प्रेम ही जिसका स्वस्व होता है, उसे उपपति 
कहा गया है ।* 

श्रीकृष्ण का बव्रजाद्भनाथ्रों से सम्बन्ध प्रकाइय रूप में उपपति का है। ब्रजदेवियों 
में कुछ कन्याएँ थीं, कुछ विवाहिता। प्राकृत श्वृद्भार रस में उपपति को कोई श्रद्धेय 
आसन नहीं दिया गया । किन्तु पूर्ण भगवान श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में यह दृष्टिकोण 
लागू नहीं किया जा सकता । बल्कि उनका पृूर्ंतम रस उपपतिभाव के कारण ही 








१.--रागेणोलब्डयन्‌ धर्म्म परकीयावलाधिना । 
तदीयप्रेमसव॑स्व॑ बुधेरुपपति:स्मृत: ॥११॥--उज्ज्बलुनी लमणि, नायक-प्रकरण 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २५१ 


ज॒में चरितार्थ हो पाता है। भक्तों की दृष्टि में श्रीकृष्ण का श्रवतार मधुर रस 
$ प्रास्वादनाथ हुआ था, चाहे वे पति हों अथवा उपपति, इसका महत्त्व नहीं रह 
जाता । उनके उपपतित्व का तात्पर्य यही है कि जब संसार प्रात्मा का स्वामी बन 
बैठता हैं तब परमात्मा उपपति बन कर ही उसका उद्धार करते हैं । 

प्रेयसीवर्ग “जो नित्यनवीन माधुरी की विग्रह हैं, जिनका श्रद्ध समुदाय 
उप्ण की प्रणंयतरज्ञ से तरज्भायित है और जो रमण रूप से श्रीकृष्ण का भजन 
करती हैं, वे श्रदूभुत किशोरियाँ मधुर रस की आश्रय हैं। इन समस्त किशोरियों में 
वृषभानुनन्दिनी श्रीराधिका सवंप्रधान है । 

प्रेयसियाँ सब प्रकार से कृष्ण के तुल्य हैं। उन्हीं की भाँति सुरम्याद्भ एवं 
सर्व-संल्लक्षण श्रादि गुणों से विभूषित हैं। .प्रेम और माधुय के श्रग्रभाग में ये 
मुशोभित हैं | स्वकीया, परकीया भेद से प्रेयसीवर्ग द्विविध है। स्वकीया द्वारिका की 
महिषियाँ हैं जिनमें भ्राठ मुख्य हैं -- रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवन्ती, कालिन्दी, शैव्या, 
भद्रा, कौशल्या एवं माद्री । इनमें रुक्मिणी और सत्यभामा प्रधान हैं, रुक्मिणी 
ऐश्वय में श्रेष्ठ हैं, सत्यभामा सौभाग्य में । परकीया-प्रेयसीवर्ग ब्रजदेवियों का है । 
गन्धवं रीति से कृष्ण के साथ विवाह होने के कारण वास्तविक दृष्टि से उनका 
स्वकीयत्व है, किन्तु प्रकाश रूप में विवाह न होने के कारण उनका परकोयत्व ही 
प्रचलित है । परकीया में पुनः कन्या और परोढ़ा का उपभेद है | परकीया में प्रमुख 
हैं राधिका, यद्यपि चन्द्रावली, विशाखा, ललिता, द्यामा, पद्मा, शैव्या, भद्रा, घनिष्ठा 
प्रादि की गणना भी की जाती है। 

श्रीराधा अपने रूपाधिक्य, गुणाधिक्य एवं सौभाग्याधिक्य के कारण सर्वा- 
पेक्षा प्रिय हैं। वे सुष्ठुकान्ता हैं, पोडश श्वद्भार और द्वादश श्राभरण धारण किए 
रहती हैं । षोडश-श्द्भार हैं--नासाग्र में मणिशराज, नीलवसन परिधान, कटितट 
में नीबी, शिर में वेशीबद्ध, कर में उत्तंश, गले में ख्लरक, हाथ में पद्म, मुखकमल में 
ताम्बूल, चिबुक में कस्तूरीविन्दु, नयनयुगल में उज्ज्वल कज्जल, गण्डस्थल में मक री- 
पत्र, चरण में ग्रालक्तकराग, ललाट में तिलक, सीमन्त में सिन्दूर | द्ादश आभरण 
ये हैं - चूड़ा में मणीन्‍्द्र, कान में स्वर्ण कुण्डल, नितम्बदेश में काऊची, गलदेश में 
स्वरंपदक, कान के श्रद्ध में दो स्वरंशलाकाएँ, कर में वलय, कण्ठ में कण्ठाभरणा, 
प्रेगुलियों में अंगूठी, गले में नक्षत्रतुल्य हार, भुजाओ्रों में अद्भद, चरणों में रत्नमय 
नूपुर एवं पदांगुलियों में उत्तुड्भ अँगुरीयक (बिछुवे) । 

इस वाह्य आज्भार के अतिरिक्त उनका विशिष्ट शद्भार प्रेम का है। उनके 
ग्राभरण और वस्त्र प्रेम की विविध भाव-वृत्तियाँ (77000$) हैं । चैतन्यचरितामृत 
में कहा गया है कि श्रपने प्रति श्रीकृष्ण का प्रेम राधा का सुगन्धिलेपन है, इसलिए 


२५२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


उनकी देह उज्ज्वल है। इसके प्रइ्चात्‌ राधिका प्रथम स्तान करुणामृतघारा में, 
द्वितीय स्तान तारुण्यामृतधारा में, तृतीय स्नान लावशणयामृतधारा में करती हैं। 
तद्परान्त वस्त्रधारण का श्रवपर श्राता है। निज लज्जारूपी श्यामपट्टसाड़ी उनका 
प्रथम परिधान है। कृष्ण अनुराग से अनुरज्ञित रक्तिम वसव' द्वितीय वस्त्र है। 
सौन्दयं उनका कुंकुम है, प्रणायः चन्दन, स्मितकान्तिरूपी कर्पूर विलेपन। श्रीकृष्ण 
का उज्ज्वलरस मृगमद है जिससे उनका कलेवर चित्रित है। वाम धम्मिल्ल-विन्यात 
प्रच्छुन्न मान है, धीराधीर गुण श्रद्ध का पट्टवसन है । रागरूपी ताम्बूल से उनके भ्रधर 
र|ज्जित हैं, प्रेम कौटिल्य के कज्जल से नेत्र श्रञ्जित हैं । सुदीत सात्विक एवं हष॑ आ्रादि 
सञ्चारीभावों के प्रत्येक श्रद्भ पर आ्राभूषण हैं, गुणभेणी की पुष्पमालाएँ हैं, सौभाग्य 
का तिलक है, तथा हृदय में प्रेम--वैचित््य का रत्न है । श्रीराधा केवल कृष्ण नाम 
ग्रौर कृष्णयश सुनती हैं श्रौर ये उनके वचनों से प्रवाहित होते हैं।* 

श्रीराधा के अ्संख्य गुण हैं जिनमें कुछ प्रधात हैं। राधा मधुरा, नववया, 
चलापाज्ा, उज्ज्वलस्मिता, चारु सोभाग्यरेखाब्या, गन्धोन्मादितमाधवा, सज्भीत- 
प्रसराभिज्ञा, रम्यवाकू, मर्मपशिडता, विनीता, करुणापूर्णा, विदग्धा, पाटवान्विता, 
लज्जाशी ला, सुमर्यादा, पैयेशालिनी, गाम्भीयेशालिनी, सुविलासा, सहाभावपरमोत्कर्ष 
तर्षिणी, गोकुल प्रेमवसति, जगछे णीलसच्यशा, गुव्वंपितगुरुस्तेहा, सखीप्रणयितावश्ञा, 
कृष्णप्रियावली मुख्या, सन्‍्तताश्रव केशवा इत्यादि हैं। अ्रधिक क्या कहा जाय उनके 
गुण कृष्ण की गुणावली को भाँति अनन्त हैं। इन समस्त गुरों में मधुरासे 
गन्धोन्मादित माधवा पयेन्‍त छह गुण देह सम्बन्धी हैं, म्ंपण्डिता तक तीन वाक्य 
सम्बन्धी, तथा विनीता तक दस पर सम्बन्धी हैं । 


ह्वादिनी नामा महाशक्ति सब शक्तियों में वरीयसी है, राधा उसी की 
सार-भाव है ।* प्रेम, दया, मधुरता, लावशय, लालित्य, सुकुमारता आदि रस के 
समस्त उपकरण उनमें ही प्रतिष्ठित हुए रहते हैं । * 

उद्दीपप- हरि एवं हरिप्रिया के गुण, नाम, चरित्र, भूषण तथा तटस्थ 
(प्रकृति श्रादि) को उद्दीपन विभाव कहा गया है । 

गुण -मानसिक, कायिक, वाचिक भेद से तीन प्रकार के हैं । 





१--चैतन्य चरितामृत, मध्यलीला, अष्टम परिच्छेद, ए० १४३ 
२--ह्वादिनी या महाश क्ति: सर्वशक्तिवरीयसी । 
तत्सारभावरूपेयमिति तन्‍्त्र प्रतिष्ठिता ॥४॥--उज्ज्वलनीलमणि : राधा-प्रकरण 
३--अमन्द प्रेमाइश्लथ सकल निर्वन्धहदयं, दयापार॑दिव्यच्छवि मधुरलावण्यललितम्‌। 
अलच्य राधाख्यं निखिलनिगमैरप्यतितरां, रसाम्भोधेः सारं किमपि सुकुमार॑ विजयते॥ 
-"हितहरिवंश--श्रीराधासुधा निधि, श्लोक ४१ _ 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप ३२४३ 
मानसिक - जसे कृतज्ञता, क्षान्ति (क्षमा) करुणा आदि | 


कुतज्ञता 
स्थास हँसि बोले प्रभुता हारि । 
बारंबार विनय कर जोरत, कदि तट गोद पसारि। 
तुम सन्मुख, में विमुख तुम्हारो, मैं श्रसाधु तुम साथ । 
धन्य-धन्य कहि जुबतिनि को, झ्रापु करत श्रनुराध ॥* 
वाचिक--कर्ण प्रिय व आनन्दजनक वाक्य को वाचिक कहते हैं । 
कायिक--वयस्‌ , रूप, लावरय, सौन्दय, अ्भिरूपता, माधुय, और मादंव को 
कायिक गुण कहा गया है। शरीर पर भूषण झादि न रहने पर भी जिसके द्वारा 
तारा भ्रद्भ भूषित की भाँति दीखता है, उसे रूप कहते हैं। जिस प्रकार प्रशस्त मोती 
के प्रनदर से एक छंटा निकलती है, उसी प्रकार स्वच्छ अ्रद्धों से जो एक तरल आाभा 
प्रतिभासित होती है, उसे लावशय कहते हैं। झज्ु-प्रत्यद्भ के यथोचित सन्निवेश को 
तथा सन्धियों की यथायथ माँसलता को सौन्दयें कहा जाता है। जो वस्तु अपने 
गुणोत्कर्ण के कारण अन्य समीपस्थ वस्तु को अपना सारूष्य प्रदान कराती है, उसे 
प्रभिख्पता कहते हैं। देह के किसी अ्रनिवंचनीय रूप को माधुये कहते हैं।कोमल-वस्तु 
की स्पर्श-प्सहिष्णुता को मादंव कहते हैं; मार्दव, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होता है । 
चरित- अनुभाव एवं लीला को चरित कहते हैं। लीला के श्रन्तगंत रासांदि 
त्रीड़ाएँ, वेणुवादन, गोदोहन, नृत्य, पव्व॑तोत्तोलन, गोभ्राह्नात, तथा गमन श्राते हैं । 
मण्डन--वस्त्र, भूषण, माला एवं अ्रनुलेपन को मणडच कहते हैं। 
गुण (कायिक ), चरित (गमन ), मण्डन 
ढल ढल कांचा अंगेर लावनि अबनी बहिया जाय । 
ईषत हासिर तरज्ज-हिल्लोले मदत - मुरुछा पाय ॥--मादंव, लावण्य 
हासिया हासिया श्रद्धा दोलाइया नाचिया नाचिया जाय । 
नयान कटाखे विषस-विशिलखे परान बिन्धिते धाय ॥--चरित 
मालती फूलेर मालादि गले हियार माभारे दोले। 
उड़िया उड़िया मातल अ्रमरा घूरिया घूरिया बोले॥ 
कपाले चन्दन फोटार छठा लागिल हियार माके। --मण्डन 





!--सूरसागर, पद सं० १६५१ 
२--पदकल्पतरु, पद सं० १५२ 


२५४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा श्र चैतन्य-सम्प्रदार्य 


वेणवादन 
मरली सुनत उपजी बाइ । 
स्थाम सों श्रति भाव बाढ़ यो चलो सब श्रकुलाइ ॥ 
24 2५ । 2५ 
नम्द-तन्दन तरुनि बोलीं, सरद निसि के हेत। 
रुचि सहित बन को चलों वे, सुर भई शअ्रचेत ॥* 


ताम--प्रेयसियों के नाम से कृष्ण का व्याकुल होना भी वर्णित है। 
राधा नाम कि कहिले आगे शुनइते सनसथ जागे। 
सखि काहे कहलि उह नाम सन माहा नाहि लागे श्रान 0 


घर घर तें निकसों ब्रज-बाला । 
लीन्हें नाम जुबति जन-जन के मुरली में सुनि-सुनि ततकाला। 
इक सारग, इक घर ते निकरीं, इक तिकरति इक भई बेहाला ॥ २ 
सम्बन्धी--लग्न व सन्निहित भेद से सम्बन्धी-उद्दीपन दो प्रकार का होता है। 
लग्न सम्बन्धी हैं--वंशी रव, श्र द्भूध्वनि, गीत, सौरभ, भूषण शब्द, चरण चिह्न, वीणारव 
व शिल्प कौशल । सन्निहित सम्बन्धी हैं--माला, मयूरपुच्छ, पर्वेतधातु, नेचिकी (उत्तम, 
गाय) लगुडी, (यष्टि) वेण, शज्धी, श्रीकृष्ण की दृष्टि, गोघूलि, वृन्दावन, वृन्दावनाश्रित 
वस्तुएँ, जैसे गोवर्धन, यमुना रासस्थानादि । 
यमुना 
सुरेंन्द्रवन्दवन्दितां रसादधिष्ठिते वने, सदोपलब्धमाधवादभुतंक  सहझोन्‍्मदास्‌ ।. 
श्रतीव वि्नुलामिवच्चलत्तरड्र दोलंतां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभज्जिनीम्‌ ॥* 
तटस्थ--चन्द्रिका, मेष, विद्यत्‌, वसन्‍्त, शरत्‌, पुरचन्द्र, गन्धवाह अर्थात्‌ 
दक्षिण वाय एवं खग आदि । 
विद्युत्‌, मेघ, खग श्रादि 


हरषति कासिनि,  बरषत. दामिनि, मेघत की साला पहिरे॑ तन। 
बिबिध बिराजत गिरिवर ऊपर उड़त पताका, पाँति श्ररु सोभित सुरराज सरासन॥ 





१--सुरसागर, पद सं० १६१० 

२--पदकल्पतरु ; पद सं० ७८ 

३--सू रसागर; पद सं० १६२३ 

४- यमुनाष्टक (हितहरिवंशविरचित) श्लोक ६ 


क्ष्णभक्ति-रस के विविध रूप २५५ 


बोलत चातक चन्द्र मण्डल भहूँ कुज्जित कोकिल कल, खेलत खज्जन । 
रेंगत्ति चन्द्रवध्‌ घुरवानि बिच-विच्‌ कीच बन घन मह सौरभ समीरन ॥ 
गरजत सिह, विथकित गज हंस बिहरत, मीन-मधुप सिलि तन-सन । 
सर-सरिता-सागर भरि उसगे यह सुख पीवत व्यास प्यास बिन ॥* 


वसन्त 
कुटल कुसुम अलिक मेलि कुहरे कोकिल बारिह केलि । 
कपोत नाचत आपने रंगे राइ नाचत व्याम संगे ॥४* 

अ्रनुभाव-- अलडूार, उद्भास्वर (नीवी व उत्तरीय भ्रंशन) एवं वाचिक भेद 
से ग्रनुभाव मधुररस में तीन प्रकार का होता है । 

श्रलद्भार--यौवन में कामिनियों के सत्वगुणजनित अ्रलद्धार बीस होते हैं जो 
समय-समय पर प्रकट होते हैं। उनमें से हाव, भाव, हेला, ये तीन श्द्भज हैं । 

भगवद्रति का प्रशान्त महासागर जब सक्रिय रूप धारण करता है तब 
विभिन्न भावलहरियों का आकार ग्रहण करता है । मधुर रस का अमृत कलश लेकर 
जब श्री का आविर्भाव होता है तब उसमें भाव की न जाने कितनी भज्िमाएँ, हाव, 
हेला श्रादि-दृष्टिगोचर होते हैं । मधुररस प्रगाढ़ होता हुआ भी कुटिलतम रस है, 
उसकी अभिव्यक्ति शान्तरस की भाँति ऋजु नहीं है, उसमें भाववैचित्र्य की वक्रता 
है, कौटिल्य है । श्द्धार रस की समस्त वृत्तियों सहित मधुररस की साधना होती 
है, इसलिए इसमें श्यज्भारोचित हाव-भाव भी कृष्ण रस के संसर्ग से उज्ज्वल प्रेम 
की विलासोभि बनते हैं। शोभा, कान्ति, दीमसि, माधुये, प्रगल्भता, औदाय॑ व घैय॑ ये 
सात श्रयत्नज हैं अर्थात्‌ वेशादि शोभा के अभाव में भी स्वतः प्रकाशित हुए रहते हैं । 

शुद्ध सत्वमय मचोविकार से भक्त में एक प्रकार का स्निग्ध तेज भ्रवतरित 
होने लगता है । मधुररस में शुद्ध सत्व का निविड़तम रूप प्रकाशित होता है इसलिए 
तदभावित भक्तों में बिना किसी आयास के ऐसी माधुरी, ऐसी उज्ज्वल कान्ति विकीरों 
होती है जिन्हें श्रयत्नज अलच्कूार कहा जा सकता है। ऋृष्ण की सम्प्राप्ति से भक्त में 
प्रगल्भता, उदारता और घै्य॑ श्रा जाता है। लीला, विलास, विच्छिति, विश्रम, 
किलकिख्त्‌ मोट्टायित, कुट्टमित, विव्वोक, ललित एवं विक्रृत - ये दस स्वभावज हैं 
प्र्थात्‌ नायिकाओं में स्वभावतः प्रकट हुए रहते हैं । प्रेम के भ्रत्यन्त सूक्ष्म होने पर 
उसमें बैचित्रुय श्रा जाता है, इसलिए लीलाप्रधान भाव अर्थात्‌ स्वभावज अलझ्भार 
स्फुरित होने लगते हैं । 


१--“भक्‍त कवि व्यास जी, पद सं० ६८४ 
२--पदकल्पतरु, पद सं० १४६८ 


२५६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा झौर चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


ये सारे अलद्धार श्रीकृष्ण एवं उनकी प्रेयसियों में व्यक्त हुए रहते हैं। रूप 
गोस्वामी ने कहा है कि इनके श्रतिरिक्त और भी अलछ्ार असीम की लीला में 
व्यक्त हो सकते हैं और होते हैं। श्रन्य पण्डितजन उनका उल्लेख भी करते हैं किन्तु 
शास्त्रीय आधार के हेतु तथा भरतमुनि के श्रनुसार चलने के कारण वे इन्हीं 
अलड्ूरों का परिगणन करते हैं। माघुर्य के किल्चित्‌ अ्रधिक पोषण के कारंण दो 
नये अलद्भारों का उल्लेख रूप-गोस्वामी ने किया है, वे हैं--मोग्ध श्रौर चकित । 
प्रियतम के सम्मुख ज्ञात वस्तु के लिए अज्ञ की भाँति प्रश्न करना मौग्ध है तथा 
प्रियतम की उपस्थिति में भय के स्थान पर जो गुरुतर भय होता है। उसे चकित 
कहते हैं । ह 
अद्भुज--हाव-भाव 
सुरत रज्ध भ्रद्ध-अद्भ हाव भाव भकुटि भड् , 
माधुरी तरड्भ़ मथत कोटि भार री॥।* 
स्वभावज--किलकिज्चित 
सुरत नीबी निबन्ध हेत प्रिय मानिनोी प्रिया की 
भुजनि में कलह मोहन सची | 
सुभग श्रीफल उरज पानि परसत रोष 
हुडूगर गव हग भज्धि भासिवोी लची॥' 
2८ 2५ 2८ 
सखिगन संगे चलति नव रज्िनि 
शोभा बरनि न होय। 


2५ 2५ ५ 
पद दुई. चारि चलत पुन फोरइ 
204 रस हर 


हि अ्रदभुत सन विलासन उन्‍्मुख.... ॥* 
उद्भास्वर 

नीवी, उत्तरीय, धम्मिल्ल (जूड़ा) इत्यादि का भ्रंशन तथा गात्र-मोटन, 
. जुम्भा, नासिका की प्रफुल्लता एवं निश्वास इत्यादि को उद्भास्वर कहा गया है। 





१--हितचौरासी, पद सं० ७६ 
२--वही, पद सं० ५० 
३-पदकल्पततरु, पद सं० ११३ 


केष्ण भक्ति-रस के विविध हूप॑ २४७ 


तीबी-अंशन कदाचित्‌ अ्रधोचेतना के शिथिल होने का परिचायक है, जब तक श्रधो- 
चेतना से मुक्ति नहीं मिलती तब तक देह सत्ता में कृष्णरस का प्रकट होना असम्भव है ! 
धमिम्ल-अंशन मानसिक-नियन्त्रण से मुक्ति का सूचक होता है। गात्रमोटन श्रादि 
प्रन्य अनुभावों का अन्तरज्भ भावपरक विवेचन पहिले किया जा चुका है। 
धम्मिल, नीबी-अर शन 
्राज सम्हारत नाहिन गौरी । 
५ ५ ५ द 
बाँधत भद्ा उरज श्रम्बज पर श्रलक निबंध किशोरी। 
संगस किरचि-किरच कंचुकोी-बंध, शिथिल भई कटि डोरी ।* 
गात्रमोटन 
खेने तनु मोड़सि करि कत भज्ज । 
बाचिक--वाचिक अनुभाव द्वादश होते हैं--आ्रालाप, विलाप, संलाप, प्रलाप, 
प्रनुलाप, अपलाप, सन्देश, अतिदेश, अ्रपदेश, उपदेश, निर्देश व व्यपदेश । 
चाटुसूचक प्रियोक्ति आलाप है| दुःखजनित वाक्य विलाप है। उक्ति-प्रयुक्ति 
विशिष्ट वाक्य संलाप है। व्यर्थ आलाप प्रलाप है। बारम्बार कथन का नाम अनुलाप 
है। पूवेकथित वाक्य को पुनः भिन्न प्रकार से कहता अपलाप है। प्रवासीकान्त को 
वार्ता भेजना सन्देश है। किसी के कहने से यदि अ्रन्य का मन्तव्य स्पष्ट हो जाय॑ तो 
उसे भ्रतिदेश कहते हैं। वक्तव्य विषय का दूसरे श्रथं में कल्पना करना अपदेश 
कहलाता है। शिक्षानिभित्त वाक्य उपदेश है । अपना और दूसरों का परिचयात्मक 
वाक्य निर्देश कहलाता है एवं छलपुर्वक अपनी अ्रभिलाषा को प्रकट करने को 
व्यपदेश कहते हैं ।: द 
संलाप (वक्रोक्तियुक्त) क्‍ 
को इह पुन-पुन करत हुड्डार | हरि हाम जाति ना कर परचार | 
परिहरि सो गिरि-कन्दर साभझे | मन्दिर काहे श्राउब मृग-राज । 
सो नह धनि सघधुसुदन हाम | चलू कमलालय सधुकरि ठाम । 
इयाम-मुरति हाम तुहु कि ना जान | तारा-पति भये बुक्कि अनुमान । 
धघरहु॒ रतन दीप उजियार | कठछने पेठब घन अ्रेंधियार* 








१--हितचौरासी, पद सं० ७० 
२--पदकल्पतरु, पद सं० ७० 
१--वही, पद सं० ३५० 

१७ 


२१५५ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा भर चैतन्य-सम्प्रदोरय 


सात्विक--मधुररस में श्राठों सात्विक प्रकट होते हैं। उनके कारणों का _ 
विस्तृत विवरण भी दिया गया है । 
स्तम्भ-- हष॑, भय, झ्राश्वयं, विचारं, क्रोध के कारण । 
स्वेद-- हषे, क्रोध, भय जन्य । 
रोमाञ्च-आरचयं दर्शन, हर्ष एवं विषाद के कारण । 
स्वस्भड्भा--विस्मय, अ्रमषं, हर्ष एवं भय के कारण । 
वेपथु--कम्प, त्रास, हर्ष व क्रोध के कारण । 
बवण्यं--विषाद, रोष व भय के हेतु । 
प्रश्नु--हर्ष, रोष व विषाद-जन्य । 
प्रलय--सुखनिमित्त एवं दुःख हेतु । 
क्‍ इन सात्विकों की ज्वलित, दीप्त एवं उदीघ दशाएं होती हैं। दो या तीन 
सात्विक एक साथ प्रकट हों और यदि उन्हें कष्टपु्वंक छिपाया जा सके तो उस 
दशा को ज्वलित कहते हैं। तीन, चार अथवा पाँच प्रौढ़ भाव यदि एक साथ प्रकट हों 
भ्रौर उन्हें संवरण न किया जा सके तो उन्हें दीघ् कहते हैं। उद्दीध्तावस्था वह है कि 
जहाँ एक ही समय में पाँच-छः श्रथवा समस्त सात्विक उदित होकर प्रेम के परमोत्कर्ष 
में आरूढ़ होते हैं । 
दीप्र, स्तम्भ, स्वेद, कम्प 
श्रारति गुरुषा पिरित नह थौर । 
लाख मुखें. कहिते ना पाइये और ॥ 
परशे अभ्रवश॒ तनु, वेश निरभम्प । 
घामल सब तनु. उपजल. कम्प ॥* 
स्वर्भद्भ, रोमाञ्च, अश्रु 
चलाह किन मसानिनि कुज्जकुटीर । 
तो बिनु क्ंवरि कोटि वनिता जुत मथत मदन की पीर । 
गदगद सुर, विरहाकुल, पुलकित, श्रवत बिलोचन नोर ॥ 
* मु >< >८ 
व्यभिचारी--उग्रता और झलस्य व्यतिरेक भ्रन्य सभी व्यभिचारी उज्ज्वल 
रस में कथित हैं। उनके उत्पन्न होने के कारणों का भी उल्लेख किया गया है। 


१--पदकल्पतरु, पद सं० १६१ 
ह २--हितचौरासी, पद सं० ३७ 


कैष्ण|ंभक्ति-रस के विविध रूप २५६ 


निर्वेद--उज्ज्वलरस में निवंद आत्मधिक्कार का रूप धारण करता है । 
निर्वेद इस रस में आरति, विप्रियता, व ईर्याजन्य होता है । 

विषाद--दष्ट की भअ्रप्राप्ति, विपत्ति व अपराध हेतु । 

देन्य--दुःख, त्रास एवं अपराध हेतु । 

सलानि--अ्म, मनः-पीड़ा व रतिजन्य । श्रम प्थजनित और नत्यजनित 
होता है । 

गवें--सोभाग्य, रूप, गुर, सर्वोत्तम श्राश्रय व इष्लाभ हेतु । 

शड्भूग--चो री, (मुरली), भ्रपराध एवं अन्य की ऋरता से उत्पन्न । 

त्रास--विद्युत्‌ू, भयानक जनन्‍्तु, उग्रशब्द जनित । 

श्रावेग--प्रियदश न एवं प्रियश्रवण जनित चित्तविश्रम से उत्पन्न किकतेव्य- 
विमृढ़ता ग्रावेग है । 

उन्माद--प्रौढ़ आनन्द, किवा विरह में चित्त विश्रम को उन्माद कहते हैं । 

झ्रपस्मार--दुःख निमित्तकिवा धातुवैषम्यजन्य चित्त का विप्लव अपस्मार है। 

व्याधि---ज्वर के कारण अथवा हष॑ के कारण विकार को व्याधि कहते हैं । 

मोह--विरह, विषाद हेतु । 

मरण--भगवद्रति में मरण का उद्यम मात्र वर्शंंतीय है साक्षात्‌ मृत्यु नहीं, 
क्योंकि प्रेयसीवर्ग के नित्य सिद्ध होने के कारण मरण असम्भव है। साधक कृष्ण- 
प्रिया की मृत्यु अमज्भुललनक होने के कारण उपेक्षित हुई है । 

झ्रालस्य--वस्तु के प्रति भ्रकरणेच्छा को श्रालस्य कहते हैं। क्ृष्ण-प्रियायों 
में कृष्ण विषयक वस्तु के प्रति आालस्य भ्रसम्भव है, किन्तु परम्परानुरोध से इसका 
उल्लेखमात्र किया गया है। 

जड़ता--इष्ट श्रवण, ग्रनिष्ट श्रवण, इष्ट दर्शन व अनिष्ट दर्शन तथा विरह के 
कारण जड़ता उपस्थित होती है । 

ब्रीड़ा -अन्याय, भ्राचरण, स्तव, अ्रवज्ञा तथा नवसद्भम हेतु । 

प्रवहित्या -लज्जा, कपट किवा दाक्षिएय के कारण आकारगोपन । 

स्मृति--साहश्य दर्शन किवा अतिशय अभ्यास के कारण । 

वितक --का रणान्वेषण तथा संशय हेतु । 

चिन्ता--इष्ट की भ्रप्राप्ति तथा श्रनिष्ट की प्राप्ति के कारण । 

. मति--विचा रो त्य श्रथ निर्धारण । 

धति--दुःख के अ्रभाव किवा उत्तम वस्तु की प्राप्ति के कारण मन की 
स्थिरता धृति कहलाती है । 

झ्रौत्सयुक्य--इृष्ट दहॉन व इष्ट प्राप्ति की स्पृह्ा । 


३६० भध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिधारा और चैतम्य-सम्प्रदोर्य 


उग्रता-साक्षात्‌ व्यभिचारी नहीं है, केवल वृद्धात्रों में प्रकट होता है। 

प्रसर्ष--अधिक्षेप तथा भ्रपमान हेतु असहिष्णुता । 

हष--प्रभीष्ट दर्शन और ग्रभीष्ट प्राप्ति हेतु । 

प्रसुया-- अन्य के सो भाग्योत्कष के कारण । 

चापल्य--राग किवा द्वेषवश चित्त की लघुता से उत्पन्न गम्भी रता । 

निम्रा--क्लम हेतु चित्त का निमीलन । 

सृष्ति--स्वप्न दशा को सुप्ति कहा गया है। 

प्रबोध--निद्रा निवृत्ति । 

जड़ता, चिन्ता, निर्वेद, विषाद--साधक में जब श्राध्यात्मिक अनुराग जन्म 
लेता है तब उसकी सामान्य चेतना मूक और स्तब्ध-- जड़वत्‌--हो जाती है श्रोर 
रहस्यमय भाव का उन्मेष उसके सामान्य विचारों एवं क्रियाकलापों को निरथंक 
करता हुआ मन की गति को निशचल बना देता है । यही मधुर रस में जड़ता सम्चारी 
है । वह कृष्ण मिलव के लिए चिन्तित हो जाता है, किन्तु भावोदय होने के ग्रनस्तर 
यदि भक्त का साक्षात्कार झट में छिपे श्रीकृष्ण से नहीं हो पाता तब एक विचित्र 
प्रकार का विषाद उसमें व्याप्त हो जाता है । उस विषाद की सघनता से वह स्वयं 
ग्रपने से विरत तो हो ही जाता है, उसके कारण संसार से भी विरक्ति और तटस्थता 
मरा जाती है और यह तटस्थता निर्वेद का,रूप धारण कर लेती है। राधा के प्रेमोदय 
के प्रसज्भ में ये मनोभाव का व्यात्मक ढज्भ से वरित हैं, यथा - 

राधार कि हैल अन्तरे बेथा। 

बसिया विरले थाकये एकलें, ना शुने कहारो कथा ॥ 

सदाइ धेयाने चाहे मेघ पाने, ना चले नयान तारा। 

बिरति आ्राहारे राँगा बास घर, येमत योगिनी. पारा॥ प 

प्रेम की प्रव्तंकावस्था में ये सड््चारी भिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं भौर 
सिद्धावस्था में भ्न्य कारणों से । प्रेम की प्रौढ़ अनुभूति में जड़ता, भ्रसुया के कारण 
निर्वेद श्रौर विषाद जन्म लेते हैं । 

स्मृति, उन्माद--सा न्निध्य के श्रभाव में प्रियतम कृष्ण की मोहक चेष्टाप्रों 
रूप एवं गुणा श्रादि का स्मरण (स्मृति) साधना को पुष्ट करता है, प्रथवा मिलन होने 
के पश्चात्‌ वियोग उपस्थित हो जाने पर निरन्तर स्मरण से प्रतीत की प्रनुभूतिय| 
चेतना में जड़बद्ध होने लगती हैं। विरह या मिलन की उत्कट श्रनुभूति मैं भक्त 


१--पदकल्पतरु, पद सं० ३० 


कष्णभक्ति-रस के विविध रूप २६१ 


जब सामान्य मानव-मन का अतिक्रमण कर किसी ऐसी चेतना में पहुँच जाता है 
जहाँ के क्रियाकलाप साधारण जन को सज्भति-विहीन लगते हैं, तब उसे उन्‍्माद दशा 
कहा जाता है। उन्माद आनन्दातिरेक श्रथवा दुःखातिरेक से उत्पन्न होता है। 
ऐसी स्थिति में भक्त की वृत्तियाँ इतनी अन्तमृंखी हो जाती हैं कि वह वाह्याचार 
प्र भ्रधिकार खो देता है । आत्मविस्मृत होकर वह उन दिव्यभावों से परिचालित 
होने लगता है जो मानव-बुद्धि की पहुँच से परे हैं। किन्तु इस उन्माद में अपने 
लोक की सद्भति होती है, यह भ्रनगंल नहीं होता । परमानन्ददास, राधा की स्मति 
तथा उन्‍्माद दशा का वर्णोत्र करते हुए कहते हैं-- 


हरि तेरी लोला की सुधि आराव । 

कमल-नेन मन सोहन सूरति के सन सन चित्र बनावे। 

कबहुँक निबिड़ तिमिर श्रालिगन, कबहुंक पिक ज्यों गाव । 

कबहु क संभ्रम क्वासि क्वासि कहि संग हिलमिलि उठि धावे । 

कबहुंक नेन मूंदि उर श्रन्तर सति माला पहिरावे। 

मृदु सुसुकानि बंक अ्रवलोकनि चाल छबोली भावे।* 

श्रृद्भधाररस की भाँति उज्ज्वलरस की भी दो अवस्थाएँ होती हैं--विप्रलम्भ 
एबं संयोग । 

विप्रलस्‍्भ--नायक-नायिका के मिलन व अमिलन में अ्रभिमत आलिड्भन 
ग्रादि की भ्रप्राप्ति में जो भाव प्रकट होता है, उसे विप्रलम्भ कहते हैं। यह विप्रलम्ध 
सम्भोग का पुष्टिकारक है ।* 

श्रृद्धार का विप्रलम्भ पक्ष चतन्य-सम्प्रदाय में सर्वोपरि है । ऐसी ही मान्यता 
वललभसम्प्रदाय में भी है | विरह से “निरोध' उत्पन्न होने के कारण विरहावस्था को 
संयोगावस्था से श्रधिक महत्त्व दिया गया है। किन्तु जो सम्प्रदाय, विरह को 
नित्यलीला में स्वीकार नहीं करते जेसे (राधाबल्लभ, निम्बाकक तथा हरिदासी 
सम्प्रदाय), वे विप्रलम्भ को मधुररस किवा निकुझ्जरस में स्थान नहीं देते । उनका 
विश्वास है कि मिलन विरह की इन्दात्मक ब्ननुभूति लौकिकता से भ्रछूती नहीं है तथा 
राधाकष्ण की चिरन्तन ऐक्यानुभूति में यह विभाजन सम्भव नहीं है । श्रस्तु, विरह 





१--परमानन्दसागर, पद सं० ५६४ 

२-यूनोरयुक्तयोर्मावों युक्तयोबाँध यो मिथः । 
श्रभीशलिज्ननादीनामनवाप्तौप्रह्ृष्ययते । | 
स विप्नलम्भो विजेय: सम्भोगोन्नतिकारकः ॥३॥--विप्रलम्भप्रकरण, उज्ज्वलनीलमणि 


१६२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


किवा विप्रलम्भ का वहाँ कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं है । अधिक से भ्रधिक सूक्ष्म विरह्‌ 
के रूप में मान एवं प्रेमवैचित्त्य को प्रश्नय दिया गया है, मान भी कुटिल नहीं भ्रत्यन्त 
ऋजु ही । किन्तु श्रन्य सम्प्रदाय राधाकृष्ण के प्रेम को नित्य मानते हुए भी साधना 
की दृष्टि से विप्रलम्भ को मधुररस का श्ननिवाये पभ्रद्ध मानते हैं। चैतन्य सम्प्रदाय 
का मत है कि विप्रलम्भ व्यतिरेक में सम्भोग की पुष्टि नहीं होती, वैसे ही जंसे रज्लित 
वच्झ को पुनः रजने पर राग की शोर वृद्धि होती है । द 


एक प्रकार से विप्रलम्भ की परिभाषा रस तक के रूप में दो गई है। उन्ज्वल- 
नीलमणि में कहा गया है कि युवक-युवती प्रथम मिलन के पूव॑ अयुक्त रहते है, 
मिलन के बाद युक्त होने पर भाव स्थायी होता है। यह स्थायी भाव विभावादि से 
संवलित होकर विप्रलम्भ नामक रस बनता है। मीराबाई के काव्य को हम 
विप्रलम्भ रस मान सकते हैं। उनके पदों में मिलन की चर्चा अत्यन्त विरल है, है 
केवल हृदय का दाह, मर्माहतवेदना और विरह में आत्म-निवेदन की पूर्णाहुति। 
ये ही भाव निरन्तर विद्यमान होकर स्थायी बन गये हैं। मीरा का विप्रलम्भ, रस 
की दृष्टि से स्वतः पूर्ण हृष्टिगत होता है । 


प्रचलित परिपाटी के झ्ननुसार विप्रलम्भ के तीन भेद होते हैं--पु्वेराग, 
मान, प्रवास । बड्ाल के वैष्णवभक्तों ने एक भौर सूक्ष्म भेद जोड़ा है-- प्रेमवैचित्तय, 
जिससे मिलन में विरह की अनुभूति द्योतित होती है। इस प्रकार क्ृष्ण-भक्ति को 
काव्य-परम्परा में विप्रलम्भ के चार भेद हुए--पू्वेराग, मान, प्रेंमवैचित्त्य, प्रवास । 
नन्‍्दनदास ने 'विरह मज्जरी' में बज में विरह के चार भेद किये हैं--प्रत्यक्ष, पलकान्तर 
वनान्तर, देशान्तर । प्रत्यक्ष विरह प्रेमवैचित्य का दूसरा नाम है, बनान्तर तथा देशा- 
न्तर विरह प्रवास के अन्तर्गत आ्राते हैं। पलकान्तर विरह नया है--गोपियाँ श्रीकृष्ण 
की रूप-माधुरी का पान अ्रनिमेष हृष्टि से करना चाहती हैं किन्तु पलक गिरते 
के कारण उस दहन में जो बाधा पहुँचतो है श्रौर उस बाधा से जो विरह उतत्न 
होता है, उसे पलकान्तर विरह कहा गया है । 


पुवंराग-- जो रति मिलन के पूर्व दर्शन, श्रवण, आदि के द्वारा उत्पन्न होकर 
विभावादि के मिश्रण से नायक-नायिका को आास्वादनीय होती है, उसे प्रृवेराग 
कहते हैं ।* 


१--रतियाँ सह्गमात्‌ पृथ्व॑ दशनश्रवणादिजा। 
तयोरुन्मीलति प्राज्ैः पूव्वराग: स उच्यते ॥५॥ - विप्रलम्भ अ्करण, उज्ज्वलनीलमणि 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप २६३ 


दर्शन चित्रपट किवा स्वप्न से हो सकता है ।* स्वप्न में दर्शन से मौराबाई 
में प्रेम उत्पन्न होना विदित है, नन्ददास ने “रूपमझ्जरी' में स्वप्न-दर्शंन से ही प्रेम 
का उदय दिखाया है । चित्रपट दर्शन का वर्णन कृष्णकाव्य में कम मिलता है । यह 
बड़ला पदावली में अ्रवश्य निर्देशित है, क्योंकि उसका सझ्भूलन काव्य शास्त्र की 
प्रशाली पर हुआ है । " द रा 

श्रवण बन्दी, दूनी, व सखी किवा गीत, मुरली भ्रादि द्वारा उद्बुद्ध होता है । 
इनमें से मुरली प्रमुख है ।' दूती द्वारा वर्णन भी ब्रजबुलि पदावली में है ।९ 

पुवराग में व्याधि, शच्ध्रा, असुया, श्रम, निर्वेद, कलम, प्रोत्सुक्य, दैन्य, चिन्ता, 
निद्रा प्रबोध, विषाद, जड़ता, उन्माद, मोह व मृत्यु इत्यादि प्रकट हुए रहते हैं । 

समर्था, समझसा, साधारणी रतियों के अनुरूप पूर्वराग के प्रौढ़, समझस, व 
साधारण उपभेद कथित हुए हैं । 

प्रौढ़ पृवंराग--प्रोढ़ पूर्वराग में विरह की दसों दशाएँ घटित होती हैं-- 
लालसा, उद्देग, जागरण, तानव, जड़ता, व्यग्नता, व्याधि, उन्‍्माद, मोह व मृत्यु । 
प्रौद़ुपूवंराग की समस्त दशाएँ प्रोढ़ होती हैं। इन दशाओं का लक्षण व उनमें प्रकट 
होने वाली चित्तवृत्तियों का विस्तृत वर्णन उपस्थित किया गया है। क्‍ 

ग्रभीष्ट प्राप्ति की शअ्रत्यन्त उत्कट आकांक्षा लालसा है। मन की चश्चलता का 





१--(अ) स्वपने देखिलूं ये श्यामल वरन दे, तादाद बिनु आर कारो नई ॥ 
“-पदकल्पतरु, पद सं० १४४ 
(ब) इकदिन सखी सह्ल राजकुमारी, पौढ़ी हुती कनक चित्रसारी । 
सुपन मांक श्क सुन्दर नाइक, पायौ कुबवरि अपनी लाइक । 
तन मन मिलि तासों अनुरागी, अधर सधर.(खण्डन में जागी। 
--रूपमअरी --नन्ददास--भाग १, पृ० 8६-१० 
२- हम से अबला हुदये अखला भाल मन्द नहीं जानि । 
बिरले बसिया पंटेते लिखिया बिशाखा देखाल आनि ॥ 
विषम बाड़व-आनल मामारे आमारे डारिया दिल ॥--पदकल्पतरु, पद सं० १४३ 
३--(क) मेरो मन गहयौ माई मुरली कौ नाद। 
आसन पौन ध्यान नहिं जानो कौन करै अरब बाद विवाद । 
“-परमानन्दसागर, पद सं० २११ 
(ख) कदम्बेर बन हैते किंबा शब्द आचम्बिते आशिया पशिल मौर काने । 
अमृत निद्चिया फेलि कि माधु्य पदावली कि जानि केमन करे प्राणे। 
“-पदकल्पतरु, पद सं० १४३ 
४--शुन-शु न गुनवति राइ , तो बिनु आकुल कानाइ। 
सी तुथा परशक लागि, छुटफट यामिनि जागि [--वही, पद सं० ६५ 


२६४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


नाम उद्ंग है; चिन्ता, अश्र, वैवण्य, धर्म, दीघेनिश्वास, त्याग, स्तब्धता आदि इसके 
चिह्न हैं। निद्रा के क्षय को जागये कहा गया है जिसमें स्तम्भ, शोष, रोग उत्पन्न हुए 
रहते हैं। तानव शरीर की कशता है, इसमें दुबंलता तथा भ्रमण-वृत्ति उत्पन्न हुई 
रहती है। किसी-किसी के मत से तानव के स्थान प्र विलाप होना चाहिये। जड़िमा 
वह दशा है जिससे इष्ट-अनिष्ट का ज्ञान नहीं रहता, प्रदत करने पर अनुत्तर एवं 
दर्शन तथा श्रवण का अभाव होता है, प्रस्ताव के अभाव में भी हुड्डार, स्तब्धता, 
श्वास व भ्रम इत्यादि उत्पन्न हुए रहते हैं । भावगाम्भीयं हेतु विक्षोभ की असहिष्णुता 
को व्यग्रता कहते हैं, इसमें विवेक, निर्वेद, असुया व खेद प्रकट होते हैं। श्रभीष्ट की 
भ्रप्राप्ति से शरीर की जो पाण्डुता अ्रथवा उत्ताप है उसे व्याधि कहते हैं। व्याधि 
में शीत, स्पृहा, मोह, निशवास व पतन प्रकाशित हुए रहते हैं। सर्वत्र सब 
ग्रवस्थाओं में इृष्टविषयक अ्रान्ति को उनन्‍्माद कहा गया है, इससे इष्ट के प्रति 
देष, निःववास, निमेष, तथा विरह उत्पन्न हुए रहते हैं। चित्र की विपरीत गति 
को मोह कहते हैं, निश्चलता व पतन इसके सञ्चारी हैं। दूती-प्रेषण किवा स्वयं प्रेम 
प्रकट करने पर भी यदि कान्‍्त का समागम प्राप्त न हो तो मरण का उद्यम होता है 
उसे ही भक्तिरस में मृत्यु कहा गया है, इसमें अपनी प्रिय वस्तुएँ वयस्कों को देना, 
भूद्ध, मन्दपवन एवं कदम्ब भ्रादि का श्रनुभव इत्यादि सज्चारी प्रकट होते हैं। इन 
विरह-दशाश्रों का श्रान्तरिक सड्धोत भी भक्ति रस के विवेचन-क्रम में दिया जा चुका 
है। पुवराग, मधुरारति के प्रथम संस्पश की प्रतिक्रिया है। इस भावोदय के साथ ही 
राग साधना आरम्भ होती है| पूर्व राग की ये दस दशाएँं (इनके अतिरिक्त और न 
जाने कितनी दक्षाएँ हो सकतौ हैं जो काव्यानुमोदित नहीं हैं) साधना को गतिवान्‌ 
बनाती हैं, रति को तीव्रतर करती हुई मिलन के द्वार तक ले आती हैं। लालसा से 
साधना प्रक्रिया आरम्भ होती है। भगवत्पराप्ति की अभीष्सा, कृष्ण-मिलन की दुधेर 
आास्पृहा लालसा का रूप धारण करती है। यह लालसा जब भक्त में जाग्रत हो 
जातो है तब उसकी अन्य सारी मानवीय लालसाशों का श्रवसान हो जाता है। 
परमप्रेमास्पद के प्रति इस ललक के उत्पन्न होने से चित्त की सारी वृत्तियाँ असीम' 
के लोभ में संलग्न हो जाती हैं और भक्त में स्वतः एकाग्रता झा जाती है। भक्ति के 
आराचायों ने रागभक्ति को एक उत्कठट लोभ बताया है जिसमें श्रपनी योग्यता-अयोग्यता 
का विचार नहीं रह जाता, एकमात्र भगवत्प्राप्ति की अ्रदम्य लालसा भक्त को लोभी 
व्यक्ति की भाँति अभिभूत किए रहती है । लालसा के जन्म लेते ही व्यक्ति सामान्य 
मानवचेंतना की निर्श्चित स्थिति में निवास नहीं कर सकता, उसे भक्ति-बाधक सभी 
वस्तुओं के प्रति उद्वेग होता है। साधारण चेतना से उसे विद्रोह होता है श्रौर 
जिस दिव्यभाव का उसमें उन्मेष हुआ रहता है, उसे चरिता्थ न कर पाने से मन 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २६५ 


उद्देजित हो उठता है। इस उद्देजना से उसके व्यक्तित्व का मन्थन होता है, उसकी 
पमस्त जड़ता, सारी निरचेतनता तिरोहित होने लगती है और आत्म प्रबोव किवा आत्म 
जागृति (जागरण ) उत्पन्न होती है । अ्न्तरचेतना के सतत जाग्रत होकर कार्य करने 
मे देह चेतना पर एक प्रकार का घनीभूत दबाव पड़ता है जिसे देह का तम आरम्भ 
में सेभाल नहीं पाता, इसलिए शरीर कुछ कृश हो जाता है। इस क॒शता में देहिक 
तम का नाश होता है श्ौर उसकी तलन्‍्द्रा चिन्मयभाव के प्रभाव से मिटने लगती है। 
देह के संस्कार का अर्थ है वाह्मचेतना के बहित॑म रूप का संस्कार | इस प्रकार जब 
प्रन्तर्वाद्य सामान्य चेतना से मुक्त हो जाते हैं तब जो अ्रनिवर्चनीय भावगाम्भीये 
प्रवतरित होता है, उसमें समस्त व्यक्तित्व डूबकर नि३चल, जड़वत्‌ हो जाता है। 
इस भावगाम्भीये में यदि विक्षोभ हो जाय तो उसकी ग्रसहिष्णुता से व्यग्रता उत्पन्न 
हो जाती है। यदि तब भी कृष्णमिलन नहीं होता तब शरीर और मन की जो 
प्रतिशय विकलता होती है, वेदना से हृष्टता का जो नाश होता है, उसे व्याधि कहते 
हैं। राग की चरम सीमा में जो नाना प्रकार के विचित्र भाव उतते हैं वे भक्त में 
उन्‍्माद दशा ला देते हैं। जिस प्रकार उन्‍्मादित व्यक्ति वाह्मज्ञानशून्य हो जाता है उसी 
प्रकार भक्त दिव्यमनोराग में वाह्मश्ञान से श्रनभिन्ञ हो जाता है । राग के ग्रतिरेक 
में एक प्रकार की भ्रतिचेतन मूर्च्छा श्रा जाती हैं और पूर्ण आात्मविलयन (मोह) हो 
जाता है। यह अवस्था आंशिक या सम्पूर्ण भावसमाधि में परिणत हो जाती है जिससे 
भक्त की सामान्य चेतना एवं उसके साधारण जीवन की भ्रात्यन्तिक इति (मृत्यु) हो 
जाती है । इन मनोदशात्ं के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 


लालसा 


माधव तया श्रतुरागिति राधा । 
तुया परसद्भः श्रद्धा सब पुलकति ना मानये गुरुजन बाधा। 


2५ >५ 2५ 
पुन पूँछत पुन विग निहारत भूमे शुतये पुन बेरि ।* 
2५ 2५ ५ 


ग्वालिन | श्रजहू बन में गाइ । 

होन न देति बार दोहन की चलति सकारयों धाइ। 
ले दोहनी खरिक-मिस खोरति उत्तर कहति बनाइ। 
नंद द्वार फिरि-फिरि भाँकति इहि बात मे जानो जाइ ॥ 


१--पदकल्पतरु, पद सं० १५६ 
२-चतुभुजदास, [पद संग्रह] पद सं० २८० 


२६६ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


उद्वग क्‍ 
(क) तुया अभ्रपरूप रूप हेरि दूर सअ लोचन सन दुहुँ धाब | 
परशक लागि श्रागि जलु श्रन्तरे जीव रह किये न जाब । 
साधव तोहे कि कहब करि भंगी ।* 
(ख) मेरी श्रांखियन यही टेव परी । 
कहा रो! करो सखी ! वारिज मुख पर लागत ज्यों भंवरी । 
सरकि सरकि प्रीतम मुख निरखति रहति न एक घरी । 
ज्यौं-ज्यों जतन करि-करि राखति हाँ त्यौं-त्याँ होत खरी । 
सुच रही सखी ! रूप जलनिधि में प्रेम पीयूष भरी। 
कुंभनदास गिरिधर मुख निरखत 'लूटत निधि सगरी ॥ 


जागय, तानव 
(क) तब धरि जागर-क्षीण कलेवर दिन-रजनि नाहि जान ।' 
(ख) साँस गल गल छीजिया रे, करक रहा गल ग्राहि। 
आंगलियाँ. रो सृबड़ों, म्हार श्रावन लागी बाँहि। 
रहो रहो पापी पपीहा रे, पिव को नाम न लेइ । 
जो कोइ विरहरिण साम्हले, पिव काररणण जीव देइ ॥* 
जड़िमा 
(क) तुथा प्रेम विवसे जड़ित मेल भ्रन्तर किछुइ ना शूनइ कान ।४* 


(ख) गोरस बचत झ्रापु बिकानी । 
भवन गोपाल मनोहर मूरति मोही तुम्हारी बानी। 
श्रद्ध-अद्ध' प्रति भूल सहेली, में चात्‌रि कछुव नाह जानी । 
चत्रभुज प्रभु गिरिधर मन श्रटक्यो तन भन हेत हिरानी ॥४ 
व्यग्रता 
(क) माधव तुया खेद सह॒ह न पार। 
सानइ सो तिज जीवन भार। 


१--पदकल्पतरु, पद सं० १५४८ 
२--कुम्मनादस, [पद संग्रह] पद सं० २१६ 
३- पदकल्पतरु, पद स॑० १६५ 

४--मौराबा ई की पदावली, पद सं० ७४ 
५--पदकल्पतरु , पद स॑० १६५ 
&--वतुभुजदास, [पद संग्रह] पद सं० २३८ 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप २६७ 


तुया बिसरणलागि करत संचार। 
झआान जने याहा लगि करे परकार।* 


(ख) नागरि मन गई श्ररुभाइ । 
प्रति बिरह तनु भई व्याकुल, घर न नेकु सहाइ । 
स्थास सुन्दर सदन मोहन मोहिनो सी लाइ। 
चित्त चंचल कुंवरि राधा खान पान भुलाइ॥ऐ 


व्याधि 


(क) निरमल  कुल-शिल  काँचन-गोरि। 
पॉड्ल कल विरह-जर तोरि। 
झनुखन खल खल निगदइ राह। 
निशिदिन रोयदइ सखि-समुख चाइ।' 


(ख) हेरी में तो दरद दिवानी मेरो दरद ना जाणशे कोइ । 
/५ >< ५ 


दरद को सारी बन बन डोलूँ, बंद मिलया नहिं कोइ। 
मीरा की प्रभु पीर मिटंगी, जब बंद संवलिया होइ ॥९ 


उनमाद क्‍ 
(क) खेने हासये खने रोय, दिशि दिशि हेरह तोय । 
खेने श्राकुल खेने थीर, खेने धावद खेंने गीर । . 
खेने खेने हरि हरि बोल, सहचरि धरि करु कोर ।* 


(ख) कहा री ! सखी तोहि लागी ढौरी ? 
संध्या समय खरिक वीथिन में इत उत भांकति डोलति दोरी । 
कबहुँक हँसति कबहुँ कछु बोलति चंचल बधि नाहिन इक ठौरी । 


१--पदकल्पतरु, पद सं० १६८ 

२--सूरसागर, पद सं० १२६६ 

३--पदकल्पतरु, पद सं० १७० 

४-मौराबाई की पदावली, पद सं० ७२ 
. हणशापद्कल्पतरु, पद सं० १७४ 


२६८ मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिधारा भ्रौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


कबहुँंक कर-तल ताल बजावति, कबहुक रागु अ्रलापति गौरी । 
गिरिधर पिय तुव कियो दुचितो चितु, कहि न सकति सीठो श्ररु कौरी ।* 


मोह 


(क) जब तुया नयन मुरलि-विष जारल तब सन मोहन मेल । 
मनिचल कलेंबर पड़ल धररितल परिजन लागल शेल ॥ 
आन उपदेश तोहारि नाम तेखने देवहि उपनीत केल। 
सोइ दशबद पुन काने सम्भायल ऐछेन चेतन मेल । 
ऐछन भाति दिदाइ मोहे पुन पुत्र ना बक्चिये जाग न जाग ।'* 


(ख) में हरि बिन क्यूँ जिवूरी माइ । 
पिय कारण बोौरी भई, ज्यँ काठहि घुन खाइ । 
श्रौखद सूल न संचर, मोहि लाग्याौं बौराइ।रै 


(क) लुठइ धररिष धरि सोय । 
इवास विहिन हेरि सहचरि रोय । 
मुरछनि कंठे.... पराख । 
इह पर को गति देवे से जान । 
ए हरि पंखलँ सो मुख चाह। 
बिनहि परशे तुया ना जीवइ राइ ।* 


(ख) माई स्हारी हरिहु न बी बात । 
पंड भांसूँ प्राण पति, निकसि यूँ नहीं जात । 
2५ 2५ ५ 
लेइ कटारी कंठ सर, मरूगी विष खाइ। 
- भीरादासी राम रती, लालच रही ललचाइ ॥* 





१--चतु्न॑जदास, [पद संग्रह] पद सं० र८२ 

२--पदकल्पतरु, पद स॑ं० १७७ 

३--मीराबाई की पदावली, पद सं० 8० 

४--पदकल्पतरु, पद सं० १८० क्‍ 
४--मीराबाई की पदावली, पद सं० ६८ सा 


कंष्ण भक्ति-रस के विविध रूप॑ २६६ 


. समञ्जस पुर्वराग--समझ्ञसा रति के स्वरूप से उत्पन्न पृर्वराग समझस पूर्व- 
राग नाम से श्रभिहित होता है । इसमे क्रमश: अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुणकीत॑न 
उद्देग, सविलाप उन्माद, व्याधि एवं जड़ता उत्पन्न हुए रहते हैं । ह 

प्रियव्यक्ति की सद्भलालसा को अभिलाषा कहते हैं। इसमें राग आ्रादि दशाएँ 
प्रकट होती हैं। अभीष्ठ प्राप्ति के हेतु जो ध्यान होता है, उसे चिन्ता कहा गया है । 
इसमें शैया पर लोटना, चारों श्रोर बार-बार घूमना तथा नि:श्वास व निलेक्ष्य देखना 
प्रादि प्रनुभाव प्रकट होते हैं । अ्रनुभूतभ्रिय के गुण, वेश इत्यादि के चिन्तन को स्मृति 
कहते हैं। इसमें कम्प, वैवरण्ये, वाष्प, निःश्वास इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। सौन्दर्य 
प्रादि गुणों की इलाघा को गुणकीतंत कहते हैं, इसमें कम्प, रोमाञच एवं गद गद- 
कण्ठता उत्पन्न होती है । 

प्रौढ़पुव राग की अन्य दशाएँ समझ्ञस पृर्वेराग में भी होती है, किन्तु उनमें वह 
प्रौढृता नहीं होती जो समर्थारति की विशेषता है। द 
... साधारण पृवराग--साधारणीरति के ,आरश्चित पू॑राग को साधारण पूर्वे- 
राग कहते हैं । यों तो इसमें लालसा से लेकर विलाप तक सच्चारी भाव उदय होते 
हैं किन्तु वे श्रत्यन्त कोमल होते हैं । 

कुछ विद्वान पू्वेराग का सामान्य विवेचन करते हुए नयन-प्रीति, चित्त- 
प्रासज्भ (आसक्ति) सद्धूल्प, (मन के द्वारा कार्योत्पादन की कल्पना) निद्राच्छेद, कृशता, 
विषय- निवृत्ति, लज्जा, विनाश, उन्माद, मूर्च्ा के क्र से दस दश्ात्रों का वर्णन 


करते हैं । | 
यह विवरण अधिक सार्थक तथा मनोवैज्ञानिक है एवं काव्यशास्त्र की परम्परा 


से मुक्त होने के कारण स्वाभाविक है | अधिकतर दशंन ही रागोत्पत्ति का कारण 
होता है, इसलिए नयन-प्रीति से प्रेम उत्पन्न होने का क्रम श्रारम्भ किया गया है। 
प्रीति जुड़ते ही भक्त की चित्तवृत्तियाँ कृष्ण के चिन्तन में डूबने लगती हैं, क्योंकि प्रेम 
का यह स्वभाव है कि उसके उदय होते ही व्यक्ति का समस्त आकर प्रेमास्पद 
में केन्द्र हो जाता है। अतएव उसका स्मरण एवं ध्यान निरन्तर नैसगिक रूप से 
होता रहता है। इस निरन्तर चिन्तन से प्रेम गाढ़ होकर आसजझ्भ किवा भ्रासक्ति का 
रूप धारण कर लेता है। श्रासक्ति के उत्पन्न होते ही प्रिय की प्राप्ति के लिए मत्र ' 
बढ्ध-निश्चय (सद्धूल्प) हो जाता है। प्राप्ति की साधना में भक्त की तत्द्रा, साधक 
का निश्चेतन तमस (निद्राच्छेद) करने लगता है। मिलने की कठोर साधना में 
शारीरिक दुबंलता ( कृशता ) भी भ्रा जाती है। श्रीकृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व में 
मन के रमने पर सांसारिक विषयों से स्वतः वैराग्य (विषय निवृत्ति) उत्पन्न हो 
जाता है शर उस अनुपम रस की तुलना में श्रन्य सारे रस फीके श्लोर निस्सार लगने 


३७० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा श्रौर चैतन्य-सम्प्रदीय॑ 


लगते हैं। भगवान्‌ की उत्कट लालसा जब समस्त व्यक्तित्व को आच्छादित कर 
देती है तब व्यक्ति किसी भी अपवाद से सशड्ित नहीं होता, बिना किसी लज्जा व्‌ 
सद्भोच के वह इष्ट के प्रति धावित होता है (लज्जा विनाश) और इष्ट के अनवरत 
ध्यान अथवा मिलन-अमिलन की क्लेशमयी मनःस्थिति में उन्माद दशा उपस्थित 
हो।जाती है । उन्‍्माद में वह जब अपने को एकदम भूल जाता है तब समाधिस्थ 
चेतना (मृर्च्छा) में समस्त उपाधियों से मुक्त होकर प्रियतम के सान्निध्य के योग्य 
होता है। 


पूरव॑राग में श्रीकृष्ण वयस्थों से काम-लेख (पत्र) व माला इत्यादि भेजते हैं। 
कामलेख दो प्रकार का होता है--निरक्षर व साक्षर । निरक्षर कामलेख में रक्तवर्णा- 
पल्‍लव में अद्धंचन्द्राकार नखाडूः तथा वर्णविन्यासशुन्यता रहती है । साक्षर कामलेख 
में प्राकत॒ भाषामयी लिपि अपने हाथ से श्रीकृष्ण भ्रद्धित करते हैं । 


मान--भगवद्प्रेम में मदीयभाव की प्रबलता के कारण निर्बाधरसनिष्पत्ति 
में जो बाधा पहुँचती हैं, उसे मान कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टे से परस्पर अ्रनुरक्त एवं 
एक सज्भ अवस्थित नायक-नायिका के अ्रभिमत ग्रालिज्भन, वीक्षण झ्ादि के रोधक 
को मान कहते हैं। मान में निर्वेद, शद्धूए, अमषं, चपलता, गवें, असुया, भ्रवहित्था, 
ग्लानि, एवं चिन्ता इत्यादि सच्ारी अ्भिव्यक्त होते हैं ।* यह मान द्विविध होता 
है--सहेतु, निहँंतु । 


सहेतु मान--यह मान ईर्ष्याजन्य होता है। प्रिय व्यक्ति के मुख से विपक्ष 
की विशेषताश्रों के कीतेन पर प्रणय-प्रधान जो भाव होता है, उसे ईरष््यामान कहते 
हैं ।* यह भक्ति के श्रह के कारण उत्पन्न होता है । जब विश्वात्मा के निर्वेषक्तिक 
किन्तु व्यक्तिगत सम्बन्ध में स्फुरित प्रेम को भक्त, उसके निजी स्वरूप में नहीं भ्रनुभव 
करता, प्रत्युत मानव प्रेम की अधिकारजन्य अहमन्यता में बाँधना चाहता है तब 
सहेतु मान उत्पन्न होता है । 





१--दम्पत्यार्भाव एकत्र सतोरप्यनुरक्तयो: । 

स्वाभीष्यश्लेषवीज्ञादेनिरोेधी मान उच्यते ॥ 

सम्चारिणो5त्र॒ निवंदशंकामर्षा: सचापलाः। 

गर्व्वासयावहित्थाश्व ग्लानिश्चिन्तादयो5प्यमी ॥३१॥--विप्रलम्भ प्रकरण , उज्ज्वलनीलमणि 
२«-्वेतुरीर्ष्या विपक्षादेव शिष्ट्य प्रेयसा ऋते। 

भावः प्रणयमुख्योउ्यमीष्योमानलमच्छति ॥३३॥०-विप्रलम्भप्रकरण, उज्ज्वलनीलमणि 


कुष्णभक्ति-रस के विविध रूप॑ २७६ 
॥। 

सहेतु मान श्रुत*, अनुमित, व हृष्टभेद से तीन प्रकार का होता है। प्रिय 
सखी किवा शुक धारा सुना गया विपक्ष का गौरवश्रुत सहेतुमान उत्पन्न करता है । 
भोगाडू; , गोत्रस्खलन * श्रर्थात्‌ एक व्यक्ति को श्रन्य व्यक्ति के नाम से पुकारना, 
स्वप्न भ्रादि के द्वारा अनुमित मान उत्पन्न होता है। हरिया विदृषक की स्वप्न-क्रिया 
को स्वप्न' कहते हैं। साक्षात्‌ देख लेने पर हृष्ट मान उत्पन्न होता है। नायिका द्वारा 
स्वप्त में देखा गया श्रीकृष्ण का अन्यविषयक प्रेम भी सहेतु मान का कारण होता 
है? जिसका उदाहरण प्रस्तुत किया जा चुका है। 

निहेंतुमान-- निहेतुमान भ्रहंजन्य नहीं होता वरन्‌ यह रागावेश की भ्ति- 
रिक्तता से उत्पन्न भाव है, प्रणय की चरम माधुरी है। कारण के अ्रभाव ब्रथवा 
तायक-तायिका में कारणाभास से जो प्रणय उदित होता है, वह निहेतुमान का रूप 
धारण करता है। इसे ही प्रणयमान कहा गया है ।* इसका प्रमुख व्यभिचारी 
प्रवहित्था है । 

निहेंतु मान साम, भेद, दान, नति एवं उपेक्षा श्रादि रसान्तर द्वारा उप- 
शमित हो जाता है। मान उपशमन का चिह्न वाष्प-मोचन व हास्य है। प्रिय 





१-प्रिय सखि निकंटे जाइ कहे द्रुत गति शुन धनि चतुरिनि राधे। 
चन्द्रावलि से कानु रजनि श्राजु कामे पुरायल साथे॥ 
उछन शुनइते बात अरुणिम लोचन गरगर अ्रन्तर रोखे पुरल सब गात । 
“प्रदरकल्पतरु, पद सं० ५२६ 
२-देख राइ कानुसखि सने दुहुं बसियात्रे निरजने। 
रस-परसज्ञन कहि ते-कहिते खलित भेल बचने | 
कहे तुया मुख बलि जाइ कत चन्दावलि निद्धाइ। 
श्याम बदने शुनिते बचने कोपे भरल राइ ।--वहीं, पद सं० ५७१ 
३--धाम' स्थाम भोर भए आए। क्‍ 
इत रिस करि रही बाम, रैनि जागि चारि जाम, देख्यौ जो द्वार स्याम, ठाढ़े सुखदाए। 
जावक रज्ञ लग्यों भाल, बन्दन भुज पर बिसाल, पीक पलक अधर मलक बाम प्रीति गाढ़ी। 
: क्यों आए कौन काज, नाना करि अह्न साज, उलटे भूषन सिज्ञार, निरखत हों जाने । 
ताही के जाहु स्थाम, जाकें निसि बसे धाम, मेरे गृह कहा काम, सूरदास गाने ॥ 
“सरसागर, पद सं० ३११६ 
४--आपन मन्दिरे शुतिया सुन्दरी देखइ घूमेर घोरे। 
कानु श्रान सजे रमस करई करिया आपन कोरे॥ 
श्रान रमनी बिहरे रजनी हामारि नागर-कोर । द 
देखिते-देखिते पाश्या चेतन मान भरमे भोर ॥--पदकल्पतरु, पद सं० ५७२ 
१--अका रणादूदयो रेव कारणा भा सनस्तथा । द 
प्रोचन्‌ प्रणय एवार्यं जजेन्निहंतुमानताम्‌ ॥४०॥--विप्रलम्भप्रकरण, उज्ज्वलनीलमणि 


१७२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रंदा्य 


वाक्य-रचना को साम कहते हैं | सद्भेत किवा भड़ििमा द्वारा अपना माहात्म्य व्यक्त 
करना या सखी द्वारा उपालम्भ प्रयोग करना, भेद कहलाता है | छलपूर्वक भूषण 
श्रादि प्रदान करना दान है। दैन्यावलम्बनपूर्वके चरणों पर गिरना नति है। 
साम आदि समस्त उपायों के ग्रवशेष में जो अवज्ञा या तुष्णीभूत भाव होता है, 
उसे उपेक्षा कहते हैं । 


कारणाभास 

(क) कियो श्रति समान वृषभावसु बारी। देखि प्रतिबिस्ब पिय हृदय नारी॥ 
कहा हवां करत ले जाहु प्यारी । मनहिं सन देत श्रति ताहि गारी॥ 
 सुनत यहु बचन पिय विरह बाढ़ौ। कियों भ्रति नागरी मान गा५ढ़ौ॥ 
काम तनु दहत नहिं धोर धार । कब॒हु बेठत उठत बार बार॥ 
सुर श्रति भए व्याकुल मुरारी। नेन भरि लेत जल देत ढारी॥४ 


(ख) ... सरकत-दरपन् व्याम-हृदय साहा आपन सुरुति देखि राइ। 
गुरुषा कोप अ्रधर घत कॉँपड अरुण नयान मे जाई ॥ 


अकाररण 
नेत्र भोंह की मुरनि, मैं लाल दीन हू जात। 
जल सुख जलजात ज्यों, बदन मृदुल कुंभिलात । 
भरयो हियों ख्नु राग सों, रहि न सकी श्रकुलाइ । 
लये लाइ प्रिय हीय सों, श्रधर सुधारस  प्याइ। 
सान सनावन छुटि गयो, परुयो लपटि तहाँ प्रेम । 
अंतर भरि बाहिर भर्‌यों, रहे लीन हे. नेस ॥र 


देख राधामाधव रज्भ । 


तनु-तनु दूहु जन निबिड़ आलिज्धन श्रारति रभस-तरख्ध । 
क्रिये अ्नुभाव कलह दुहें उपजल सन्दरि सानिननि भेल । 
ऐछन प्रेम-आरति बिछुराइया को बिहि इह दुःख देल। 
सानिनि बदन फेरि तहि श्राउल जाहाँ निज सखिनि समाज ।॥।९ 





१--सरसागर, पद सं० ३०३४ 

२--पदकल्पतरु, पद सं० ५१२ 

२-अंमावली लीला (दोह्य ६६,१००-१०१) व्यालीस लीला, हितभवृदास 
४--पदकल्पतरु, पद सं० ६०४। 


कंध्णभक्ति-रस के विविध रूप २७३६ 


प्रभ-बेचित््य--प्रिय के सन्निधान में प्रेम के उत्कर्षवश विच्छेद भय से जिस 
पीड़ा का अनुभव होता है, उसे प्रेम-वेचित्य कहते हैं।* नन्ददास ने इसे प्रत्यक्ष विरह 
कहा है। इसे राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में मिलन में सुक्ष्मविरह की स्थिति कहा गया 
है । तन, मन, प्राण, बुद्धि, अन्त:ःकरण, सबसे एक होने पर भी रागातिरंक के कारण 
राधाकृष्ण में ऐसी भावदशा उपस्थित हो जाती है जिसमें उन्हें ऐसा प्रतीत होता है 
कि, जैसे, वे एक-दूसरे से कभी मिले ही न हों । मिलकर भी न मिलने के सहृश विरह 
सालता है, प्राप्ति में श्रप्राप्ति का भाव बना रहता हैं। मिलन में चाह, चटपटी, नित्य 
नृतनता का आस्वाद प्रेम-वेचित्त्य या विरह-विश्रम को जन्म देता है। प्रेम-वैचित््य भी 
दो प्रकार का होता है-- नि्ेतु अथवा मुख्य एवं कारणाभास अथवा गौण । 
किसी-किसी स्थल पर अनुराग विलास-प्राप्त होकर पाइवेस्थित प्रियतम को 

स्पष्ट रूप से खोया हुआ समझता है। यह प्रेम-वेचित््य की सबसे श्रधिक विकसित 
ग्रवस्था है । 
निहेतु-प्रेम-वेचित्त्य 

दयामल कोरे यतने धघनि शूतल सदन-आलसे दुहु भोर। 

भुजे भुजे बन्धन निविड़ श्रालिगन जनु कांचन मरिश जोड़ ॥ 

कोरहि दयाम चमकि धति बोलत कबे मोहे सौलब कान। 

हृदयक ताप तबाह मझू सीटब अभ्रसिया करब सलिनान ॥ 

>< ६ >६ 
एत कहि सुन्दरि दीघ निशासइ मुरछित हरल गेयान। 
झ्राकुल राइ ध्यास परबोधद गोविददास परमान॥* 
५८ ः >< 

राधोह मिलेहु प्रतीति न श्रावति। 

जदपि नाथ-बिचु-वदन विलोकत, दरसन को सुख पावति॥ 

भरि भरि लोचन रूप-परम-निधि, उर में श्रानि दुरावति। 





१--प्रियस्थ सन्निकर्ष5पि प्रेमीत्कपस्वभावतः । 

या विश्लेषधियात्तिस्तत्‌मवैचित्र्यमुच्यते ॥५७॥--विप्रलम्भप्रकरण, उज्ज्वलनीलमणि 
२--प्रतछ्ठल विरह के सुनि अब लच्छन चकित होत जहाँ बड़े विचच्छन । 

ज्यों नव कुंज सदन ओराधा, विहरति प्रीतम अंक अबाघा। 

पौढी प्रीतम अंक सुहाई, कछु इक प्रेम लहरि सी आई। 

सम्रम भई कहति रस-बलिता, मेरे लाल कहाँ री ललिता।२० 
पा मम, --विरहमश्नरी (नन्ददास) भाग १, पृ० २६ 
३--पदकल्पतरु, पद सं० ७६५ क्‍ फ 
५्८ 


२७४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदोय 


- बिरह-विकल-मतिदृष्टि दुहू दिसि, सेंचि सरधा ज्यों घार्वात ॥ 
चितवत चकित रहति चित श्रन्तर, नेन निमेष न लावति । 
सपनो झाहि कि सत्य ईस यह, बुद्धि बितक बनावति ॥ 
कबहुक करति बिचार कौंव हों, को हरि के हिय भावति । 
सुर प्रेम की बात श्रटपटी, मन तरजड्भ उपजावति ॥ ४ 


प्रवास--पहले मिले हुए नायक-नायिका का देश, ग्राम, वन किवा श्रन्य 
स्थानान्तर आदि से जो व्यवधान घटित होता है, उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास में हष॑, 
गवं, मद, लज्जा, व्यतिरेक शद्भारोचित सार व्यभिचारी प्रकट होते हैं। प्रवास द्विविध 
होता है--बुद्धिपृवंक एवं प्रबुद्धिपूर्वक । 
बुद्धिपुवंक --कार्यातुरोधवश दू रगमन कौ बुद्धिपुवक प्रवास कहते हैं। किड्चिद्दुर 
एवं सुदूर भेद से यह प्रवास द्विविध माना गया है। इन दो भेदों को दो स्वतन्त्र विरह 
मान कर नन्ददास ने उन्हें वनान्तर तथा देशान्तर का नाम दिया है। किड्चिद्दूर 
प्रवास में गोचारण के लिए जाने को वनान्तर विरह तथा सुदूरप्रवास को देशान्तर 
विरह कहा है* । किखिद्दूर प्रवास के उदाहरण गोचारण, कालियदमन तथा रास 
में श्रीकृष्ण की अन्तर्ध्यानता आदि हैं । 
रास 
चलइते राइ चरण भल वेदन, कान्धे चढ़ब मन केल । 
बुभइते ऐछे बचन बहु-बललभ, निज तने भ्रलखित भेल ॥ 
ना देखिया नाह ताहि धनि रोयत, हा प्राणनाथ उतरोल ॥ 
ब्रज-रमणीगण ना देखिया मन-दुखे, भासल विरह हिलोल ॥ * 





१--सूरसागर, पद सं० २७४१ 
२--बिरह वनान्तर कौ सनि लीजै, गोपिनि के मन में मन दीजै। 
जब बृन्दावन गो-गन गोहन, जात हैं नंद सुवन मनमोहन । 
तब को कहि न परत कछु बात, इक इक पलक कलप सम जात । ३० 
इकटक दृगन लिखी सी डोलें, बोलें तो पुतरी सी बोलें। 
नेन, बैन, मन, अवन सब, जाइ रहें पिय पास । 
तनक प्रान घट रहत हैं फिरि आवन की आस ॥ 
सुनि देसान्तर विरह-बिनोद, रसिक जनन मन बढ़वत मोद। 
नन्‍द सुवन की लीला जिती, मथुरा द्वारावति बहु बिती॥ ३५॥ 


। “-बिरह मशरी नन्ददास--भाग १, पृष्ठ २१ 
१--पंदकल्पतरु, पद सं० १२६२ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २७४ 


बाँए कर द्व॒म॒ टेके ठाढ़ी । 
बिछुरे मदन गोपाल रसिक भोहि, बिरह।व्यथा तनु बाढ़ी ॥ 
लोचन सजल, वचन नहीं आवे, स्वास लेत श्रति गाढ़ी । 
नंदलाल हम सोौं ऐसी करी, जल ते मौन धरि काढ़ी ॥* 
सुद्रप्रवास भावी, भवन, भूत भेद से त्रिविध होता है । श्रीकृष्ण का मथुरा 
जाना उनके व्यक्तित्व में ऐश्वयंपक्ष का समावेश करता है जिससे माधुय॑ भाव में क्षोभ 
उत्पन्न होता है, श्रीक्ृषष्ण जैसे ब्रज से दूर चले जाते हैं । श्रीकृष्ण के दूर चले जाने 
की आशा से जो विरह उपस्थित होता है, वह भावीप्रवास के अन्तर्गत आता है। 
ऐश्वयं का व्यवधान सुदूर प्रवास है । द 
भावी (सुदूर प्रवास ) 
कहति हाँ बात डरात डरात। 
हों मथुरा मैं सुनि आई तुम्हारी कया बलअत।॥। 
धनुष जग्य को ठाठ कियो है चहाँ दिसि रोपे माँच । 
रज्धभूमि वोकी के खेली मल्‍ल सकेले पाँच ॥ 
काल्हि दृत श्रावन चाहत है राम कृष्ण कौ लैन । 
नन्‍्दादिक सब ग्वाल बुलाए आपनोौ वाषिक लेन ॥ 
हँसि ब्रजनाथ कही तु साँचों तेरी कही श्रब मानों । 
'परमसानन्द स्वामी झ्ायो काल कंस को भानौ | 


८ ५ २५ 
ना जानि को मथुरा से झ्रायल, ताहे हेरि काहे जिउ काँपि । 
तब धरि दखिन परयोधर फ्रये, लोरे नयन युग ऊराँपि ॥ 
सजनि श्रकुशल शत नाह मानि । | 
श्र्द *.. ओछ . >< 
कुसुमित कुंजे श्रमर नाहि गृंजये, सघने रोयत शुक सारि। 
'गोविददास आानि सखि पूछह, काहे एत बिघन विथारि ॥रे 
 भवन- प्रत्यक्ष, श्राँखों के सम्मुख श्रीकृष्ण को मथुरा जाते हुए देखकर जो 
तीव्रतर वियोग होता है, वह भवन विरह कहलाता है। उसमें गोपियाँ स्तम्भित-सी 
१--सूरसागर, पद सं० १७२१ 


२--परमानन्द सागर, पद सं० ४७५ . 
३--पदकल्पतरु, पद सं० १६०० 


२७६ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


खड़ी रह जाती हैं, कष्ण को एकटक देखती रह जाती हैं और अ्रपनी सारी चेतना खो 
बेठती हैं । भ्रथवा वे श्रतिशय व्याकुल हो जाती हैं, उन्हें क्षण भर को भी थधेय॑ नहीं 
बँंधता-- 
रही जहाँ सो तहाँ सब ठाढ़ीं । 
हरि के चलत देखियत ऐसी, मनहु चित्र लिखि काढ़ी ॥ 
सुखे वदन, खवति नेनन ते जल-धारा उर बाढ़ो। 
कंधनि बाँह धरे चितवर्ति मनु द्रभनि बेलि दव दाढ़ी ॥। 
नीरस करि छांड़ी सुफलक सुत, जसे दूध बिनु साढ़ी । 
सुरदास श्रक्र पा ते, सही विपति तन गाढ़ी ॥* 
2५ ५ 2५ 
खेने खेने कान्दि लुठइ राइ रथ श्रागे, खेने खेने हरि मुख चाह | 
खेने खेने सनहि करत जानि ऐछन, कानु सज जीवन जाह ।* 


भूत--श्रीकृष्ण॒ में मथुरा चले जाने पर जो विरह होता है, वह भूत प्रवास 
के अ्रन्तगंत भ्राता है । इस विरह में श्रीकृण का दर्शन तक नहीं हो पाता इसलिए 
गोपियाँ अ्रत्यन्त क्षीण, कातर, विकल और उद्भ्रान्त हो जाती हैं । कृष्ण के प्रभाव 
में उनके जीवन की सारी गति रुद्ध हो जाती है, सारा सौन्दर्य निष्प्रभ हो जाता है । 
पूर्णहूपेण प्रात्महारा होकर वे श्रत्यन्त दीन और निस्सहाय हो जाती हैं । यह विरह 
का प्रबलतम रूप है यथा--- 

ग्रब. मथुरा माधव गेल | गोकुल सारिगक के हर नेल॥ 

गोकुल उछलल करुणक रोल । नयन-जले देख बहये हिलोल | 

रे ५ मर 

तेनति निर्भर भरत सुमिरि साथों! थे पहिलो बतियाँ। 

नह बिसरात निरन्तर सोंचत बिरहानल प्रबल भयौ घतियाँ ॥ 

नवल किशोर स्थामघन सुन्दर  बेनु-ध्याज बोलों अधरतियाँ। 

रास-विलास विनोद भमहासुख गान बँधान नृत्य बहु भतियाँ। 

संग विहार भवन वन निसिदिन श्रब सन्देस पठवत लिखि पतियाँ। 

'चन्रुभुज प्रभु गिरिधर-दरसनु बिनु नोर-विभुख जैसे सीन की गतियाँ।।९ 


१--सूरसागर, पद सं० ३६१३ 
२--पदकल्पतरु, पद सं० १६२७ 

३--वही, पद सं० १६३९ । 
४--चतुर्मजदास [पद संग्रह] पद सं० ३४६ 


कृष्णुभक्ति-रस के विविध रूप २७७ 


भ्बुद्धिपु्वक प्रवास--प रतन्त्रता से उत्पन्न प्रवास को श्रबुद्धिपुवंक प्रवास कहते 
हैं । दिव्यादिव्य आदि कारणों से यह प्रवास श्रनेक प्रकार का होता है* । इस प्रवास 
में भी चिन्ता, जागय॑ भौर उद्वेंग आदि दस दशाएं घटित हुई रहती हैं। ये दशाएँ 
केवल नायिकाओं को ही नहीं, श्रीकृष्ण को भी अनुभूत होती हैं। प्रोढ़, मध्य, मन्द 
तथा मधु, घृत, मक्लिष्ठ श्रादि भेदों से विप्रलम्भ में उक्त दस दक्शाएँ नाना रूप धारण 
करती हैं | समस्त भेद-प्रभेदों में उक्त लक्षणदशाएं साधारणतया सम्भव होती हैं 
इसलिए उनका कथन हुआ है, श्रसाधारणदशाओं का उल्लेख नहीं किया गया । 

विरहावस्था का वर्णान श्रीकृष्ण की प्रकट लीला के अनुसार ही किया गया 
है । वृन्दावन में सवंदा रास आदि रीड़ाओ्ं में विहरणशील श्रीकृष्ण का गोपियों से 
कभी विच्छेद नहीं होता ।* 

संयोग--विरह साधना का प्रथम सोपान है, बिना उसके प्रेम में गाढ़ता प्रादि 
उत्पन्न नहीं हो पाती । विरह प्रेमी के सान्निध्य की उत्कट लालसा है, जब यह सान्निध्य 
प्राप्त होता है तब भक्ति में संयोग दशा शआ्राती है जिसमें भक्त और भगवान परस्पर 
श्रोतप्रोत होने लगते हैं। यह सान्निध्य ही श्रानन्‍न्द के खोज की सिद्धि है | दर्शन एवं 
झालिद्धन ्रादि की श्ननुकूलता से उत्पन्न नायिका-तायक के व्यवहार को सम्भोग 
कहते हैं । मुख्य एवं गौणा भेद से यह दो प्रकार का होता है । 

मुख्यसस्भोग--श्री कृष्ण का साज्निध्य साधना के यथेष्ट विकसित होने पर ही 
प्राप्त होता है। आरम्भ में जाग्रत चेतना में आ्राध्यात्मिक संयोग की दिव्य श्रनुभूति 
नहीं उतर पाती क्योंकि वाह्य मन के संस्कार एवं उसकी अभ्यासगत प्रवृत्तियाँ जड़- 
बद्ध-सी होती हैं, इसलिए यह मिलन ऐसी शअद्धेजाग्रत अवस्था में अनुभव किया जाता 
है जो न स्वप्न है न जाग्ृति । किन्तु जब साधना सत्ता के वाह्य अजद्धों को भी श्धिकृत 
कर लेती है तब मिलन जाग्रतावस्था में भी भ्रनुभव किया जाता है । 

जाग्रताबस्था में मुख्य सम्भोग चार प्रकार का होता है। ये चार प्रकार पूर्वराग 
मान, किच्िद्दूर प्रवास व सुद्रप्रवास के अनुक्रम से संक्षिप्त, सद्धीरण , सम्पन्न व समृद्धि- 


१--पारतन्व्योद्भवों यस्तु प्रोक्तः सो<बुद्धिपूवक: । 
: दिव्यादिव्यादिजनितं पारतत्रुयमनेकपा ॥६३॥--विप्रलम्भ अकरण, उज्ज्वलनीलमणि 

२--बन्दा रण्ये विहरता सदा रासादिविम्नमें : । 

हरिणा जजदेवीनां बिरहो5स्ति न कहिंचित्‌ ॥१॥ 

--संयोगवियोगस्थिति: प्रकरण, उज्ज्वलनीलमणि 

३--दशनालिज्ननादी नमानुकूल्या त्िषेवया । 

यूनोरल्लासमारोहन्‌ भावः सम्भोग ईयते । 

मनीषिभिरियं मुख्यो गौणश्चेति द्विधोदितः ॥४॥--सम्भोगप्रकरण, उज्ज्वलनीलमणि 


२७८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


मान कहलाते हैं। अर्थात्‌ पूर्व राग के उपरान्त संक्षिप्त सम्भोग मानान्तर सद्धीर्ण सम्भोग, 
किड्चिद्दूर प्रवास के उपरान्त सम्पन्न सम्भोग तथा सुदूरप्रवास के उपरान्त समृद्धिमान 
सम्भोग घटित होता है। किसी-किसी विद्वान के मत से प्रेमवैचित्त्य के अ्रनन्तर भी 


सम्पन्न व समृद्धिमान संयोग हुआ करता है । हा 
संक्षिप्त (सम्भोग)-- लज्जा एवं भय के कारण जिस सम्भोग में युवक-युवती 


प्ल्पमात्र भोगाडू वस्तु व्यवहार करते हैं, उसे संक्षिप्त सम्भोग कहते हैं ।* ग्रथवा यों 
भी कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में साधक में आध्यात्मिक मिलन को सहने की 
क्षमता कियत्‌ होती है | भ्रपने अद्धंविकसित मानव-व्यक्तित्व पर दिव्यसत्ता के स्परश 
को वह पूरणंरूपेण आत्मसात्‌ नहीं कर पाता, इसलिए संयोग संक्षिप्त किवा अल्पकाल 
के लिए होता है। ज्यों-ज्यों उसका श्रात्मविकास होता जाता है, त्यों-त्यों उसका व्यक्तित्व 
रूपान्तरित होता जाता है और त्यों-त्यों उसमें भगवान्‌ से एकाक्रार होने की क्षमता 
बढ़ती जाती है, उसके मिलन की अनुभूति उत्तरोत्तर संकुल होती जाती है। आरम्भ 
का सम्भोग संक्षिप्त ही होता है, यथा - द 
ग्रवनत-वयनि ना कहे किछु बानि। 
परशिते विहसि ठेलइ पहु-पानि ॥ 
सुचतुर नाह करये श्रनुरोध । 
ग्रभिनव नागरि ना मानये बोंध ।' 
५ 2५ 2५ 
कछु छल, कछु बल, कछु मनुहारी, ले बेठे तहें कुंजबिहारी । 
मत चहे रम्यो, रु तन चहै भग्यो, कासिनि कौं यह कौतुक लग्यों । 
जो पारद कों कर थिर कर, सो नबोढ़ बाला उर घर ॥7 
सड्भीण - भक्त का झ्रात्मसमपंणा जब श्रीक्षष्ण के प्रति पूर्णतः निःस्वार्थ नहीं 
हो पाता तब मिलन खुलकर नहीं होता । उसमें 'स्वसुख' का लेश रहता है, केवल 
कृष्ण के सुख में सुखी होने का भाव नहीं होता। अरहं के आहत होने के कारण मिलन 
संकुचित किवा सड्डीणं होता है । 
पारिभाषिक रूप से नायक के द्वारा विपक्ष के गुणानुवाद एवं स्ववच्चना भ्रादि 
के स्मरण के कारण सम्भोग जब सद्धीर्णा होता है तब उसे सद्धीर्ं सम्भोग कहते 





१--युवानो यत्र संक्तिप्तान्‌ साध्वसब्री डितादिमि: । 

उपचाराज्निषेवेते स॒ संक्तिपत इतीरित: ॥६॥-सम्भोगप्रकरण, उज्ज्वलनीलमर्णि 
२--पद कल्पतरु, पद सं० २२३ 
३-रूपमज्गीन--न्ददास, भाग १, एु० र६ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप ेु २७६ 


हैं।* जिस प्रकार तप्त इक्षु का चर्वंश एक साथ स्वादुता एवं उष्णता उत्पन्न करता 
है, उसी प्रकार सद्धीर्ण सम्भोग में नायक-नायिका की मनोदरशा होती है, यथा-- 


सुरत नीबीनिबन्ध हेत प्रिय सानिनौ प्रिया की भुजनि में कलहु मोहन मची । 
सुभग श्रीफल उरज पानि परसत रोब हुंकार गयव॑ हगभंगि भामिनि लची।॥। 
कोटि कोटिक रभप्त रहसि हरिवंश हित विविध कल साधुरोकिसपि नाहिन बची । 
प्रणय सय रसिक ललितादि लोचन चघक पिवत मकरन्द सुख राशि श्रन्तर सची ॥ ९ 
८ .. ५ ८ 
राइ जब हेरलि हरि-मुख और । तेखन छल छल लोचन जोर ॥ 
जब पहु कहर्लाह लहु लहु बात । तबहु कयल धघनि अवनत साथ ॥ 
जब हरि धयलहि श्रज्चल-पाश । तेखने हर ढर तनु परकाश ॥ 
जब पहु परशल कंचुक-संग । तेखने पुलके पुरलत सब श्रंग ॥ 
पुरल सनोरथ मदन उदेश । कह कविशेखर पिरिति विशेष ४४ 
सम्पन्न - मिलन में जब किसी प्रकार का अन्तर्वाह्य व्यवधान नहीं रह जाता 
तब संयोग समृद्ध और सम्पन्न होता है। प्रवास-विरह की कठिन साधना के परचात्‌ 
साधक जब निःशेष रूप से अहंविहीन हो जाता है तब वह मिलन की प्रगाढ़ अनुभूति 
को निष्कम्प सह सकता है । 


प्रवास के अन्तर्गत आगत प्रिय के मिलन को सम्पन्न सम्भोग कहा गया है। 
इसके पुन: दो भेद होते हैं--श्रागति एवं प्रादुर्भाव । लौकिक व्यवहार के प्रनुरोध से 
आ्रागमन को आगति कहते हैं जेसे गोष्ठ से श्रीकृष्ण का लौटना । प्रेमसंरम्भ श्रर्थात्‌ 
रूढ़भाव के विश्वम द्वारा विह्नला प्रियतमाश्रों के सम्मुख श्रकस्मात्‌ श्रीकृष्ण का 
श्राविर्भाव प्रादुर्भाव कहा जाता है जसे, रास में श्रन्तंघ्यान होने के पश्चात्‌ पुनः प्रकट 
होकर रास रचना । यथा--- क्‍ 


बाजत डम्फ रबाब पलोयाज | 
करतल ताल तरल एकु मेलि। 
चलत चित्र-गति सकल कलावति । 


१--थतन्न सद्जीयमाणाः स्युव्येलीकस्मरणादिभि: । 

उपचारा: स सज्लीण: किश्ित्तप्तेचपेशल:॥१०॥--प्तम्भोग प्रकरण, उज्ज्वलनीलमणि 
२--हितचौरासी, पद सं० ५० 
३--पदकल्पतरु, पद सं० ५२३ 


१८० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


करे करे नयने नयने करु खेलि । 
नाचत स्थाम संगे ब्रजनारि। 
५ २५ ५ 
दुहु दुहु सरस परश रस लालसे । 
आलिंगदईद रह तनु लाइ । 
५ 2५ र् 
ननन्‍द सन्‍्दन उर लाइ लई। 
नागरि प्रेम प्रगट तनु व्याकुल, तब करुना हरि हृदय-भई ॥ 
देखि नारि तरु-तर मुरभानी, देह दसा सब भूलि गई। 
प्रिया जाति श्रंकणस भरि लीन्हीं, कहि कहि ऐसी काम हुई ॥। 
बदन विलोकि कंठ उठि लागी, कनकबेलि आनन्द दई। 
सुर स्थाम फल कृपा दृष्टि भएँ, श्रतिहिं भई भ्रानन्‍्द मई ।।' 
समृद्धिमान--पराधीनता के कारण नायक-तायिका के परस्पर वियोग होने 
पर दशंन दुर्लभ हो और फिर मिलन हो, तो ऐसे स्थल पर जो अतिरिक्त सम्भोग 
होता है, उसे समृद्धिमान कहते हैं ।* मिलन में व्याघात पहुँचने पर सान्निध्य की 
अतिरिक्त लालसा उत्पन्न हो जाती है, इस अतिरिक्त लालसा का निदान समृद्धिमान 
सम्भोग के द्वारा होता है। उदाहरण स्वरूप निम्नपद हैं-- 
भापल कनय-धराधर जलधर, दामिनि जलद शागोरि। 
निज चंचल गुण जलदे सौंपि पुन, तछु धरज करु चोरि॥ 
देखि सखि अ्परूप बादर ' भेल ॥ 
लिज-पद परिहरि दिनमरिए संचरि, गिरिवर-सन्धिम गेल ॥।४ 
. रैनि जागि श्रीतम के संग रंग-भीनी । 
प्रफुलित मुख-कंज, नेन-कंजरीट-मीन मेन । 
विथुरि रहे चरनि कच वदत श्रोप दीनी ॥। 
श्रातुर श्रालस जभाति, पुलकित अति पान खाति । 
मदमाती तन सुधि नहिं, तिथिलित भई बेनी ॥ 





१- पदकल्पतरु,।पद सं० १२६६ 
२--सूरसागर, पद सं० १७४७ 
३-दुल॑भालोकयोयु नो: पारतन्त्रयाहियुक्तयो: । 
उपभोगातिरेको यः कीर्त्यते स समृद्धिमान्‌ ॥१६॥ सम्भोग प्रकरण, उज्ब्वलनीलम॒णि 
४“ पदकल्पतरु, पद सं० २०१० 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप श्८१ 


साँग ते मुकतावलि टरि, श्रलक संग अरुक्षि रही । 
उरगिनि सत-फन मानो कंचुलि तजि दीनी ॥ 
बिकसत ज्यों चंपकली भोर भयें भवन चली। 
लटपटात प्रेम घटा गज-गति गति लीन्‍हों॥ 
शझारति को करत नास, गिरिधर सुठि सुख की रासि। 
सूरदास स्वामिति-गुन-गन न जात चौीन्‍ही॥* 
सम्भोग के उपर्युक्त चारों भेद प्रच्छन्न और प्रकाश भेद से द्विरूप होते हैं किन्तु 
उनका वर्णांव यह कह कर रूपगोस्वामी ने नहीं किया कि वे अ्रत्यन्त उल्लासप्रद हैं । 
, गौणसम्भोग-- जब संयोग नितान्त जाग्रतावस्था में न होकर भ्रद्धेसुषुप्ति अवस्था 
में होता है, तब उसे गौण सम्भोग कहते हैं। स्वप्न में श्रीकृष्ण की प्राप्ति को गौण- 
सम्भोग कहते हैं । सामान्य विशेष भेद से यह स्वप्न दो प्रकार का होता है। सामान्य 
स्वप्त व्यभिचारी के प्रकरण में उल्लिखित हुआ है । विशेष जो है वह जाग्रतावस्था 
में ही उपस्थित होता है| श्रीकृष्ण के मिलन के उद्यम में भक्त की जाग्रत चेतना पर 
एक दिव्य तन्द्रा-सी व्याप्त हो जाती है जिसमें वह कृष्ण मिलन की शअ्नुभूति प्राप्त कर 
लेता है । भावोत्कंठामय स्वप्न-विशेष पू्व॑वत्‌ संक्षिप्त, सद्धीण सम्पन्न व समृद्धमान्‌ 
भेद से चतुविध होता है । 
विशेष स्वप्न 


श्रन्तरजामी जानि लई । ह 
मन में मिले सबनि सुख दीन्‍्हों, तब तनु की कछु सुरति भई ॥ 
तब जान्यो बन में हम ठाढ़ीं, तन निरख्यों मन सकुचि गई । 
कहति परस्पर शआपुस में सब, कहाँ रहीं, हम काहि रई ॥ 
स्थाम बिना ये चरित कर को, यह कहि के तनु सोंपि दयो । 
सुरदास प्रभु अ्रन्तरजामी, गुप्तहि जोबन-दान लयो ॥* 
इस जाग्रुत स्वप्नदशा में इन अ्रनुभव-दहाओं का वर्णन किया गया है-- दर्शन, 
जल्प, स्पशं, वरत्म रोध, रास, वृन्दावन-क्री डा, यमुनाकेलि, नोकाखेल, लीलाचौये, घट्ट- 
लीला, वुद्ज में छिपना, मधुपान, स्त्रीवेशधा रण, कपट निद्रा, यूतक्रीड़ा, वस्त्राकषंण 
एवं अन्य सम्प्रयोग । श्रर्थात्‌ ये प्ननुभव तथा ये लीलाएँ चेतना की अर्द्धं समाधि-दशा 
में प्रकट होने लगती हैं । इसीलिए रागभक्ति के प्रतिफलन के लिए श्वज्भारलीलाओं का 


१- सूरसागर, पद सं० २३१२ 
२--वही, पद सं० २२०६ 


र्द्वर भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा औौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


श्रवश-मनन योग्यसाधक के लिए विधेय बताया गया है क्योंकि इन लीलाशों के 
ग्रविरत चिन्तन से वह उस भाव दशा में पहुँच जाता है जिसमें उसे क्ृष्णु-मिलन की 
प्रनुभृति प्राप्त हो जाती है। द 
. परस्पर गोष्ठी एवं वादविवाद को जल्प कहंते हैं। वंशी, वस्त्र एवं पुष्पादि हरण 
को लीलाचौये करते हैं । दानघाट आ्रादि की लोला को घट्टलीला कहा गया है । 

परिकर के अनुसार मधुर रस प्रच्चुर है किन्तु जिस प्रकार समुद्र का अ्रवगाहन 
दुस्तर है, उसी प्रकार मधुररस का अवगाहन दुस्तर है | शुकदेव भी जिसका भ्रन्त नहीं 
पा सके, उस अति-गूढ़ श्रति-गहन रहस्यमय मधुररस के असंख्य पाइरवं हैं जो प्नज्ञात 
हैं। मधुररस की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्‍योंकि वह अ्रसीम 
सच्चिदानन्द का स्वच्छन्द भ्रनन्‍्त विलास है। यों, भक्तिरस में मधुर रस का विवेचन 
काव्य के शृद्भार के भ्राधार पर ही किया गया है। 

गौखभक्तिरस--काव्य में मान्य श्रन्य रसों को क्ृष्णभक्ति में गौणभक्तिरस 
के अ्न्तगंत माना गया है। हास्य, श्रदूभुत, वीर, करुणा, रौद्र, भयानक और वीभत्स 
रस गौणभक्ति रस हैं । 

हास्यभक्तिरस--विभावादि द्वारा पुष्ट होकर हास्य रति, हास्यभक्तिरस संज्ञा 
प्रात करती है। हास्यभक्तिरस के आलम्बन कृष्ण एवं तदन्वयी श्रर्थात्‌ कृष्ण के. 
प्रनुगत चेष्टाशाली व्यक्ति होते हैं। शिशु एवं वृद्धजन प्राय: हास्यरति के झ्राश्य 
होते हैं । कृष्ण एवं कृष्ण सम्बन्धी व्यक्तियों का उसी प्रकार वाक्यवेश एवं श्राचरण 
ग्रादि इस रस के उद्दीपन हैं। नासा, श्रोष्ट, गण्डस्पन्दन आदि शअ्नुभाव हैं, तथा ह॒षं, 


गआलस्य, श्राकारगोपन इत्यादि सञ्चारी हैं । 
इस हास्यरस में हासरति स्थायीभाव है। हास्य छ: प्रकार का होता है-- 


स्मित, हसित, विहरसित, श्रवहसित, श्रपहसित, श्रतिहुसित । स्मित में नेत्र व गण्ड की 
प्रफुल्लता लक्षित होती है, दन्‍त लक्षित नहीं होते । हसित में दनन्‍्त ईषत्‌ दृष्ट होता 
है । विहसित में शब्द के साथ दन्त भी दिखायी देते हैं । अवहसित में नासा प्रफुल्लित 
एवं नेत्र कुच्चित हो जाते हैं| अपहत्तित में नेत्र अ्रश्नुयुक्त तथा स्कन्ध कम्पित होता 
है । हस्तताल तथा अद्भक्षेप सहित हँसना श्रतिहसित कहलाता है । 

हास्यरति के ज्येष्ट, मध्य व कनिष्ठ भेद होते हैं । ज्येष्ठ हास्यरति में स्मित, 
हसित प्रकाशित होते हैं, मध्य हास्यरति में विहसित एवं प्रवहुसित तथा कनिष्ठ हास्य- 
रति में श्रपहसित व अतिहसित व्यक्त होते हैं। कहीं-कहीं विभावनादि के वैचित्रय 
से उत्तम व्यक्ति में भी विहसति इत्यादि प्रकट होते हैं । कर 

प्रद्भूतभक्तिरस-- भात्मोचित विभावादि द्वारा विस्मयरति यदि भक्त के 
चित्त में श्रास्वादनीय हो तो उसे प्रदूभुतभक्तिरस कहते हैं। सब प्रकार की भक्ति 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप श्पर३ 


विस्मयरति के आश्चित है । -लोकातीत श्रीकृष्ण इसके आ्ालम्बन हैं, उनकी चेष्टाएँ 
इस रस के उद्दीपन हैं तथा नेत्रविस्तार, स्तम्भ, अश्रु, श्रोर पुलक इत्यादि इसके 
झनुभाव हैं ।' आावेग, हर्ष और जाड्य इत्यादि अ्रदूभुत भक्तिरस के व्यभिचारी हैं । 

लोकातीत कर्मंमयी विस्मयरति इस रस का स्थायीभाव है । यह साक्षात्‌ 
किवा अ्रनुमान भेद से द्विविध होती है। चक्षु द्वारा दर्शन, करां द्वारा श्रवण, तथा मुख 
द्वारा कीत॑न को साक्षात्‌ विस्मयरति कहा जाता है | लोकातीत कम को साक्षात्‌ न 
देखकर उस कर्म के परिणाम को देखकर जो विस्मय होता है, उसे अ्नुमितविस्मय रति 
कहते हैं । 

वीरभक्तिरस--आत्मोचित विभावादि के द्वारा उत्साह रति के स्थायीभाव 
रूप में आस्वादनीय होने पर वीरभक्तिरस कहा जाता है । युद्धवी र, दानवी र, दयावीर 
तथा धमंवीर--ये चारों इसके आलम्बन होते हैं | युद्ध, दान, दया तथा धर्म का 
उत्साह समृह में ही अधिक सम्भव होता है । 

युद्धवी र--श्रीकृष्ण के परितोषनिमित्त उत्साही सखा या बन्धु को युद्धवीर 
कहा गया है | प्रतियोद्धा स्वयं श्रीकृष्ण बनते हैं ्रथवा उनके दर्शक रूप में उपस्थित 
रहने पर उनके इच्छानुसार कोई अन्य सुहृद्‌ । 

आत्मइलाघा, आस्फालन, स्पर्डा, विक्रम, श्रस्त्रग्रहण, प्रतियोद्धारूप में 
श्रवस्थिति इत्यादि इसके उद्दीपन हैं। ग्रात्मरलाघा यदि स्वनिष्ठ हो तो वह अनुभाव के 
अन्तर्गत परिगणित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अहोपुरुषिका, (श्रर्थात्‌ दपेहेतुक 
अपने में जो सदभावना रहती है) आ्राक्रोश, युद्धाथ गति, सहाय व्यतिरेक युद्धोद्यम, युद्ध 
से श्रपलायन तथा भीत व्यक्ति को अ्रभयप्रदान आदि भी इसके अनुभाव हैं । 

युद्ध, दान, दया, धर्म- चारों प्रकार के वीरों में समस्त सात्विक प्रकाशित 
होते हैं तथा गवे, झ्रावेग, घृति, लज्जा, मति, हप॑, भ्रवहित्या, ग्रमष , उत्सुकता, भ्रसूया 
तथा स्मृति व्यभिचारी प्रकट हुए रहते हैं । 

युद्धोत्साह युद्धयीर रस का स्थायीभाव है। वीरभक्तिरस में कृष्णा के सुहृद्‌ 
ही प्रतियोद्धां हो सकते है शत्रु नहीं, क्योंकि भक्तक्षोभकारी होने के कारण शत्रु वीर- 
रस के झआलम्बन होते हैं, वीरभक्ति-रस के नहीं । 





१--भकतः सब्वेविधोप्यन्न घटते विस्मयाश्रयः। 
लोकोत्तरक्रियाहेतुर्विषयस्तत्र केशव: ॥ 
तस्य चेष्टा विशेषायास्तस्मिन्नद्वीपना मताः। 
क्रियास्तु नेत्रविस्तारस्तम्भाश्रपुलकादयः ॥२॥ उत्तर बिभाग, द्वि० ल०, भ० २० सिं० 


श्र भध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


दानवीर--दानवीर दो प्रकार के होते हैं-- बहुप्रद तथा उपस्थित-दुलभ-प्रथ॑- 
परित्यागी । जो व्यक्ति कृष्ण के सनन्‍्तोषार्थ अचानक सर्वस्वदान कर देता है उसे 
बहुप्रद कहते है | इसमें सम्प्रदात के प्रति निरीक्षण आदि उद्दीपन होते हैं, वाज्छित 
से अधिक दातृत्व, हास्यपूर्वंक सम्भाषण, स्थये, दाक्षिण्य और धर्यें इत्यादि अनुभाव 
होते हैं तथा वितर्क, ऑत्सुक्य भौर हे आ्रादि व्यभिचारी होते हैं। दानोत्साह रति 
स्थायीभाव है । 


बहुप्रद के भी पुनः दो भेद होते हैं--भाभ्युदयिक व सम्प्रदानक | जो व्यक्ति 
श्रीकृष्ण के कल्याणार्थ, भिक्षुक, ब्राह्मण श्रादि को सर्वस्व दान कर देता है, उसे 
आ्राभ्युदयिक बहुप्रद दानवीर कहते हैं। सम्प्रदानक बहुप्रद दानवीर वह है जो श्रीकृष्ण 
के माहात्म्य से अवगत होकर उन्हें श्रहृंता ममता के आस्पदों को प्रदान करता है। 
यह दान प्रीति व पूजा भेद से दो प्रकार का होता है । बन्धु रूपी हरि को दान करना 
प्रीतिदान है तथा विप्ररूपी भगवान को दान पूजा-दान है। 


कृष्ण के साष्टि आदि मुक्ति या अन्य किसी वर के देने पर भी जो उन्हें 
ग्रहण नहीं करता, उसे उपस्थित-दुल भ-ग्रथे-परित्यागी कहा गया है । कृष्ण की क्ृपा, 
आलाप और हास्य इत्यादि इसके उद्दीपन हैं तथा कृष्ण का हृढ़रूप से उत्कषं वर्णन 
अनुभाव है। भ्रतिशय धृति इसका सजञ्चारी है। दानविषयक उत्साह रति इसका 
स्थायीभाव है । द 


दयावी र--जो व्यक्ति दया से आद्वंचित्त होकर श्रीकृष्ण को खण्ड-खरड देह 
प्रपित करता है, उसे दयावीर कहते हैं। इसमें कृष्ण की पीड़ाप्रकाशक वस्तुएँ उद्दीपन 
हैं। इसमें श्रपना प्राण देकर विपन्न व्यक्ति का त्राणा करना, आद्वास-वाक्य, स्थै्य 
आ्रादि को अनुभाव तथा झौत्सुक्य, मति, हर्ष श्रादि को सञ्चारी कहा गया है। उत्साह 
यदि दया का उद्रेक करे तब उसे दयोत्साह कहते हैं । 


धर्मवीर-- श्रीकृष्ण के परितोष के लिए जो व्यक्ति धर्मं विषय में सदा तत्पर 
रहता है, उसे धमंवीर कहा जाता है । प्रायः धीरशान्त पुरुष ही धमवीर होते हैं। 
सत्शास्त्र श्रवण इत्यादि इसके उद्दीपन हैं। नीति, आस्तिकता, सहिष्णता, एवं 
इन्द्रियनिग्रह भ्रादि अनुभाव हैं। इसमें मति, स्मृति इत्यादि व्यश्निचारी प्रकट हुए 
रहते हैं । 

करुणभक्तिरस--सहृदय में शोकरति जब आत्मोचित विभावादि द्वारा पुष्टि 
प्राप्त करती है तब उसे करुणभक्तिरस कहते हैं । यद्यपि यह रस ग्रेम विशेष के कारण 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध हूप २८५ 


भ्रव्युच्छिन्न महानन्दरूपी है किन्तु अनिष्ठ प्राप्ति की प्रतीति से कष्ण, कृष्णप्रिय तथा 
कृष्णुसुख से वज्चित स्वजन इस रस के त्रिधा आलम्बन हैं ।* 

इस रस के उद्दीपन हैं कृष्ण के गुणा, रूप व कम । मुखशोष, विलाप, भ्रद्धस्खलन, 
इवास, चीत्कार, भूमिपतन, भूमिश्राघात और वक्ष-ताड़ना इत्यादि इसके ग्रनुभाव हैं । 
श्राठों सात्विक एवं जाड्य, निर्वेद, ग्लानि, दीनता, चिन्ता, विषाद, औत्सुक्य, चापल्य, 
उन्माद, मृत्यु, आलस्य, अपस्मृति, व्याधि और मोह आदि व्यभिचारी करुणभक्तिरस 
में प्रकट होते हैं । रति की गरुरुता तथा लघचुता के कारण शोक में विपुलता या न्यूनता 
होती है। रति से अ्विच्छिन्न होने के कारण कहीं-कहीं शोकरति में विशिष्टता हुई 
रहती है । 

रोद्रभक्तिरस--क्रोधरति जब निजोचित विभावादि द्वारा पुष्ट होती है तब 
उसे रौद्रभक्तिरस कहते हैं। कृष्ण, हित व अ्रहित--ये तीन इस रस के आलम्बन हैं। 
कष्ण के प्रति क्रोवय सखी किवा जरती (राधा की सास) का होता है । 

हित त्रिविध होते हैं--श्रनवहित, साहसी व ईष्य । श्रीकष्ण के पालनकर्ता 
होकर भी कृष्ण से इतर कर्मान्तर में अभिनिवेशवश जो व्यक्ति उनकी परमहानि- 
जनक परिस्थितियों का त्तिदान करने में असमर्थ होता है उसे अभ्रनवहित कहते हैं। 
जो भय-स्थान में जाता है उसे साहसी कहते हैं। जिसमें केवल मान की ही प्रबलता 
है तथा जो ईर्ष्याक्रान्त हैं, उसे ईष्यूं कहते हैं । 

अहितों का दो वर्ग है--अपने अहित व कृष्ण के अहित । जो व्यक्ति क्ृष्ण- 
सम्बन्ध में बाधक हैं उन्हें आत्म अ्रहित कहते हैं और क्ृष्ण के वैरीपक्ष को कंष्ण का 
श्रहित कहते हैं । 

रोद्रभक्तिरस में सोल्लुण्ठन, वक्रोक्ति, कटाक्ष, अनादर, तथा कृष्ण के श्रहित- 
व्यक्ति उद्दीपन हैं। हस्तमदंन, दन्तघट्टंन (दन्त-शब्द) रक्तनेत्रता, श्रोष्ठदशन, भृकुटी, 
भुजास्फालन, ताड़न, तुष्णीभूतता, नतवदन, निःशवास, वक्रहृष्टि, भत्सेन, शिरष्चालन, 
नेत्रान्तपाटलवरण!, भूभेद एवं अधर-कम्पन इत्यादि रोद्ररस के अनुभाव हैं। ग्रावेग, 
जड़ता, गब॑, निर्वेद, मोह, चपलता, असुया, उमग्रता, अमषं और श्रम शआ्रादि इसके 
व्यभिचारी हैं । 





१-भवेच्छोकरतिभक्तिरसोडयं करुणामिध: ॥१॥ 
' अव्युच्छिन्नमहानन्दो5प्येष. प्रेमविशेषत: 
अनिष्टाप्ते: पदतया वेद: कृष्णो5स्यच प्रिय: ॥र॥ 
तथा5नवाप्ततद्भक्तिसौख्यश्च स्वप्रियो जन: 

इत्यस्य विंषयत्वेन ज्ञेव आतलम्बनस्त्रिघा ॥३॥ 
-- उष्तर विभाग-चतुर्थ लद्दरी, भक्तिरसामृत सिंधु, (अच्युत ग्रन्थमाला प्रकाशन) 


रनन्‍_गबः, 


स्िल 


२८६ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रैदाय 


क्रोधरति इस रस का स्थायीभाव है। क्रोध के कई रूप हैं जेसे कोप मन्यु 
श्रादि | शत्रपक्ष में कोप भौर बन्धुवर्ग में मनन्‍्यु होता है। पुज्य, सम तथा न्यन बन्धुभेद 
से मन्यु त्रिविध होता है। कोप में हस्तमदंन आदि तथा भन्यु में तुष्णीभाव श्रादि 
हुआ करते हैं। क्रोध के आ्राश्नयस्वरूप शिशुपाल आदि दात्रुगण की स्वाभावसिद्ध 
क्रोधरति के व्यतिरिक्त अन्य क्रोधरति भक्तिरसता प्राप्त नहीं करती ।* 

भयानकभ क्तिरस--वक्ष्यमान विभावादि द्वारा पुष्ट होकर भयरति भयानक 
भक्तिरस बनती है। इसके आालम्बन हैं कृष्ण एवं दारुण । भक्त के अपराधी होने पर 
आलम्बन कृष्ण हैं। दारुण उन्हें कहते हैं जिन्हें स्तेहवश भय होता है। स्नेहवश कष्णु- 
अ्रनिष्ट से आशद्!ित दारुण दर्शन, श्रवण किवा स्मरण हेतु भयरति के आलम्बन 
हुए रहते हैं । भूकुटी श्रादि इसके उद्दीपन हैं | मुखशोष, उच्छुवास, पश्चात्दृष्ठि, 
निजाज्भोपन, उद्घुर्णो, आश्रय का अन्वेषण, एवं चीत्कार आदि इस रस के अनुभाव 
हैं। श्रश्नु के अ्रतिरिक्त मोह, श्रपस्मार, व शद्भुत इसके व्यभिचारी हैं । 

भयराति, भयानकभक्तिरस का स्थायी है। भय अपराध एवं भीषणता जनित 
होता है। अ्पराधजन्य भय अनुग्रहपात्र के अतिरिक्त श्रोर कहीं सम्भव नहीं होता । 
जो आकृति, प्रकृति व स्वभाव द्वारा भीषण हैं वे भी इस रस के श्रालम्बन हैं । भ्राकृति 
द्वारा पुतना, स्वभाव द्वारा दुष्ट नुपतिगण एवं प्रभाव द्वारा इन्द्र, शद्धूर इत्यादि भीषण 
कहे जाते हैं । कंस इत्यादि असुरगण अश्रतिशय भयभीत होने के कारण रतिशुन्य हैं, 
इसलिए वे इस भक्तिरस के आलम्बन नहीं बन सकते । 

वीभत्स भदितरस--अआ्रात्मोचित विभावादि द्वारा पुष्ट होकर जुग॒ुप्सा रति 
वीभत्स भक्तिरस में परिणित होती है। इसके आलम्बन शान्त के आश्रित भकतगरण 
होते हैं । इस रस के अनुभाव हैं- कुटिल मुख, नासिकाच्छादन, धावन, कम्प, पुलक, 
श्यौर घम्म इत्यादि | ग्लानि, श्रम, उन्‍्माद, निवेद, मोह, दैन्य, विषाद, चापल्य, झावेग, 
एवं जाड्य इत्यादि व्यभिचारी इसमें प्रकट होते हैं । 

जुगुप्सा रति इसका स्थायोभाव है। यह रति विवेक एवं प्रायिक भेद से दो 

प्रकार की होती हैं । जातरति कृष्णभक्ति में देहादि के प्रति विवेकजनित जो जुगुप्सा 
उत्पन्न होती है, उसे विवेकजनित जुगुप्सा रति कहते हैं। पवित्रता की अनुभूति के 
कारण सब प्रकार से सबके प्रति जो जुगुप्सा उत्पन्न होती है उसे प्रायिकी कहते हैं। 
जिस व्यकित ने श्रीकृष्ण के प्रति रति लाभ किया है, जिसका मन सवंदा पवित्र है, 





१--क्रोधाश्रयाणां शत्र॒णां चैबादीनां स्वभावतः ॥१८॥ 
क्रोधो रतिविनाभावान्न भक्तिस्सतां अजेत ॥ 


5उत्तरविभाग-पंचमलहरी, मक्तिरसामृतसिंधु । (अच्युत ग्रन्थमाला :काशन) 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध हूप॑ २८७ 


वह यदि कभी घृरित वस्तु के लेश से क्षोभयुक्त होता है तब रति ही उस क्षोभ को 
पुष्ट करती है । 
कृष्णभक्तिरस में इन गौर रसों को अधिक महत्त्व नहीं मिला । शान्तप्रीति 


आदि पत्च-रस ही भक्तिरस है, इनमें हास्य आ्रादि गौण रस प्राय: व्यभिचारिता 
धारण करते हैं । 


साभास- ससाभास उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ भेद से उपरस, अनु रस, भ्रपरस 
के नाम से अभिहित होता है । विरूपता प्राप्त स्थायी, विभाव, अनुभाव के द्वारा 
उक्त द्वादश रस ( पाँच मुख्य सात गौणा ) उपरस होते हैं । कृष्ण सम्बन्ध विवर्जित 
विभावादि डारा श्राप्त हास्यादि सप्त रस तथा ज्ञान्त रस को अनुरस कहते हैं । कृष्ण 
भ्रथवा कृष्ण के विपक्षी यदि हास्यादि रसों की विषयाश्रता प्राप्त करें तब उसे भ्रपरस 
कहा जायगा । 


प्राप्त काव्यपरम्परा का उपयोग तथा भक्तिरस शास्त्र का योगदान-- 

उपरयकक्‍त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भक्ति को रस का रूप देने में बड्ाल 
के वैष्ण वाचार्यों ने रसशास्त्र की काव्य परम्परा को अविकल अ्रपनाया है । “सहृदय' 
को 'भक्त' ने स्थानान्तरित्त किया और लोकिक नायक को पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ने । 
जिन अवयवों के द्वारा काव्य में रसनिष्पत्ति भरतमुनि के समय से मान्य है, उन्हीं 
के द्वारा भक्ति में भी रसनिष्पति मनोनीत हुई। जिस प्रकार रस्तास्वादन के लिए 
सामाजिक में पूर्वजन्माजित वासना का होना आवश्यक ठहराया गया है, उसी प्रकार 
रसाधिकारी भक्त में प्राक्तन (पुर्वजन्म से सज्चित) तथा आधुनिक (वर्तमान जन्म में 
प्रजित) संस्कारों से सदृभक्ति की वासना झ्रावश्यक बताई गई है । उद्दीपन, अनुभाव, 
सञ्चारी, सात्विक, भावों की आवृत्ति की गई है। भक्तिसिद्धान्त के अनुरोध से उनमें 
कहीं-कहीं पर मौलिक अनुभावों का समावेश किया गया है। लुण्ठन, नृत्य, गीत, कोशन, 
तनुमोटन शोर श्वासभूमन आदि तथा वात्सल्य, सख्य एवं अन्य कुछ रसों के भ्रन्य 
अनुभाव भक्तिरस के श्रपने निजी अ्रनुभाव हैं। व्यभिचारी भाव वे ही तैंतीस हैं 
तथा सात्विक आदि भी वही झ्राठ ( वात्सल्य में एक और ), इनकी परिभाषाएँ भी 
परम्परागत हैं । विश्लेषण की प्रवृत्ति के कारण प्रत्येक भाव के उत्पन्न होने के कारणों 
का विस्ततृ विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति 
रसशास्त्र में प्राप्त रसशास्त्र के उपकरणों का यथायथ उपयोग किया गया है, किन्तु 
कुछ परिवद्धंन के साथ । 


भक्ति को केन्द्रीय दृष्टि में रखने के कारण काव्य में प्रचलित शृद्धार 
व्यतिरेक भ्रन्य सात रसों को मुख्य रस का स्थान छोड़ना पड़ा | प्रेमलक्षणा भक्त में 


२८८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णु-भक्तिधारा भर चैतन्य-संम्प्रदाय॑ 


अनुराग की ही मान्यता है, श्रतः काव्य के श्द्धार रस को तो मुख्य भक्तिरस में 
ले लिया गया, हास्य आदि अन्य सात रसों को नहीं । कृष्ण रति के पोषक रूप में 
गौणरूप से ही उन्हें स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत, प्रेम के अन्य भाव जो 
काव्यशास्त्र की मान्यता में रस बनने से वज्चित कर दिए गए थे, उन्हें भक्तशास्त्रज्ञों 
ने रस कोटि में रखा, युक्तिश्ष॑गत प्रणाली से उतकी रसरूपता स्थापित की। भक्त में 
मुख्य भाव एक ही है, वह है कृष्णरति। यह रति मात्र श्ज्भार तक सीमित नहीं 
है, वात्सल्य, सख्य और दास्य भी इसके क्षेत्र हैं। यह क्ृष्णरति, भक्ति रस की विधायक 
है, काव्य के समस्त भाव नहीं । अन्य भाव इसके अनुगत मात्र हैं। काव्य के भ्रन्य 
भावों का स्वतन्त्र महत्त्व नहीं है। उनका कार्य एक प्रकार से सञ्चारी भावों का है। 
मुख्य भाव की रोचकता में वृद्धि कर वे उसे संकुल एवं वैचित्यसम्पन्न बनाते हैं। 
शान्त रस की स्थापना भी मौलिक है। शान्त को रस की दृष्टि से कुछ काव्याचार्यों 
ने ही देखा था, काव्य में मुख्यतः: श्राठ रस स्वीकृत होते रहे । निर्वेद पर आ्राधारित 
शान्त को रस माना अ्रवश्य गया किन्तु उसका विशेष महत्त्व नहीं था। कृष्णव्यक्ति- 
रिक्त निर्वेद की रसरूपता भक्तों ने स्वीकार नहीं किया.। आलम्बनशून्य वैराग्य रस 
: दशा को कैसे प्राप्त करे ? ऐसे शान्त रस,को भक्तिरसशा सत्र में अ्रनुरस नामक रसाभास 
की संज्ञा दी गई। भक्तिरस में शान्त रस की स्थापना मौलिक ढड्भ से हुई--बरह्मत्व- 
परक रूप से श्रीकृष्ण का आलम्बन बनना, अंगुष्ठ मुद्रा, श्रवधुत चेष्टा, संसारध्वेस 
आ्रादि अनुभावों का प्रकट होना भक्ति के शान्तरस की निजी विशेषताएं हैं । 


भक्तिरस शास्त्र की अपनी प्रतिभा भी है । मधुर रति को साधारणी समझ्ञसा, 
समर्था में विभाजित कर उसे केवलमात्र श्वद्धार रति का पर्याय नहीं बनाया गया । 
समझसा, समर्था में भक्ति की श्वद्धारति की विशिष्टता सुस्पष्ट हो जाती है। महाभाव 
का विवेचन, उसका अधिरुढ़ भाव तथा अधिरुढ़ के सूक्ष्म विभेद, मधुरण्युद्भार को 
उज्ज्वल रस की योग्यता प्रदान करते हैं । प्रेमवैचित्य-विरह, कृष्णरस की विशेषता 
व्यज्षित करने में अत्यन्त सहायक हुआ है, विशेषकर उन सम्प्रदायों में जिनमें स्थुल 
विरह की मान्यता नहीं है | सात्विकों का वर्गीकरण मौलिक है--स्निग्ध, दिग्ध 
रुक्ष, घुमायित, दीप, ज्वलित, उद्दीघ श्रादि श्रवस्थांग्रों का निरूपण वैष्णव आचार्यों की 
विश्लेषण-प्रिय दृष्टि का परिचायक है। साल्विकामास का प्रकरण मौलिक है। 
व्यभिचारी भावों के वर्गीकरण में भी निजी विशेषता है--स्व॒तन्त्र परतन्त्र तथा उसके 
भेद-उपभेद नूतन हैं। रसाभास का अपरस एवं श्रनुरस में वर्गीकरण मौलिक है। 

भक्तिरस के निरूपण में सृक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण की प्रवृति दिखाई पड़ती 
है। यह विश्लेषण कहीं-कहीं पर भेद-उपभेद की बारीकी की चमत्कार-प्रियता से 
प्रेरित है, कहीं रस के वैचित््य को व्यक्त करने में वास्तविक रूप से सहायक हुआ है । 


कुंष्णभक्ति-रस के विविध रूप २८६ 


प्रीतिरस में गौरव, संभ्रम का भेद तथा दास, पाषंद, अ्रनुग आदि में दास भक्तों का 
वर्गीकरण तत्तत्‌ रस के विविध पक्षों को उद्घाटित करने में समर्थ है । रति की स्नेह, 
प्रेम, मान, राग आदि दशाओं का वन तथा राग में नीली, रक्तिम, रक्तिम में पुन: 
मज्लिष्ठ, कुसुम्भ का सुक्ष्मातिसूक्ष्म भेद केवल चमत्कारप्रियता के कारण नहीं किया 
गया है। इस विवरण से भाव के सोपान तथा उसके विकास की स्थिति का बोध 
भी होता है। सम्भोग के संक्षिप्त, सद्धीर्ण आदि भेद सार्थक हैं किन्तु कहीं-कहीं व्यर्थ 
के भेद-उपभेद का ताँता बाँध दिया गया है, विशेष कर गौणभक्तिरस के प्रसद्भ में 
कुल मिला कर भक्ति-रस का निरूपरा श्रत्यन्त व्यापक है । 

किन्तु यह प्रश्न उठ सकता है कि भक्तिरस की निष्पत्ति काव्यपरम्परा की 
प्रणाली में जकड़ कर क्‍यों दिखाई गई है ? क्‍या इसके अतिरिक्त और कोई उपाय 
नहीं था ? भक्ति सामान्य मानव-चेतता का भाव नहीं है, वह मनुष्य की गहनतम 
अ्न्तर्चेतना है, अतिमत किवा अन्तमंन का रहस्य है। इस अ्रन्तमंन में रस की 
अनुभूति जिस प्रक्रिया से होती है, क्या वह काव्यपरम्परा का अनुसरण करती है ? 
उसके चेतना-लोक की भी कया वे ही विधाएँ होती हैं जो सामान्य चेतना की होती 
हैं ? क्या शुद्ध सत्व स्वतन्त्र रूप से रसनिष्पत्ति में समर्थ नहीं है, क्या उसे भी सीमा- 
बद्ध सत्वोद्रेक के पथ का अ्नुगमन करना पड़ता है ? प्रत्युत्तर में रूपगोस्वामी ने एक 
स्थल पर कहा है कि क्ृष्णरति विभावादि के अभाव में भो सच्य:प्रास्वादनीय होती 
है । मीराबाई का उदाहरण इसका ज्वलन्त उदाहरण है। उनका दर्शन से उत्पन्न 
पूर्व॑राग जिस प्रक्रिया से प्रीढ़ मधुर रस में परिणत हो गया उसमें ग्रनुभाव, सात्विक, 
ग्रादि सबका साज्ोपाजु संयोग नहीं है। स्वतः:सिद्ध कृष्ण रस का विवेचन राधा- 
बल्लभ सम्प्रदाय में भी किया गया है । निकुञ्नल रस वह अखण्ड रस है जो विरह-मिलन 
के दंत से मुक्त है। वह चिदानन्द का ऐसा श्राह्वाद है जो मनुष्य की संकुचित वृत्तियों, 
जैसे मान, गये आदि, से मुक्त है। उसमें मानवमन में उठने-गिरने वाले सारे सञ्चारी 
नहीं हैं, केवल प्रेमवैचित्य के पोषक सूक्ष्म भाव हैं । किन्तु अनुभाव तो उसमें भी वे ही 
है जो काव्यशास्त्र में । यह क्‍यों ? इसका समाधान यही हो सकता है कि यद्यपि कृष्ण- 
भक्ति श्रलौकिक-रस की स्वतः-संवेद्यता, श्रात्मपरिपूर्णता से भलीभाँति परिचित 
थी, तथापि उसने मानव मन की दुर्बल से दुबल वृत्तियों को कृष्णाभिमुखी करने 
का प्रयत्त किया | क्ृष्णभक्तिरस का अतिचेतन मानवचेतना का बहिष्कारक नहीं 
है, उसका समुत्यान करने वाला है, उसे ग्रहण करके रूपान्तरित कर देता है । इस 
भगवद्रस में ससीम की रसवृत्तियाँ श्रसीम के रसास्वादन का कारण बनती हैं तथ 
झ्रसीम, ससीम के रस में श्रवतरित होता है। यह स्वीकार करते हुए भी कि राधाकष्ण 
की प्रेम कहानी में कुछ वैचिश्य नहीं है, परिवेश उदार नहीं है, सामाजिक दृष्टि से 


२६० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतस्य-सम्प्रदाय 


विषय भी सदैव ग्लानिरहित नहीं है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वैष्णाव- 
काव्य ने मनुष्य की प्रेम-वृत्ति को जिस ढज़ज़ से भगवान्‌ के रंस में नियोजित किया, 
वह इलाध्य है । पृथ्वी में जिस प्रम का कोई युक्तिसद्भत हेतु नहीं दिखाई देता, जिसके 
साथ पृ्वक्ृत कोई सम्बन्ध-बन्धन नहीं जुड़ा हुआा है, यहाँ तक कि जो समस्त सम्बन्ध- 
बन्धनों को विच्छिन्न करके दुरूह दुराशय आत्मविसर्जत कर देता है, वैष्णव कवियों 
ने पृथ्वी के उसी प्रेम को परमात्मा के प्रति आत्मा के निगृढ़ प्रेम का आदर्श रूपक 
मानकर काव्य में व्यवहृत किया है । वैष्णव कवियों की भाषा में क्त्रिमता हो सकतीं 
हैं, किन्तु उनके भावों की अक्षत्रिमता एवं अनुभूति की तीब्रता के विषय में सन्देह नहीं 
उठता । कृष्ण भक्ति-कविता जो श्रभिव्यक्त करती है, उससे कहीं अधिक गम्भीर 
द्योतन करती है ।* इस प्रकार क्ृष्णभक्तिकाव्य ने पाथिव प्रेम को अपा्िव प्रेम में 
परिणत कर दिया, यही उसकी चरम उपलब्धि है। 





१--“स्वीकार करि राधाइष्णेर प्रेमकाहिनी जाहा वैष्णव कविरा वर्णना। करियाद्षेन ताहार मध्ये 
किह्नू वैचित्य नाइ, उदार परिसरेर अभाव आदे, समाज दृष्टिते विधयउ सब समय ग्लानिहीन 
नय । किन्तु जलन भावरसेर इश्ति पदकर्तादेर मानस अनुवर्तन करि तखन देशकाल समाजेर 
परिवेश लुप्त हृश्या जाय । एथिवीते जे भालबासार कोन युक्तिसंगत हेतु देखा जाय ना जाह्यर 
सहित पूर्वक्त कौन सम्बन्ध-बन्धन जड़ित नाइ--एमन कि, जाहा समस्त सम्बन्ध-बन्धन विच्चिन्न 
करिया दुरुद्द दुराशय आत्मविसर््जन करिते जाय बैष्णव कविगण प्थिवीर सेइ भालबासाकेइ, 
परमात्मार प्रति आत्मार अनिवाय निगूढ़ भालबासार आदर्श रुपकस्वरूप व्यवहार करियाछेन। 
वैष्णव कविर भाषाय कृत्रिमता थाकिते पारे किन्तु ताहादेर भावेर अक्लत्रिमतार णवं अनुभूतिर 
 तीजतार विषये सन्देह उठे ना । वेष्णव कविता अथ जाह्य प्रकाश करे ताहार तुलनाय धोतना 
... बहन करे अनेक गभीर ।?? द 
को 8 8 2 श्री सुकुमार सेन--बंगला साहित्येर इतिहास (प्रथम खण्ड), १० २८१ 


भाव-चित्रणं 


तृतीय खण्ड 


भाव-चित्रण 


रस की दृष्टि से हम भावों का, उनके स्थायी, अनुभाव, सञ्चारी आ्रादि रूपों 
में, विवेचन कर चुके हैं। किन्तु कृष्णंकाव्य के दास्य, सख्य आदि भाव काव्यरीति 
को सन्‍्तुष्ट करने के लिए छन्दोबद्ध नहीं किये गए, उनमें मानव-मन एवं भक्ति के 
मनोविज्ञान की सद्यः प्रेरणा है। इसी की ओर इज्ित करते हुए आचाये रामचन्द्र 
शुक्ल ने कहा था कि “सूर के सञ्चारी प्रणाली में बंधकर चलने वाले नहीं हैं ।” 
सूरकाव्य में ही नहीं, समस्त क्ृष्ण॒काव्य में इन भावों के ऐसे सुक्ष्म तथा झ्रान्तरिक पक्षों 
का उद्घाटन हुआ है जो काव्य-शास्त्र की सीमा को तोड़कर अपने वैचित्र्य से नवीनता 
का सचार करते हैं । यद्यपि बद्भुला पदावली का संकलन. रसशास्त्र को दृष्टि में रख 
कर किया गया है किन्तु बद्धाली कवि एक मात्र रसशास्त्र पर दृष्टि निबद्ध करके पद 
रचते रहे हों, यह विश्वसनीय नहीं जान पड़ता । सम्पूर्ण क्ृष्णुकाव्य में भावों की 
मारमिकता, संवेदनशीलता एवं नेसगिकता की गआ्राद्यन्त अनुभूति से हम उल्लसित होते 
रहते हैं। यत्र-तत्र कृत्रिमता आ गई हो तो हो, यों कृष्ण भक्तों की वाणी उनके हृदय के 
सहज उद्गार से ओोतप्रोत है, विनत समपण के कारण गम्भीर है, मुग्ध भाव की विपुल 
क्रीड़ामाधुरी से श्राकर्षक है । दास्य, सख्य आ्रादि सभा भावों के वे कुशल चितेरे हैं । 


दास्यभाव क्‍ 
विषयासक्ति से जुगुप्सा--जिस क्षण भक्त में आन्तरिक जागरण होता है 


उस क्षण से वह अपने सामान्य विषयासक्त जीवन से अत्यन्त असन्तुष्ट और क्षुब्ध 
हो उठता है । उसे ऐसा प्रतीत होता है जेसे उसने सारा जीवन एक मप्रम में बिता 
दिया, व्यर्थ ही मानव-जीवन खो दिया। अविनश्वर जीवन की प्रथम किरण का 
स्पर्श उसके नश्वर जीवन एवं मन के समस्त अन्धकार को उद्घाटित करने लगता 
है। देह-गेह सम्बन्धित सामान्य मानव-जीवन के विषयविलास के प्रति, अपने मेन के 
काम, क्रोध, मोह, लोभ श्रादि विकारों के प्रति, उसका मन घ॒णा-जुगुप्सा शौर विगहँणा 
से भर जाता है। मायामय तृष्णाश्रों के भ्रमजाल में डोलते-डोलते वह ध्वस्त हो जाता 
है और क्रोध, लोभ, मोह से स्वचालित जीवन उसे उबा देता है।* न जाने जीवन 


१--अब हों नाच्यों बहुत गुपाल । 
काम-क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥ 
महामोह्द को नूपुर बाजत, निन्‍दा शब्द रसाल। 
भ्रम भोयौ मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल || 


२९४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


का कितना हिस्सा हरि-स्मरण के बिना, परनिन्‍्दा करते-करते, ऊपरी ठाठ-घाह 
बनाकर विषयों का मूँह जोहते हुए बीत जाता है । उदर भरना ओर सो रहना'तो 
पशु-जीवन का व्यापार होता है, कुल कुटम्ब के लिए श्रम करते हुए प्रचेत-पश्ु की 
भाँति मनुष्य भी जीवन बिताता है । क्या मानव-जीवन का लक्ष्य पशु जीवन के लक्ष्य 
को दुहराना है ? भक्त को प्रभुविहीन जीवन शूकर, श्वात, श्वगाल के जीवन-सा 
गहित एवं हेय लगने लगता है।* भ्रपनी इस प्रधोगति का अनुभव करके भक्त में 
दैन्य भ्राता है--मिरों मन मतिहीन गुसाई ।* किन्तु यह जानते हुए भी कि मन 
मतिहीन है, भक्त उसे वश में नहीं कर पाता । यद्यपि वह विवेक, वैराग्य आदि नाना 
प्रकार के उपदेशों से मन को सचेत करता है, शिक्षा देता है, उद्बोधन करता है 
किन्तु हिंसा-मद-ममता की सुरा में मत्त मन झाशा में लिपटा सब कुछ सुनकर भ्रनसुनी 
कर देता है। माया का प्रबल प्रभुत्व जीव को कपि की भाँति कुपथ में नचाता रहता 
है और वह विवश होकर नाचता जाता है। अविद्या चिन्मय जीव को इतना वशीभूत 
कर लेती है कि मतिहीन मनुष्य प्रपञुच में ही सुख समझने लगता है और उसमें हो 
लिप्त होकर रस लेने लगता है। किन्तु श्रज्ञान वरदान नहीं होता, श्रन्त में मनुष्य उस 
सुख के भ्रम से दंशित होने लगता है और अज्ञान वशीभृत होकर नाना प्रकार के दुःख 
 सहता है। त्रितापदग्ध जीव को संसार में कहीं शान्ति, कहीं सच्चा सुख नहीं मिलता, 
प्रतएव वह प्रभु की श्रोर भ्राशाभरी दृष्टि से देखता है । 

प्रभु का श्रावाहइन--उसे इस बात का बोध हो जाता है कि सच्चा सुख श्र 
वास्तविक कल्याण प्रभुसेवा में है। विषयभोग में नहीं, यदि वह भगवान्‌ का स्मरण 
करे तो ऐसी दीन-हीन पशुवत्‌ दशा क्यों उपस्थित हो ?* इसलिए सर्वेसम्थं, स्व्ञ 
प्रभ की कृपालुता, गुण-अ्वगुण का विचार न करने वाली उनकी परम दयालुता, 
भक्तवत्सलता श्रादि को याद करके भक्त उनसे निरन्तर प्रार्थना-करता है कि वे किसी 





तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना बिधि दे ताल । 

माया को कटि फट बाँध्यो, लोभतिलक दियो भाल ॥ 

कोटिक कला काछि दिखराई, जल-थल सुधि नहिं काल । 

सूरदास की सबै अविदया, दूरि करो नन्दलाल ॥सूरसागर, विनय”, पद सं० १५३ 
१--मानुस जनम पोत नकली ज्यों, मानत भजन बिना बिस्तार । 

सूरदास प्रश्ु तुम्हे! भजन बिनु, जैसे सूकर स्वान सियार | वह्दी---४१ 
२--सूरसागर, विनय”, पद सं० १०३ 
३--माधों जू मन माया बस कीन्हों। । 

लाभ हानि कछु समुमत नाहीँ, ज्यों पतंग तन दीन्हों ॥ 

गृह दीपक, धन तेल, तूल तिय, छुत ज्वाला अति जोर । 

मैं मतिहीन मरम नहिं जान्यों, परुयौ अधिक कारि दौर ॥ 


भाव-चित्रण .... २९४ 


प्रकार उसे भवसमुद्र की उन्मत्त तरज्ों से निकाल लें ।* अ्रशरण-शरण, पतित-पावन 
से भक्त उनके विरद की याद दिलाता हुआ्ना अपने उद्धार की कातर प्रार्थना करता है, 
 शरणागत्‌ होने की लाज रखने को कहता है। दीन-दयाल, अ्भयदाता, जग के पिता- 
माता पर त्रस्त-जीव को भरोसा हो जाता है और वह संसार की समस्त एषणाओं को 
छोड़कर केवल मात्र भक्ति की उनसे याचना करता है।* किन्तु त्राता के आने में कुछ 
विलम्ब भी होता है। गहित जीवन से भक्त इतना अधिक क्षुव्ध हो चुकता है कि 
भगवान की शओ,रोर से प्रत्युत्तर आने तक के समय में वह अ्धीर हो उठता है। वह 
सोचता है, श्राखिर भगवान्‌ आने में विलम्ब क्‍यों कर रहे हैं, उद्धार में इतनी देर क्‍यों 
लगा रहे हैं ? अपनी क्षुब्ध मनःस्थिति में भक्त, भगवान्‌ की कृपा का अनुभव नहीं 
कर पाता, किन्तु वह उस कृपा की निरन्तर याचना करता जाता है। 


कृपा का अनुभव--कभी ऐसा भी होता है कि भक्त अ्रविचल रहकर भगवान्‌ 
के अनुग्रह को अनुभव करने लगता है। भगवान्‌ की कृपा का सशक्त प्रमाण देखते 
हुए स्वामी हरिदास अपनी भूलश्रास्तियों पर अधिक सोच नहीं प्रकट करते । दीनता 
उनमें अवश्य है किन्तु अपनी चज्चलता के बावजूद भी उन्हें भगवान्‌ की उस 
कृपाशक्ति का भरोसा है, उस कृपाशक्ति के सब्चालन में ग्राश्वासन मिलता है, जो 
भक्तरूपी बालक का माता-पिता की भाँति संरक्षण करती है। यद्यपि भक्त का बहिर्मुखी 
मन इधर-उधर भटकने को आतुर रहता है, फिर भी कृपालु भगवान्‌ उसे अपनी 
संरक्षता में बन्दी रखकर भटकने नहीं देते । वैसे सचेतन मन से भक्त, भगवान्‌ के 
प्रनुकूल रहने का संकल्प करता है, किन्तु तब भी यदि अ्रधोमुखी वृत्तियों की ठेल उसे 
कुपथ में पग रखने के लिए प्रेरित करती है तो भगवान्‌ उसे इस प्रकार पकड़ रखते 
हैं जेसे पिजड़े में पशु । यदि भक्त की पाशविकता स्वच्छन्द होना चाहे तो भी नियन्ता 
भगवान्‌ उसके लिए द्वार उन्मुक्त नहीं कर देते । यह भगवान द्वारा की गई गुप्त रक्षा 
है, उनकी उस प्रबल कृपाशक्ति का प्रकाशन है जो मनुष्य की अ्वचेतन प्रेरणाओं का 





बिबस भयौ नलिनी के सुक ज्यों, बिन गुन॒मोहि गद्यौ। 

मैं अज्ञान कछू नहिं समझयौ, परि दुःख पुअ सह्ौ॥ 

बहुतक दिवस भये या जग मैं, अमत फिरयो मति हीन। 

सूर स्थामसुन्दर जो सेवै, क्‍यों होगे गति दीन ॥--सुरसागर, “विनय”, पद सं० ४६ 
१--तुम सरबज्ञ, सबे विधि समरथ, असरन-सरन सुरारि। द 

मोह समुद्र सुर बूड़त है, लीजैसभुजा पसारि ॥--वही, पद स० १११ 
२--दीन कौ दयाल सुन्यौ, अभय दान दाता । 

साँची बिरुदावलि, तुम जग के पितु माता । 

अपनी प्रभु भक्ति देहु, जासों तुम नाता ॥--वही, पद सं० १४३ 


२९६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा भौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


भी संस्कार करके उन्हें निर्मेल बनाने की, भक्ति में बदलने की, चेष्टा करती है।. 
प्रभु भ्पने सहज वात्सल्य के कारण भक्त को कुमार्ग में नहीं जाने देते ।* भक्ति के 
ग्राविर्भाव के लिए उद्भ्रोन्‍्त चित्त को भगवान्‌ के श्रधीन रखना उतना ही आ्रावश्यक , 
एवं श्रेयस्कर है जितना श्रज्ञ पशु का पिजड़े में बन्द रहना । अधोवृत्तियों पर भगवान्‌ 
की ममता का यह अनुशासन स्वीकार करना>शभ्रावश्यक ही नहीं अनिवाय है। यदि 
किसी को प्रभु से तनिक भी लगाव है तो प्रभु भा उसके पथ्यापथ्य का ख्याल रखते 
हैं। भ्रनुशासन में तड़पड़ाहट महसूस होने पर भी अन्त में इसी में जीव का कल्याण 
भौर सुख है क्योंकि परमविज्ञ ईश्वर सब प्रकार से सुखदाता है ।* द 


निराशा एवं त्रास से उत्पन्न संसार-विमुखता तथा ईश्वरोन्मुखता--इतना 
ज्ञान होने पर भी मन यदि इधर-उधर जानबूभकर भटकता है तो परिणाम में उसे 
दुःख के भ्रतिरिक्त श्र कुछ नहीं मिलता । जिन अस्थायी सुखों के पीछे वह आनन्द 
समभ कर दोौड़ता है, वे मृगतृष्णावत्‌ भूठे एवं अस्तित्वविहीन होते हैं। प्रन्त में 
निराशा के अ्रतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता ।* जिन श्राकणों के पीछे वह 
भगवान्‌ से सम्बन्ध नहीं जोड़ता, वे अपना रूप उद्घाटित करने लगते हैं। मनुष्य- 
मनृष्य का सम्बन्ध का सदैव स्निग्ध तथा सहानूभूतिमय नहीं होता, वे एक-दूसरे के 
मित्र न होकर भक्षक हो जाते हैं । जिस संसार को प्रभु का क्रीड़ास्थल बनना था, वह 
एक भीषण समुद्र बन जाता है श्लौर तदस्थित जीव एक-दूसरे को निगल जाने वाले 
जानवर । मन-वयार की प्रेरणा से व्यक्ति इन स्नेह फन्‍्दों में फंसा रहता है। लोभ 
से प्रेरित व्यक्ति संसार में ही अथ्थ, धर्म, काम-मोक्ष की प्राप्ति में लगा रहता है। किन्तु 
इनसे आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । वस्तुतः धानन्द उसी को मिलता है जो श्रीकृष्ण 





१--ज्यों ही ज्यों ही तुम राखत हो, त्योंह्वीं त्योंहीं रहियतु हैं हो हरि। 

और तो अचरवे पाइ घरों, सो तौ कहाँ कौन के पेंड भरि।॥ 

यदि कीयौ चाहों अपनो मन भायों, सो तौ क्यों करि सकों राख्यों हों पकरि। 

कह हरिदास पिंजरा को जनावर ज्यों, फड़ फड़ाय रहो उड़िबे को कितोऊ करि ॥ 

स्वामी दरिदास--अष्टादश सिद्धान्त के पद, पद सं० १ 

२--जाहि तुमसों हित तासों तुंम हित करो, सब सुख कारिनि ।--वही, पद सं० २ 
३--अब कैसे पैयत सुख माँगे ? 

जैसोइ बोश्ये तैसोइ लुनिये, कमेन भोग अभागे॥ 

बोवत बबुर दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे। 

सुरदास तुम राम न भजिंके, फिरत काल संग लागे ॥--सूरसागर, “विनय पद सं० ३१ 


भाव-चित्रणा २६७ 


के चरणों को पकड़ लेता है, उन्हें श्रात्मसमपेणा कर देता है ।* जीवन के प्रेय और 
श्रेय को उसकी वास्तविकता में ग्रहरा करने के लिए इष्ट की ओर उन्मुख होना झ्रावश्यक 
है । विषयोन्मुखता को बलपूर्वक बन्दी बनाकर उसे राधाक्ृष्ण के कोटि-काम-लावण्य 
में नियोजित करना ही श्रपेक्षित है। इस रूप-सुधा का पान कर इन्द्रियों की चपलता 
स्वतः विनष्ट हो जाती है। वे आत्मा के सान्द्ररस में निमग्न हो आत्मस्वरूप हो 
जाती हैं। इष्ट के रूप में चित्त का तिरोध करना, साकार साधना का प्राण है। 
किन्तु यह रूपासक्ति सहज ही नहीं उत्पन्न होती । भक्त यह अनुभव करता है कि 
इस झसीम सौन्दर्य की ओर मन का उन्मुख होना भी ईश्वर की कृपा से सम्भव है। 
श्रीकृष्ण माया के अधिपति हैं, क्‍यों न वे जीव के ऊपर से अपनी बहिमखी माया का 
प्रभाव हटा लें और उसे अपने पास बुला लें । भक्तात्मा अपने मन को अ्रविनाशी के 
चरणु-कमलों में लगाने का प्रयत्न करती हुई कहती है कि इस संसार में कुछ भी 
स्थायी नहीं है, सभी कुछ नष्ट हो जाता है । देह का गव॑ भी कितना हास्यास्पद है, 
यह देह भी मिट्टी में मिल जाती है । संसार में सब का मिलन चिड़ियों का खेल-सा 
है जो शाम होते ही उड़ जाती हैं। संसार की नश्वरता को सोचकर मन को अविनाशी 
के चरणों में लगाना चाहिए। मन का ईश्वर चरणों में लगना तीर्थ-ब्रत, योग-युक्ति 
भ्रादि से सम्भव नहीं है, देन्यावलम्बपुर्वंक भगवान्‌ की कृपा की याचना करने पर वह 
प्रभु द्रवीभूत होकर भक्त के बन्धन काट देते हैं ।९ 

सांसारिक प्रवठ्चना से उत्पन्न चिरस्थायी रागात्मक सत्ता की खोज-मन की 





१--संसार समुद्र मनुष्य मीन, नक्र मगर और जीव बहु ब॑दिस । 
मन वचयार प्रेरे स्नेह फंद फंदिस । 
लोभ पंजर लोभी मरजीया पदारथ चारि खदि खंदिस । 
कहि हरिदास तेई जीव पार भये जे गहि रहे चरन आनन्द नंदिस। 
> स्वामी हरिदास--अ्रष्टादश सिद्धान्त के पद, पद सं० 8 
२--भज मन चरण कमल अबिनासी । 
. जेताइ दीसे धरण गगन बिच, तेताइ सब उठ जासी । 
कहा भयो तीर॒थ जत कीहें, कहा लिए करवत कासी ॥ 
इश देही का गरब न करणा, माटी में मिल जासी। 
यो संसार चहर की बाजी, सॉाँक पड्याँ उठ जासी ॥ 
कहा भयो है भगवा पहरुयाँ, घर तज भये संन्यासी। 
जोगी होय जुगति नहिं जाणी, उलटि जनम फिर आसी ॥ 
अरज करों अबला कर जोरे, स्याम तुम्हारी दासी। 
मीरां के प्रभु गिरिधर नागर, काटो जम की फाँसी ॥ 
क्‍ ह द “मीराबाई की पदावली, पद सं० १६४ 


२९१८ मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


समस्त चज्चलताओं के पीछे किसी रागात्मक सत्ता की परिचालना रहती है। वस्तुत: | 
मानव-मन चिर आनन्द का पिपासू है किन्तु भ्रान्ति के कारण वह भ्रानन्द के वास्तविक 
ग्रालम्बन को न खोजकर अस्थायी एवं संकुचित आलम्बतों में उलझ जाता है। पर 
भ्रन्‍्त में जब उसकी अन्तश्चेतना जगती है तब सारे सांसारिक सम्बन्ध स्वार्थपरायण 
प्रतीत होने लगते हैं। वह यह अनुभव करने लगता है कि कोई किसी से निस्वाथ्थ प्रेम 
नहीं करता, सब में अपने सुख, अपनी सुविधा का आग्रह रहता है । सांसारिक सम्बन्धों 
की प्रवञचना तब उद्घाटित होती है जब दुःख पड़ता है । सुख में तो सभी चारों शोर 
से घेरे रहते हैं किन्तु विपत्तिकाल में सब दूर-दुर रहते हैं । जगव्यवहार को मनुष्य 
सच्चा स्नेह समझ लेता है और श्रन्त में दुःख पाता है । प्रेम के इस धोखे से'खिन्न 
होकर भक्त सच्चे प्रीतम को पहिचानना चाहता है ।* भक्त उस निःस्वार्थ, पूर्ण प्रकाम, 
परम रागमयी सत्ता से प्रेम करना चाहता है जिसके प्रेम के सम्मुख सारे प्रेम-सम्बन्ध 
फीके लगने लगते हैं । उसे परमानन्दरूप श्रीकृष्ण की खोज विकल करने लगती है 
क्योंकि श्रीकृष्ण का श्राकषंण एवं तज्जन्य प्रेम चिरस्थायी, गहन, अच्तप्रंवेशी होता 
है। वह न कभी मन्द पड़ता है श्रौर न समाप्त होने की प्रव>चना में परिणुत होता 
है। स्वामी हरिदास सांसारिक प्रीति की तुलना कुसुम्भी रख्ध से करते हैं जो धृपछांह 
से प्रभावित होकर भ्रल्पकाल में उड़ जाता है। किन्तु भगवान्‌ का प्रेम उस मज्जिष्ठ 
रज्ध की भाँति है जो सतत एक-रज्भु बना रहता है, धोने पर भी धुल नहीं सकता, 
जिस पर धृपरछाह का कोई असर नही पड़ता, हल्के पड़ने की बात तो क्‍या निरन्तर 
घनीभूत होता हुआ सारे सुख-दुःख को डुबाकर मनुष्य को चिर आनन्द का भागी 
बनाता है।' संसार में भगवान्‌ के श्रतिरिक्त कोई सच्चा-सगा नहीं है, वही एक मात्र 





१--प्रीतम जानि लेहु मन माहीं । 

अपने सुख कों सब जग बाँध्यौ, कोउ काहू को नाहीं ॥ 

सुख में आइ सबै मिलि बेंठत, रहत चहूँ दिसि घेरे। 

विपति परी तब सब संग छांड़े, कोड न आग नेरे॥ 

घर की नारिं बहुत हित जासों, रहति सदा सब्नलागी | 

जा छन हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कहि भागी ॥ 

या बिधि को व्यौहार बन्यों जग, तासौ नेह लगायौ। 

सूरदास भगवन्त भजन बिनु, नाहक जनम गवायो ॥--सरसागर, “विनय”, पद सं० ७१ 
२-+हित तो कीजै कमलनेंन सो, जा हित के आगे और हित लागे फीकौ । 

के हित कीजै साधु सकज्ञति सों, ज्यों किल विष जाय सब जी कौ। 

हरि को हित ऐसी जैसों रंग मजीठ, संसार हित रंग कसूम दिन दुती कौ । 

कहि हरिदास हित कीजै श्रीविहारी सों, ओर निवाहू जानि जीकौ ॥ 

न --अधष्टादश सिद्धान्त के पद, पद सं० ९ 


भाव-चित्रण २६६ 


निःस्वार्थ प्रेमी है ।* 
वात्सल्य-भाव 

वात्सल्य की प्रगाढ़ अनुभूति यशोदानन्द के सन्दर्भ में ही अधिक चित्रित की 
गई है । देवकी-वसुदेव के वात्सल्य भाव की यत्र-तत्र चर्चा मात्र. है। यद्यपि उनकी 
“संवेदना का भी अपना महत्त्व है किन्तु अत्यन्त कियत्‌। इस भाव के आ्राधार हैं प्रमुखरूप 
से शिशु या बालक कृष्ण ! पोगण्ड एवं किशोर कृष्ण सरूय तथा मधुर भाव के ग्रालम्बन 
बन जाते हैं, वत्सल रस में प्रकारान्तर से ही आलम्बन बन पाते हैं। वात्सल्य 
का उच्छुलरूप उनकी शिक्षुता में उमड़ा है। हिन्दी में सुर ही एक मात्र इस रस के 
सम्राट हैं, बद्भला पदावली में तो इस भाव के पद शत्यन्त विरल हैं, किन्तु जो भी हैं 

वे सुन्दर हैं । 
यशोदानन्द का भाव--पश्रद्ध रात्रि को जग कर जब यशोदा अ्रपती वृद्धावस्था 
में सन्‍तान का मुख देखती हैं तब उनके हर का ठिकाना नहीं रह जाता। अड्ों में 
पुलक नहीं समा पाता, गदुगद कण्ठ से वाणी नहीं निकलती । अपने सुख के भागी 
नन्‍्द को बुलाकर वह उस अपार हुं को कुछ भेल पाती हैं ।* कृष्ण कोई साधारण 
बालक नहीं हैं, षोडश कला पूर्ण स्वयं-भगवान्‌ का अवतार हुआ है। श्रतः केवल 
यशोदानन्द ही नहीं, ब्रज के सारे लोग उस बालक के परम आाइचयेमय रूप के सुधा- 
पान में मग्न हैं। उनके जन्म ने ब्रज के समस्त अन्धकार को हर लिया और आनन्द 
की किरणों बिखेर दिया ।* नन्द प्रसन्नता के मारे नाच उठे, उनके साथ स्वजन-परिजन 
आनन्दमत्त होकर ताचने लगे। उपनन्द, अभिननन्‍्द, सनन्‍द, नन्‍्दन, नन्द पाँचों भाई 





१--यो संसार सगो नहिं कोई, सांचा सगा खुबरजी। 
मात-पिता औ कुट्म कबीलो, सब मतलब के गरजी। 
मीरां की प्रश्न अरजी सुण लो, चरण लगावो थॉरी मरजी ॥ 
--मीराबाई को पदावली, पद सं० १३० 
२--जागी, महरि पुत्र-मुख देख्यो, पुलकि अंग उर में न समाई। 
गदगद कंठ, बोलि नहिं आवै, हरघदंत हैं नन्‍द बुलाई। 
आवहु कंत, देव परसन भयौ, पुत्र भयौ, सुख देखो धाई ॥--सरसागर, पद स'० ६३१ 
३--जसुमति उदर उदधि आनन्द करि वल्लवकुल कुमुद विकासी हो । 
रूप किरनि बरसत ब्जजन के नेन चकीर हुलासी हो ॥ 
राका राधापति परिपूरन षोडस कला शुनरासी हो। 
बालक वृन्द नछत्रन मानों दृन्दावन व्योम विलासी हो ॥ 
दिवस क्रिह रति ताप नसावत, पीवत नेन सुधा सी हो। 
हरत तिमिर सब धोख मंडल को “गोविन्द' हृ॒दे जोन्ह प्रकासी हो ॥ 
“गो विन्दस्वामी, [पदसंग्रह] पद संख्या ३ 


३४४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


बाहु उठा-उठाकर नृत्य-विभोर होने लगे और यशोधर, यशोदेव, सुदेव झादि गोप भी 
उनके साथ नाचने लगे।भ्रौर तो और नन्द की जननी तक जज॑रावस्था में नृत्य 
करने लगीं । केवल मनुष्य ही नहीं नतंक बने, गायें भी पूंछ ऊँची करके उत्सव 
मनाने लगीं। पिता की हषंविह्चलता से नन्‍द कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, कभो 
सूतिका-गृह में जाकर पुत्र का मुख देखते हैं। सब लोग शिशु को शआ्राशीर्वाद दे रहे 
हैं ।* केवल नन्दालय ही नहीं, वृन्दावन की विटप बेलि यह आनन्दपव मनाती हैं। 
ऐसे हे के अ्रवसर पर यशोदा को अपनी प्रजाओं का अनखना' भी अच्छा लगता 
है। नारा-छेदन के लिए दाई बड़ा लम्बा-चौड़ा प्रस्ताव रखती है। ऊपर से यशोदा 
उसके इस हठींले श्राचरणा पर खीभती हैं किन्तु मम ही मन इस महत्‌ पर्व की महत्ता 
को सम+भ कर वे सर्व॑स्व लुटा देने को तैयार हो जाती हैं। ऊपर से खीछ और भ्रन्दर 
से मगन होने का भाव उनके हृदय की पुत्र-प्रेम विह्नलता को प्रकट कर देता है ।' 
कुछ ही दिनों में कृष्ण सात दिन के होते हैं, यशोदा का ममत्व कृष्णा का नाना प्रकार 


विमान चदराघ०पफददवधययाययपक्यभषाध दया 


१--उपनन्द, अभिनन्द, सननन्‍्द नन्दन नन्‍्द 

पंच भाई नाचे बहु तुलिया रे॥ भ्रू० । 
यशोधर, यशोदेव, सुदेवादि गोप सब 

नाचे नाचे आनन्द भूलिया रे। 
नाचे रे नाचे रे नन्‍्द संग जैया गोप वृन्‍्द 

हाथे लागी काँपे भार करिया हे। 
खेने नाचे खेने गाय सूतिका गृहेते धाय 

गिरये बालक मुख हेरिया रे। 
दधि दुग्ध भरे भरे ढालये अवबनी परे 

केह शिर ढाले दथधि भूलिया २॥ 
लगुड़ लब्या करें अठल धीर-धीरे 

नन्देर जननी नाचे बरीयसी बुढ़िया रे । 
जत वृद्ध गोपनारी जजकार-ध्वनि करि 

आशौष करये शिशु बैेढ़िया रे। 
नतंक बालक कत नाचे गाय शत शत 

पैनू धाय उच्च पुच्छ करिया रे। 
भोर हैंल गोप सब अपरूप नन्‍्दोत्सव 

ए दास शिवाई नाचे फिरियारें ॥--पद कल्पतरु, पद सं० ११३२ 

२--भगरिनि तें हों बहुत खिकाई । 

कश्ननद्वार दिये नहिं मानति, तुहीं अनोखी दाई। 
है २... २ 


भाव-चित्रर ३०१ 


। सै मनुहार करता है । कभी वह हिलाती-डुलाती, दुलराती हैं, कभी पलने पर भूलते 
कृष्ण को सुलाने के लिए जो-सो मन में श्राता है वह गाती रहती हैं। ऋृष्ण की 
चेष्टाओं से उन्हें सोता हुआ जान कर लोगों को इश्ारे से छुप रहने को कहती हैं । 
इसी बीच जब शिशु अकुला उठता है तब उसे बहलाने के लिए फिर कोई मधुर स्वर 
छेड देती हैं। बालक को सुलाने में कुछ न कुछ गुनगुनाना, उसकी नींद में खलल न 
पड़े इसलिए सब को इशारे से चुप कराना और बालक के अकुलाने पर फिर कोई 
तान छेंड़ कर उसे बहलाना या सुलाना, माता के नित्यप्रति जीवन की एक अत्यन्त 
सरल भाँकी है ।* इस झुलाते रहने पर यदि शिशु कृष्ण बाँह पसार देते हैं तो माता 
यशोदा पालने से उठा कर उन्हें अ्रद्धू में भर लेती हैं । कृष्ण का हुलसना, हँसना, 
किलकारी भरना, माता के हृदय के स्नेह को बरबस खींच लेता है किन्तु कृष्ण को 
इस प्रकार पालने में कुलाते रहने पर उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता । 
मात॒सुलभ अ्रभिलाषाएँ--उनके मन में यह अभिलाषा जगती है कि कैसे ऋष्ण 
बड़े हों । कब वे घुटनों चलेंगे, कब उनके दूध की 'दंतुलिया' निकलेंगी, कब वे तोतली 
बोली बोलेंगे ग्रादि। इससे भी तीत्र उनकी अभिलाषा यह है कि कब कृष्ण उन्हें 
माँ कहकर पुकारेंगे। माता को बालक जब माँ कहकर पुकारता है तब जैसे उसे 
सब कुछ मिल जाता है। कृष्ण श्ाँगन में चलकर हलघधर के साथ खेल, जल्दी-जल्दी 
क्षधित हों तब उन्हें वह अपने निकट बुलावें, इस प्रकार न जाने कितनी अभिलाषाएं 
यशोदा के मातृ-हृदय में जन्म लेती रहती हैं ।* पालना भुलाते समय उन्होंने कुलदेव 
से मनाया था कि कब कान्हा घुटनों चलेंगे । श्रब जब वे घुटनों से चलने लगे तो उन्हें 
शीघ्र ही पैरों से चलते देखने की लालसां उमड़ पड़ी और इस भावावेश में वह कह 
उठती हैं कि “जो कृष्ण को पैरों से चलना सिखा देगा उसे वे सर्वस्व दे डालेंगी।” ' 
जब कृष्ण एक वर्ष के हो जाते हैं तब स्वयं वह उनको चलना सिखाना आरम्भ 
करती हैं | कृष्ण 'अरबरा' कर अ्रपनी बाहें पकड़ाते हैं एवं डगमगाते हुए पृथ्वी पर 





मेरौ चीत्यौ भयौ नन्दरानी, नन्‍द सुबन सुखदाई। 
दीजै विदा जाएँ घर अपने काल्हि साँक की आई। 
इतनौ सुनत मगन है रानी, बोलि लए नन्द्राई। 
सूरदास कश्चन के अ्रभरन लै कगरिनि पहिराई॥ सरसागर, पद सं० ३३४ 
--जसोदा हरि पालने झुलावें --वही, पद सं५ ६६१ 
२--वही, पद सं० ६९१३ 
३--पलना भूलत कुलदेव अराध्यौ जतन जतन करि घु्रनु धावे। 
सर्व॑सु ताहि देझँगी जो मेरे नाग्हरे गोविन्द पाँ पाँ चलन सिखावें॥ 
--चतुझुजदास , [पद संग्रह] पद स० १४४ 


३०१ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा ओर चैतन्य-सम्प्रदार्य 


चरण रखते हैं। उनके हड़बड़ाये रूप श्रौर चलने के इस हृश्य को देखकर जननी 
प्रानन्द से परिपूर्ण कभी उनकी बलेया लेती हैं कभी उनके चिरज्लीव होने की कामना 
करती हैं, कभी बलदेव को पुकारती हैं कि वे कृष्ण के साथ इसी प्रकार आँगन में 
सेलें। नन्द भी उन्हें चलना सिखाते हैं। जब कृष्ण गिर पड़ते हैं तब फिर हाथ 
टेककर उठा लिए जाते हैं। उनसे कुछ बोलवाने का भी प्रयत्न किया जाता है। 
इधर कृष्ण भी इस क्रीड़ा में कभी हाथ छोड़कर दो एक पग अकेले रंग लेते हैं, कभी 
पृथ्वी पर बैठ जाते हैं और कभी कुछ गाने लगते हैं । कभी पंरों चलना भूलकर फिर 
अपनी अभ्यस्त चाल से घुटुनों के बल आँगन से घर चल देते हैं । पल-पल बदलती 
श्याम की इस विचित्र क्रीड़ा में उन दोनों का मन उलभा रहता है । 

कृष्ण का लर्तत--फिर तो चलना क्या कृष्ण नाचने लगते हैं। उन्हें तरह- 
तरह से नचाया भी जाता है। माता-शिशु परस्पर शअ्रनुकरण करते हुए करीड़ारस में 
डूब जाते हैं, यशोदा ताली बजाकर गाती जाती हैं आ्नौर ऋष्ण नाचते जाते हैं। यशोदा 
को ताली बजाते देख बालक कृष्ण स्वयं ताली बजाने लगते हैं, उनको गाता हुभा देख 
कर वह स्वयं गुनगुनाने लगते हैं । शिशु में अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति है उसी 
का सुन्दर हृश्य सूरदास ने एक पद में चित्रित किया है। इस श्रनुकरण में माता कौ 
जो मोह होता है, वह अनिवंचनीय है ।* कृष्ण दि, रोदी या नवनीत माँगते हैं। 
उनकी इस क्ष॒धा का लाभ उठाते हुए यशोदा उनसे कहती हैं कि तुम नाचो तब मक्खन 
मिलेगा | कृष्ण मक्खन पाने की आशा में नाचना आरम्भ करते हैं।* जंसे-जसे 
मथानी का रव मुखरित होता है वैसे वेसे, उसी लय एवं स्वर से, अपनी किद्धिणी- 
नृपुर का स्वर मिलाते हुए बालक कृष्ण नृत्य करते हैं । छोटी-छोटी अंगुलियों से 
अरुण एड़ियों को उठाते हुए, भुनुक-भुनुक पैंजनी की ऋद्धार में कृष्ण का चलना भी 
मानो नृत्य करना है। बालदशा का यह चित्र श्रत्यन्त स्वाभाविक है तथा साथ हो 
मनोहारी भी है ।३ बालक को नाचते हुए देखने का माताग्नों को बहुत शौक होता 
है। कृष्ण का यह नतंन केवल यशोदा के लिए ही आनन्दप्रद नहीं बनता, समस्त 


समता परवान भाप पााक 

*>स्रसागर, पद सं० ७५२ 

२--जननि कदत नाचौ तुम, देहों नवनीत मोहन, 

रुनुक-कुनुक चलत पाइ, नूपुर घुनि बाजे। 
गावत शुन सूरदास, बढ्यो जस भुव-अकास, 

हा, नाचत ब्रेलोक्यनाथ माखन के काजै ॥-सूरसागर, पद सं० छह... 
.. ३ छोटी-छोटी गोड़िया अँगुरिया छवीली छोटी. नख ज्योती, मोती मानी कमल-दलनि पर । 
... ललित आँगन खेलें, ठुमुकि ठुम्ुक ठुम्तुकि डोलें, भुनुक कुंनुक बोले पैजनी मद सुखर। 
रे की को कद रण 8 --वही, पद सं० ७६६ 


भाव-चित्रण ३०३ 


क्र॑ंजरमरियाँ नन्‍्द के आँगन में भ्रा जुटती हैं। चारों ओर से वे ननन्‍्द-दुलारे को घेर 
लेती हैं श्रौर यशोदा ताली देती हैं। स्त्रियाँ उनके हाथ में नवनीत देती जाती हैं श्र 
वे खज्नन की भाँति चपल भाव से नृत्य करते हैं। शिशु अवस्था, उस पर से दिगम्बर 
वेश । बस फिर कहना ही क्‍या उनकी शोभा का ।* नन्‍्द सर हिलाते हैं, भाँति- 
भाँति के यन्त्र बजाते हैं तथा माता यशोदा रोहिणी सहित कुछ गाती हुई शिशु के 
नृत्य को पुलकाकुल निहारती हैं ।* किन्तु नाचते-नाचते कृष्ण थक जाते हैं। माँ के 
सम्मुख हाथ जोड़कर मलिनवदन कहते हैं कि 'माँ' नाचते-नाचते अरब चरण भारी 
हो गये हैं, श्रब तो क्षुधा को बेला है, अरब मैं नही नाच पाऊँगा, यदि दूध दोगी तब 
निरवधि नाचूंगा । * 

गोचारण का हुठ--कुछ ही दिलों में कृष्ण बड़े हो जाते हैं भर चौगान तथा 
बटा लेकर सखाओों के सद्भ खेलने लगते हैं । खेलते ही नहीं, श्रब॒ तो अपने कुल की 
परम्परा के अनुसार गोचारण के लिए जाने का हठ भी करते हैं। कोमल-हुदया माता 
श्रत्यन्त संकुचित हो उठती है कि इतने कोमल बालक को कैसे घर से बाहर पर रखने 
दूँ। उनके हृदय में भावों के घात-प्रतिघात उठने लगते हैं। इधर कृष्ण का गोवत्सचारणु 
में इतना उत्कट उत्साह है कि वे माता से अपने को विभुषित करने के लिए कहते 
हैं, उधर यशोदा उनकी कोमलता एवं वन के कंटकाकीरां मार्ग की तुलना कर अचेतन 
हो जाती हैं कि कृष्ण के मृदुलरज्लित चरण कैसे चच्चल बछड़ों के पीछे दोड़ सकेंगे ।* 
यही नहीं, जो पुत्र हर समय उनकी क्राँखों के सम्मुख ही रहता है उसे वह किस 





१--पदकल्पतरु, पद सं० ११५६ | 
२--अ्रब नाचत रे नव ननन्‍्ददुलाल। ताहि माइ यशोमति देउत ताल ॥ 
लहँ हासिनी रोहिनी,बूलत साथ । बड़ आनन्दे नन्‍्द ढुलाउत माथ ॥ 
कत यंत्र बजाउत पंचम तान । पिकु निन्दित गाउत मनज्कल गान ॥ 
--सद्जीत॑नाझूत, पद सं० ५६ 
३---नाचिते नाचिते हरि दक्षिण चरण धरि 
माएर समुखे डाडाइल । 
करतले कर जुड़ि मलिन वदन करि 
गद गद कहिते लागिल । 
जननि गो नाचिआ चरण हैल भारि। 
एए ना क्थार बेला खस्या पढ़े पीत धड़ा 
आर आमि नाचिते ना पारि॥ 
क्षीर सर देह यदि तबै नाचि निरवधि 
घन घन चरण तूलिया.।--वही, पद सं० ६६ 
४--पदकल्पतरु, पद सं० ११५७ 


३०४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


प्रकार क्षण भर के लिए भी अपनी आँखों से दूर करें। जब वे दथि मथती हैं तब 
कृष्ण सम्मुख बंठकर खेलते हैं, श्राँगत से बाहर तो वह उसे कभी जाने ही नहीं देती, 
दूर वन जाने की बात कैसी ? यदि कहीं गोपाल आँगन से बाहर जाकर खेलने लगते 
हैं तब वे सारा घैयें खौ बंठती हैं । यह तो दूर, गोद में कृष्ण को बैठा देखकर भी 
वह उसके भ्रलग हो जाने की आशड्ूा से चौंक-चौक उठती हैं श्रौर एकटक बालक 
को देखती रह जाती हैं । गोपाल उनके प्राण हैं, आँख की पुतली हैं । यद्यपि बलराम 
को सौंप कर उन्हें कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता किन्तु तब भी उनका प्राण अत्यन्त 
व्याकुल हो उठता है ।* जिस गोपाल को उन्होंने हर-गौरी की आराधना करके पाया 
है उसको कैसे वह अपने से विलग कर' सकती हैं ? तिस पर कृष्ण उनकी दृष्टि में 
दुधमुंहा बच्चा ही है। जो बालक यशोदा का आँचल पकड़े हुए उनके पीछे-पीछे 
लगा रहता है, क्षण क्षण खाना माँगता है, वह मां को छोड़ ही कैसे सकता है ।* 
फिर भी कृष्ण की जिह ही तो ठहरी, श्रतः यशोदा सारे सखाश्ों को सहेजती हैं कि 
वे सब कृष्ण की रक्षा करें । भेजते-भेजते माँ उन्हें नाना प्रकार के खतरों से सतर्कित 
करती जाती हैं । पुत्र की हित कामना से उसे सुरक्षा का बहुविध उपदेश देना मातृ- 
हुदय के लिए स्वभावज है। यशोदा कहती हैं कि तुम्हें मेरी शपथ है धेनु के भागे मत 
चलना, अपने पास ही गायों को चराना और वंशी बजाते रहना ताकि मैं घर से 
सुनती रहूँ । बलराम भागे चलेंगे, भ्रन्य शिशु बायें एवं श्रीदाम सुदाम पीछे । तुम इनके 
बीचोबीच चलना, कभी सद्भ मत छोड़ना, गोष्ठ में अनेक प्रकार के शत्रुप्ों का भय है। 
फिर उनसे अपना मस्तक स्पर्श करवा कर प्रतिज्ञा करवाती हैं "किसी के कहने पर 


१--सरसागर, पद सं० ११७६ 
२--बलराम तूमि नाकि आमार प्रान लैया बने जाइबी । 
5 >< |.» >< 
केमने पेरज धरे माय कि 'बलिते पारे 
बने जाउक ए दुग्ध कोशभ्रा 
छात्रोयाले छाओयाले खेले 
घरे जाइते पथ भूले 
टूटि हाथ मुख दिया कांदे । 
>< ८ -- 
श्री दाम सुदाम सुवल आदि बलराम 
शुन तोमार जतेक राखाल 
वशी वदनेर वाणी कान्द कहे नन्दरानी 
आजु देखि जाओ रे गोपाल ॥---दपकल्पतरु, पद सं० ११७७ 


भाव-चित्रण ३०५ 


भी बड़ी धेनुओं को लौटाने मत जाना, पेड़ की छाँह में रहना जिससे घुप न लगे” ।* 
यशोदा माँ के दिन भर का क्लेश शमन करने कृष्ण संध्या समय घर लौटते हैं । यशोदा 
दोड़ कर उन्हें गोद में उठा लेती हैं। उनका मातृ-हृदय कृष्ण के हाथों में वव-फल 
को देखकर गद्गद हो जाता है, वे फल तो उन्हीं के लिए बालक अपने नन्‍्हें हाथों से 
तोड़कर लाया है। फिर दिन भर के श्रमित कृष्णा को वह भोजन से तृप्त करती हैं ।* 
यशोदा अरब भी उन्हें गाय चराने से रोकती हैं। कहती हैं कि “जिसके नन्द से 
पिता और यश्योदा-सी माता हैं उप्ते गाय चराने की क्‍या झ्रावश्यकता ? अपने ही घर 
में कृष्ण उनकी आँखों के सामने खेले” । २ इस पर कृष्ण भी उनको सन्तुष्ट करने के 
लिए कहते हैं कि मैं श्रब गाय चराने नहीं जाऊँगा, सारे ग्वाल मुझे घसीटते हैं, मेरे 
पाँवों में दर्द होने लगता है| भ्रब यशोदा का क्षोभ और भी बढ़ जाता है। वह नाराज 
होकर ग्वाल-बालों को गाली देने लगती हैं और खेद प्रकट करती हैं कि मैं तो अपने 
बालक को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ और ये सखा उन्हें घसीट मारते हैं. 


१--आमार शपति लागे ना धाइहो पेनुर आगे 
; परानेर परान नीलमणि। 


निकटे राखिह धेनु पूरिहों मोहन वेणु 

धरे बसि आमि येन शुनि । 

बलाई धाइबे आगे आर शिशु बाम भागे 
श्रीदाम सुदाम सब पाछे । 

तूमि तार मामे धाश्य सन्न/छाड़ा ना होइ्य 
माठे बड़ रिपु भय आछे | 

ज्धा हइले लश्या खाश्यो 
पथ पाने चाहि जाइय । 

अतिशय तृणांकुर पथे । 


कारू बोले बड़ घेनु फिराइते ना जाइय कानु 
हात तूलि देह मोर माथे ।॥। 
थाकिबे तरुर छाय मिनति करिछे माय 
रवि यन ना लागये गाय । 
यादवेन्द्र सज्ग लश्य 
बाघा पानइ हाते थुइय 
बूम्िया जोगाबे रांगा पाय ॥--परदकल्पतरु, पद सं० ११८६ 
२०-सूरसागर, पद सं०१०३६ 
३--वही, पद सं० ११२७ 
४--मैया हों न चरैहों गाइ । 
२७ 


३०६ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा शौर चैतन्य-सम्प्रदींय॑ 


माखन-चोरी--जो कऋष्ण माता के सन्मुख इतने निरीह से, दया के पात्र 
बन जाते हैं वे वास्तव में उनके पीठ-पीछे बड़ी धृष्टता करते हैं। घर-घर जाकर 
सखाग्रों सहित नवनीत छुराकर खाते-खिलाते हैं, खाते ही नहीं बर्तन तक तोड़ देते 
हैं श्रौर पकड़े जाने पर आँख में उसी पानी की छींट देकर किलकारी मारते 
हुए नौ-दो ग्यारह हो जाते हैं। उनके इस श्राचरण से अन्तमुग्ध किन्तु वाह्मतः 
खिन्न गोपियाँ हरि की शिकायत पर शिकायत लिए यशोदा की ज्योढ़ी पर हाजिर 
रहती हैं । यशोदा कृष्ण की शैतानी पर विश्वास नहीं करतीं, करें भी कैसे, उनका 
भोला-भाला पुत्र भला इतना साहस कब कर सकता है। किन्तु जब उलाहनों 
की अ्रति हो जाती है तब पुत्र पर वह सारी खीर उतारते हुए उसे उलूखल की 
कठिन रस्सी से बाँध देती हैं । कृष्ण के साश्रु-बदन को देखकर जब गोपियों को 
तरस भ्रा जाती है और वे यशोदा से उन्हें छोड़ देने का आग्रह करती हैं तो 
यशोदा उन्हें प्रपने-अपने , घर चले जाने को कहती हैं । उन्हें मत ही मन उन पर 
आक्रोश भ्राता है कि क्‍यों इन्होंने इतनी शिकायतें कीं ? कृष्ण के आचरण पर भी 
उन्हें कम क्षोभ नहीं होता, वे उस दुष्टता के पात्र को यश्योदा के बारे! न कहकर 
'नन्द के लाल' कहकर व्यद्भ करती हैं, जेसे कि नन्‍्द ने ही लाड़ से उन्हें बिगाड़ 


रखा हो ।* 
सथुरा-गसन-- धी रे-धीरे माखनचो री से आरम्भ कृष्ण की गोपियों से छेड़छाड़ 


प्रणय का रूप धारण कर लेती है । किन्तु यशोदा का वत्सलभाव श्रक्षुण्ण है । शिशु 
कृष्ण भ्रब किशोर हो गये। कंसबध की घड़ी आ चुकी श्ौर अ्क्त्र उन्हें बुलाने आये | 
कृष्ण सहर्ष चलने को प्रस्तुत हो गये । माँ के हृदय पर जेसे बद्भपात हो गया, उनकी 
समभ में नहीं आता कि राजदरबार में गोप-बालक का क्‍या काम ? मथुरा में हत्यारे 
योद्धा बसते हैं, इन बालकों ने कब मल्ल श्रखाड़ा देखा है। वे अकूर को ही दोषी 
ठहराने लगती हैं कि--सुफलक सुत मेरे प्रान हरन कों, काल रूप ह्व॑ श्रायो' । जेसा 
उनका नाम वैसा उनका स्वभाव, आपाद मस्तक वे क्र हैं। कष्ण को उन्होंने ही 
वश में कर लिया है नहीं तो क्या वह इस प्रकार तटठस्थ हो जाते भ्लौर मथुरा चलने 


सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों मेरे पाइ पिराइ। 

ज्यौ न पत्याहि पूछि बलदाउह्दिं अपनी सोंह दिवाइ। 

यह सुनि माइ जसोदा ग्वालनि गारी देत रिसाइ। 

में पठवति अपने लरिका को आवे मन बहराइ। 

सूरस्याम मेरी अ्रति बालक मारत ताहि रिज्ञाइ ॥--सूरसागर, पद सं० ११श८ 
१--मोकौ जनि बरजौ जुवती कोउ, देखो हरि के ख्याल । 

सूरस्याम सौं कद्दति जसोदा, बढ़े ननन्‍द के लाल ॥--वही, पद सं० ६६३ 


भाव-चित्ररां 388 


की उत्सुकता दिखाते ? कृष्ण उन्हें जो विरक्तिपूर्ण प्रबोधन देते हैं वह भी मानो 
ऋर की प्रेरणा से । 

कृष्ण चले गए, नन्‍द भी उनके साथ गये; कित्तु जब लौटे तब अकेले । 
उन्हें कृष्ण के बिना लौटा देखकर यशोंदा की वेदता कटद्ुता से भर जाती है। 
वात्सल्य के अ्रत्तिरेक में वह नन्‍द से अ्रपशब्द तक कह डालती हैं। यशोदा उन्हें 
धिक्‍करारती हैं कि कृष्ण के बिना उनके प्राण केसे बचे रहे, दशरथ की तरह प्राणान्त 
क्यों नहीं हो गया ।* वह अत्यन्त व्याकुल हैं, बार-बार कष्ण के विषय में पुछिती 
हैं और भझ्रपनी खिन्नता के कारण सारा दोष नन्‍्द पर मढ़ कर कभी उन्हें धिक्क्रारती 
हैं औ्लौर कभी अपनी दुर्दंशा का उपहास करती हुईं कह डालती हैं । वास्तव में उनकी 
वेदना अभ्रसहनीय है, विक्षिप्तावस्था सी ञ्रा जाती है ।* किन्तु जब उनकी यह विश्रम- 
दशा शान्‍्त होती है तब पति-पत्नी मिल कर कृष्ण की चर्चा करते हैं और उनके 
गुण-गान करते-करते सारी रात यों ही बीत जाती है। उन्हें भली भाँति विदित 
है कि कृष्ण अब वसुदेव-देवकी के पुत्र हैं इसलिए यशोदा का सारा मातृ-गर्व पानी 
हो जाता है। अतिशय दैन्य से कातर होकर अपने को कृष्ण की धाय कहने में उन्हें 
कोई सद्भोच नहीं होता । उनका स्नेह कष्ण में इतना समषित है कि झब पद- 
प्रभिमान की कोई बात ही नहीं रही । कृष्ण के वद्ुदेव-देवकी के पुत्र कहलाने में उन्हें न 
कोई ईर्ष्या है न क्षोभ, स्वयं धाय तक बनने को तंयार हैं यदि कृष्ण उनसे एक बार 
भी मिलने झा जायें ।* इधर नन्‍्द, कृष्ण के न आने का सारा दोष अपने सिर मढ़ 
लेते हैं। बार-बार परचात्ताप करने लगते हैं कि कृष्ण ने उनके घर बहुत कष्ट पाया, 
कण्टका क्वी्ण वन में उन्हें कोमल चरणों से गाय चराने के लिए चलता पड़ा और थोड़े 
से दही के कारण उलूखल से बँधना पड़ा । यशोदा की ममता नहीं मानती, वैभव में 
पलते हुए कृष्ण के लिए वह पथिक से सन्देश भेजती हैं कि कृष्ण को मक्खन-रोटी 


१--प्रीति न करी राम दशरथ की, प्रान तजे बिनु हैरें । 

सुर नन्द साँ कहति जसोदा, प्रबल पाप सब मेरे ॥--सूरसागर, पद सं० ३७५० 
३--जसुदा कान्ह कानह के बूसें। 

फूटि न गई तुम्हारी चारौ, कैसे मारग सूमे। 

इक तौ जरी जात बिंनु देखे, अब तुम दीन्हो फूँकि। 

यह छतिया मेरे कान्ह कुँअर बिनु, फटि न भई द्वे टूक । 

घिक तुम धिक यह चरन अहो पति, अघध बोलत उठि धाए । 

सरस्याम बिछुरन की हम पै, दैन बधाई आए ॥-वही, पद सं० ३७५३ । 
३--ज्ञद्पि वे वसुदेव देवकी, हैं निज जननी तात । 

बार एक मिलि जाहु सुर प्रभु, धाई हू कें नात ॥--वही, पद सं० ३७५० 


जग मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


रुचिकर है, नहाने में श्रानाकानी करते हैं, हो सकता है कि देवकी के आगे वह यह सब 
कहने में सद्भोच करते हों, इसलिए पथिक देवकी से उतकी शआादतें बता दे। यशोदा 
को श्रब भी विश्वास है कि कृष्ण उनके अधिक निकट हैं तभी निस्सद्धोच होकर कृष्ण 
उनसे सब माँग लेते थे और देवकी से कहने में उन्हें सद्भीच होता होगा ।* 

किन्तु सन्देश कहने पर भी कृष्ण लोटकर नहीं आाते। यशोदा को 
वृद्धावस्था सुने ग्रह में एक भयद्धूर निस्सहायता से घिरी कटती है । कृष्ण की चपल 
क्रीड़ाओं से मुखरित ग्रह को निस्वन देखकर उनके हृदय में शूल-सा उठता है। भअ्रब 
न कोई उलाहना देने आता है न कृष्ण मक्खन माँगते हैं । घर की सारी श्री विलीन 
हो गई, रह गई केवल एक शुत्यता, और उस शुन्‍्यता में मंडराती हुई अतीत की 
स्मृतियाँ ।* कृष्ण के विरह में उनका सारा जीवन बीत जाता है। द्वारिका जाने से 
पूर्व केवल एक बार के लिए कुरुक्षेत्र में पुनमिलन होता है श्रौर उसी से सारे ब्रजवासी 
कृतार्थ हो जाते हैं । कृष्ण का वैसा ही स्नेह देख कर सबको सनन्‍्तोष होता है और 
उन्हें ऐसा लगता है जैसे कृष्ण ब्रज में नित्य स्थित हैं, घर-घर मक्खन खाते हुए 
बिचर रहे हैं । द 
बालक#ृष्ण 

मातृ-हृदय की वृत्तियों का सुक्ष्म विश्लेषण तो किया ही गया है, बालक कृष्ण के 
क्रीड़ा-कौतुक एवं उनके शिशु सुलभ! भोलेपन, चापल्य, एवं हठ के भी सुन्दर चित्र क्ृष्णु- 
साहित्य में प्रस्तुत किये गये हैं । इस रस के चित्रण में सुर अद्वितीय हैं। मनोविज्ञान 
एवं काव्यप्रतिभा के सामझस्य से बालक कृष्ण की जो छवि उन्होंने श्राँकी है, वह 
प्रनुपम है। भ्रन्य कवियों ने एकाध पद लिख कर वात्सल्य को छोड़ दिया है । कृष्ण 
की विविध चेष्ठाओ्रों का दिग्दशंन सूर ने ही हमें श्रधिक कराया है । 

प्रंगृठा-चूसना-- कृष्ण नन्‍हें-नन्‍्हें हाथों से पेर का अँगूठा पकड़कर मुख में डालते 

हैं। जेसा कि बालक प्रायः अ्रकेले में प्रपना अँगूठा चूसकर हथषित होता हुश्ना खेलता है, 
बैसा ही कृष्ण भी करते हैं; किन्तु उनकी यह बालोचित क्रिया देवजगत्‌ में हलचल 
मचा देती है । देवताश्ों को यह भय होने लगता है कि कहीं प्रलय तो नहीं होने वाला 





१--सुरसागर, पद सं० ३७६३ 
२-मेरे कुँवर कान्ह बिनु, सब कछु वेसेद्दिं धरयौ रहै। 
को उठि प्रात होत लै माखन, को कर नेति गहै॥ 
सूने भवन जसोदा सुत के, ग्रुन गदि सूल सद्दै। 
दिन उठि घर घेरत द्वी ग्वारिनि, उरहन कोउ न कहै ॥ 
जो ब्रज में आनन्द हुतौ, मुनि मनसा हू न गदै। 
सूरदास स्वामी बिनु गोकुल, कौड़ी हू न लहे ॥--सूरसागर, पद सं० ३७६६ 


डक 


भाव-चित्रण ३०६ 


है । शिव, ब्रह्मा, वटवृक्ष, प्रलय के बादल, दिग्पति, शेष, पृथ्वी, ऋषि-मुनि--सभी 
चिन्तित होने लगते हैं; किन्तु भोले ब्रजवासियों को कृष्ण के ब्रह्म होने का भान तक 
नहीं, वे समभते हैं कि 'कान्ह' पर से शकट ठेल रहे हैं।* 

सिट्टी खाना--गोद में किलकते हुए जब कृष्ण की दूध की दँतुलियाँ देखकर 
यशोदा के हर्ष का ठिकाना नहीं रह जाता तब वे उम्र निरीह शिशु के मुख में श्रखिल 
ब्रह्माएड को देखकर सशझ्धित हो उठती हैं श्रॉर उसका टोना उतरवाने घर घर जाती 
हैं । किन्तु यह टोना जेसे उतरता नहीं, बार-बार अ्रपने को दुहराता है। जब बालक 
कृष्ण घुटनों से चलकर मिट्टी खाते हैं तब यशोदा डण्डी लेकर मुख खुलवाती हैं मिट्टी 
उगलने के लिए। किन्तु यह क्‍या ! फिर वही ब्रह्माएंड | वे इसे श्रपना दृष्टिश्रम 
समभ कर भला देती हैं । 

मक्खन खाना-- मक्खन में कृष्ण की विशेष रुचि है। प्रातःकाल उठकर ही 
वह जननी से मक्खन-रोटी माँगने लगते हैं और शायद कुछ देर हो जाने के कारण 
पृथ्वी पर लोट भी जाते हैं।'* प्रातःकाल यश्ोदा दही विलोती हैं भर क्ृष्ण-बलराम 
वहीं खेलते रहते हैं ! विल्लोते-विलोते ग्राफ़त मचा देते हैं, मक्खन खाने को अ्रधीर हो 
उठते हैं। यदि यशोदा उन्हें समभाती हैं तो वे एक नहीं सुनते, कृष्ण खीककर यशोदा 
के सिर पर से झच्चल खींच लेते हैं । यही नहीं, बलवीर माला खीचते हैं श्रोर श्याम 
कवरी । बालक की खीमक का यह चित्र कितना मनोवैज्ञानिक है, जो उसे चाहिए वह 
यदि नहीं मिल पाता तो माँ का सर चाट डालता है । 

प्रतिबिम्ब ऋड़ा-- मक्खन खाते-खाते कृष्ण घट को पकड़ कर देखने लगते हैं। 
और उसमें अपना ही प्रतिबिम्ब देखकर'अत्यन्त कुपित हो जाते हैं। वह सोचते हैं भन्य 
कोई बालक उनका मक्खन खा रहा है इसकी शिकायत भी अपने पिता से जाकर कर 
देते हैं। नन्‍्द उनके भोलेपन पर री कर उन्हें कण्ठ लगाये उस घट के पास गाते हैं । 
झ्ब भी क्‍या ! कण्ठ लिपटे बालक का प्रतिबिम्ब देखकर कृष्णा और क्षुब्ध हो उठते हैं। 
नन्‍द से उस बालक की शिकायत करना बेकार ही हुआ, अतः वह यशोदा के पास 





डी 


१--सूरसागर, पद सं० ६८१ 
२--जननी पै माँगत जग जीवन, दे माखन रोटी उठि प्रात । 

लोटत सूरस्याम पुहुमी पर, चारि पदारथ जाके हाथ ॥--सूरसागर, पद सं० ७७७ 
३--क्रीड़त प्रात समय दोउ वीर। 

माँगत माखन, बात न मानत, भद्ठत जसोदा जननी तीर । 

जननी मधि, सनमुख सड्डूर्षन, खेंचत कान्ह खस्यौ सिर-चीरी । 

मनहुँ सरस्वति सज्ञ उमय दुज, कल मराल अरु नील कण्णीर । 

सुन्दर स्याम गद्दी कबरी कर, मुक्ता माल गद्दी बलवीर। 

सूरज भष॒ लैवें अप अपनो, मानहु लेत निबरें सीर ॥--वही, पद सं« ७१६ 


३१० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा ओर चैतन्य-सम्प्रदाय 


जाकर केवल उन्हीं के पुत्र होने की घोषणा कर देते हैं। यह स्वाभाविक है कि 
जब बालक पिता से रूठ जाता है तो माता को ही स्वेस्व मान लेता है श्रौर जब माता 
से रूठता है तब पिता को । यशोदा को उनकी लीला में बड़ा आनन्द झाया, जाकर 
उन्होंने अपने पुत्र का पक्ष लेते हुए मटके को हिला दिया, वह प्रतिबिम्ब भाग गया । 
कृष्ण अपने प्रतिद्वन्द्दी को भागता देख आ्रानन्दित हुए । माँ के प्रताप से कृष्ण की 
विजय हुई, नन्‍्द की शठता निरस्त हुई ।* कभी-कभी वे अत्यन्त भोलेपन से अपनी 
छाया पकड़ने को आतुर हो उठते हैं।"* | 

' झाखन-चोरी--घर का मक्खन ही कृष्ण को सन्‍्तुष्ठ नहीं कर पाता, वह ग्रन्य 
ग्वालिनों के भी घर॑ जाकर मक्खन चुरा-चुराकर खाते हैं । 

इस प्रसद्भ में कृष्ण के भोलेपन तथा चतुरता का एक साथ परिचय प्राप्त 

होता है। भोलेपन का एक सुन्दर चित्र प्रथम माखन-चोरी के प्रसद्ध में मिलता है। 
पहिली बार जब वह किसी ग्वालिन के घर मक्खन चुराने जाते हैं तब हठात्‌ उनकी 
दृष्टि मणि-खम्भ में फलकते अपने प्रतिबिम्ब पर जाती है.। उन्हें भय लगता है कि 
यह बालक कहीं उनकी चोरी न पकड़ा दे | अश्रतः उसे भी मक्खन खिलाने लगते हैं। 
किन्तु वह क्‍यों खाने लगें, सारा मक्खन गिरने लगता है । ऋष्ण समभते हैं कि बालक 
खाने से इन्कार कर रहा है। वह तो उसे इतने प्रेम से खिला रहे हैं भौर बालक न 
जाने क्या सोचकर सब श्रस्वीकार कर रहा है ।* पहिले तो आधा-ग्राधा भाग कर 
देते हैं जिससे कि वह चोरी न खोल दे; किन्तु फिर भी जब वह स्वीकार नहीं करता 
तो श्रपना भी हिस्सा उसे दे डालने को तैयार हो जाते हैं। यदि प्रतिबिम्ब को मक्खन 
रुचिकर लगे तो कृष्ण सारा मक्खन देने को तैयार हैं ।* 





१-सूरसागर, पद सं० ७७४ 
२--नाचि नाचि चलि जाय बाजन--नूपुर पाय । 

अपनार अब्बछाया धरिवारें चाय ॥--सज्लीत॑नामृत, पद सं० ७१ 
३--सूरसागर, पद सं० ८८३ द 
४--आजु सखी मनि-खम्भ-निकट हरि, जहेँँ गोरस को गोरी । 

निज प्रतिविम्ब सिखावत ज्यों सिसु, प्रकट करे जनि चोरी । 

अरध विभाग आज़ु तें हम-तुम, भली बनी है जोरी। 

माखन खाहु कतहि डारत हौ, छाँड़ि देहु मति भोरी। 

बाँ: न लेहु सबै चाहत हो, यहै बात है थोरी। 

मीठी अधिक, परम रुचि लागै, तो भरि देउँ कमोरी । 

प्रेम उमंगि धीरज न र्यो तव, प्रगट हँसी मुख मोरी। 

सूरदास प्रभु सकुचि निरखि मुख, भजे कु की खोरी ॥--सूस्सागर, पद सूँ० ८८५ 


भाव-चित्रण ३११ 


किन्तु भोले होने के साथ-साथ वह चतुर भी कम नहीं हैं। कृष्ण व्युत्पन्नमति 
हैं । जब ग्वालिनं उन्हें पकड़ने चलती है तब वह दही का पानी उसकी अ्राँख में डाल 
कर भाग जाते हैं। गोपी समझती है कि वह बड़ी चतुर है, कैसा पकड़ा, किन्तु कृष्ण 
उससे भी चतुर निकले । यदि मोौके से पकड़ भी जाते हैं तो आँखों से डरवाकर उल्टा " 
ग्वालिन को ही दोषी साबित कर देते हैं ।* बात बनाने में तो वह बहुत ही निपुण 
हैं। भ्रंघरे में मकखन-चोरी करते हुए जब वह अकेले पकड़ जाते हैं, किसी और को 
दोषी ठहराने के लिए सखाओं की टोली भी नहीं मिल पाती, तब अपनी पनी बुद्धि 
से तुरन्त बात बना देते हैं। कहते हैं कि मैं तो अपने घर के धोखे में यहाँ चला झ्राया 
हूँ, गोरस में चींटी पड़ी देखकर उसे निकालने लगा ।) जब माँ के पास तक शिकायत 
पहुँचती है तब वह बड़े भौलेपन से अपनी सफाई पेश - करने लगते हैं । कहाँ उनके 
नन्‍्हें कर कहाँ छीका ? भला. वह खुद कैसे दही पा सकते हैं ? सखाशओों ने ही 
जबदेस्ती उनके मुख पर दही लपेट कर उन्हें चोर साबित करने की घूर्तता की है। 
किन्तु हाथ का दोना ? वह उसे पीठ के पीछे छिपाकर पूरी तरह से निर्दोष साबित 
हो जाते हैं । उनकी इस भोली चतुरता पर मुग्ध होकर यशोदा भी हर्षोन्मादित हो 


जाती हैं ।* 
चोथो लम्बी करने की उत्सुकता--मक्खन तो कृष्ण को प्रिय है किन्तु दूध 


नहीं । दूध पिलाने के लिए यशोदा को उन्हें नाना प्रकार का प्रलोभन देना पड़ता है । 
कष्ण की सबसे बड़ी अ्भिलाषा यह है कि उनकी चोटी बलदाऊ के बराबर लम्बी- 
मोटी हो जाय और बाल काढ़ते, नहाते पृथ्वी को छूती रहे । यशोदा कहती हैं कि 
इस प्रकार की चोटी तो दूध पीने से ही होती है । कृष्ण इसके लिए जलता दूध तक 


१-भाजन भाँनि ढारि सब गोरस बाँटत है करि पात । 

जो बरजों तो उलटि डरावत चपल नैन की घात ॥--चतुझ्नुजदास, [पदसंग्रह] पद सं० १५० 
२-में।जान्यो यह मेरी घर है, ता धोखे में आयौ। द 

देखत हों गोरस में चौंटी काढ़न कों क नायौ ॥--सूरसागर, पद सं० ८१७ 
३--मैया में नहिं माखन खायौ । 


ख्याल परें ये सा सबै मिलि, मेरें मुख लपटायौ । 
देखि तुम्हीं सींके कर भाजन, ऊँचे घरि लटकायों। 
हों जु कहत नानन्‍्हे कर अपनें, मैं कैसें करि पायो । 
मुख दि पोंछि, बुद्धि इक कोन्हीं, दोना पीठि दुरायौ | 
डारि सांटि, मुसुकाइ जसोदा, स्यामहिं कंठ लगायौ । 
बाल-विनोद-मोद मन मौझ्यो, भक्ति प्रताप दिखायो। 
सूरदास जघुम॒ति कौ यह सुख, सिव विरंचि नहिं पायों ॥--वही, पद सं० ६४२ 


३१३ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


पीने से नहीं हिंचक्ते । भोले कृष्ण दूध पीते हैं भ्रौर चोटी की टोह लेते रहते हैं कि 
वह बढ़ रही है या माँ यों ही उन्हें बहका रही है ।* जब चोटी न बढ़ने का प्रत्यक्ष 
प्रमाण उन्हें मिल जाता है तब वह यशोदा को उलाहना देने लगते हैं कि यह सब 
उन्हें मकखन-रोटी न देकर कच्चे दुध पिलाने का बहाना है। यदि दूध पीने से चोटी 
बढ़ती तो न जाने कितने बार उन्होंने दूध पिया किन्तु वह भ्रब भी उतनी ही छोटी ह 
है ।* नागिन की तरह जमीन पर नहीं लोट रही है। फिर भी दुध की महिमा से उन्हें 
कभी-कभी यह प्रतीति हो जाती है कि उनकी चोटी मोटी हो गई है और वह अपने 
सखाझरों की चोटी के साथ अपनी चोटी की तुलना करके गव॑ से फूल उतते हैं। 
बाकायदे नाप-जोख होने लगती है । भ्रन्दाज की ही बात नहीं है, कृष्ण नापकर हाथ 
की सफाई से श्रपनी चोटी बड़ी दिखा देते हैं ।! चोटी को इसलिए भी बढ़वाना चाहते 
हैं कि वह बड़े हो जाये । उनमें शीघ्र ही बड़े होने की भ्राकांक्षा है जिससे कि सबमें . 
सबल रहें, किसी से डरें नहीं । बड़े होने के लिए वह मां से मृहमांगी चीजें देने को 


कहते हैं भ्रन्यथा बड़े कैसे होंगे । द 
एकान्त में क्रीड़ा-- निभूत में बालक की क्रीड़ा भ्रधिक स्वच्छन्द एवं चपल हो 
उठती है । कृष्ण भकेले में नाना प्रकार की भाववृत्तियों में सचचरण करते रहते हैँ। 
नन्‍हें-नन्‍्हें पैरों से नाचते हैं, कभी गायों की याद झा जाने पर बाँह उठाकर उन्हें बुलाने 
लगते हैं। कभी नन्‍्द को पुकारते हैं, कभी घर के अन्दर चले आते हैं। कभी मक्खन 
खाते-खाते भ्रपने प्रतिबिम्ब को देखकर कुछ उसे खिलाने लगते हैं झोर कुछ आप खाते हैं। 
माँ बालक की प्रात्मलीन क्रीड़ाओं को छिपकर देखती हुई प्रानन्दित होती रहती हैं।* 


१--अँचवत पय तातो जब लाग्यों, रोवत जीमि उठे । 
पुनि पीवत ही कच टकटोरत, भूठ॒हिं जनान रहे ॥- सरसागर, पद सं० ७६२ 
२--सूरसागर, पद सं० ७६३ 
३--श्रह्मे सुवल तुम बैठि मैया हो हम दोउ मापें एक बेरी । 
ले तिनका मापत उनकी कछु शभ्रपनी करत बड़ेरी। 
लै कर कमल दिखावत ग्वालिनि ऐसी न काहू केरी । ध 
मोकों मैया दूध परिवावति ताते होत थनेरी। 
'चतुभुंज! प्रभु गिरिघर इह्ठिं आनन्द नाचत दे दे फेरी ॥ 
“-चतुभुजदास, [पद संग्रह] पद सं० १४८ 


४-सूरसागर, पद सं० ७९४ 

ह कक 

५--हरि अपने आँगन कछु गावत । 
तनन तनक चरननि सौं नाचत, मनही मनहिं रिक्ावत ॥। 
बाँह उठाइ काजरी थौरी, गैयनि गटेरि बुलावत । 
कवहुँक बाबा नन्द पुकारत, कबबुँक घर में भावत ॥ 


भाव-चित्रण ३१३ 


चन्द्र-प्रस्ताव-- कंष्ण जितने ही भोले हैं उतने ही हठीले। रोते हुए ऋइष्ण 
को चुप कराने के लिए यशोदा भूल से चन्द्रमा दिखला देती हैं। बालकों को बहलाने 
में चन्द्र एक प्रमुख खिलौना है। उसी का उपयोग यशोदा ने किया । कृष्ण को बहलाते 
हुए यशोदा कहती हैं कि देखो यह क्तिना सुन्दर है, तुम्हें केसा लगा- खट्टा या 
मीठा । बस, फिर क्‍या था ! कृष्ण कहने लगे, यह चन्द्रमा तो मैं ख'ऊँगा, मुझे भूख 
लगी है । आखिर चखकर ही तो किसी वस्तु का स्वाद बताया जा सकता है कि वह 
खट्टा है या मीठा । यश्ोदा उन्हें लाख समभाती हैं कि चन्द्र खिलौना है कोई खाने 
की वस्तु नहीं; किन्तु कृष्ण कब मानने लगे। यशोदा ने तो खुद ही स्वाद का प्रइन 
उठाया था । वह और अ्रधिक हठ पकड़ लेते हैं। यशोदा उनसे कहती हैं कि मधुमेवा, 
पकवान मिठाई, जो चाहें वह ले लें किन्तु यह हठ छोड़ दें, पर कृष्ण मचल गये । 
वह सिसकियाँ भरते हुए खीभते जाते हैं और यशोदा की गोद से खिसके जाते हैं। भ्रब 
वह उनकी गोद में भी रहना पसन्द नहीं करते ।* कृष्ण ने पूरा बाल हठ पकड़े 
लिया । भ्रब वह माता की किसी बात को मानने को तैयार नहीं, पुर्णे अ्रसहयोग- 
प्रानदोलन छिड़ गया । न वह उनकी गोद में जायेंगे न दूध पिएँगे, न चोटी करवायेंगे। 
यहाँ तक कि अपने को यशोदा का पुत्र भी न कहलाएँगे । किन्तु भोले ऋृष्ण अपने 
विवाह की चर्चा सुनकर भट सारा हठ भूल जाते हैं।* किसी प्रकार बहला कर वह 
सुला दिये जाते हैं। 
सर्य-भाव 

कृष्ण एवं क्ृष्णसखाश्नों का सख्य, साहचर्य से उत्पन्न एवं साहचयं से ही पुष् 
हुआ है । इस सख्य के प्रसद्भ में कृष्ण के दैवतरूप का भी प्रस्फुटन हुआ है। बकासुर, 
तृणावते आदि विविध असुरों का वध, कालियदमन, इन्द्र एवं ब्रह्मा आदि देवताश्रों 





माखन तनक आपने कर लें, तनक बदन में नावत। 

कबहुँक चिते प्रतिबिम्ब खम्म में, लौनी लिये खवावत ॥ 

दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरष आनन्द बढ़ावत । 

सूरस्याम के बाल चरित, नित नित ह्वी देखत भावत ॥--सूरतागर, पद सं० ७६५४ 
१--“खसि खसि परत कान्द कनियां तें सुसुकि सुसुकि मन खीजै” ।--वही, पद सं० ८०८ 
२--मैया में तो चन्द-खिलौना लैहों । 

_जैहों लोटि धरनि पर अवहों, तेरी गोद न ऐेहों॥ 

सुरभी कौ पथ पान न करिहौं, बेनी सिर न युहैहों। 

हवैहों पूत नन्‍्द बाबा कौ, तेरौ सुत न कहैहों॥ 

थ्रागे/ आउ, वात सुनि मोरी, बलदेवहिंन जनैहों। 

हँसि समुझावति कदति जसोमति, नई दुलहिया दैहों ॥ 

तेरी सौं मेरी सुनि मैया, अवहिंबियाहन जैहों। 

सूरदास है कुटिल ब्राती, गति सुमजञल गैहों ॥--वही, पद सुं० ८११ 


बे मं ध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


की पराजय, दावानलपान ग्रादि श्रप्राकृतिक कृत्य स्निग्ध गोचारण के प्रसज़ 
में ही घटित होते दिखाये गये हैं; किन्तु इन सब क्ृत्यों का सखाओं के साहचर्योंलन्न 
स्नेह पर जैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता | यदा-कदा वे इन लीलाओं में कृष्ण के श्र द्भूत 
पराक्रम को देखकर विस्मय विमुग्ध हो जाते हैं किन्तु विश्रम्भ उत्पन्न होने के 
कृष्ण उनकी मैत्री को सहचर-भाव में विस्थापित कर देते हैं, अपनी प्रतिष्ठा द्वार 
उममें व्याघात नहीं उत्पन्न होने दैना चाहते | यही कारण है कि कृष्णभक्ति-काव्य 
में सख्य-रस की धारा इतनी स्वच्छ तथा निर्मल है कि उसमें अन्य किसी भाव का 
मिश्रण नहीं है । कृष्ण सबके गले के हार प्रवश्य हैं किन्तु परब्रह्म होने के कारण 
नहीं, श्रपने कोमल झ्राकषंण एवं स्वभाव के कारण । 
सख्य-भाव का प्रस्फुटन साहचये एवं क्रीड़ा के द्वारा हुआ है। श्वृद्भार लीजा 
में भी कहीं-कहीं सखाओों का सहयोग है किन्तु उससे सख्य ही पुष्ट हुआ है। ऐसे 
सखाओ्रों को प्रिय सा कहा गया है| ग्रधिकतर समवयस्क, समस्वभाव सखाश्रों की 
मैत्री से सखव्य का चित्रपट सजाया गया है। प्रियनम एवं ज्येष्ठ सखाओं का प्रसद्ध 
वश उल्लेख मात्र हैं । 


द  क्रौड़ा एवं साहचयं--कृष्ण सोकर उठ भी नहीं पाते कि गोप-बालकों की 
भीड़ खेलने की प्रतीक्षा में द्वार पर विकल घूमती रहती है । उन्हें सोता हुप्ना देख 

ग्वालबाल लौट-लोट जाते है ।* कृष्ण जग जाते हैं और कलेवा करने के उपरान्त 

खेल आरम्भ हो जाता है। भ्रभी माता यशोदा उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर 

नहीं निकलने देना चाहती, ग्रत: वह अपनी माँ को सुख देते हुए श्रॉगन में ही विविध 

क्रीड़ाओों का प्रसार करते रहते हैं । | 
बालक कृष्ण ग्वालों के साथ खेलते हैं परन्तु उनके श्रत्यन्त कोमल होने के 

कारण बलदाऊ को यह आ्राशड्रा हो जाती है कि कहीं खेल की भागदोड़ में उनके 

किसलय-कोमल चरणों में चोट न लग जाय । इस आराशछूा से भी कृष्ण का स्वाभिमान 

प्राहत हो जाता है श्रौर वे कहते हैं कि वे दौड़ना जानते हैं, उनके शरीर में बहुत. 

बल है, बलदाऊ ने समझ क्‍या रखा है ।* हि 
कृष्ण के घनिष्टतम मित्र श्रीदामा हैं, खेल में उन्हीं से होड़ लगी रहती है। 

सरशाभाक्रधयााना>ाााततारय भरा भा कारक 

१--फिरि फिरि जात निरखि मुख छिन-छिन, सब गोपनि के वाल ।”--सुरसागर, पद सं० ८२४ 

२--खेलत स्याम ग्वालनि सद्भ। 

... सुवल हलघर अरू श्रीदामा,/करत नाना रह । 

हाथ तारी देत भाजत, सब करि करि होड़ ॥ 

बरजै हलधर स्याम तुम जनि चोट लागे गोड़ । 

त॒ब क्नौ में दौरि जानत, बल|बहुत मो गात्‌।॥--बही, पद स्लं० ८३१९ 


भाव-चित्रण ३१५ 


प्रागे कृष्ण भागते हैं पीछे उन्हें पकड़ने के लिए श्रीदामा | इस क्रीड़ा में कृष्ण हार 
जाते हैं और किसी प्रकार बात बनाकर अपने को 'शाह” साबित करना चाहते हैं । 
कहते हैं कि मैं तो जान-बूक्रकर खड़ा हो गया, ऐसे छूने से क्या ? मन में हार जाने 
पर गुस्सा भी हैं किन्तु गुस्सा उतारते हैं सखाशों पर खीफकर ।* 

कष्ण के हार जाने और हार कर नाराज़ हो जाने पर सखाश्ों को उन्हें चिढ़ाने 
का अच्छा अ्रवसर हाथ लग जाता है। जब अपने आ्राप ही वह खड़े हो गए तब गुस्सा 
होने की क्या बात ! उनके खेल का ब्रह्मत्व परम अर्थ लगाकर बलदाऊ उन्हे चिढ़ाने 
लगते हैं--“तुम्हारे न माँ है न बाप, न ही तुम हार जीत समभते हो, बेकार लड़कों 
को क्‍यों दोषी ठहराते हो । हार जाने पर सखाओं से भंगड़ते हो ? जाग्रो, अपने 
घर ।” बस फिर कया था !कष्ण रोने लगे, रोते-रोते चले यशोदा के पास ।* कृष्ण 
के पक्ष में बोलने वाली केवल यशोदा बचीं, बलदाऊ तक ने जो उन्हें चिढ़ा दिया । 
माँ का पक्षपात पाने की भावना बाल-सुलभ स्वभाव है । बस, मन की सारी व्यथा, 
बलदाऊ के खिलाफ सारी शिकायत, उन्होंने यशोदा से कह दी । भश्रन्त में कृष्ण खेलने 
तक से इन्कार कर देते हैं ।र ु 


प्रन्याय न हो उनके साथ इसलिए यश्योदा अपने सामने ही उनसे खेलने को 
कहती हैं। हलधर एवं सखाझों को वहीं बुला लिया जाता है और आ्ाँख मूँदने का खेल 
प्रारम्भ होता है | यशोदा कृष्ण की आँख बन्द करती हैं, श्रन्य बालक छिपने लगते 
हैं। स्नेहातिरेक में यशोदा चुपके से कृष्णा को बता देती हैं कि बलदाऊ कहाँ 
छिपे हैं जिससे कि बलदाऊ को पकड़कर कृष्ण जीत जायें और पिछली हार का 
प्रतिकार हो जाय । किन्तु कृष्ण की विशेष अ्टक तो श्रीदामा से है। भ्रन्त में सब 
सखा तो झा जाते हैं, पर सुबल श्रीदामा छिपे ही रहते हैं। कृष्ण के हारने का 
प्रन्देंशा होने लगता है, पर किसी प्रकार श्रीदामा पकड़ में भ्रा ही जाते हैं। विजय- 





१--आगे हरि पाछें श्रीदामा, धर॒यो स्याम हँकारि। 
जानि कै मैं रह्मो ठाढों, छुवत कहा जु मोहिं। 
सर हरि खी भूत सखा सों, मनहिं कीन्हों कोह ॥--सूरसागर, पद सं० ८३१ 


२--सखा कहत हैं स्याम खिसाने । 
आपुददि आप बलकि भए ठाढ़े अब तुम कहा रिसाने ॥ 


बीचहि बोल उठे हलघर तब, याके माइ न बाप। 

हारि जीति कछु नेकु न समझत, लरिकनि लावत पाप ॥ 

आपुन हारि सखनि, सौं मगरत, यह कहि दियो पठाइ । 

सरस्याम उठि चले रोइ कै, जननी पूछत थाइ ॥--वही, पद सुं० ८१२ 
३-- खेलन श्रब्‌ मेरी जाई बलैया !' !_-वही, पद सं० ८३१५ 


३१६ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


गये के साथ कृष्ण श्रीदामा को पकड़े हुए यशोदा के पास ले प्राते हैं श्रौर अपनी 
विजय का टीका लगवाते हैं ।* 

धीरे-धीरे क्रीड़ा का क्षेत्र नन्द की देहली, पौरी का अ्रतिक्रमण कर प्रकृति 
का विस्तृत प्राज़ण बन जाता है । कृष्ण चौगान बटा लेकर घर से बाहर निकल 
जाते हैं। श्रब घोष में क्रीड़ास्थली बनतो है । वृन्दावत की वनस्थली में क्ृष्ण एवं 
सखा श्रीदामा की विशेष क्रीड़ाएं होती हैं । कवियों ने उनके मैत्रीमय समानता के 
भाव को भ्रक्षुण्ण रखा है। कबड्डी में बलराम जसे बलिष्ठ साथी के रहते भी कृष्ण 
श्रीदामा से हार जाते हैं, किन्तु हार मानने को तंयार नहीं होते । तब श्रांदामा खुल 
कर उनको धिक्कारते हैं कि उससे कौन खेले जो खेल में बराबरी का भाव नहीं 
रखता ? क्ृष्ण के रूठ जाने से श्रीदामा न तो डरते हैं प्लौर न आतद्ित ही होते हैं । 
श्रीदामा जात-पाँत सभी में बराबर जो ठहरे, श्राखिर कृष्ण के रोब में क्‍यों झ्रा जायें ? 
क्या वह केवल इसलिए डर जायें कि कृष्ण के पास कुछ अधिक गायें हैं ? हैं तो रहें, 
खेल में घन-सम्पत्ति का क्‍या गवे ! श्रीदामा के पक्ष के सब ग्वाल खेल छोड़कर बंठ 
गए । अभ्रब कृष्ण को अपनी भूल स्वीकार करती पड़ी । हार कर उन्होंने दाँव दे 
दिया। आखिर खेलने में कौन बड़ा कौन छोटा, किसका किस पर ग्रधिकार, लीला 
में स्वयं प्रभु को हारना पड़ा।'* ह 

माखन-चोरी - ग्रभी तक तो झ्रापस में ही खेल होता रहा । प्रब कृष्ण श्रन्य 





१--हरि तब अपनी आँखि मुदाई । 

सखा सहित बलराम छपाने, जहँ तहँ गये भगाई॥ 

कान लागि, कह्मो जननि जसोदा वा घर में बलराम | 

बलदाऊ को आवन दैहों, श्रीदामा सों काम ॥ 

दौरि दौरि बालक सब आवत, छुवति महरि कौ गात । 

सब आये रहे सुबल श्रीदामा, हारे अब के तात ॥ 

सोर पारि हरि सुबलहि धाये, गद्यो श्रीदामा जाइ। 

देदे सौहें नन्द बबा की, जननी पै लैआइ॥ 

हँसि हँसि तारी देत सखा सब, भये,श्रीदामा चोर । 

सूरदास हंसि कहति जसोदा, जीत्यौ है सुत मोर ॥--सूरसागर, पद सं० ८५८ 
२--खेलत में को काकों गुसैयां । 

हरि हारे जीते ' श्रीदामा, बरबस हीं कत करत रिसिया ॥ 

जाँति-पाँत हमतें बड़ नाहीं, नाहीं बसत तुम्हारी छैयाँ। 

अति अधिकार जनावत यातें, अधिक तुम्हारै गैयाँ ॥ 

रूदठि करे तासौ को खेले, रहद्दे बैठि जहं तहं सब ग्वेयाँ । 

सूरदास प्रभु खेल्यौइ चाहत, दाउं दियौ करि नंद दुहैयाँ ॥--वही, पृद सं० ८६३ 


भाव-चित्रश ३१७ 


गवालिनों के घर जाकर सखाओ्रों सहित चोरी का खेल भी रचने लगे । शरू-शरू में 
तो अकेले गये पर पकड़ जाने के कारण सखाशों का क्रुण्ड लेकर धांवा बोलने लगे ।* 
. किन्तु जिन सखाओं की सहायता से वह घर-घर जाकर गोरस को लुट करते हैं उन्हें 

ही उल्टा दोष देने लगते हैं । चोरी का सारा अपराध बड़े भोलेपन से अबोध बालक 
बनकर सखाओं के सर मढ़ देते हैं - “रुयाल परें ये सखा सब मिलि मेरे मुख लपटायों ”', 


यही नहीं, वे उनको मार तक देते हैं । कृष्ण सखाश्रों के साथ निस्सद्भोच अत्यन्त उद्धत 
व्यवहार कर डालते हैं ।* 


गोचारण--कृष्ण श्रब और भी बड़े होते हैं श्रोर गौचारण के योग्य हो जाते 
हैं। रेता, पता, मैना, मनसुखा, के साथ वंशीवट के नीचे खेलने-खाने में कृष्ण अ्रपनी 
उत्सुकता प्रकट करते हैं | क्रौड़ा-प्रवण सखा विस्तृत वनस्थली में ग।यों को चरता 
छोड़कर नाना प्रकार के खेल में मस्त हो जाते हैं। कोई गाता है, कोई मुरली सुनता 
है, कोई विषाण बजाता है श्रौर कोई वेणु, कोई नाचता है, कोई ताली देकर उघटता 
है । रोज 'पिकनिक' होती है । पुरुषोत्तम परमधाम छोड़कर पृथ्वी पर पाथिव जनों 
के सद्भ यह कीड़ा-सुख लेने के लिए श्रवतरित होते हैं । 





१--भजि गयो मेरे भाजन फोरि। 
कहारी कहूँ सुन मात जसोदा अरु माखन खायो चोरि ॥ 
लरिका पाँच सात संग लीने रोके रहत सॉकरी खोरि। 
मारग में। कोड चलन न पावत, लेत हाथ में दूध मरोर॥ 
समझ न परत या ढोटा को रात दिवस गोरस ढंढोर। 
आनँद फिरत फाग सो खेलत तारी देत हँसत मुख मोर ॥ 
सुन्दर स्थाम रज्नीलो ढोदशा सब बज बाँध्योँ प्रेम की डोर। 
“परमानन्ददास' को ठाकुर स्या नी ग्वालिन लेत बलैया अं तर छोर ॥ 
“-परमानन्द सागर, पद सं० १४८ 
२--हरि सब भाजन फोरि पराने। 
हॉक देत वैठे दे पेला नेकु न मनहिं डराने॥ 
सौंकें छोरि, मारि लरिकन कों, माखन दधि सब खाइ। 
भवन मच्यों दधिकाँदो, लरिकनि रोवत पाए जाइ ॥--सरसागर, पद सं० ६४६ 
३--चरावत दृन्दावन हरि पेनु । 
ग्वाल सखा सब संग लगाए, खेलत हैं करि चेनु ॥ 
कोउ निर्गत, कोउ मुरली बजावत, कोउ बिषान कोउ बैनु । 
कोउ गावत, कोउ उघटि तारि दे, जुरी अज-बालक सेनु ॥ 
. त्रिविध पवम जहँ बहत निसादिन, सुभग कुज घन ऐलनु। 
सूरस्याम निज धाम विसारत, आवत यह सुख लेनु ॥--वह्ी, पद सं० १०६६ 


११८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


दरपंण या जल में अपने मुख की भाँति-भाँति की मुद्राएं देखने में भी बालकों 
को कौतुक होता है । कृष्ण एवं उनके सखा निर्मेल यमुना-जल में इसी प्रकार का 
कौतुक करते हैं ।* कभी-कभी राजा बनने का खेल भी आरम्भ हो जाता है। कृष्ण 
राजा बनते हैं, कुछ सखा उनकी सेना के अ्ररव, हाथी और कुछ उनका प्रभिनन्‍दन 
करते हैं। कभी सारे सला बन के पशु-पक्षियों की नकल करने लगते हैं और कृष्णा गजराज 
की गति से चलते हैं | दाम, श्रीदामा, महाबल आझ्रादि के साथ-साथ नाना खेल खेले 
जाते हैं। कोई वत्स, कोई वृषभ बन जाता है, कोई कोकिल की तरह कूजता है तो 
कोई मोर की तरह नृत्य करता है । खेलते-सेलते सब यमुना तट पर पहुंच जाते हैं 
ग्रौर जल में उतर कर भी खेल करने लगते हैं ।* कृष्ण श्र बलराम कालिन्दी के 
जल में कूदते हैं .्रीर उठ उठकर बार-बार जोर से गिरते हैं तथा शोर मचाते हुए हंसते 
हैं। जब वे तेरते हैं तब उनके दिव्य स्पर्श से हुलसित होकर यमुना उत्ताल तरज्ों 
में भ्रपना हु व्यक्त करती हुई नदी होने का पुण्य-लाभ करती हैं ।* किन्तु कृष्ण एवं 
उनके सखाओझं की यह मैत्री सवंदा स्निग्ध नहीं बनी रहती। श्रीदामा से उनकी 
तनातनी भी हो जाती है। श्रीकृष्ण ने गेंद चलाया, श्रीदामा ने मुड़कर गेंद की चोट 
बचा लिया और वह जाकर कालीदह में गिर गई । बस फिर क्या था ! श्रीदामा ने. 
जाकर कृष्ण की फेंट पकड़ ली और कहने लगे कि वह और सखाझों की भाँति ऐसे- 
वैसे नहीं ठहरे, कृष्ण को गेंद देनी ही पड़ेगी । कृष्ण को अपराधी ठहरा कर सब 
सखा चुटकी लेने लगे भर हँसने लगे ।* | 


8 मलिक के 
१--निरमल जमुना-जल माहा हेर३इ आपन आपने तनु-छाह। 

दशनहिं अधर नयम करि बंकिम कोप करये पुन ताह॥ 

खेने तिरिभज्ञ रज्ञ करि वहतहि खेने खेने बेशु बजाय । 

खेने तरुवर होलन देइ रहज्ञहि रज्गिम चरण दोलाय ॥ 

विहरइ मन्द-दुलाल ॥--५दकल्पतरु, पद सं० ११८५ 
२--वही, पंद सं० १२०५ 
३--राम कानाइ आसिजा कालिन्दीतीर रे । 
ऐ >< >< हर 

परश पाश्या उलसित हजा, यमुना उजान घरे रे। 

अखिलेर पति पाञजा पुण्यवती, भासिल आनन्दजले रे ॥--सद्भीतनामृत, पद सं० १३६ 
४--स्याम सखा को गेंद चलाई। 

श्रीदामा भुरि अक्ञ बचायौ, गेंद परी कालीदह जाई॥ 

धाइ गही तब फेंट स्याम की, देहु न मेरी गेंद मँँगाई। 

और सखा जनि मौकों जानो, मोसों तुम जनि करो ढिठाई ॥ 

जानि बूमि तुम गेंद गिराई, अब दीन्हें ही बने कन्हाई। 

सुर सखा सब इंसत परसपर, भली करी दरि गेंद गँवाई ॥--सूरसागर, पद सं० ११४३ 


भाव-चित्र॑श ३१६९ 


कृष्ण गुस्सा हो गए। वह अपनी गेंद बदले में देने को तैयार हैं। घोषराज 
के पुत्र होने के गव॑ से कहने लगे कि श्रीदामा न छोटा बड़ा देखते हैं न कुछ, बस 
बराबरी करने लगते हैं | इस पर श्रीदामा भी व्यंग करते हैं कि वह कृष्ण की क्‍या 
बराबरी कर सकते हैं, कृष्ण नन्द के पुत्र जो ठहरे ! किन्तु नन्द के पुत्र हैं तो क्या 
ग्रपना हक छोड़ दिया जाय, गेंद तो देनी ही पड़ेगी ।* 

तकरार काफी बढ़ गई। ननन्‍्द तक को उसमें स्मरण कर लिया गया और 
सखाओं ने कृष्ण को घूर्ते तक कह डाला । कृष्ण गुस्सा से काँपने लगे; किन्तु सखा 
श्रीदामा ज्यों के त्यों टेक पर भ्रड़े रहे ।* अ्रपनी आन की रक्षा में कष्ण कालियदह में 
कूद पड़े । अब तो सखाओं में खलबली मच गई | सखा शोक और पद्चात्ताप से कातर 
होने लगे | कालियदह से मुस्कराते हुए निकल कर कृष्ण ने उनको आइवस्त किया । 

दुष्टटलन लोला -केवल कालियदह में कूद कर ही कृष्ण ने अपने सख्यत्व 
की रक्षा नहीं की, वरन्‌ ब्रह्मा द्वारा बालक एवं गोवत्सहरण किये जाने पर वैसे 
ही गोवत्स तथा बालकों की रचना करके शकटासुर का वध, बकासुर का हृदयविदारण, 
एवं दावनल पान करके उन्होंने सखाओं की रक्षा किया। उनके दैवत रूप का अवतार 
होने का आभास सखाओ्रों को भी होने लगता है।* पृतना-वध से कालियदमन तक 
की सभी लीलाएँ उनके भ्रवतार होने की बुद्धि करने लगती हैं । सखाओं का सम्भ्रम 
कृष्ण के प्रति बढ़ने लगता है, उनके भ्रतिमाननीय क्ृत्यों को देखकर साथ खेलने 
वाले 'धुत' कृष्ण के प्रति पूज्य बुद्धि का सञ्चार होता है। किन्तु स्नेह को इस प्रकार 
श्रतिरिक्त माहात्म्य-ज्ञान से प्रभावित देखकर सख्य-स्नेह में कृष्ण पुनः समानता का 





१--फेंट छॉड़ि मेरी देहु श्रीदामा । 
काहे को तुम रारि बढ़ावत, तनक बात कै कामा ॥ 
मेरी गेंद लेहु ता बदले, बाँह गहत हो धाई। 


छोटो बड़ो न जानत काहूँ, करत बराबरि आई ॥ 

हम काहें को तुमहि बराबर, बड़े नन्द के पूत। 

सूर स्थाम दीन्हें ही वनिहै, बहुत कहावत धूत ॥--सरसागर, पद सं० ११५४ 
२--तोसों कहा धुताई करिहों । 


जहाँ करी तहद्द देखी नाहीं, कद्द तोसों में लरिहों ॥ 
मुंह सम्हारि तू बोलत नाहीं, कहत बराबरि बात । 


पावहुगे अपनो कियो अबही, रिसनि कैपावत गात ॥ 

सुनहु स्थाम, तुमहूँ सरि नाहीं, ऐसे गए विलाइ। 

हमसों सतर होत सूरज प्रभु, कमल देहु अब जाइ ॥-- वही, पद सं० ११५५ 
३--जहाँ तहाँ तुम हमहिं उबारबौ । 

ग्वाल सखा सब कहत स्थाम सौ धनि जसुमति अवतारयों ॥--वही, पद सं० १५७१ 


» ३१० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


भाव स्थापित करते हैं । नन्‍्हें बालक का गोबद्धेंन पवत उठा लेना, सभी के लिए 
प्राइचर्य का विषय बना हुआ था । सखा भी उनके पराक्रम से अभिभूत थे, किन्तु 
इस महत्‌ व्यापार के कृत्काय होने का श्रेय सखाझ्नों की लकुटी को देखकर कृष्ण ने 
शुद्ध सख्यत्व की रक्षा कर ली । 

छाक --सखाओ्रों के प्रकृत स्नेह एवं श्रनाविल सख्य का चित्र छाक के वर्णन में 
मिलता है। कोई ग्वालिन छाक लेकर गआ्राती है । कृष्ण ने गोवद्धेंन पर चढ़कर अपनी 
मित्र मण्डली को ठेरा । कमलपतन्न पर भाँति-भाँति के व्यज्ञन परोसे गये । बीच में 
इयाम बैठे हैं, वह गाते जाते हैं और खाते जाते हैं, साथ ही अन्य सखाशों की छाक भी 
छीन लेते हैं । कृष्ण के सख्यत्व की चरम व्यज्ञना इसी स्थल पर होती है । वे स्वयं 
ब्रह्म होकर भी सखाओं के जूठे कौर छीन-छीनकर खाते हैं, खाते ही नहीं, सराहते 
भी जाते हैं ।* 

सख्य में श्राराधना भाव--समानता का व्यवहार करने पर भी कृष्ण के 
व्यक्तित्व का मोहक प्रभाव सब सखाओं पर छाया हुआ है । वे सब कृष्ण के प्रति 
प्रशंसा से श्रोतप्रोत हैं। सखागण यशोदा से कृष्ण के चमत्कारी प्रभाव का वर्णन करते 

ए कहते हैं कि यदि गायें तृण चरते-चरते दूर वन में निकल जाती हैं तो उन्हें कोई 

ग्वाल लौटाने नहीं जाता, केवल कृष्ण के वंशी बजाते ही सारी गाये लौट शआराती हैं।* 

सल्य में देन्य-- कृष्ण के प्रति विस्मित श्रद्धा के कारण सखाशं के स्नेह में 





१--भुजनि बहुत बल होहि कन्हैया । 

बार बार भुज देखि तनक से, कहति जसोदा मैया ॥ 

स्थाम कहत नहिं झुजा पिरानी, ग्वालनि कियौ सहैंया। 

लकुटिनि टेक सबनि मिलि राख्यौ, अरु बाबा नन्‍्दरैया ॥--सूरसागर, पद सं० १४८३ 
२-ग्वारनि कर तें कौर छुड़ावत । 

जूझ लेत सबनि के सुख कै, अपने लै नावत ॥ 

घटरस के पकवान धरे सब, तिन में रुचि नहिं लावत। 

हा-हा करि-हरि माँग लेत हैं, कहत मोहि अति भावत ॥ 

यह महिमा येई पै जानत, जाते आपु बंधावत। 

सर स्याम सपने नहिं दरसत, मुनि जन ध्यान लगावत ॥--बवही, पद से० १०८६ 
३--उगो मा तोमार गोपाल किवा जाने ये मोहिनी । 


>< >< >< 
तृण खाइते पेनुगय यदि जाय दूर वन 
केह्द त ना जाय फिराइते । 


तोमार दुलाल कानू पूरय मोहन वेण 
फिरे पैनू मुरलीर गीते ॥--परदकल्पतरु, पद सं० १२१३ 


भाव-चित्रण॒ ह ३२१ 


दैग्य भी आ जाता है। वे शअ्रत्यन्त दीन एवं कातर होकर कृष्ण से प्रार्थना करने लगते 
हैं कि जहाँ-जहाँ उनका अवतार हो वहाँ-वहाँ उन्हें कृष्ण की चरण-शरण प्राप्त होता 
रहे । सखाओं को मैत्री का प्रतिदान भी उसी मात्रा में मिलता है। सखाओं को कृष्ण 
जितने प्यारे हैं, उतने ही प्यारे कृष्ण को अपने सखागरा भी हैं, सृष्टि की प्रभता एवं 
बेकुण्ठ का ऐश्वर्य छोड़कर केवल बराबरी के भाव से मानव को सखा बनाने के लिए 
कृष्ण भूतल पर अवतरित होते हैं । वृन्दावत की क्रीड़ास्थली एवं सखाओं की मण्डली 
कृष्ण को अत्यन्त प्रिय है । वे स्वयं अपने मुख से इसे बार-बार स्वीकार करते हैं ।* 
सथुरा-प्रस्थाव--किन्तु जिनके स्नेह में कृष्ण रमा सहित वैकुण्ठ भुलकर 
पृथ्वी पर आते हैं, उन्हीं प्रिय सख्ताओ्ं को वृन्दावत की स्वछन्द कीड़ास्थली में छोड़ 
कर उन्हें मथुरा की रज़भूमि को प्रस्थात करना पड़ता है। नित्य साहचर्य से पुष्ठ 
सखाओं के प्रेम को विच्छेद का अ्रसहनीय झ्राधात सहना पड़ता है । कृष्ण का मथुरा 
जाना अनिवाय था किन्तु जाने में उनका उत्सुकता प्रदर्शन करना और कंस के प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापन करना कुछ अनहोनी-सी बात थी । जिन ग्वालों से उन्हें इतना प्रेम 
था, उनके प्रति अपने प्रेम का सद्धूत न देते हुए बार-बार मथुरा जाने की चर्चा चलाना, 
यह कैसी मैत्री है ? श्याम को हो क्‍या गया ? सखा भत्यन्त दीन होकर रुदन करने 
लगे। उन्हें कृष्ण ने अपने साथ ले चल कर नृथ को दिखाने का वचन दिया जिससे 
उनकी तत्कालीन मनोव्यथा श्ञान्त हुई । मन ही मन कृष्ण को भी दुःख था, किन्तु 
कतंव्य के उत्साह में उन्होंने उसे प्रकट नहीं होने दिया । | पा थी 
... मथुरा जाकर सखाश़ों को नये-तये हृश्य देखने को मिले । कहाँ वृन्दावन के 
ग्रामीण स्वच्छुद जीवन के बीच ननन्‍्द-नन्दन उनके सखा, कहाँ मथुरा के-राजदरबार - 
में देवकी-तन्दन ! मथुरा पहुँचते ही उनकी रजक से मुठभेड़ हुई । सखाओं को साथ 
लेकर कृष्ण ने रजक से नृप कंस के सम्मुख जाने योग्य कुछ राजसी वस्त्र माँगा, 
किन्तु रजक ने उनके गोपत्व पर व्यद्भ करके वस्त्र नहीं दिया और वह उन्हें कमरी 
ग्रोढ़ने का आ्रादेश देने लगा। कृष्ण भला कब गये सहते ! उन्होंने रजक को 





१- ग्वाल सखा कर जोरि कहत हैं. हमहिं स्थाम तुम जनि विसरावहु । 

जहाँ-जहाँ तम देह घरत हों, तहाँ तहाँ जनि चरन छुड़ावहु ।|--सुरसागर, पद सं? १०६८ 
२--बृन्द्वन मौकों अति भावत । 

सुनहु सखा तुम सुबल, ओऔरीदामा, बज तें बन गोीचारण आवत ॥ 

कामपेनु सुरतरू सुख जितने, रमा सहित बेंऊुठ श्ुलावत । 

इहि बृन्दावन इह्ि जमुना तट, ये सुरभी अति सुखद चरावत।॥। 

पुनि पुनि कहत स्थाम श्रीमुख सों, तुम मेरे मन अतिहिं सुद्दावत्त। 

सुरदास पुनि ग्वाल चक्कत भए, यह लीला इरि प्रगट दिखावत।॥ वही पद सं० १०६७ 

१६ 


३२२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा भर चैतन्य-संम्प्रदाय्य 


पार कर कंस के सारे राजसी वस्त्र लुटा दिये । भाँति-भाँति के रज्भीन वस्त्रों से गोप 
सुसज्जित हो गए। अवश्य ही सखाओं को राजसी वस्त्र पाकर अपार हर्ष हुआ 
होगा । इसके पश्चात्‌ एक-एक करके राजदरबार के दृहयों में सवा भाग लेने लगे। 
धनुषशाला में भी सखा गण उनके साथ गये । 

ग्रवतार की प्रतीति --फिर एक के बाद एक दुष्टों का संहार सखाग्रों ने देखा-- 
कुबलया का वध, मुष्टिक-चारण र की मृत्यु और अन्त में स्वयं कंस का वध | कृष्ण 
के जिस दैवत रूप का वृन्दावन की कीड़ाभूमि में सखाञों को आभास मात्र हो पाता 
था, वह अ्रव उनकी दृष्टि के सम्मुख खुल कर ब्रकट होने लगा । मथुरा में सिवाय वध 
के ललित क्रीड़ा का कौतुक उन्हें देखने को ही नहीं मिला । कृष्ण के अवतारी रूप 
. से अनम्यस्त सखाओं के मत में धीरे-धीरे उनके ब्रह्म होने की प्रतीति उपन्न हो गई। 
रवाल सखाओओं को श्रर्जुन की भाँति पूर्ण विश्वास हो गया कि जिनके साथ वह बचपन 
से लेकर भ्रब तक खेले, खाये और भगड़े थे वह साक्षात्‌ परब्रह्म के अतिरिक्त श्रोर 
कोई नहीं है ।* द 

ब्रह्मत्व से क्षोम--किन्‍्तु कृष्ण के ब्रह्म रूप से सखाओ्ोों को कोई परितृष्ति नहीं 
मिली । नन्‍द के प्रति कृष्ण के श्ौोपचारिक वचनों को सुनकर सखागरा श्रत्यन्त खिन्न 
हो गये । भ्रब कृष्ण वह ऋष्ण न रहे जिनसे उन्हें श्रात्मीयता थी, यशोदा के पुत्र होने 
का भाव जो नष्ट हो चुका था। सखा उन्हें निठुर समभते हैं, श्रव उनका कृष्ण से 
क्या सम्बन्ध, वे तो मथुरा के अन्य जनों की भाँति ही हो गये ।* जब कृष्ण का रुख 
ही बदल गया तो सखा वहाँ रहकर क्‍या करते ! नन्द के साथ वे पुनः वृन्दावन लौट 
प्राए । कृष्ण के ऐसे व्यवहार पर सखाओ्रों का मन अत्यन्त क्षोभ से भर गया । कृष्ण 
ने उनसे निष्ठुरता का व्यवहार इसलिए किया कि वे भ्रब राजा बन यये, ग्वाल 
प्रहीर न रहकर. यदुवंशी हो गए भ्रौर गुज्ञामाल आदि छोड़कर राजभूषण धारण 
करने लगे । एक साधारण मनुष्य का श्रहद्भार तथा मद उनके प्रियतम सखा को भी 








१--अ्रस परस सब ग्वाल कहें । 

जब मार्यौ हरि रजक आवतहि, मन जान्यो हम नहिं निबहें । 

वैसी धनुष तोरि सब जोधा, तिन मारत नहिं बिलम्ब कर॒यो ॥। 

मलल मतंग तिहूँ पुरगामी, छिनकहि मैं सो धरनि पर्‌यो। 

सुनहु सुर ये हैं अवतारी, इनतें प्रभ्न॒ नहिं और बियों ॥--सुरसागर, पद सं० ३७३० 
३--ननन्‍्द गोप सब सखा निहारत, जसुमति सुत को भाव नहीं । 

उग्मपेन वसुदेव उपज सुत, सुफलक सुत, वैसे सज्न ही ॥ 

जब ही मन न्यारौ हरि कीन्हौ, गोपनि मन यह व्यापि गई। 

बोल उठे इहि अन्तर मधुरे, निठुर रूप जो अक्य मई ॥--वही, पद सं० र७३९ 


भाव-चित्रश ३२३ 


व्याप गया । कृष्ण की निष्ठुरता पर सखा बार-बार पदचात्ताप करते हैं कि आखिर 
इतनी मित्रता की ही क्‍यों थी ? क्ृष्ण को तो राज्यसुख है किन्तु सखाओों के लिए 
हाथ मलकर पछताने श्रौर विकल शअ्श्नु बहाने के धिवाय ओर कुछ नहीं रहा । दुःख 
से कातर सखागण कृष्ण पर कठु॒व्यद्ध भी करते हैं। उन्हें ग्रपते और कृष्ण के बीच 
की यह दूरी बहुत खलती है, किन्तु बेचारे अब करें ही क्या ? जब कृष्ण ही बदल गये 
तब किसी से क्या कहना-सु नना | श्रव किस पर वश रहा ?* 


विरह--कष्णु के विरह में सभी ग्वाल एवं गौवें, आहार-निद्रा भुलकर दिनों दिन 
क्षीण होने लगे । एक श्रीकृष्ण के अ्रभाव में गोचा रण-भूमि इमशान बन गई | जिसके 
साहचये से सभी कुछ ग्राकर्षक लगता था, आज उसकी अनुपस्थिति ने सभी में कठुता भर 
दी । अ्रब सखाओं का कोई जीवन ही नहीं रह गया । वे अत्यन्त दीन हो गये। * उद्धव 
ब्रज की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गायों ने चरना छोड़ दिया झौर वृक्षों ने फल 
देना। गोपी, ग्वाल, सभी उसासें भर रहे हैं, वे केवल कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा के सहारे 
जीवित हैं। उनकी दशा से द्रवीभृत होकर परमज्ञानी उद्धव भी कृष्ण से प्रार्थना करने 
लगते हैं कि वे कुछ दिनों के लिए ब्रज चले चलें । कृष्ण को भी ब्रज से उतना ही स्नेह 
है जितना ब्रज को उनसे । किन्तु वह करें क्‍या, कत्तंव्य से ज़ो बंधे हैं। उन्हें सखाओ्रं 
के साथ स्वच्छन्द जीवन की अरब भी याद झ्ञाती है। वे कठोर नहीं हैं, विवश हैं । 


१-गवालनि ऐसी कही जाइ। 

भर हरे मधु पुरी राजा, बड़े बंस कहाइ।॥ 

सूत मागध वदत विरदनि, बरनि वहु॒धों सात। 

राज-भूषन अज्ञ  आ्राजत, अहिर कहत लजात ॥ 

मातु पितु वहुदेव दैवे, नन्द जसुमति नाहिं। 

यह सुनत जल नेन ढारत, मींजि कर पछिताहिं ॥ 

मिलीं कुबिजा मले ले के, सो भई अरघन्न । 

सूर प्रभु बस भए ताकें, करत नाना रह्ञ॥--सूरसागर, पद सें० ३७६० 
२१--कहाँ लॉ कहिए बज की बात । 

सुनहु स्याम तुम बिनु उन लोगनि, जैसें दिवस विहात ॥ 

गोपी ग्वाल गाइ गो सुत सब, मलिन वदन इस गात। 

परम दीन जनु सिप्तिर हेम हत, अंबुजगन बिनु पात ॥--वही, पद सं० ४७३८ 


३--ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहीं। 
हंस सुता की घुन्दर कगरी, अरु कुकनि की छांही ॥ 
वै सुरभी वै बच्छ दोहनी, खरिक दुद्यावन जाहीं। 
ग्वाल-बाल मिलि करत कुलाहल, नाचत गद्ठि गह्दि वाहीं ॥- वही, पई सृं० ४७७३ 


३२४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-संम्प्रदो्य 


प्रन्त में कुरुक्षेत्र में एक और अन्तिम बार के लिए कृष्ण अपने सखाओं से मिलते हैं.। 
सखा प्रफुल्लित होकर उनसे मिलने चले ।* द्याम को महाराज की वेशभूषा में देख 
कर सखाओं को उनसे मिलने में स्कलोच हुआ, किन्तु कृष्ण स्वयं बढ़कर उनसे मिले 
झौर कुशल वार्ता पुछी । इस प्रकार घात-प्रतिघात के बीच गुजर कर कृष्ण भार 
कृष्ण-सखाशों का मैत्री-भाव श्रक्षुण्ण बना रहा। 

माधुर्य भाव--माधुर्यभ्ाव का प्रकाशन गोपियों एवं राधा दोनों के प्रसद्ध में 
हुआ है । चैतन्य एवं राधावलल्‍लभ, निम्बाक तथा हरिदासी सम्प्रदायों में गोपी कृष्ण के 
प्रेम की कोई चर्चा ही नहीं है। वहाँ गोपियों का कृष्ण से कोई प्रण॒य-सम्बन्ध नहीं है । 
वे या तो राधा की सेवा में संलग्न हैं या फिर राधा की दूती बनकर ही क्रियाशील 
हैं। स्वयं अपने में, इस भाव के श्राश्रय की दृष्टि से, उनका कोई महत्व नहीं है। हाँ, 
बललभ-सम्प्रदाय में अवश्य गोपीकृष्ण का मधुर रस पूर्णो विस्तार के साथ प्रदर्शित 
हुआ है | गोपियाँ भी कृष्ण से उसी भाव से प्रभावित हैं जिससे राधा। भ्रन्तर केवल 
इतना है कि राधा का प्रेम उनकी तुलना में श्रधिक गृढ़ तथा गोपन है। जहाँ कृष्ण 
के प्रति गोपियों का मनोभाव उनके कुछ निकट परिचय के बाद ही घर-बाहर प्रकट 
होने लगता है वहाँ राधा का प्रेम न तो उनकी माता ही भाँप सकती हैं न उनके 
साथ निरन्तर रहने वाली गोपियाँ ही । बल्‍लभ-सम्प्रदाय की राधा के प्रेम में गोपियों 
की तुलना में मधुर भाव का गहनतर रूप व्यज्ञित है। कृष्ण का राधा एवं गोपियों 


से समानान्‍्तर प्रेम-व्यवहार चलता है । 
प्रेमोदय--रस-शास्त्र की दृष्टि से साक्षात्‌ दर्शन, श्रवण तथा स्वप्न झ्रादि के. 


द्वारा प्रेम का आाविर्भाव चैतन्य-सम्प्रदाय की राधा में प्रदर्शित हुआ है किन्तु ब्रजभाषा- 
ः काव्य में प्रेम किसी परिपाटी में बंघकर नहीं चलाया गया । घर के भीतर, बाहर, घाट, 

बाट, कहीं भी गोपियों की भ्रचानक कृष्ण से भेंट हो जाती है श्ौर वे उन पर न्यौछावर 
हो जाती हैं । हिन्दी के कृष्ण-काव्य में गोपियों का भाव कृष्ण के प्रति तभी से 
तरज्धित होने लगता है जब कृष्ण बालक ही रहते हैं । वस्तुत: वे अपनी भ्रलौकिक 


वक्ति से उनके सम्मुख कैशौरवयस्‌ की मूति बन जाते हैं । 
बालक कृष्ण को देखने एक ग्वालिन यशोदा के घर जाती है किन्तु वहाँ तो . 


उसकी दशा कुछ और ही हो जाती है । आँगन में क्रीड़ा करते हुए कृष्ण को देखकर 
गवालिन का प्राण तुरन्त पलट जाता है श्ौर उसका तन मन द्यामल हो उठता है । 
देखते ही वह अ्रमूल्य निधि श्राँखों के पथ से हृदय में सेजोली जाती है श्रोर उसमें तत्मय 





१--कोऊ गावत कोउ बेनु बजावत, कोड उत्तावल चावत। द 
हरि दरसन की आसा कारन, विविध मुदिति सब श्रावत ॥--खूरसागर, पद सं॑० ४३०० 
२-मिले सुतात, मात बाँधव सब, कुसल कुसल करि प्रस्न चलाई ।--वद्ी, पद सं० ४६०१ 


भाव-चित्रयां ३२४५ 


होकर गोपी आत्म-विस्मृत हो पलकों में ताला डाल लेती है । किन्तु उस साँवली 
सूरत का प्रभाव हृंदय में उतर कर विपरीत-सा हो जाता है, श्यामलवणां हृदय के 
हर कोने में प्रकाश विकीरं करने लगता है; और सुमेर से भी भारी, सागर से भी 
गहनतर किसी प्रनुभूति में ग्वालिन का गुण-ज्ञान विलीन होने लगता है। वह और 
कृष्ण तरु-बीज की भाँति प्रोतप्रोत होने लगते हैं और उसे देह का भान जाता रहता 
है । जल, थल, नभ, घर-बाहर, जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है उसे नन्‍्द का दुलारा 
ही नृत्य करता दृष्टिगोचर होता है। सारी सृष्टि कृष्णमय दीखने लग जाती है । 
कृष्ण के प्रबल श्राकषंणा से यह लोकमर्यादा से विरक्त हो जाती है। उसे भर सारे 
रस खारे लगने लगते हैं । जिस स्वाद से वह लुग्ध है उसे वही जानती है और कोई 
नहीं । कृष्ण से मिलने के लिए मन-ही-मन गोपी अभिलाषा करती है। कृष्ण उसके 
घर माखन-चोरी करने जाते हैं और उस चोरी में वह उसका मन सम्पूर्ण रूप से 
ग्रायत्त कर लेते हैं -सूरदास ठगि रही ग्वालिनी, मन हरि लियौ अज्ञोरि ।” या 
कभी कोई ग्वालिन अपने घर में श्रृद्भार कर रही थी, पीछे से श्रचानक कृष्ण श्रा 
गए । दर्पण में ही कृष्ण एवं ग्वालिन की श्राँखें चार हो गईं ।* ब्रज में गोरस बेंचते 
हुए ग्वालिनों के मन की दशा भी विचित्र हो जाती है ।* 


१--मैं देख्यों जसुदा कौ नन्दन, खेलत आँगन बारों री। 

ततछन प्रान पलटि गयौ मेरौ, तन मन हे गयो कासे री ॥ 

देखत आनि संच्याँ उर अन्तर, दे पलकनि कौ तारौ री। 

मोहिं श्रम भयौ सखी उर अपने, चहुँ दिसि भयौ उजार्‌यौ री ॥ 

जल थल नभ कानन घर भीतर, जहँलों दृष्टि पसारों री। 

तितही तित मेरे नैननि आगे, निरतत नन्द्र दुलारों री ॥ 

तजी लाज कुलकानि लोक की; पति गुरुजन प्यौसारों री। 

कहों कद्दा कछु कदत न आबै, आओ रस लागत खांसे री॥ 

इनहिं स्वाद जो लुब्ध सूर सोइ, जानत चाखन हारौ री --सूरसागर, पद सं० ७४३ 
२--ओऔचकहिं हरि आइ गये । 

हों दरपन लै माँग खवारत चारयौ हूँ नैना एक भए॥ 

नेक चिते मुसकाये हरि जू मेरे प्रान चुराइ लये। 

अब तो भई है चोंप मिलन की बिसरे रहे सिज्ञार हये ॥ 

तब तें कछ न सुहाय, विकल मन ठगी नन्द सुत स्याम नये। 

'परमानन्द! प्रश्नु सों रति बाढ़ी, गिरिधरलाल आनन्द भये ॥--परमानन्द सागर, पद सं० ४४२ 
३--गोरस बेंचत आपु बिकानी । 

भवन गोपाल मनोहर मूरति मोही तुम्हारी बानी ॥ 

अन्न अज्ञ प्रति भूलि सहेली में चातुरि कछुवे नहिं जानी । 

“चत्रुभुज' प्रभु गिरिधर मन अटक्यो तन मन हेत हिरानी ॥--चतुर्मुजदास, पद सं० २५८ 


३२९ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


सबसे भ्रधिक झचक' किन्तु स्वाभाविक मिलन राधा से है। कृष्ण भौंरा. 
चकडोरी खेलते-खेलते ब्रज की गली से यमुनातट की ओर निकले । उधर राधा भ॑ 
स्वच्छन्द घूमती हुईं सखियों के साथ चली श्रा रही थीं। बस, कृष्ण ने भोली राघ 
को देखा श्रौर राधा ने चतुर क्ृष्ण को; नन-नेन की ठगौरी लग गई ।* इस अचानरः 
प्रथम दर्शन में ही उनकी पुरातन प्रीति के नये अंकुर फूठ श्राये । कृष्ण चुप नहीं रह 
सके, पूछने लगे--“गोरी तू कौन है ? कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, कभी तुमे ब्रज 
में देखा नहीं ।” राधा भी भिम्कने वाली नहीं, उन्होंने मूँह तोड़-जवाब दिय 
“ब्रज क्‍यों आती, अपने घर खेलती रहती हैं, सुना है ब्रज में नन्‍्द का लड़का बड़ 
चोर है, मक्खन दही की चोरी करता फिरता है, ऐसे चोरों के देश में कोई क्‍्ये 
खेलने जाये ।” किन्तु कृष्ण कहते हैं कि राधा का वह क्‍या चुरा लेंगे, उसे उनके साथ् 
खेलना चाहिए। और बातों ही बातों में मोली राधिका को वह बहका लेते हैं ।' 
सबसे स्वच्छन्द वातावरण पनघट का है। वहाँ गोपियाँ नित्य-प्रति यमुना-जल 
भरने ञ्राती हैं, वहाँ गुरुजनों का कोई भय नहीं है । निद्व॑न्द्र कृष्णा किसी की गगरी 
ढरका देते हैं, किसी की ईड्ररी फटकाते हैं, तो कड्भूड़ से किसी की भरी गगरी फोड 
देते हैं। कभी-कभी किसी का घड़ा भी उठवा देते हैं। ऊपर से तो गोपियाँ रोष प्रक- 
करती हैं किन्तु मन-ही-मन कृष्ण की सारी अचगरी” पर रीभती जाती हैं । यमुन 
से पानी भरकर लौटने में ऐसा हाल बहुतों का होता है कि श्यामवर्णों बालक के 
देखकर वे घर की राह भूल जाती हैं ।र 

गौड़ीय-सम्प्रदाय की परकीया राधा भी यमुना तट पर श्रीकृष्ण का दर्शेर 


अयाशानासाथ॥ााा भाप अ्दावरावपदफाफपपएदययदार 
१--खेलत हरि निकसे अज खोरी । 
कटि कछनी पीताम्बर बाँगे, हाथ लिये भौोंरा चकडोरी। 
गए स्याम रवि-तनया कै तट, अज्ञ लसति चंदन की खोरी ॥ 
ओऔचकही देखी तहँ राधा, नैन विसाल भाल दिए रोरो। 
नील बसन फरिया कटे पहिरे, बेनी पीठि रुलति ककमोरी॥ 
सज्जञ लरिकनि चलि इति आवति, दिन-थोरी, अति छवितन-गोरी । 
सर-स्याम देखत ही रीकें, सेत नेन मिलि परी ठगोरी ॥--सूरसागर, पद सं० १२६५ 
२--वही, पद सं० १२६१ 
३--आवत ही जमुना भरिं पानी । 
स्याम वरन काहू को ढोटा, निरखि वदन घर गैल झुुलानी ॥ 
में उन तन उन मोतन चितयौ, तबहीं तें उन हाथ विकानी। 
उर धकथकी टकटको लागी, तन व्याकुल मुख फुरत न बानी ॥ 
कह्यौ मोहन मोहिनि तू को है, मोहि नाहिं तोसौ पहिचानी । 
सरदास प्रञु मोहन देखत, जनु वारिष जल बूंद हिरानी ॥-- वही, पृद स्॑ं० २०३१ 


३२६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


सबसे अधिक झोचक' किन्तु स्वाभाविक मिलन राधा से है। कृष्ण भौंरा 
चकडोरी सखेलते-खेलते ब्रज की गली से यमुनातट की शोर निकले । उधर राधा भी 
स्वच्छन्द घूमती हुई सखियों के साथ चली श्रा रही थीं। बस, कृष्ण ने भोली राधा 
को देखा श्र राधा ने चतुर कृष्ण को; नेन-नेन की ठगौरी लग गई ।* इस अ्रचानक 
प्रथम दर्शन में ही उनकी पुरातन प्रीति के नये अंकुर फूट झ्राये। कृष्ण चुप नहीं रह 
सके, पूछने लगे--“गोरी तू कौन है ? कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, कभी तुमे ब्रज 
में देखा नहीं ।” राधा भी भिभकने वाली नहीं, उन्होंने मूँह तोड़-जवाब दिया. 
“ब्रज क्‍यों श्राती, अपने घर खेलती रहती हैं, सुना है ब्रज में नन्‍्द का लड़का बड़ा 
चोर है, मक्खन दही की चोरी करता फिरता है, ऐसे चोरों के देश में कोई क्‍यों 
खेलने जाये ।” किन्तु क्षृष्ण कहते हैं कि राधा का वह क्या चुरा लेंगे, उसे उनके साथ. 
खेलना चाहिए । और बातों ही बातों में भोली राधिका को वह बहका लेते हैं ।*. 
सबसे स्वच्छुन्द वातावरण पनघट का है। वहाँ गोपियाँ नित्य-प्रति यमुना-जल 
भरने ञ्ाती हैं, वहाँ गुरुजनों का कोई भय नहीं है । निद्व॑न्द्र कृष्ण किसी की गगरी 
ढरका देते हैं, किसी की ईड्ररी फटकाते हैं, तो कड्धूड़ से किसी की भरी गगरी फोड़ 
देते हैं। कभी-कभी किसी का घड़ा भी उठवा देते हैं । ऊपर से तो गोपियाँ रोष प्रकट _ 
करती हैं किन्तु मन-ही-मन कृष्ण की सारी अ्चगरी' पर रीभती जाती हैं । यमुना 
से पानी भरकर लौटने में ऐसा हाल बहुतों का होता है कि श्यामवर्णा बालक को 
देखकर वे घर की राह भूल जाती हैं ।* 

गौड़ीय-सम्प्रदाय की परकीया राधा भी यमुना तट पर श्रीकृष्ण का दर्शन _ 


4्मायाशददाअमधपाभाभवापपककफअप वद॒दापाधाराचपचाधापायादफधापापधयप 
१--खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी । 
कटे कछ्नी पीताम्बर बाँधे, हाथ लिये भौरा चकशेरी। 
गए स्याम रवि-तनया कै तट, अ्रज्ञ लसति चंदन की खोरी ॥ 
ओचकही देखी तहेँ राधा, नैन विसाल भाल दिए रोरी । 
नील बसन फरिया कटे पहिरे, बेनी पीठि रलति ऋकमोरी ॥ 
सन्न लरिकनि चलि इति आवति, दिन-थोरी, अति छवितन-गोरी । 
स्र-स्याम देखत ही रीमें, नेन नेन मिलि परी ठगोरी ॥--सुरसागर, पद सं० १२६० 
२--वही, पद सं० १२६१ 
३--आवत ही जम्ुना भरि पानी । 
स्याम वरन काहू को ढोठा, निरखि वदन घर गैल भुलानी ॥ 
में उन तन उन मोतन चितयौ, तबहीं तें उन हाथ बिकानी। 
उर धकथकी टकटको लागी, तन व्याकुल मुख फुरत न बानी ॥ 
कह्यौ मोहन मोहिनि तू को है, मोहि नाहिं तोसौ पहिचानी । 
. सरदास प्रभु मोहन देखत, जनु वारिध जल बूंद हिरानी ॥-- वही, पृद स॑ं० २०३५ 


भाव-चित्रण ३२७ 


कर काले रज्ज से ग्रसत हो जाती है। पाँच सात सखियों के साथ नाना प्राभरण 
से अज्भध सजा कर राधा पनघट पर जल भरने के लिए जाती हैं । यमुना के पथ पर 
कदम्ब के नीचे किसी श्यामल देवता के रख्लित कर, रख्लित चरणा झौर दीघं नयनों 
को देखकर राधा के देह की दशा विचित्र-सी हो जाती है । कृष्ण के मकर-कुण्डल 
उन्हें समग्र रूप से ग्रस लेते हैं और पितृुकुल और दइवसुरकुल दोनों प्रथम मिलन में 
ही खो जाते हैं ।* 
केवल गोपियों या राधा ही के मन में प्रेम का उदय नहीं होता, कृष्ण के मन 

में भी उनके प्रति रागोदय चित्रित हुआ है। रास्ते में मिल जाने पर, पनघट पर 
छेड़कर वह ब्रजनारियों के प्रति अपने प्रेम की सूचना दे देते हैं; किन्तु राधा को 
देखकर उनकी दशा कुछ और ही हो जाती है । सुबल से, कालिय-दमन के दिन का 
वर्णन करते हुए कृष्ण कहते हैं-- 

कालिय. दसमत दिन माह। 

कालिन्दि-कूल कदम्बक छाह। 

कत शत  ब्रज-नव बाला । 

पेखलूं जनु थिर बिजुरिक साला । 

तोहे कहों सुबल साँगाति। 

तव धरि हाम ना जानि दिन राति । 

तह धनि सनि दुई चारि। 

तहि पुन मनसोहिनि इक नारि ॥ 

सो रहु मकु मने पढि। 

मनसिज-घूमे घूमि नाहि दीठि। 

ग्रनुखत तह्िक समाधि । 

को जाने कछन विरह-वियाधि | 





१--तखनि बलिलूं तोरे जाइस ना जमुना तीरे, चाइस ना से कदम्बेर तले। 
तूमि एखन केनबा बोल, शुन ना गो बड़ि माइ, गा मोर केमन केमन करे॥ 
रांगा हात रांगा पा मेघेर बरन गा, रांगा दीघल दूटि आँखि। 
काहार शकति उहार दिडि ते पड़िले गो, घरे आइस आपना के राखि ॥ 
काने मकर-कुण्डल आस्त मालुष गिले, काँचा पाका किछू नाहि बाले। 
आमरा उहार डरे सदाइ डराइ गो, वाहिर ना हुई वाड़ीर नाछे॥ 
आन सने कथा कय आन जने मुराद्याय, इहा कि शुन्याद्ष सखि काने। 
ए कूल ओ कूल मोरा दुकूल खा आँछि गो, हय नय वंशीदास जाने ॥ 
| | द - पृदकल्पतरु, पद सं० १३२ 


३२८ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा झौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


दिने दिने खिन भेल देहा। 
गोविन्द दास कहे ऐसे नव लेहा ॥* 


प्रेमोदय की प्रतिक्रिया 

निस्तव्धता--$ए८णं से मिलने पर गोपियों की सारी स्वच्छन्दता छिन जाती 
है, सारी चपलता चली जाती है। प्रथम मिलन के श्रनन्तर उनके मन की गति 
एकदम स्तब्ध-सी हो जाती है। इस भावगाम्भीयं के कारण तन भी निश्चल हो 
जाता है, कोई श्रभृतपूर्व अनुभूति मन में जन्म लेने लगती है श्रौर गोपियाँ कृष्ण 
सांहदय वस्तुश्रों को देखकर जड़वत्‌ होने लगती हैं। भाव, इस पृथ्वी से हटकर 
किंसी भ्रप्राकृत मनोराज्य में विचरण करने लगता है और सम्पूर्ण वाह्मचेतना लु् 
हो जाती है। प्रणयिनी एकदम गुमसुम हो जाती है ।* कृष्ण को देखकर ग्वालिन 
चितेरे की भाँति चित्रवत्‌ हो जाती है । उन्हें देखकर वहु॒ इतनी ठगी-सी रह जाती 
है कि यदि उसके कान के निकट कोई उसे पुकारे तब भी वह कुछ नहीं सुनती, कुछ 
नहीं समझती । ' 

विमुग्ध-आत्मसमपं ण--क्ृष्ण के इशारे पर गोपियाँ ऐसा नाचने लगती हैं कि 
उन्हें अ्रपने काये का ध्यान ही नहीं रह जाता । एक ग्वालिन दही मथते समय कृष्ण 
को देख लेती है भ्रोर कृष्ण उसके भ्राँगन से कुछ इशारा करते हुए निकल जाते हैं। बस, 
फिर क्या, दही सहित उसकी मथानी छिटक जाती है और वह मंत्रमुग्ध-सी ग्रात्मविस्मृत 


१--पदकल्पतरु, पद छुं० ४६ 
२--राधार कि द्दैल अन्तरे वेथा । 

बसिया विरले थाकये एकले, ना शुने काहारो कथा ॥ 

सदाई धेयाने चाहे मेघपाने,न चले नयन-तारा। 

विरति आहारे रांगा बास परे, येमन योगिनी पारा॥ 

आउलश्या बेनी फूलये गाथनी. देखये खसा पड़ा चूलि। 

हसित वदने चाहे मेघपाने, कि कहे दू हात तूलि॥ 

एक दिठ करि मयूर-मयूरी, कंठ. करे निरखने। 

चण्डीदास कय नव परिचय, कालिया वन्धूर सने ॥--पदकल्पतरु, पद सं० ३० 
३--चितबत आपुहि भयौ चितेरो। 

मन्दिर लिखत छोडी हरि अकवक देखत है मुख तेरो ॥ 

मानहुँ ठगी परी जक इकटक इत-उत करति न फेरौ। 

ओर न कछू सुनति समुझति कोउ ख्रवन निकट है टेरो ॥ 

चत्रुभुज प्रभु मग काहू न पारूयो कठिन काम कौ घेरों 

गोव्न-धर स्याम सिन्धु मह परयौ प्रान कौ बेरौ॥ 

#-चतुभुजदास [पदर्संग्रह, ] पद २० २५६ 


भाव-चित्रण - ३२६ 


हो कृष्ण के पीछे चल पड़ती है ।* इसी प्रकार पनघट से लौटती हुई एक ग्वालिन, 
जिससे कृष्ण छेड़-छाड़ कर चुकते हैं, अपने घर का रास्ता भूलकर किसी ग्रौर ही मार्य 
पर चल पड़ती है और किसी सखी के द्वारा सचेत किये जाने पर मन ही मन लज्जित 
ग्रेती है । 
पक कोई गोपी तो अपनी दशा पर खीभती भी है | रात-दिन चित्त उचटा रहता 
है, उर की धुकधुकी नहीं शमित होती, रोना आ्राता है और न जाने कौन-सा बला उत्पन्न 
हो गई है जैसे वायुरोग हो गया हो। वह भ्रपनी इस दशा पर बहुत पदचात्ताप करती है" । 

.. विश्रम-व्याकुलता--इस मनोव्यथा को समभने वाला कोई नहीं है, इसलिए 
बालक की वेदना की भाँति मन-ही-मन उसे सहना पड़ता है । प्रेम की मर्मव्यथा 
किसी श्रन्य उपचार से शान्त नहीं होती, वह तो क्ृष्णु-मिलन से ही मिट सकती है । 
मीरावाई भी अपने दर्द के विषय में कहती हैं कि “उस दर्द को पहचानने वाला कोई 
नहीं है, एकमात्र जो ददं देता है वही पहचानता है या जिस पर बीतता है वह। 
केवल कृष्ण के वैद्य होने पर ही यह दर्द मिट सकता है ।” मीरा की अन्तिम दशा भी 
थ्रा गई । वह काशी में “करवत' तक लेने को तैयार हो गईं। बिना देखे कल नहीं 
पड़ता । उधर मिलन नहीं हो पाता, इधर संसार का उपहास--ऐसी दशा में सिवाय 
मृत्यु के श्रौर चारा ही क्‍या है ? राधा भी ग्रपनी सखी से कहती हैं-- 

इह वन्दावने देह उपेखब, मृत तनु राखवि हामार । 
कबहें दयाम-तनु-परिमल पायव, तबहूं मनोरथ पुर॥* 
राधा को घर द्वार नहीं सुहाता, चित्त विभ्रमित है, खाना-पीना सभी भूल. 

गया है; केवल एक मिलन की तीत्न उत्कण्ठा शेष है।? 





१--मथनिया दधि समेत छिटकाई। 

भूली सी रह गई चितै उत किनु न विलौवन पाई॥ 

आंगन हैं निकसे नन्द-नन्दन नेन की सेन जनाई। 

छाड़ि नेत कर तेंघर तें उठि पाछे ही वन धाई॥ 

लोक लाज अरू वेद मरजादा सब तन ते बिसराई। 

* चन्नुभुज”? प्रभु गिरिधरन मंद हँसि कछुक ठगौरी लाई ॥--चतुभुजदास [पद संग्रह] पद सं० २४० 
२--प्रेंम की पीर सरीर न माई। 

निस बासर जिय रहत चपपटी यह घुक धुकी न जाई॥ 

प्रबल सूल रह्यौँ जात न सखी री आवे रोवन माई। 

कासो कहाँ मरम की माई उपजी कौन बलाई। 

जो कोउ खोजे खोजन पैयतु ताको कौन उपाई। 

हों जानति हों मेरे मन की लागत है कछु बाई॥ 

पाछ्ले लगे सुनत॒ परमानन्द हरि मुख मृदु मुसिकाई। 

मूंदि आँखि आये पाछे ते लीनी कंठ लगाई ॥-पैरमानन्द सागर, पद सं० ४२० 
३--पदकल्पतरु, पद सं० ४५ 


४- सूरसागर, पद सं० १२६६ 


३३० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


...वृत्तियों का सम्पूर्णतः इृष्ण में केन्द्रित होना--सभी गोपियों की ऐसी दक्षा है 
कि उनके नेत्रों में कृष्ण रूपी किरकिरी पड़ गई है। नई प्रीति मन में बस गई और 
झग्राँखों को केवल कृष्ण-दर्शन की चाह ने पकड़ लिया । निशि-वासर केवल कृष्ण का 
ही ध्यान रहता है और सारी चाह नष्ट हो गई है । गोपियों का हृदय कृष्ण-मृ्ति 
में पूरंरूप से श्राबद्ध हो चुका है। राधा अपने चित्त को जितना ही उधर से हठाना 
चाहती हैं उतना ही वह उधर जाता है और नकारात्मक रूप से वह कृष्ण को स्वीकार 
करता जाता है। यद्यपि वह दूसरे रास्ते से जाती हैं किन्तु पेर कृष्ण-मार्ग पर ही 
चलने लगते हैं प्रौर इस दुष्ट जिह्ा को क्या हो गया है कि वह परोढ़ा से कृष्ण का 
नाम जपवाती रहती है | बन्द किये जाने पर भी नासिका को श्याम-गन्ध मिलती 
रहती है। कान के क्ृष्ण-कथा न सुनने का संकल्प करने पर भी वह उनके प्रसद्भ के 
निकट अपने श्राप चला जाता है । श्रीमती राधा अभ्रपती सारी इन्द्रियों को घिक्‍्कारना 
झारम्भ करती हैं क्योंकि उनकी सारी इन्द्रियाँ उनके कहे में नहीं हैं, कुलशील को 
भुलाकर वे कृष्ण का अनुभव करवाती रहती हैं ।* 

मिलन की उत्कण्ठा--सभी की श्राँखें कृष्ण को देखने के लिए कातर हैं, भ्रब 

वे रोके नहीं रुकतीं ।* एक ही गाँव का वास है, आखिर कैसे कोई अपने को रोक 

सकता है। उसी मार्ग से कृष्ण गोचारण को जाते हैं श्रौर गोपियाँ दही बेचने । केसे 
न मिलने का मन करे ! गोपियाँ भ्रपता सारा थैर्य खो बठती हैं । 

गोपियों का मिलनोद्यम--गोपियाँ कृष्ण से मिलने के नाना बहाने ढूंढ 

लेती हैं। माखन चोरी तथा पनघट पर छेड़छाड़ के उलाहना देने के मिस्र गोषियों की 


१--प्रीति नई उर माँ जगी पिय नैननि तेरिय चाह लगी है। 
देखे बिना पलकौ न लगे पल देखे तो लागि रहैई ठगी हैं ॥ 
तेरोई ध्यान रहें नेसि वासर और सबै चित्त चाह भगी है। 
“वृन्दावन! प्रशु के मन मानस तेरिय मूरति जाय खगी है ॥ 
| द --निम्बाकमाधुरी--श्री इन्दावनदेव, ए० १४८ 
२--जत निवारिये चिते निबार ना जाय रे। आन पथे जाइ, पद कानूपथे थाय रे॥ 
ए छार रसना, मोर हइल कि वाम रे । जार नाम ना लइब लय तार नाम रे ॥ 
ए छार नासिका मुइ जत करु बन्ध। तबू त दारुण नासा पाय श्याम-गन्ध ।। 
तार कथा ना शुनिब करि अनुमान | परसंग शुनिते आपनि जाय कान॥ 
धिक रहू ए छार इन्द्रिय मोर सब। सदासे कालिया कानू हय अनुभव॥ 
--वण्डीदास पदावली, प्रथम खण्ड, पद सं० ४७ 
8--लोचन करमरात हैं मेरे । क्‍ 
देखन को गिरिधरन छबीलौ करत रहत बहु फेरे ॥ 
स्याम घन तन, बदन चंद के तृषावंत ताप सहत घने रे । । 
सादर ज्यों चातक चकोर कुंभनदास ० न रहत पेरे ॥--कुम्मनदास [पद संयह] पद सु० २१५ 


भाव-चित्रण ह ३३१ 


भीड़ यशोदा के घर पर जुट जाती है । तज्ु झ्ञाकर गोपी ब्रज छोड़ देने का निश्चय 
कर लेती है ।* यद्यपि मन में कृष्ण के नाते ब्रज से कितनी गाढ़ आसक्ति है, यह 
वही जानती हैं । इसी प्रकार पनघट-प्रसद्भ के बाद एक गोपी यशोदा से कहती है--- 
तुम सों कहत सकुचति महरि। द 
स्थाम के गुन कछु न जानति, जाति हम सौं गहरि ।८ 

नेकहूँ नह सुनत ख्वननि, करत हैं हरि चहरि। 

जल भरन कोउ ना पावति, रोकि राखत डहरि। 

ग्रजगरी श्रति करत मोहन, फटकि गेंडुरि दहरि। 
नित्य-प्रति वही उलाहना लेकर ब्रजाड्भनाएँ जाती रहती हैं और यशोदा कृष्ण 
को उलाहने का सच्चा बयान देने के लिए बुलाती हैं। इसी बहाने गोपियाँ उन्हें 

देखती हैं और बहस के मिस बात भी कर लेती हैं । 


कभी-कभी तो बिना ग्राधार के मिलने का बहाना ढूंढ़ लिया जाता है। कोई 
घटना कल्पित कर ली जाती है श्रौर उससे कृष्ण का सम्बन्ध जोंडकर उनसे मिलने 
का अवसर खोज लिया जाता है। एक ग्वालिन कहती है कि “मेरी अँगठी खो गई, 
रात भर मुझे नींद नहीं आई | श्याम पनघट पर खेल रहे थे, श्रवश्य ही उन्होंने लिया 
होगा । उस अंगूठी का नगीना मेरे. चित्त से हटता नहीं, इसीलिए सुबह होते ही मैं 
श्राई हूं ।” ९ कभी मथानी लेने के बहाने कोई मुग्ध गोपी सुबह-सुबह पहुँच जाती. 
है। न जाने उसने अपनी मथानी कहाँ रख दी है, ढूंढ़े नहीं मिलती । इसीलिए वह 





१--यहाँ लों नेक चलो नन्दरानी जू। 

अपने सुत के कौतुक देखो, कियो दूध में पानी जू॥ 

मेरे सिर की चटक चूनरी, लै रस में वह सानी जू। 

हमरो तुमरो बैर कहा है, फोरी दथि की मथानी जू ॥ 

ब्रज को बसिवों हम छाड़ दे हैं, यह निस्चय करि जानो जू। 

“पपरमानन्द” दास को ठाकुर, करें वास रजधानी जू ॥--परमानन्दसागर, पद सं०५ १५४६ 
२--सू रसागर, पद स॑ं० २०४० 
३--नौंद न परी रैनि सगरी मुंदरिया हो मेरी ज्ु गई। 

या ही तें मटपटाइ कुकि आई चटपटी जिय में बहुत भई॥ 

तुम्हरों कान्ह पनघट खेलत ही बूभछु महरि हँसि होइ लई। 

विसरत नहीं नगीना चोखौ हृदे तें न टरत वे भलक नई॥ 

“चत्रुभुज' प्रभु गिरिधर चलो मेरे संग देहों दूध ठथि चाहो जितई। 

मेरो व जीवनि धन मोही को दैहो तव चरंन की चोरी हैहों जुग बितई॥ 

+चंतुझ्ुजदास, [पद संग्रह |पद सं० १६४ 


रैरे९ मध्ययुगोन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 





यशोदा से थोड़ी देर के लिए मथानी माँगने आई है श्ौर भोर ही यशोदा के बालक्ष 
को भआ्राशीष देती हुई चली श्राती है ।* सारी गोपियों में राधा की बुद्धि सबसे अधिक 
पनो है । माँ से उसकी विरह-दशा छिपती नहीं है, और कारण बताया भी नहीं जा 
सकता। भअ्रतः अत्यन्त चतुरता से वह एक ऐसे प्रसद्भ की कल्पना कर डालती है जो 
. उसकी देह-दशा का प्रमाण बनने में नितान्त स्वाभाविक है, साथ ही कृष्ण को बुलाने 
का बहाना भी मिल जाता है। माँ, राधा की व्याकुलता देखकर पृछती है कि उसे 
| हो कया गया ? अभी-अश्रभी तो अश्रच्छी भली थी, खरिक से आते ही यह कैसी दशा 
हो गई । तब राधा अत्यन्त भोलेपन से कहती हैं कि लौटते समय उसकी एक सखी 
को साँप ने डस लिया । एक द्यामवर्णा के लड़के ने उसका विष उतारा । इस घटना 
से उसका मन त्रास से भर गया ।"* श्यामवर्ण के लड़के का प्रसद्भ छेड़ कर उसने 
बड़ी चतुराई से कृष्ण को बुलाने का सद्धुत दे दिया, भविष्य में उसे भी तो सर्प 

सेगा ! एक दिन राधा खरिक से दूध दुह्मकर लौटीं तो उन्हें भी श्यामभुजद्भ ते डस 
लिया । उनकी सखियाँ उन्हें घर लाईं। सारे गाएरुड़ी बुलाए गये किन्तु सब पछता 
कर चले गये, किसी का कोई मन्त्र न लगा। अ्रचानक कीति को राधा द्वारा बताए 
गये कृष्ण गारुड़ी का ध्यान आया और वह नन्‍्द के गृह उसे बुलाने चल पड़ी। यशोदां 
चकित हैं कि कष्ण गारुड़ी कब से हो गये, फिर भी वह भेज दंती हैं । राधा का विष. 
कृष्ण के श्राते ही उतर जाता है ।* कृष्ण उस विष को उतार कर अन्य गोपियों के 
सर पर डाल दंते हैं । 





एक ही जाति के होने के कारण दूध दुहने के समय गोपियों की ऋष्ण से 
खरिक में भेंट हो ही जाती है। राधा अपनी गायों का दूध कृष्ण से दुहाने आती हैं।' 
दूध दुहते हुए कृष्ण राधा से प्रीति जोड़ते हैं। क्षीर-स्नाता राधा की मोहिनी छवि 
देखकर उनकी सखियाँ उसी रज् में रज्ध जाती हैं भ्रौर सारे ग्रहकायें से विरक्‍्त हो 


१--चतुझ्नुजदास, [पद संग्रह] पद सं० १५६ 
२-सू रसागर, पद सं० १३१५ 
३--हरि गारुड़ी तहाँ तब आए । 
यह बानी वृषभानु सुता सुनि, मन मन हरष बढ़ाए ।। 
धन्य धन्य आपुन को कीन्हो, अतिहिं गई'मुरकाइ। 
तनु पुलकित रोमाश्ज प्रगट भए, आनन्द-अश्र बहाइ ॥ 
विहल देखि जननि भइ व्याकुल, अंग विष गयौ समाइ। 
सूर स्वाम. प्यारी दोड ज़ानत, अंतरगत कौ भाई ॥--सूरसागर, पद सं० १३७६ 


भाव-चित्रण ३३ई 


जाती हैं।' परकीया राधा को जटिला-सी सास श्रौर कुटिला-सी नन्‍्द मिली हैं । 
कृष्ण से उनका मिलना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी जब कृष्ण उन्हें सुबल के 
द्वारा बुलवाते हैं तब वह पुरुषवेश धारण कर कृष्ण के निकट अझ्रभिसार करती हैं । 
रूप, वय, वेश में वह सुबल की प्रतिमूर्ति जान पड़ती हैं, यहाँ तक कि कृष्ण भी उन्हें 
नहीं पहिचान पाते ।* 


कृष्ण के गोपियों से सिलनोद्यम की छद्मलीलायें--जिस प्रकार गोपियाँ कृष्ण 
से मिलने के लिए सौ बहाने ढंढ़ लेती हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी उन गोपियों से---विशेष 
कर राधा से मिलने के लिए नाना छद॒मवेश धारण करते रहते हैं। राधावल्‍लभ 
एवं चैतन्य-सम्प्रदाय के साहित्य में कृष्ण का छद॒मवेश धारण करना श्रत्यन्त रक्नक 
रूप में वशित हुआ है । नाइन, मालिन, पंसारी, वरिएकनी, चिकित्सक, सँपेरा तथा 
जादूगर आदि के वेश में कृष्ण राधा से मिलने जाते हैं । एक दिन कृष्ण मालिनी के 
वेश में राधा के घर फूलमाला का मूल्य करने लगे। कहने लगे, पहिले मैं तुम्हें सजा 
लूँ बाद में जितना मूल्य होगा दे देना । माला पहिनाने के छल से कृष्ण ने राधा का 
चुम्बन किया, राधा ताड़ गई कि यह मालिन कौन है ? रे चाचा वृन्दावनदास ने रास- 
छद्मविनोद के अन्तगंत अनेक लीलाझओों का वरुंन किया है। कृष्ण चितेरिन, सुनारिन, 
मविहारिन, मालिन, विसातिन, पटविन, वीनावाली, गन्धिन तथा रंगरेजिन आदि 





१--पैनु दुद्दत, अतिददीं रति बाढ़ी । 

एक धार दोहनि पहुँचावत एक घार जहां प्यारी ठाढ़ी॥ 

मोहन करते धार चलति, परि मोहनि मुख अतिहीं छवि गाढ़ी । 

मनु जलघर जलधार वृष्टि-लघु, पुनि पुनि प्रेमचन्द पर वाड़ी ॥ 

सखी संग की निरखति यह छवि, भई व्याकुल मन्मथ की डाढ़ी । 

सूरदास प्रभु के रस बस सब, भवन काज तें भई उचाड़ी ॥-सरसागर, पद सं० १३५४ 
२--मऊकु मन संशय तुया मख हेरि। एकलि सुबल आउल बुफि फेरि ॥ 

तबहिं विरहजर अन्तर काँप | तेंखने परशि मिटाउलि ताप ॥--संक्रीत॑नामृत, पद म्लं० १५४ 
३--एक दिन मने रमसकाजे ।माल्यानी हइला रसिक-राजे ॥ 

फूल माला गांथिं कुलाइ हाते। के निबे के निबे फूकरे पाये ॥। 

तुरेते आइला मानु र बाड़ी। राइ कद्दे कत लश्बा काड़ि ॥ 

माल्यानी लइ्या निभ्ते बसि । माला फूल करे ईषत हासि ॥ 

माल्यानी कह्मे साजाइ आगे । पाछे दिबा कड़ि यतेक लागे ॥ 

एत कद्वि माला पराय गले । बदन चुम्बन करये छले॥ 

बुमिया नागरी धरिला करें। एत ढीटपना आसिया घरे॥ 

नागर कंहये नहिं ये सय। चण्डीदास कहे कि कर तय ॥--पदकल्पतंरु, पंद स० ६३६ 


३३४ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


बनकर राधा के पास आते हैं। नीलमरिंस की चूड़ी बेचने निकलते हैं, उसे पहिनने 
लायक सिवाय राधा के श्रौर कोइ दूसरा उन्हें मिलता ही नहीं । कष्ण, राधा के 
पास पहुँचाये जाते हैं। उनका रूप देखकर राधा चकित हैं--- 

चलो जू भूमत कुकत सी बेंनी सरकत पीठ। 

घट श्रमी को सो भरो जब मिली दीठि सो दीठि ॥१५॥ 

बहुत हँसी नव नागरी देखी परम श्रनप। 


च्ये 


के बेचत चूरी सखी तू के बेंचत है रूप ॥* 


चूड़ी पहिनाते समय कृष्ण को रोमाच हो आता है। राधा आ्राइचयंचकित 
होकर पूछती हैं कि तुम्हारी देह काँप क्‍यों रही है ? कृष्ण का अनुराग और छुलक 
श्राता है, उत्तर कौन दे ! राधा भी समझ जाती हैं कि मनिहारिन परम गुणवान्‌ 
कन्द के पुत्र हैं| क्‍ 

स्त्रियोचित कोमल रूप होने के कारण कृष्ण सरलता से विभिन्न प्रकार की 
स्त्रियों का रूप धारण कर लेते हैं म्नौर मथुरा से आने वाली ग्वालिन बन कर वह 
राधा के साथ अपना परिचय गाढ़ा कर लेते हैं। 


कृष्ण वीणावाली बन कर सरोवर के तीर बाबा के बाग में अद्ध में वीणा 
लेकर बंठ जाते हैं। उनके अज्भसुवास से वहाँ भौंरों की भीड़ हो जाती है और पक्षी 
कौतुक से ठगे-से रह जाते हैं । उस नीलमरणि-वर्ण की तरुणी को देखने बरसाने की 
स्त्रियाँ वहाँ जाती हैं श्रोर उसे गुणग्राहिका, स्नेह की भूखी राधा के पास ले आती 
हैं । राधा के श्रनुरोध पर श्यामली बाला ने गौरी राग गाया, रीभकर वृषशानु 
कुंवरि ने उसे ग्रपनी माला दे डाली और उससे कुछ दिन बरसाने ठहरने को कहा। 





१--मनिहारीलीला--रासबंदमविनोद (हितबृन्दावनदास), १० सं० ३०६ 
२--जबहीँ कर सो कर गह्मौं शिर भरि कियौ प्रताप । 

तन गतिवेषपथ जानि कै कछू मधुर कियों अलाप॥३१॥ 

तुम लायक धूरी कुँआरि भूल जु आईं ग्रह । 

निरखि निरखि प्यारी क्यो तेरी क्‍यों कॉपत देह ॥३३॥ 

सरस्यो प्रेम हियो वली उत्तर देय जु कौन। 

रूप अमल तापै चढ़ौ लाल क्‍यों न गहें मुख मौन ॥३४॥ 

ललिता कै यह भेम है के कोउ परस्यो रोग। 

जतन करों तन देखि के सखी कौन दई संजोग ॥३५॥ 

परम गुनीलों नन्द सुत मैं देख्यों टकयोइ। 

श्रद्दी प्रिया प्रीतम बिना बलि ऐसों प्रेम न होय ॥३६।॥।-- वही, प० सं० ३१० 


भाव-चित्रयां द ३३४ 


साँवरी सखी को उज्ज्वल रजना में एकान्‍्त में ले जाकर राधा गाना सुनने लगीं । 
तदुपरान्त स्वयं राधा ने वीणा लिया, किसी सद्भीत गति में नववागता सखी इतनों 
विभोर हो उठी कि वह नन्दलाल की ताल पर नाचने लगी। त्रिभज्ी मुद्रा में मुरली 
का भाव लेकर खड़ी हो गई श्रौर उसे राधा-राधा की रट लग गई। ललिता ताड़ 
गई, कान में चित्रा ने कहा कि यह तो ननन्‍्दकिशोर हैं ।* 

प्रेम का परिपाक व पूर्णता--कष्ण भ्रपनी झोर से कुछ ऐसी चेष्टाएँ करते 
हैं जिवसे गोपियाँ उनसे अधिक खुलती जाती हैं । 

चीरहरण-लीला--ची रहरण लीला के द्वारा गोपियाँ कृष्ण के पर्याप्त निकट 
झा जाती हैं। उनका श्रन्तर्वाद्य कृष्ण के प्रण॒य से दीम्त हो जाता है, आवरणों का 
निवारण हो जाता है और वे स्वच्छन्द हो जाती हैं। 

दानलीला--अ्रभी देह का पुर्णुरूप से पार्थिव स्तर पर कृष्ण को समर्थण 
नहीं मिला । जो भी अद्भ-सद्भ हैं, वह अन्तब्चेतना में भ्रतीन्द्रिय जगत्‌ का है, कृष्ण 
का स्पर्शानुभव मात्र है। अतएव प्रत्येक को अपने और निकट लाने के लिए कृष्ण 
दानलीला रचते हैं श्र स्पष्ट रूप से उनके यौवन का दान माँगते हैं । कृष्ण के प्रति 
समपंण में शरीर त्याज्य नहीं है वरन्‌ भ्रपरिहाय है। उन्हें गोपियों का अपने योवन' 
का व्यापार करना पसन्द नहीं है ।* 

इस दान में काफी बहस छिड़ जाती है। गोषियों और ऋष्णा के बीच की 
रही सही दूरी भी समाप्त हो जाती है। अब वे दीन नहीं हैं। वे कृष्ण से बराबरी 
से प्रइन करती हैं-- 

कापर दान पहिरि तुम श्राए । 
चलहु जु मिलि उनहों प॑ जैये जिनि तुम रोकन पन्‍्य पढाएं।* 
कृष्ण भी श्रब परीक्षा नहीं लेते । वे अपना श्रधिकार माँगते हैं-- 


हमारो दान दे गुजरेटी । 

नित तू चोरी बेचत गोरस, श्राजु श्रचानक भेटी । 

श्रति सतराति क्यों ब छुटेगी बड़े गोप को बेटी ॥* 
किन्तु गोपियाँ कृष्ण की चुटकी लेती हैं | भ्रव सत्वर आात्मसमपंण नहीं है, परिहास 
प्रौर व्यज्भ-विनोद भी उनको श्रा गया है। कृष्ण की प्रभुता का उन पर कोई प्रभाव 





१--वीनावारीलीला, रासछद्मविनोद, ४० सं० ३१६-३२२ 
३--सूरसांगर, पद सं० २१४२ 

३--वद्दी, पद सं० २१३० 

४--कुम्मनदास, [पद संग्द] ११ 


३३६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


नहीं पड़ता, वे उनसे तक करती हैं और उनके आ्राचरण को आलोचना भी । यहाँ 
कि कष्ण को गोपियाँ निलेज्ज एडू घृ्त भी कह डालती हैं, दानी महाशय को उपदेश 
देती हैं।* सूर कीं गोपियाँ कहती हैं-- 

तुम कमरो के श्रोढ़न हारे पीताम्बर नाह छाजत । 

सुर स्थाम कारे तन ऊपर, कारी कामरि आजत ॥४ 


कृष्ण भी तिलमिला जाते हैं श्रोर गोपियों पर व्यद्भ करते हैं-.. 


मों सो बात सुनहु ब्जनारी । 

इक उपखान चलत त्रिभुवन सें, तुम साँ कहाँ उघारी । 
कबहें बालक मुंह न दीजिये, मुँह न दीजिये नारी ॥ 
जोइ उन कर सोइ करि डारें, मूड चढ़त हैं भारी । 


बात कहृत श्रठिलाति जात सब, हँसति देति कर तारी ॥ 
सुर कहा ये हमकों जाने, छाँछहि बेंचन हारी॥४ 


कृष्ण के भौंह सिकोड़ कर हँसने पर गोपियाँ प्रदन पर प्रश्न पुछने लगता हैँ कि 
वे क्‍यों हंसे, उन्हें नन्‍्द, यशोदा, बलदाऊ, सब की सौगन्ध दिलाने लगती हैं । गोपियों 
की इस खीभ पर कृष्ण की शोर से श्रीदामा बोल उठते हैं -- 


श्रीदासा गोपिनि समुझावत । 

हँसत स्थाम के तुम कह जान्यो, काहेँं सॉह दिवावत ॥ 
तुम हु हंसो श्रापने संग मिलि, हम नहिं सौंह दिवाब। 
तरुनिनि की यह प्रकृति श्नेंसी, थोरिहि बात खिसावें ॥ 
नान्‍हें लोगनि सौंह दिवावहु, ये दानी प्रभु सब के | 
सुरस्थाम कौ दान देहु री, साँगत ठाढ़े कब के ॥४* 





१--हे दे हे निलज कानाई, ना कर एतेक चातुराली 
जो ना जाने मानसता तार आगे कह कथा, मोर अंगे बेकत सकलि॥ 
बड़ोइला गर लैया से लाज फेलिला घुश्या, एव. हैला दानी महाशय। 
कदम्ब-तला थाना राजपथ कर माना, दिने दिने बाड़िल विषम ॥ 
आन्धार-वरनकाल भूमेतें ना पड़े पा, कुल व्यू सने परिहास। 
एए रूप निरखिय आपना के चात्रो देखि, आइ आइ लाज नाहि बास ॥ न 
पदकल्पतरु, पद सं० १३७७ , 
२--सूरसागर, पद सं० २१३५ 
३--वही, पद सं० २१३१६ 
४--वदी, पद सं० २१६१ 


भाव-चित्रण....._. ३३ 


किन्तु कृष्ण के अभु-हूप का गोपियों के आत्मदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अन्त 
कामनुपति की दुहाई पर गोपियाँ कृष्ण की बात मान जाती हैं । हक पक 
फिर लोक लाज की बेड़ी एकदम टूंट जाती है और गोपियाँ रीती मटकी लेकर 
गोरस के स्थान पर “गोपाल' बेचती फिरती है । सौतें-जअगते केवल कृष्ण का ही ध्यान 
रहता है। घर में मन नहीं लगता । मर्यादा के वचन वाण के समान लंगतें हैं और 
मांतो-पिंतों की तनिक भी परंवाह नहीं रह जाती । वे व्याम से मिलकर हल्दी-चुना 
की भाँति एक-रज्ध हो जाती हैं? |: ' 


फांक +# है ह। 
2 ३ $ ३५ पं 
(5 





रासलीला--अब कौन उन्हें घर पर रोक सकता है। कृष्ण की वंशी सुत कर | 


गोपियाँ रुक नहीं पातीं । वे लोक-लज्जा की परवाह न करके प्रेम विद्वल होकर अस्त- 


व्यस्त ही कृष्ण के समीप दौड़ पड़ती हैं ! किन्तु रास के पूर्व की उनकी स्थिति अत्यन्त 
, ही दयनीय है ! कंष्ण उनकी परीक्षा लेते हैं। वे उनसे लौट जाने का कपट उपदेश 
देते हैं और आरयमर्यादा के प्रतिकूल रात को प्र-पुरुष के पास आने के लिए उनकी 
भत्संना करते हैं। गोंपियों में तक करने की भी शक्ति नहीं रहती । वे विवश और 
असहाय हो जाती हैं, बहस करने के स्थान पर दीन हों जाती हैं। यद्यपि बुलाने के लिए 


कृष्ण को दोषी ठहराती हैं किन्तु उससे अधिक अपनी विव्रशता प्रर्दाशित करतीं 














फिर गोपियों एवं राधा से कृष्ण का संयोग घ टित होता हैं । इस संयोग में लोक की 








१--कोउ माई लेहें री गोपालहिं। 


दि को नाम॑ स्थाम सुंदर रस, बिसरि गंयौ बजंवालहिं | --सर॒सागर; पदुर्स: २२४७ 


२--लोक सकुच कुलकानि तजी । 
जैसे नदी सिन्धु को धावत, वैसेददि स्थाम भजी॥ 
मातु पिता बहु त्रास दिखायौ, नैंकु न डरी लजी जी।. 
हारि मानि बैठे, नहिं लांगत, बहुँतैं बुद्धि संजी॥ 
मानति नाहिं लोक-मरंजांदा, हरि के रंग मजी । ३ 
सूरस्याम को मिलि चूँनों; हरदीं ज्यौाँ रंग रजी || --सूरसागर, पद सं० २२४६ 
३--आस जनि तोरहु स्थाम हमारी । “के 5 » े 
“ बैनु-नाद-धुनि-सुनि उंछि घाईं, प्रगठत नाम मुरारीव ...  ... .... 
क्यों तुम निठुर नाम प्रगटायौ काहं विरद अलाने। . न 2 2 ०] 
दीन आज़ु हम तें कौऊ नाहीं, .जानि स्याम मुसकानेः कि. 0, (० 6 5५ 3 08228 
अपने अुजदंडनि करि गहिय, विरह सलिल मैं भासी..... 5... .. ७ 
वार बार कुल धमं बतावत, ऐसे तुम अविनासी-॥ -.. 5३५ चड , हु 


(हक 

















. सूर॒स्थाम तुम बिन्ु गति नाहौं, जुवतिनि पार लगावहु॥ --यूरसागर, पद सं० १६४७ 
0. 





हक 


रे मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चंतन्य-सम्प्रदीर्य 


समस्त बाधाओं तथा अच्तर के सारे अवरोधों के हूटजाने के कारण प्रगाढ़ सान्निध्य है, 
परस्पर संलग्नता है ।* | 


ह रास के मिलन|में स्विग्धता है, सज्जीत की तरज्ञों में भावनाओं की भड्भार 
है, आलोड़न है । गोपी और कृष्ण काया-छाया की भाँति बद्ध हो जाते हैं। अब उन्हें 
कोई विलग नहीं कर सकता |. क्‍ हु जि 
फाग : वसन्तलीला--फिर तो वृन्दावन की भूमि में खुल कर. फाम खेलीः 
जाती है। यश्ञोदा के द्वार पर ही गोपियों का भ्रुण्ड,और सखाओं ...की ठोली सहित 
कृष्ण का भ्रुण्ड उच्छुल वसन्‍्त-विलास में सराबोर होने लगता है ।. मर्यादा का लेश 
भी नहीं रह जाता । 

.. रूप रस छाकक्‍यो कान्‍्ह करत न काहु की कानि। 

..नेह लगाह करत बरजोरी. रहत अचानक जानि ॥ 

... ले गुलाल मुख पर डारत फिरि फिरि चितवत तन आन । 
........ गोधिंद प्रभु सबहिन ते भेरो अंचरा पकरयौ आन 0४ 








इस अनु राग की अरुणिमा ने वृन्दावन के तरु, लता, फूल, पशुपक्षी, नदी सब 
को रक्षित कर दिया है । सूर-सारावली में सारी सृष्टि को ही कृष्ण की फागं-करीडा- 
के रूप में चित्रित किया गया है। | . के अडो के | आज 
विरह : मथुरा-गमन 2 

_ प्रेम के उन्‍्मत्त विलास के उपरान्त विरह आकर उपस्थित हो जाता है। अक्रर, 
कृष्ण को मथुरा की रज्जभूमि में ले जाने के लिए ब्रज की त्रीड़ा-भूमि में पदार्पण, करते. 








१--विलसई रासे रसिक वरनाह। नयने नयने कत रस निर्वाह॥ 
दुहुं वैदगधि दुह्ढुं हिये हिये लाग | दुहुक मरम पैठे दुद्ढुंक सोहाग॥ 
दुहुंक परश-रसे दुहुं भेल भोर | बोलाइते वयने उगये नाहि बोल॥ 
पूरल दुहुंक मनोरथ-सिन्घु | उद्लित भेल तहिं स्वेद-विन्दु ॥ 
दुहुक परशु-रससे दुहुं उमलाय | ज्ञानदास कह मदनः सहाय ॥ 


“-पदकल्पतरु, पद सं० ११२६४ 
२--गोविन्दस्वामी --[पद संग्रह] पद सं० ११६ जा 
३--फागु खेलाइते फादशु उठिल गगने । वृन्दावन तरुलता रातुल बरने ॥ क्‍ ः | क्‍ 

रांगा मयूर नाचे काछे रांगा कोकिल गाय । रांगा फूले रांगा अमर ।रांगा मधु खाय ॥ 
रांगा बाये रांगा ।हैल कालिन्दौर पानो। गगन भुवन दिग विदिंग !न जानि॥ 
रति जय रति जय दिजकूल गाय। ज्ञादास चित नयन जुड़ाय॥ 

_--परदकल्पतरु, पद सं० १४५१ 


भाव-चित्रण..._ ०... ३३६ 


हैं। गोपियों के कुछ समझ में ही नहीं आता कि यह क्‍या हो रहा है। वे-ठगी-सीं 
खड़ी रह जाती हैं* । इस अपार दुःख के क्षण में कृष्ण का समता, दिखाना -और-भी 
खल जाता है । उनके मुख पर इस विच्छेद की पीड़ा का चिह्न तक नहीं ।. चंलतें. 
संमय उन्होंने मुंड कर देखा भी नहीं--चलतहुं फेरि, न चितये लाब'. किन्तु फिर भी 
वे कृष्ण को दोष॑न देकर अपने को ही दोबी:ठहराती हैं --“हरि :बिछुरतः फ़ोटेयौ न 
हियौ. ..भयो कंठोर वज्र तें भारी, रहि के पापी कहा कियौ.* । हिन्दी साहिंत्म- में 
गोपियों की आत्ते-दशा के चित्रण में राधा का वर्णन नहीं मिलता, कदाच्ित्‌ उसके 
दुःखातिशय के कारण । और न ही कृष्ण चलते समग्र: उन्हें प्रबोधन देने आंते हैं । किन्तु. 
बंद्भला-काव्य में इस स्थल पर राधा की अवस्था एक दूती जाकर कृष्ण से-निवेदित 
करती: है कि आपके मधुपुरी जाने की बात सुनकर राधा चम्पक माला बूनाना-छोड़- 
कर मरच्छित हो गई हैं । दूती का वचन सुन कर विदम्ध माधव, कुझ्ज में जाकर राधा 
से मिलते हैं और राधा की समभाते-बुभाते हैं। । किन्तु फिर भी जब राधा को घरय 
नहीं बँधता तब कृष्ण यह आश्वासन देते हैं कि वह मथुरा नहीं जाँयेगे । प्रेम का यह 
कोमल ममंस्थल ब्नजभाषा-काव्य में किसी ने भी नही छुआ । गोपी-प्रेम की तीब्ता 
अद्धूित करने में कृष्ण. की कोमलता सभी ने विस्मृत कर दिया। :._ 

कृष्ण, अकर के साथ सथ पर बठ कर जाने:लगते है.) कृष्ण के मथुरागमन के 
समय गोपियाँ हतबुद्धि हो जाती हैं, चित्रव॒त्‌ू-सी रह ज़ाती हैं। उनके हृदय को जेसे 
पाला मार जाता है । सारी चेष्टाएं पद्ध हो जाती हैं। बद्धला-साहिंत्य के राधा में 
कुल-शील का कोई संयम प्रदर्शित नहीं किया गया है । राधा कभी रोती-रोती धरती 
पर लुण्ठित होने. लगती हैं, कभी रथ के आगे गिरतो हैं, कभी दहन में तृण पकड़ कर 
बलराम के सम्मुख अपनी दीनावस्था प्रकाशित करने लगती हैं । राधा की इस-दर्शीट 
को-देख कर सभी. का मन करूंणांद्र हो उठता हैं? । इस प्रेमोच्छलन में संयम का 

















१--सू रसागर, पद सं० ३५७६ । 
२--वही, पद सं० १६२४ । द 
३--पदकल्पतरु, पद सं० १६१८। अप हुक... 828 हक 
४->खेने धनि रोइ 'रोइ खिति-लूठत, खेने गीरत. रथ आगे ॥ ... ,:८ 
खेने धनि सजल नयन-हेरि हरि मुख, -मानइ -. कस्म.: अभागे.॥.. . .....७ 
देख देख प्रेमक रीत, करुणा सागरे विरह-विया धिनि डुबाउल सबजन चीत [श्रं०। 
खेने धनि दशनहिं तृण घरि कातरे, पड़लहि. राम समूखे॥ ता हे 


शिवराम दास भाष नाहि फूरये, मेल सकल मन दूखे॥ 29 “पह हह 
“उदकल्पतरु, पद सं० १8२६ 


३१४० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चंतन्य-सम्प्रदय 





अभाव अवरय खटक॑ जांती है । कृष्ण चले जाते हैं । कृष्ण के. मथुरा. चले जाने पर 
गॉपियों की चित्तवृत्तियों का जितना मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक अद्धुन हिंदी व्रजभाषा- 
काव्य में हुआ है, उतना बद्भुला-कांव्य में नहीं। वहाँ भवन-विरह के अन्तगंत परपक- 
गंतें परिपाटी के अनुसार विरंह की दशाओं एवं द्वादश-मासिक विरह का साज्रोपाडु 
: बर्णन हुआ है, यद्यपि इन प्रसज्धों में अपनी भाव-विदग्धता भी है। भ्रमरगीत का कोई 
विस्तृत प्रसंड्र वहाँ नहीं है, केवल दो तीन पद इस प्रसद्भ में मिल जायेंगे । कृष्ण की 
और से दुत-प्रेषण के स्थान पर राधा की ओर से दूती का मथुरा जाना वर्णित-है+ 
उसके ४ द्वारा सन्देश भेजने के भी कुछ पद हैं । ३७४ 
दौनता, निराभ्रयता, खिन्नता--मथुरा जाने पर गोपियों का रागरद्भ सब 
मिट जाता है । जीवन में अब कोई उल्लास और उत्साह नहीं है । जहाँ-जहाँ हरि जे 
ऋ्रीड़ा की थी, उन्हीं स्थलों में उन्‍्मादिनी होकर गोपियाँ उन्हें खौंज॑ती-फिरंती हैं 


























रा हर 






उन्हें अपनी सुध-बुध तंक बिसर गई है-- 
हम 5 कैते,विन भये रव सुंख सोये । द 
रा कछु न सुहाई गोपाल बिछुरे रहे पूंजी सीखोये॥। 
. जबतें गए ननन्‍्दलाल मधुपुरी चौर न काहू धोये। 
. भुख संवारे नन नह बाजर विरह संरीर बिगोये ॥ 
.._'हूँढत घाट बाद बन परबत जहेँ जहूं हरि खेल्यों ॥ 
.._बरमानन्व' प्रभु अपनो पींताम्बर मेरे सीस पर मेल्यो ॥* .. क्‍ 
कृष्ण के विरह में गोपियाँ अत्यन्त दींन एवं असहाय हो जाती है। कण की' 
ओर से कोई आइवासन न मितते के कारण उनकी स्थिति और भी दंयनींय हो जाती 
है । कृष्ण का मौन देख कर गोपियाँ अत्यन्त खिन्‍न हो जाती हैं। कितनी दूर मंथुशो 
है ? कृष्ण का संदेश भेजना भी दुर्लभ हो गया ! उनकी निष्ठुरता पर व्यज्ध करती हुई 
गोपियाँ कहती हैं-- 
लिखि नहिं पठवत हैं ह बोल । 
हे कौड़ी के कागद ससि कौ, लागत है बहु भोल 
हम इहिं ओर स्थाम पेले तट, बीच विरह को जोर । 
सूरदास प्रभु हमरे मिलन को, हिंरदे कियों कठोर ॥* 














१--परमानन्द सागर, पद सं० ५२१ । 
++पूंरेंसागर, पेंद से० श८७३- 








३४१ 


विक्षोंभ, ईरष्या--वस्तुत: कृष्ण की ओर से यह अवज्ञा देश की दूरी के कारण 
नहीं, हृदय की दूरी के कारण है । अकहय ही उनका मन अन्य किसी में. रम गया है. । 
यहाँ तो गोपियों को विरह में चन्द्र भी तप्त लगता- है, वहाँ कृप्ण ने न प्रेम करना 
करम्भ कर दिया. है * । 





«अब: कृष्ण, क्यों गाँव लौट कर आवें ? वे तो मधुबन के नागरिक बन गये ! 
बहाँ जाकर सीधा, सरल आचरण भूल गये, उन पर नया रज्गु छा गया *। चिंकनिया 
भी हुए तो किसका सद्भ किया--कुब्जा का ! कुब्जा से गोपियों को ईर्ष्या होती हैं और 
कृष्ण पर हंसी आती है। वे हँसती हैं कि जिन नटनागर ने गोपियों का तन-मन प्राण 
हर कर फिर उन्हें नहीं दिया, वेही कुब्जा से छले गये * । 





वितक, ग्लानि- गोपियाँ क्‍या जानती थीं कि क्रृष्ण ऐसे निकलेंगे। उन्होंने 
तो उनकी इतलेंनी सेवा किया, अपने जाति, कुल, नाम, संब पर कलझ्धू लगॉया॥ किन्तु 
कृष्ण अपने काम के वशीभूत हैं? । द 








१--दिन दिन तोरन लाग्रे नातो | ः 
मथुरा बसत गोपाल पियारो, प्रेम कियो हठि हातो ॥ 
इतनी दूर जु आवत नाहिनं, मन औरे ठाँ रातो। 

.  मदनगोपाल हमारे जज की, चालत नाहिंन बांतो ॥ 
विरद्द विथा अ्रब जारन लागी, चन्द भयों अब तातो। ला 
'परमानंद! स्वामी के बिछुरे, भूलि गई अब सातों॥ --परमानन्द सायर, प्रंद सं 


२- स्यांमः क्नोंदी रे मथुबनियां। 
अब इरि गोकुल काददे को आवत, भावत  ज्ञव जोवनियां॥ 
दिन. माधो भूलि गये जब, लिए फिरावति कनियां। . 
अपने कर जसुमति पहिरावति, तनक कांच की मनियां॥ 
दिना चारि ते पहिरन सीखे, पट पीताम्बर तनियां। 
सूरदास! प्रभु वा्के बस परि, अब हरि भए चिकनियां | 
--सरखागर, पद सं?- १६६६ 








३--बरु उन कुबिजा भलों कियौ-। ५ कलर की 
सुनि सुनि समाचार ये मधुकर, अधिक जुड़ातः हियौ:॥ 
जिनके तन मन प्रान रूप गुन, दस्यौ सु फिरि न दियौ। सम 
तिन अपनौ-मन हस्त ,न जान्यों, हंसि इंसि लाग जियौ ॥ --सूरसागर पद, सं० ४२५७ 


४- सूरसागर, पद सूं० ३१८०६ | 


' ३४४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतत्य-सम्प्रदाय॑ 


विवश प्रेम अपना ही दोष मान लेता है । कृष्ण ने: कपटजाल .बिछाकर उन्हें 
अपने प्रेम के वशीभत किया -'प्रीति करि दीन्‍्ही गरें छुरी, और अन्त में उन्हें तड़ हे 
छोड़ कर चले गये । किन्तु यह धोखा तो गोपियों को पहिले ही समझ लेना . चाहिए 
था । अन्ततः कृष्ण परदेशी ही तो ठहरे ! परदेशी की प्रीति पर विश्वास करना-भी 
 तो.अपनी ही मूखता है' । एक बार मिलकर बिछुड़ने की वेदना असहनीय होती है। 
विधाता ने भी प्रेम को कैसा बनाया है! आखिर यह प्रेम उत्पन्न ही क्‍यों हुआ, जन्म 
होते ही क्यों. न मृत्यु हो. गयी !. विरह की मरणासन्न अवस्था से तो जन्म लेते 
ही-भर जाना अच्छा था --'मिलि बिछुरत की वेदन न्यारी”। दोष कृष्ण का है, प्रेम 
का पोषण ही इन्होंने क्यों किया यदि उन पर इसे प्रकार कुदाराधात करना था! 
यदि आरम्भ में ही वह बढ़ावा न देते तो इस प्रकार गोपियाँ मर्माहत क्‍यों होतीं ? 
गोपियों की दक्षा विच्वित्र है, घर-बाहुर सभी से वह तिरस्क्ृत हैं, उस पर से:कृष्ण की 
. ओर से.भी उपेक्षा | वेरियों को उपहास करने का अच्छा अवसर मिल गया ॥-अयखिर 
वे क्‍या कर ? द 

















अब हाँ कहा करो री माई । 
नंद-नंदन देखें बिनु सजनी, पल भरि रह्यो न जाई ॥ 
घर के मात पिता सब त्रासत, इहि कुल लाज लजाई। 
बाहर के सब लोग हूंसत हैं, कान्ह समेहिनि आई आर... 
कान्‍्ह सनेहिनि आई में गोपियों की विवशता पर लोगों का. कितना. कूट- 
व्यज्भ छिपा है । के 
“5 ” अब वे प्रीति को ही कोसने लगी हैं, इस दुर्दशा से तो अच्छा था कि वह 
कृष्ण से प्रीति ही न करतीं । प्रीति करके किसी को कभी सुख नहीं मिला । वे बार- 


बार पछताती हैं कि सर्ब॑ जानते हुए भी उन्होंने कृष्ण से क्‍यों स्नेह जोड़ा। 
पतज्भ प्रीति करता है तो.अग्नि में अपना प्राण-दरध्च कर देता है, भौंरा कमल में बंध 





१--सुरसागर, पद स० ३८१३ 


'२- हरि हम तब॑ काहे को राखी । 
जब सुरपति ब्रज बोरन लीन्हों, दियो क्यों न गिरिनाखी॥ 
तौ हमकों होतीं कत यह गति, निसि दिन बेरपति आँखी। 
सूरदास यों भई फिरति ज्यों, मधु दूहे की माखी॥ 
अ जक क “सरसागर, पद सं० ई८प्श८ 


5 


। ३--सरसागर, पद स॒० ३८१६ ॥ 


झाणजित्रण..... ३४३ 


कर निर्जीव हो जाता है और हरिण नाद के वज्ीभूत होकर अपना' प्राण विसर्जित 
कर देता है। ऐसी ही दशा गोंपियों की हो गयी हैं'। गलती उन्हीं की है जों 


जानबूक कर यह पीड़ा पाली । एक पल के सुख के लिए जीवन भर का दुख उठा 
लिया । 


स्मृति, त्रास, कटुता--किन्तु अब कोई उपाय नहीं है। एकबार जो कृष्ण के 
मोहक जाल में फंस गया वह छूट ही कैसे सकता हैं ? सिवाय विवज्ञता के अब. कुछ 
नहीं रहा । इधर:अन्तर की व्याकुलता, उधर कृष्ण की ओर से सन्‍ताटा.। ऐसी दशा 
में पिछली स्मृतियाँ उमड़ कर मन की वेदना को और भी तीव्र. कर देती हैं। सारी 
ऋतुए एक के बाद एक पूर्बवत्‌ आती-जाती हैं, किन्तु अब उनकी प्रतिक्रिया कृष्ण के 
अभाव में बिल्कुल बदल गयी है । जिस वर्षा में भींगकर कृष्ण के साथ हिंडोला भूलीं 
थी, वह अब उन्हें त्रसित कर रही है। ऋतुओं का उल्लास उनसे सहा नहीं जाता । वे 
प्‌ृपीहा को चुप कराना चाहती हैं, मोर का नाचना बन्द करवा देने को कहती हैं. । 
सारी ऋतुए उन्हें और ही लगने लगी हैं ? सब से अधिक कष्ट वर्षा-ऋतु के आगमन 


घर होता है ।* 





१--सूरसागर पद सं० ३६०७। 
२--प्रीति तौ काह सौ नहि कीजै । हे 
विछुरें कठिन परे मेरी आली, कहो कैसे करि जीजे॥ 


एक निमिष या सुख के कारन, युग समान। दुख लीजै। 
प्रमानन्द' प्रभु जानि ्बूक के, कहो कि विषजल क्यों पीजै ।। 
द “-परमानन्द सागर, पद सं० ५५४४ 
-  ३--सबै रितु औरे लागति आहि।  अ 
.. सुनि सखि वा ब्रजराजं बिना सब, फीकौ लागत चाहि॥ 
.. .. :.. --सरसागर, पद सं० ३६६४ 
४--सजनी तेजलु जिवन क आंश । छ 
दारुण बरिखा जिउ मैल अन्तर, नाह रहल परवास॥ ध्‌ ०॥ 
बादर दर दर नाहि दिन अवसर, गरगर गरजे घटा। ः 
अनिल हिलोल घनघोर ये यामिनि, भलकंत तड़ित छटा ॥ 
: घन घन निसस्‍्वर डाहुक॑ डाहुकिगण, चातक पिउ पिउ नीरे। 
शिखुण्ड़ मण्डल कामे कामाकुल, निराधात शबद करे ॥ “ 
द “पृदुकल्पृतरु, पद सृं० १७३४ 





ज़ाच कर बांदल फिर लौटकर आए तो !. किन्तु घवश्याम तो मधुपुरी जाकर छा ही. 
रहे। जो जन वर्षा की प्रतीक्षा में थे उन्हें बादलों ने जीवन-दान तो दिया, किल्ह 
कृष्ण अपनी अवधि ही भूल गए और गोपियों को भी । बादल तो बहुत दूर बे ते 
द हैं--संरलोक में, और 'वह भी इन्द्र के अधीन होकर । पर.-कंष्ण तो स्वंतस्त् हैं और 
पास ही, फिर भी नहीं आए ।। की 
हु किन्तु गोपियाँ कृष्ण को जितना निष्ठुर समभंती हैं उतने निष्ठुर वे हैं नहीं। 
3 से वह गोकुल की प्रीति की चर्चा करते हैं और उनके द्वारा सन्देश भी 
भेजते हैं। किन्तु सन्देश प्रेम का न भेज कर योग का भेजते हैं। योग कं सन्देश उद्धव 
की"प्रेम की महत्ता अनुभव कराने के लिए भेजते हैं, किन्त गोपियाँ क्या जाने? वें 
.._समभती हैं कि कृष्ण ने एक और निष्ठुरंता की । उनकी आखें तो साँवलें रूप कौ 
भूखी हैं और कृष्ण ने उन्हें योग का रूख़ा चाट भेज दिया। यदि कृष्ण स्वयं उस 
पर आचरण करतें तब भी कोई मानता- करनी कुछ, कथनी कुछ । स्वयं तो 
रस-लम्पट बने विलास कर रहे हैं और युवतियों को भस्म रमाने का उपदेश भेजते 
है । ऐसो बातों पर कौन विश्वास करता है । 





/#० 8 "हक 











"00 0" 


गोपियाँ और कठ्ु हो जाती हैं। कृष्ण की रस-लोलुपता पर व्यज्छः करते हुए 
उनके रज्भ तक पर आशक्षेप करती हैं । कहती हैं, वे तन से काले तो हैं ही, मन से भी 
काले निकले । अन्ततः वे कृतन्न ही ठहरे | कृष्ण का रूप, वचन, कम, सभी कुछ काला 
निकला । कृष्ण की भत्सेना करते रहने पर भी उद्धव ज्ञान का उपदेश दिये. चले जाते 





१-»बरु ए बदरों' बरसन आए।॥ 
श्रपनी अवधि जानि ननन्‍द नन्दन, गरजि गगन घन छाए॥.... 
'कह्ियत हैं सुरतोक बसत- सखि, -सेवक. सदा . पराए। 
४१2 वातक़- पिक की. पीर जानि के, तेड तहाँ ते धाए॥ 
दरम किए हरित हरषि वेली मिलीं, दादुर शतक जिवाए। ... 
साज निविड़ नीड़ सचि .सि, पंछिनहू, मन भाए॥ . 
समुमति नहीं चूक सखि अपनी, बहुतै दिन. हरि लाए।. 
सरदास प्रभु॒ रसिक सिरोमत्ति, . मधुबन. बसि. .बिसराए॥ ; 
9 8 2५३ +% -,... “»सेरसागर, पद सुं०-१६२७ 
२--सरसागर, पद सं०४६००। ,.. : हक १३. क्‍ है 
कही; पढ़,सं? ४३८०.) . 





हैं.। गोप़ियों की स्थिति कटठ्ठुता को पहुँच चुको हैं। इस लपेट में उद्धव भी आजाते हैं 
वे; उतका खुलेआम उपहास करती हैं; उपहास ही नहीं गाली-सी भी दे देती हैं ।* 


उतना नहीं रह गया है जितनी विह्नलता और कातरता । कृष्ण बदल गये तो क्या, 
शौपियों का अनुराग पूर्ववत्‌ है। कृष्ण के सिवाय उनके लिए संसार में और कोई 
आराध्य नेंहीं है । कृष्ण का मन नये नेहों में फंसकर दस-बीस हो सकता हैं किन्तु 
गोकुल में, तो सब गोपाल के ही उपासक हैं" । क्रृष्ण के अभाव में उनका जीवन 
अत्यन्त, शिथिल एवं निरथ्थक है, फिर भी निः्वार्थ प्रेमिकाओं की यही अभिलांषा 
है कि चाहे कृष्ण आवें या न आवें, वे जहाँ भी रहें चिरायु हों। उनकी यही 
अनन्यता, केवल मात्र क्ृष्ण से प्रेम करने की यह विवशता, उद्धव जैसे नीरस ज्ञानी 
को भी विचलित कर देती है और वे क्ृष्ण के सम्मुख जाकर गोपियों की मर्म-वेदना 
का अनुभूति-सिक्‍त चित्र अंड्ित करते हैं। 





पुनर्मिलन 


कर्मक्षेत्र के नाना कतंव्यों का सम्पादन करके जब कृष्ण को ब्रजवासियों की 
सुधि आती है तब वे एक बार उनसे मिलने चलते हैं। वह कुरुक्षेत्र से लौटते हुए ग्वाल- 
गोपियों से मिलने आते हैं किन्तु महाराजा के वेश्व में और महारानी रुक्म्िणी के.साथ। 
इस स्थल पर गोपियों का मनोभाव द्रष्टव्य है। उन्हें रुक्मिणी से कोई ईष्या नहीं . 
होती, न ही रुक्मिणी को उनसे । विशेष कौतृहल से रुक्मिणी क्रुष्ण से पूछती हैं कि. 
इन गोपियों में उनके बालपन की जोड़ी राधिका कौन है ? कृष्ण के राधा को किखाने गा खाने .. 


: पर दोनों परस्पर ऐसी भेंटी जैसे एक ही पिता की बेटियाँ हों । 

















१--ऐसे जन बेसरम कहावत । | द ५ कह : हा 
सोच विचार कछू इनके नहिं, कहि डारत जो आवत ॥ --सरसागर, पद सं० ४१४४ 


--ऊंधो मन न भये दस बीस । | 
एक हुतौ सो गयो स्याम संग, को अवराधे इस ॥ ... . . | | ४-४ 
इन्द्री सिथिल भई केसव बिलु, ज्यों देही बिनु सीस । 2 की ० कट 
आसा लागि रहति तन स्थासा, जीवहि कोटि बरीस ॥ 
तुम तौ सखा स्याम सुन्दर के, सकल जोग के 
सर: हमारे नन्‍्द नन्दन बिनु, और नहीं जगदीस ॥ --वही, पद सं० ४३४४ 


३४६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण भंक्तिधांरा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


कृष्ण को देखकर गोपियों का सारा रोष वह जातो'है। बल्कि कृष्ण के आई 
पर वह कृतज्नैता से भर जाती  हैं। । राधा माधव मिल कर कौट भेड़ की भाँति 
तद्ूप हो जाते हैं । राधा-कृष्ण का मिलन आध्यात्मिक सक्केत से भरपूर है। उनके 
मिलन में द्रज-लीला की नित्वता इच्धित है । ः 2 

समृद्धिमान्‌ सम्भोग के अन्तर्गत गौड़ीय-साहित्य में राधा-कृष्ण के पुन्िलव का 
अट्यन्त विस्तृत वर्णन है । प्रवासी कृष्ण के आने के पूर्व राधा, के मन - में विरोधी 
विचार उठते हैं । कभी वह सोचती हैं कि कृष्ण को पतकर अचिरात्‌ सारीसा पूरे 
करगी, अपनी व्यथा की कथा कहेंगी, और कभी सोचती हैं कि वह उतकी भर्त्स | 
करंगी। जब कृष्ण उनके भवभ में आवेंगे तो उन्हें दूर रहने का वे आदेश देंगी। इस 
प्रकार का. अन्‍्तदूँन्द्र अत्यन्त स्वाभाविक रूप से चित्रित हुआ है । कभी वह स्वागत 
करने को सोचती हैं, कभी ताड़ना देने कोर । इतने में सखी आकर क्ृष्ण के 
. आगमन की सूचना देती है। सूचना मिलते ही राधा मान-कोप सब भूल कर कृष्ण 
के प्रेम में रड्भ जाती हैं । इतने दिन के बाद संयोग होने पर उन्तकी ,र चेष्टा किसी 
दुलभ वस्तु की प्राप्ति जंसी होती है ।* 


मा 
























१--इमतों इतने ही सच्चु पायौ । 
सुन्दर रयाम कमल दल लोचन, बहुरों दरस दिखायौ ॥ 
कंहा भयो जो लोग कंहत हैं, कान्हाद्वारिका छायौ । ३ 
. सुनिके विरहद दसा गोकुल की, अति आतुर है धायौ ॥ --सरसागर, पद सं० ४६१५४ 
२-“राधा माधव माधव राधा, कीट भृंग गति हू जु गई। 
. माधव राधा के रंग रांचे, राधा माधव रंग रई। 
राधा माधव प्रीति निरंतर, रसना करि सी कहि न गई। 
विहंसि कह्मो हम तुम नहि अन्तर, यह कहिके उन जज पढठई। 
सूरदास प्रभ्॒ु राधा माधव, जज बिहार नित नई नई॥ --वही, पद सं० ४६११ 
३--जबहुं पिया मु भवने आउब, दूरे रहु मुझे कहि पठाउब । 
सकल दूखन तेजि भूखन, समक साजब र२॥ 
लाज नति भये निकट आउब, रसिक ब्रज-पति हिये सम्भायब । 
काम-कौशल -  कोप-काजर, तबहुँ ... राजब . रे॥ 
कबहुं दुहु मेलि संगि गाउब, कबहुँ कर गहि कंठे लाउब । 
कबहुँ कैतब-कोप किये रस, राखि रूषब रे ॥ --पदकल्पतरु, पद सं० १६८१ 
४ं--अधथर सुधा रसे लुबधक मानस, तनु परिरम्भन चाह। 
मुख अवलोकने अ्रनिमिद्च लोचने, कैसे होयत निरबाह॥ 
देखि सखि राधा-माधव-प्रेम, दुलह रतन जनु दरशन मान, 
परशन गांठिक हेम ॥ भु० ॥ 
मधुरिम हास-सुधारस वरिखने, गदगद रोघय भाष। नल कद, 
चिर दिने मिलन लाख-गुन निधुवन. कहतहिं गोविन्ददास ॥ --वही, पद सं० श्श्यद 


३४६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


कृष्ण को देखकर गोपियों का सारा रोष वह जाते है, बल्कि कृष्ण के आने 
पर वह कृतज्नेता से भर जाती हैं।। राधा माधव मिल कर कीट-भूड़ की भाँति 
तद्गप हो जाते हैं । राधा-कृष्ण का मिलन आध्यात्मिक सद्भुंत से भरपूर है। उनके 
मिलन में व्रज-लीला की नित्वता इज्ित है* । रा हर 

समृद्धिमान्‌ सम्भोग के अन्तर्गत गौड़ीय-साहित्य में राधा-कृष्ण के पुनमिलन का 
अत्यत्त विस्तृत वर्णन है । प्रवासी कृष्ण के आने के पूर्व राधा, के मन. में विरोधी 
विचार उदते हैं ॥ कभी वह सोचती हैं कि कृष्ण को पाकर अचिरात्‌ सारी सा पूरी 
करगी, अपनी व्यथा की कथा कहेंगी, और कभी सोचती हैं कि वह उनकी भत्सना 
क्रंगी | जब कृष्ण उत्तके भवन में आवेंगे तो उन्हें दर रहने का.वे आदेश देंगी । .इस 
प्रकार का. अन्तहेन्द्र अत्यन्त स्वाभाविक रूप से चित्रित हुआ है । कभी वह स्वागत 
करने को सोचती हैं, कभी ताड़ना देने को*।. इतने में सखी आकर कृष्ण के 
आगमन की सूचना देती है। सूचना मिलते ही राधा मान-कोप सब भूल क्र कृष्ण 
के प्रेम में रद्ध जाती हैं । इतने दिन के बाद संयोग होनें पर उनकी ,र चेष्टा किसी 
दुलभ वस्तु की प्राप्ति जंसी होती है 





१दइमतों.इतनै ही सच्चु पायो।.. 

सुन्दर रयाम कमल दल लोचन, बहुरों दरस दिखायो ॥ लि 

कंहा भयो जो लोग केहत हैं, कान्हाद्वारिका छायौ । रा ३ 
. सुनिके विरह दसा गोकुल की, अ्रति आतुर है धायौ ॥ --सरसागर, पद सं» ४६१५४ 
राधा माधव माधव राधा, कीट भंग गति हैँ जु गई। क्‍ 

माधव राधा के रंग रांचे, राधा माधव रंग रई। 

राधा माधव प्रीति निरंतर, रसना करि सी कहि न गई। 

विहंसि कह्यौ हम तुम नहि अन्तर, यह कहिके उन ब्रज पठई। 

सूरदास प्रभ्नु राधा माधव, बज बिहार नित नई नई॥ --वही, पद सं० ४६११ 
३--जबहुँ पिया मऊ भवने आउदब, दूरे रहु मुझे कहि पठाउब । 

सकल दूखन तेजि भूखन, समक साजब रे॥ 


लाज नति भये निकट आउब, रसिक बत्रज-पति हिये सम्भायब। 
काम-कौशल.: “ कोप-काजर, तबहुँ - राजब- रे॥ 
कबहुं दुहु मेलि संगि गाउब, कबहुँ कर यहि कंठे लाउब । 
. कबहुं कैतव-कोप किये रस, राखि रूषब रे ॥ --पदकल्पतरु, पद सं० १६८३ 
४--अधर सुधा रसे लुबधक मानस, तनु परिरम्भन चाह। . 
मुख अवलोकने अनिमिसख लोचने, कैसे होयत निरबाह॥ 
देखि सखि राधा-माधव-प्रेम, दुलह रतन जनु दरशन मान कि 
परशन गांठिक हेम ॥ धर० ॥ 
. मधुरिम हास-सुधारस वरिखने, गदगद रोधय भाष। 





| मिलन लाख-गुन निधुवन, कहृतहिं गोविन्द्दास || --वही, पद सं० ११८८ 








वेर्णन-प्रंधान आख्योनशेली, व्रजभावषा-काव्य में लीलाजओं की प्ुनरावृत्ति: में 


किन्तु बद्धला में चैतन्य महाप्रभ पर लिखे गए चेरितंकाव्य 
अँश्यिनशैली को ब्रेजेबु लि-कांव्य में अभाव है। बड़ला ५ ; का नकाव्य 






फंदः शैली ही न्कॉब्यं की 8 का पेरवर्ली 'वर्ल जी तपफाल्य की भाँति 
केवल भावात्मकता से ही नहीं पहिचानी जाती, उसमें वर्णन की भी प्रचुंरता/है । वह 
ग्रेथात्मंक अवश्य है, किन्तु विशुद्ध भावात्मक नहीं । बज़ला-काव्य में चेतन्य-चरितामत 












चौदह अक्षरों के अक्षरे-ृत्त पयांर में लिखा गयी है-+ :. 
_कुष्श भक्तिर बरार्घक यंत-बुभाशुभकऋ॑स 







हि ३ 





खअज्ञान ; की 'तमोंधस्म ' ! १४८० ६ + 
हि ४ | | । हब आ। 8 बम 
] के ॥, ॥॥ / का 
| ये 0५ कि है ५४ ; ५ , ४ श 
| प तु | 
*, री] न न 5 
जाहार १ की कक ही शव ;॒ न] 
है ५ ४! 









यद्यप्रि मात्रिक छन्दों का भी अज हब का कांव्य में उपयोग 





१--आदिलीला, प्रथम परि०, ४० ७ (चैतन्यचरितामृत) |. 


३३० मध्ययुगीन' हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय॑ 


के विशेष मेल होने के कारण तथा सज्जीत की अन्तर्धा रा से उसमें एक स्निग्धता भौवा. 
गयी है। चैतन्यचरितामृत की आख्यानशेली की वर्णनात्मकता में तथ्य-निरूपण एवं । 
तत्वचिन्तन्‌ की अधिक प्रवृत्ति है । महांप्रभभु एक +उंनव सहचरों के व्यक्तित्व के प्रति 
सम्प्रम-मिश्रित भावुकता कहीं-कहीं प्रवाहिंत हुई है, किन्तु कुल मिलाकर उसमें आवेज का 

भाव है; शैली चलती हुई है, किन्तु शुष्कप्राय है । इसके विपरीत हिन्दी की आख्यान- 








न 


शैली में कण की ललित लीलाओं की प्रधानता होने के कारण वर्णनात्मकंताँ के साथ 
# भावात्मकता के भी यश्रेष्ठ समावेश हो गया है--दानली ला, : रासक्लीलस,; ची रहरण- 
लौंली आदि ऐसे ही प्रसज्भ हैं | -हाँ, असुरूसहार गा देवदपं>दलन आदि के अकड्ों, में 
रण के शेशवर्य॑रूँप की प्रधानता- होने के कारण कवि: की-वृत्ति. रक्षत्ती नहीं, बह ः न ते 
ढ़ से वर्णन कर देता है.। “भांगवत' के अनुवाद में ब्रजभाषा की आख्यावशैलीजर्याज् 
रूपें से शुष्क है, उसमें जैसे-तेसे भागवत की कथा. कहें दी गई है । | 


पु हर 
पापा 2 हि कर: ५ हर 
हु ज्न्दीः 

















कंहीन्की पर कर दी यीग नंत्ददास्क/ 
श्रवदास, वृन्दावनदास तथा कुछ अंशों में हरिव्यास देव जी का है हि न 
चौपाई, चौपई/ चौचोंला -“वौंपाई, चौपई और चौबोला के मिश्रण से कई 
कथात्मक प्रसद्भ वर्णित हुए हैं। सूरसागर के 'भाँगवत-अनुवाद-प्रसज्ध में यह मिश्रण 
द्रष्टव्य है। सप्तम-स्कर्ध में नृर्सिहावतार के वर्णन में चौपोरईं,, चौबोला और चौपई 
का मिश्रण है । 0 005 हा 
तरहरि नरहरिं सुमिरन करो। नरहरि पद 'निर्तहिरद न य धरो ॥ --चौबोता 
तरहरि रूप धर्‌यो जिद जाइ। कहाँ सो क्या सुनो चित लाइ ॥ --चौपई 
हिरनकंसिपसों छिति कंह्ौ श्राइ। अआाता-बेर लेहु तुम जाई। (£-चौपई 
हरि जेब हिरन्याच्छ को मार्‌यों | देसन अग्र पृथ्वी कौं धार्‌यौंत -+चौपई' 
हिरनकसिप दुःस्सह तप कियौ । बहा श्राइ दरस तब 'दियो।। --चोबोजा 
गोविन्दस्वामी ने गोवर्द्धनधा रण के प्रसज्भ में इसी प्रकार का प्रयोग कियाहैनन 

















तंद संहरिं जहां कंहियत राजा। मिलि बेठें सब गोप समाजो ॥ ++ पा 
इन्द्र: जय की बातें कहीं। श्रीहरि अपने मन में लहीं ॥ +चोबे 
सैठे श्राद पिता को गोद। देखत श्रीमुख भयो प्रसोद.॥. ८: 


पभाकाबकाततंत्रपररपटअआपातदाताधत्यतााराादयापबनाननाठ दा काकाकी 
१--गोविन्दस्वामी, [पद-संग्रह] पद सं" ७० । 


:.. चौपाई-दोहा, सवेया -केवल चौपाई छन्द में भी अनेक ग्रसद्धों का अवतरण 
हुआ है--जैसे सूरसागर में दूसरी चीरहरणलीला, यमुल्लार्जुनोडारलीला (दूसरी ); 
श्रीधर अज्ञ-भज्ु, गोवद्धत की दूसरी लीला, उद्धव-गोदी संवाद, दशमस्कन्ध के 
आरम्भ में क्ृष्ण-जन्म का वर्ण आदि।यथा-.  । 

आदि सनातन, हरि अबिनासी। सदा लि रन्तर घट-चट बासी। -... ... 
अगमस अगोचर लीलाधारी | सो राधा बस कुंज बिहारी ॥ 

बड़ भागी वे सब ब्रजवाद्ती। जिनके संग खेले अबिनासी ॥ ++5 
जा रस ब्रह्मादिक नाह पादवें। सो रस गोकुल गलिनि बहावें ॥ 


धर सुजस कहि कहा बखाने। गोविद की गति गोविंद जाने ॥ * 


चौपाई के साथ दोहा मिलाकर प्रुवदास ने “वेद्यक-ज्ञान-लीला' लिखा है-- 
वेच्य एक पंडित अति भारी। ठाढ़ो सब सों कहत पुकारी ॥। 
. . जेसो रोग होइ हैं जाको । तेसी: औषधि दे हाँ दाको 3... 
जिनको हों समुझत हों अपने । तेतो भये रंति के सपने॥ 
गज तुरंग सेवक सुत नारी। जागि परे ते दिया न बातो ॥। 
दोहा एते पर समुझो रहो, समृझत नहिं सन मोर।..... गे 
..... पैखि-देखि नाचत मुदित, विष वादरनि ओर हर | « 
# “ रसमुक्तावलीलीला, ब्रजलीला, नित्तविलासलीला में भी यही छुन्द व्यवहृत का 
77. चौपाई के साथ सबैया का योग भी श्रुवदास की रचनाओं की विश्ेषतां है।* 
रसहीरावलीलीला दो । और चौपाई के मिश्रण से लिखी गयी है किन्तु अन्त में 








ऋतुवर्णन में सर्वंया, चौपाई तथा दोहा का क्रम कर दिया गया.है।  : 555 ह«- 3 


रोला : दोहा--नन्‍्ददास के आखुयानकंकाव्य. में रोला छुल्द का विशेष प्रयोग 
हुआ है। रोला के साथ दोहा मिश्रित छंन्द में वर्णित प्रसज्ग अत्यन्त लोक-प्रिय हैं । 
इस रोला-दोहा छन्‍्द में विशेष उल्लेखनीय सूंरं एवं नन्‍्ददांस हैं. नंन्ददास की कुछ 
रचनाएं--स्यामसगाई और भँवरगीत इसी छलन्‍्द के कारण लोकप्रिय हुईं.) सूर की 





१--सूरसागर, पद स॑० ६११। 
२--बयालीस-लीला [ मुबदांस |, ए० ४। .... 


३४३ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदार्य 


कीलियदममे-लीला (दूसरी), गोवरद्धनपूजा (दूसरी), बालतत्स-हरण (दूसरी) तथा 
अधासुरवध ऑदि उल्लेखनीय हैं । बह, महा लक कोड, 





6 ५५ 


टेक के रूप में १० मांत्राओं की पद्धित जोड़ कर रोला शेहा की वर्णनात्मकता. 
को अत्यन्त आकर्षक रूप दे दिया गया है। नन्‍्ददास का भँवरगीत, तथा कुम्भनदास 
एवं सूरदास की दानलीला (दूसरी ), इसी शली में वणित है । अ 


कुम्भवदास--जों तुम ऐसे ब्रह्म हमारे छींके ढूंढो.? क्‍ 
.. घर घर साखन खाइ काह, तिरियते संग सुँढो | / 
. तुर्माह दोस नहिं सांवरे, जाये कारीरात॥ 
हां कहावहीं (सो क्यों ) तजे पिता अरु भात 
कहति ब्रजनागरी कौ 
कुम्भनदास जी ने दोहा की द्वितीय पद्धित में दो मात्राएं बढ़ा दी हैं जसे 
क्यों, हों सौँ।' पी 0 
ः दोहा--दोहा छन्द को राधावल्लभ-सम्प्रदाय के कवियों ने बहुत अपत्ताया है ॥. 
_-श्रवदास जी की वृन्दावन सतलीला, बृहद्‌ वामनपुराण की भाषालीला, प्रीति-चौवनी- 
लीला, आनन्दाष्टकलीला तथा भजनाष्टक लींलाओं में दोहा छुन्द ही अपनाया गया 
हैं| रास-छ्य-विनोद लीलाओं में कुछ लीलाएँ, जसे चितेरिनलीला, सुनार्निलीला, 





 बनमें # 














धनलीला, मालिनलीला, मनिहारीलीला, वीणावालीलीला आदि दोहों में ही वर्णित 
हैं।। केवल आरम्भ में टेक जोड़ दिया गया है । वृन्दावनदास ने दोहे की द्वितीय पद्धित 
में: दो मात्राओं का घद जोड़ कर नृतनता का समावेश्य कर दिया है । का 








१--तन चमकीलो सांभरी माँथे केशर आाड़।. 
मुख जु भर सुख बीज से कहें बचण (भरे) अतिलाड॥ 
; ४ % | ...  सलिनियां पौरी श्राई ॥ १॥ 4 अल 
को न फलेन के गहने सब हों लाई हो पोहि । हक हा 
/ पहिरें कोरंति नन्दिनी तब (कर) जु सफलता होहिं' तर ग 











१--कुम्मेनदास, [पंद-संग्रंह] पद से० २३ । 
मालिन लीला--रासबृद्म विनोद (दवित वृन्दावनदास) पृ० शहैशन 





कैला-पंक्ष ३५३ 


२--ऊंची जामें बदड़ला कमनी सरवर तौर। 
जाके अद्भ सुवास सों जहाँ हू रही अमरनभोर ॥ १॥ 
पंछो. हु कौतिक ठगे ऐसी सोभा अड्भा। 
श्राभा नोलसणी सनों (अस) तन को दरसत रखज्धा॥ २॥ * 


दोहा-सो रठा, श्ररिल्ल, कुण्डलिया - दोहा-सोरठा का प्रयोग श्रुवदास जी ने 
भजनसतलीला (एक स्थल पर कुण्डलिया का समावेश), हितश्वुद्धारलीला (बीच में 
एक सवया, चार कवित्त ), सभामण्डल लीला (बीच-बीच में कवित्त) में किया है । 
मातलीला में दोहा, सोरठा और अरिल्ल का मिश्रण है। रहस्यलता लीला में भी 
दोहा, सोरठा के बीच एक अरिल्ल है। इन लीलाओं का मुख्य छन्द वस्तुत: दोहा- 
सोरठा का ही है, अन्य छन्द आगन्तुक हैं । 


दोहा --रची कुझ्ज मनि सय मुकुर, कलकत परम रसाल।॥ 
राजत हैं ढोउ रड्ढ में, हूं गयो बिच इक ख्याल ॥ १ ॥ 
देखि प्रिया प्रतिबिम्ब छवि, चकित ह्वू रही लुभाइ ॥ 
तेहि छिन बेठी लाड़िलो, मान कुड्ज में जाइ ॥ २॥ 


सोरठा--कों समुझे यह बात, कहा कहौ हिय चटपटी । 
प्रान चले ये जात, रहि न सकत हैं प्रिया बिनु ॥ ७ ॥ 
सुनत बचन पिथ के सखी भरिं आए हग नीर । 
रहि न सखी व्याकुल भई, चली प्रिया के तीर ॥ ८ ४ 


ग्ररिल्‍लल-- कहति हिये की बात सुना जो कान दे। 
बढ़यो सरस श्रनुराग प्रानप्रिय दान दे॥। 
इत्ती समझि के बात विलम्ब न कोजिए। 
पुनि (हाँ) हेसिक प्यारों लाल भुजनि भरि लोजिये॥ २० ॥* 


कवित्त, सवेया--ध्रुवदास की भजन-श्वद्धा र-सत-लीला की तीनों श्द्धुलायें 
सबंया और कवित्त में वणित है! बीच-बीच में दोहे हैं, शेष समस्त लोला स्वेया-कवित्त 





१--वीनावारी लीला--रासछद्मविनोद [हित इदृन्दावनदास]), ए० ३१६ 
२--मानलीला--व्यालीस लीला [ध्रुवदास], ४० २७०-७१ 
फा० २३ 


१४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतसन्य-सम्प्रदोय॑ 


के क्रम से ही वर्णित है, किसी-किसी सवंया के अन्त में एक सोरठा भी जोड़ दिया 
गया है। स्वतत्त्र रूप से सवैया का प्रयोग आखुयान-शैली में कहीं नहीं हुआ है। 
दोहा-चौपाई में वर्णित लीलाओं के बीच कहीं-कहीं सर्वेया भी रख दिये गये हैं जैसे, 
रस-हीरावलीलीला में या दोहा, सोरठा में वर्णित लीलाओं के बीच-बीच, जंसे 
सभामण्डललीला में । यों इन लीलाओ में साधारण क्रम सवेया-कवित्त का है । 


सवेया-भाँति भली बवकुझूज विराजत राधिका वल्‍लभ लाल विहारी। 
प्रानति की सनि प्यारी विहारनि प्यार सों प्रीतस ले उर धारी॥ 
ज्यों छवि चन्द्रिका चन्द के अडूः में बाढ़ी महा छवि की उजियारी । 
त्यों चहु. कौद चकोरी सखी ध्रुव पीवत रूप श्रनूष सुधारों ॥ 


कवित्त--भोर कुज्जद्वार खरे श्रद्ध श्रद्धा रंग भरे, 
अरुताई नेननि की बरनी न जाति है। 
झधर अञज्जन लीक फबी है कपोल पीक, 
््््ि बसन पलदि परे शोसा ऋलकाति है॥ 
रसमयी अलबेली लटकी है लाल भर, 
मुन्दरो की आरसी निरखि मुसकाति है । 
हित भ्र्‌व ऐसी छवि देखत ही रीकि रहै, 
: प्रीतम की अ्रंखियाँ तो क्यो हूँ न श्रघाति है ॥* 


दोहा का नूतन प्रयोग--दोहा की प्रत्येक पंक्ति को तोड़ कर बीच में कुछ 
मात्राओं की पंक्तियाँ जोड़ कर नये छन्‍्दों की उद्भावना हिन्दी कवियों के वसन्त- 
वर्णन में देखी जाती है । क्‍ 


गोकुल सकल गुपालिनी, घर घर खेलत फाग ॥ मनोरा क्ूम करो। 
तिन में राधा लाड़िली, जिनको अधिक सुहाग ॥ सनोरा०। 
भूंडनि सिलि गावति चलों, भूमक नंद दुवार ॥ सनोरा०।' 


2५ 2५ 2५ 
खेलत हैं श्रति रसम से, रंगभीने हो । 


अति रस केलि विलास लाल, रंग भीने हो ॥ न 





१--श्रुददास--भजन श्ह्वला, व्यालीस लीला, ए० १०८-१०१ 
२--सूरसागर, पद सं० ३४८३ 


केलॉ-पेक्ष १५४ 


जागत सब निसि गत भई, रंग भोने हो। 
भले जु आए प्रात लाल, रंग भीने हो ॥* 


इसमें यदि 'लाल रंग भीने हो” निकाल दिया जाय तो शुद्ध दोहा का रूप शेष 
रहता है--- 


खेलत हैं श्रति रसमसे, अति रस केलि विलास । 
जागत सब निसि गत भई, भले ज्ु आए प्रात ॥ 


अथवा, सब ब्रज कुल के राह, लाल मन मोहना । 
मत्र सोहनां निकसे हैं खेलन फागु लाल मनसोहना ॥ 


इसमें मात्राएँ बढ़ी हैं । 


पदशली -- कृष्णकाव्य को यही शेली उसकी अपनी विद्येष शैली है। पदों 
में नाना प्रचलित छन्दों का प्रयोग तो है ही, कुछ तृतन छन्द भी बनाये गये हैं। 
अधिकांश पदों में टक या श्रुव का विधान है। हिन्दी के कृष्ण-काव्य में अक्षर-वृत्तों 
का प्रयोग नहीं मिलता, पर बद्भला में इनका काफी प्रयोग हुआ है। चूंकि बद्भला 
और हिन्दी के पद-छन्दों में आपस में कोई साहश्य नहीं हैं, अतएवं यहाँ प्रथक्‌ रूप से 
उनका विवरण दिया जा रहा है। 


बद्भला के पदों में मात्रिक एवं वर्णबवूत दोनों का प्रयोग किया गया है। 
पहिले हम वर्णवुत्तों को लेते हैं। ये वर्णवृत्त बड्भला-काव्य के निजी छन्द हैं, ज॑से 
चौदह-अक्षरी पयार, आठ-अक्षरी, दश-अक्षरी और एकादश-अक्षरी एकावली, छब्बीस 
अक्षरों की दीघेत्रिपदी एवं धमाली, इत्यादि । 


६-+चोदह अक्षर का पयार--- 


हैरइते दृहु जन दुहु मुख इन्दु। उछलल दुहु मन मनोभव सिन्धु ॥ 
दुहु॒ परिरम्भने दुहु तनु एक । द्यामर गोरि किरन रह रेख ॥रै 





१--सूरसागर, पद सं० ३४८२ 
२--गोविन्दस्वामी--[पद संग्रह), पद सं० १२५ 
३--पदकल्पतरु, पद सं० ३४० 


३५६ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदीयं 


२३--एकावली : (क) क्ञाठ-प्रक्ष रो-- 
कह सखि किये भेल । देयासिति कहाँ गेल ॥ 
हाम मुगधिनि नारि। ना शुनि अतनु भाड़ि ॥* 


(ख) दस-प्रक्ष री --- 
राई कानू, निकुझ्ज-सन्दिरे। बसियाछे बेदीर उपरे॥ 
हेम मनि खचित ताहाते। विविध कुसुम चारिसिते ॥| 
राइ कान से शोभा देखये।ये यदुतन्दन निरखये ॥ * 


(ग) एकादक्ष-प्रक्षरी-- 
ए धनि ए धनि वचन शुन्। निदान देखिया श्राइलूं पुन ॥ 
.. देखिते देखिते बाढ़ल व्याधि।यत तत करि ना हय सुधि ॥रै 


३--ब्रिपदी. : २६ श्रक्षेर की दीर्घे त्रिपदी-- 
/... « क्वानडु-कुसुम जिनि कालिया बरन खानि, तिलेक नयन यदि लागे। 
.... तेजिया सकल काज जाति कुल शील लाज, सरिबे कालिया-अनुरागे ॥।* 


२० झक्षर की लघु न्रिपदी-- 
धरनी शयने भरये नये, 
सघने कांपये श्रद्ध । 
चम्पक बरन तापे मलिन, 
हृदय दह अनड्भ | 
किछू करना कफरह. कानाई ॥£ 


मात्रिक छन्‍्द--वर्णिक वृत्तों के अतिरिक्त ब्रजबुलिपदावली में मात्रिक छत्दों 
का भी प्रयोग हुआ है। इन छन्दों में प्रमुख हैं चतुष्पदी और त्रिपदी। अधिकांग 
पद-रचनाएँ इन्हीं के विभिन्न संघटनों में हुई हैं । 





१--पदकल्पतरु, पद सं० २४१ 
२--वही, पद सं० ७४६ 
३--वही, पद सं० €८ 
४--वही पद सं० ७६५ 
. ५--बही, पद सं" १६१ 


कला-पक्ष “न ३५७ 


१--चतुष्पदी (क) श्राठ सात्रा-- द 
अ्रचिरे प्रव झ्राश। वन्धूया मिलिब पाश॥ 
हिया जुड़ाइवों मोर । करिबे झ्रापन कोर ॥* 
(ख) बारह मात्रा-- 


पुन जब मुरछलि गौरि । सलिगत भल विभोरि 
धलि-मुख-चान्द निहारि। रोयत कुन्तल फारि ॥े 


यहाँ अन्तिम वर्ण को दी करके पढ़ा जायेगा । अवथा-- 
कहे हेन हबें कि पश्रामारे।ए तयने देखिव राइयेरे॥* 


(ग) १६ सात्रा-- 


कुन्द फुसुमे भर कबरिक भार | हृदये विराजित मोतिभ-हार ॥ 
चन्दन चचित रुचिर कपुर। भ्रद्धहि श्रद्धा श्रनद्भ भरपुर ॥ 


चरण के अन्त में स्थित लघु वर्ण को विकल्प में गुरु वर्ण माना जाता है। 
इस दृष्टि से भार, हार के अन्त्य 'र' को गुरु अर्थात्‌ दो मात्राओं का मान कर १६ 
मात्रा पूरी की गयी हैं। यथा-- 


पति श्रति दुरमति कुलवति नारी । स्वामि-बरन पुन छोड़िन पारी॥ , क्‍ ह 


हि. 


तें रूप यौवन एकु नह ऊन। विदगध नाह ना होय विनि पुन वाई क्‍ 


(घ) विषम चतुष्पदी-- 


अर्थात्‌ अयुग्म चरणों में १२ मात्रा एवं युग्म चरणों में १६ मात्रा-- 





१--पदकल्पतरु, पद सं० १६८१ 
२--वही, पद सं० १६६७ 
३--वही, पद सं० १५०५ 
४--वही, पद सं० ७५३ 
४--वही, पद सं० ६३० 


१५५ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


लुठइ धररिः धरि सोय । इवास-विहिन हेरि सहचरि रोय ॥.. 
मुरछलि कान्‍्हे परान। इह पर को गति दबे से जान॥४* 


उपर्यक्त उदाहरण में अन्तिम मात्रा का दीघे उच्चा रण करना होगा | अथवा-- 


ता रहे गुरुजन माझे। बेकत अद्भना अआपये लाजे ॥ 
बाला संगे जब रहई । तरुनि पाइ परिहास तहि करई ॥। 


३--त्रिपदी : अरदठाइस सात्रा -- 
तुया भ्रपरूप रूप हेरि दूर सअज । लोचन सन दुहु धाथ 
परशक लागि श्रागि जलु श्रन्तर । जीवन रह किये जाब ॥ 
माधव तोहे कि कहब करि भंगी ।'* है 


२४५ भात्रा--- 


 भदिर-मरकत-मघुर मूरति । मुगध-मोहन छान्‍द ॥ 
.. मल्लि-मालति-माले मधु-सत । सधुप सतसथ फान्द ॥४ 


. २३ भात्रा-- 


देसरि सखि व्यामचन्द । इन्दुबदनि राधिका ॥ 
विविध यन्त्र-युवति व॒ुन्द । गावये. राग-मालिका ॥ 


दीघंचतुष्पदी--४७ सात्रा-- 
विपिने सिलल गोप-तारि 
हेरि हसत मुरलिधारि 


. निरखि वयन्र पुछत बात 
प्रेम-सिन्धु-गाहनि ।*[ 





१--पदंकल्पतरु, पद सं० १८० 
२--वही, पद सं० १०५ 
३--वही, पद सं० १५४८ 
४--वही, पद सं० २४२६ 
प--वही, पद सं० १०६६ 

. ६--वही, पद सं० १२५६, 


कला-पक्ष ३५६ 
यहाँ अन्तिम मात्रा का उच्चारण दीघे होगा । 
५१ मात्रा -- 


लाज नति भये बिक्कट श्राउब 

रसिक ब्रजपति हिये सम्भायब । 
कास-कॉशल-कोप-काजर 

तबहु राजब रे ।* 


हिन्दी के कुछ छन्दों में भी द्रजबुलि कविता रची गयी है। द्वांदश-मासिक 
विरह-वर्णन में कुछ ऋतुओं का वर्णन तोमर-हरिगीतिका छन्द में हुआ है। 
पदपादाकुलक का भी उदाहरण मिलता है। तोमर में (१२ मात्रा, चरणान्त में 
गुरु-लचु) और हरिगीतिका में (१६, पर विराम, अन्त में लघु-गुरु) होता है । 


तोमर--अ्रब भल सावन भास । अब नाहि जिवनक शआ्ाश ॥ 
घन गगने गरजे गम्भीर । हिया होत जनु चौचौर ॥। 


हरिगीतिका--हिया होत जनु चौचीर घोंरता। बान्ये पलकाधों शार रे ॥ 
भलके दासिनि खोलि खापसें। मदन लेइ तलोयार रे॥" 


तीसरी पंक्ति में दो मात्राएँ कम है । 


पदपादाकुलक--प्रत्येक चरण के आदि में एक द्विकल, इसके पश्चात्‌ अन्त 
तक प्राय: द्विकल रहते हैं । 


झज-तन्दकि नन्‍दन नीलमरि। हरि चन्दन तीलक भाले बची ॥ * 


हिन्दी : मात्रिक छतद-हिन्दी कृष्णकाव्य में वर्णवृत्त का प्रयोग नहीं के 
बराबर हुआ है, मात्रिक छन्‍्दों को ही पद-रचना के लिए अपनाया गया है। 
उनमें से प्रमुख छन्द निम्नलिखित हैं जिनमें प्राय ः सभी पदों में एक पंक्ति की ठेक 
जोड़ दी गयी है--- 





१--पंदकल्पतरु, पद सं० १६८१ 
२--वही, पद सं० १८२३ 
३--वही, पद सं० १३१२४ 


३६० मध्ययुगीन' हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चंतन्य-सम्प्रदाय 


विष्णुपद--इस छन्द में १६, १० के विराम से २६ मात्राएं होती हैं, बन्त 
में एक गुरु वर्ण का होना श्रावश्यक है। हिन्दी पदावली में इस छुन्द का बहुलता से 
प्रयोग किया गया है । 


हितहरिवंश--ब्रज नव तरुस्िणि कदम्ब मुकूटमरि इ्यामा आाजु बनो। 
नख-शिख लोॉ अ्रद्ध-अद्भ माधुरी मोहे इ्यामधनों ॥ 
याँ राजत कवरो गंथित कच, कनक कंज वदनी ॥ 
चिकुर चन्द्रिकनि बीच श्रघे बिघु, मानो ग्रसित फनी ॥* 


हरिरामव्यास--प्राजु कछु औरे श्रोप भई । 
जित देखाँ तितहीं तित दीखत मंगल मोदमई ॥ 


मौरा--दिन नहिं.चेन रंत नहिं निदरा, सुखूं खड़ो खड़ी। 
घाणा विरह का लग्या हिये में, भूलूं न एक घड़ी ॥ ' 


सुर--हरिज की श्रारती बनी 
शति बिचित्र रचना रति राखी, परति न गिरा गनो | 
कच्छप अध आसन श्रनूप श्रति, डांड़ी सहस फनी ॥ 


परमानन्ददास--विकल फिरत राधे जूं काऊ की लई ॥ 
काके बिरह वदन अ्रकुलानो तत की आब गई॥ 
को प्रीतम ऐसौ जिय भाव जिनि यह दसा दई। 
में तन की ऐसी गति देखी कमलनि हेम हुई ॥४* 


सार, सरसी--सार में १६, १२ पर विराम रहता है और अत्त में प्राय. 
दो गुरु तथा सरसी में १६, ११ पर विराम, चरणान्त में गुरु लघु । 





_ १--हितचौरासी, पद सं० २६ 
३-भकक्‍तकवि व्यास जी, पद सं० ११५ 
३--मीराबाई की पदावली, पद सं० ११६ 
४--सूरसागर, पद सं० ३७१ 
५--परमानन्दसागर, पद सं० ४३४५ 


कला-पक्ष ३६१ 


सार ; हितहरिवंश--प्रीति की रीति रंगीलोई जाने । क्‍ 
जद्यपि सकल लोक चड़ामणि, दीन अपनपौ माने ॥ 
यमुना पुलिन निकुंज भवन सें, मान सामनी ठाते ॥ 
निकट नवीन कोटि कामिति कुल धीरज सनहि ने झाने ॥* 


छीतस्वामी--वादर भूमि कूमि घरसन लागे। 
दासिनि दसकत चोंकि इ्याम घन-गरजन सुनि सूत्रि जागे। 
गोपी द्वारे ठाढ़ो भोंजति मुख देखत अनुरागे ॥ 
'छोतस्वाप्ती! गिरिधरन श्री विठठल ओत-प्रोत रस पागे ॥ 


सूर--भूठी बात कहा में जानों। 
जो भसोकों जेंसेहि भजरी, ताकौं तेसेहि सानो । 
तुम तप कियो मोहि कों मन दे, में हों अन्तरजामी ॥ 
जोगी कों जोगी ह्वें दरसों, कामो कौ हें कामी हर 


सोरा - पिया अब घर आज्यथो मेरे, तुम मोरे हूं तोरे। 
सें जन तेरा पंथ निहारू मारप चितदत तोरे ७ 
झ्रवध वदीती श्रजहु न आये, दुतियन सं नेह जोरे । 
मीरा कहे प्रभु कबरे मिलोगे, दरसन बिन दिन टारे ॥* 


छोभद्ट-- बंदी धुनि मनु बन सी लागी, आई गोप कुमारो । 
श्रप्यों चाद चरन पद ऊपर लकुट कक्षतर धारो। 
श्रीभट मुकुट चटक लटकति में प्रटक रही पिय प्यारी ॥£ 


हरिदास स्वामी--प्यारे को भावती भांवती के प्यारे जुगल किसोर जानों। 
छिनु न टरो पलु होड न इत उत रहाँ एकहि तानो॥४* 


१--हद्ितचौरासी, पद सं० ४१ 
२--छीतस्वामी, [पद संग्रह), पद सं० ७० 
३--सुरसागर, पद सं० २१८१ 
४--मीराबाई को पदावली, पद सं० ६५ 
५४--युगलशतक, पद सं० २२ 
६--कैलिमाल, पद सुूं० ३ 


३६२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


सरसी : सुर-जसुदा यह न बक्ति को काम । 
.. कमल नेने की भुजा देखि धौं, तें बाधे हैं दाम ॥ 
पुत्रहु तें प्यारो कौउ है री, कुल दीपक सनि-धाम ॥* 


गोविन्दस्वामी--प्यारी रूखसनों निवारि । 
कब की ठाड़ी मनुहारि करति हाँ रनि गई घरी चारि। 
मेरो कह्यो तू मातरि (री) सुहागिन श्रति प्रवीन सकुंबारि ॥ 
गोविंद प्रभु सों (त) हिलसिलि भांसिनति तन मत जोवन वारि । ३ 


मीरा-जोगिया से प्रीत किया दुख होइ । 
प्रीत कियां सुख ना सोरी सजनी, जोगी मोत ना कोई॥ 
राति दिवस कल नाहि परत है, तुम मिलिया विन मोइ ॥* 


हरिव्यासदेव-घड़ भागन ते फागुन श्रायो करताह करत उमंग । 
अद्भुत बवक कतक पिचकारी भरि केसरि के नोर ७४४ 


हिंतहरिवंश-चलहि किन मानिनि कुंज कुटीर । 
तो बिनु कुंवर कोटि बनिता जुत सथत मदन को पीर॥ 
गद-गद सुर बिरहाकुल, पुलकित श्रवत विलोचन नौर। 
क्वापति ववासि वृषभानु नन्दिनी बिलपति विपिन श्रधीर ॥* 


कहीं-कहीं सार और सरसी मिलाकर भी पद रचे गए हैं-- 


मुरली गति विपरीत कराई । 

(तिहु भुवतत भरि नाव समान्यो, राधा-रसन घजाई।॥। 
बछरा थन नाहीं मुख परक्षत, चरति नहीं तृन घेनु ॥ 
जमूना उलठी धार चलों बहि, पवन थकित सुनि बेनु ॥ ६ 





१--सूरसागर, पद सं० ८५ 

२--गो विन्दस्वामी [पद संग्रह], पद स० ४दडें 
३--मीराबाई की पदावली, पद सं० २७ 

. ४--महावाणी--उत्साहसुख, पद सं० ४४ 
५--ह्ितचौरासी, पद सं० ३७ 

६--सूरसागर, पद सुं० १६०५ 


कला-पक्ष ३६३ 


वाटडः-- (१६, १४ मात्राओं पर विराम, चरणान्त में मगण) मीरा के 
अतिरिक्त इस छन्द का प्रयोग अन्य कवियों ने कम ही किया है। सार-छुन्द के अन्त 
में एक ग्रुरु वर्ण और जोड़ कर बनाये हुए ताटंक के कई उदाहरण मिल जाते हैँ । 


१---ताल परावज भिरदंग बाजा, साधा भ्रागे नाचो रे। 
कोई कहे भसीरा भई बावरी, कोई कहे भदमाती रे ॥* 

२--तुमरे कारण सब सुख छाड्या भ्रब भोहि कक्‍्यं तरसावों हो । 
विरह बिथा लागी उर अंतर सो तुम झ्राय ब॒ुझावों हो ॥" 


... कुण्डल, उड़ियाना--कुण्डल के प्रत्येक चरण में १२, १० मात्राओं पर विराम 
रहता है और चरणान्त में दो गुरु का होना आवश्यक है। कुण्डल के पदान्त में एक 
गुरु होने पर वह उड़ियाना छुन्द बन जाता है । 


घुर--(१) जागिए ब्रजराज कुंबर, कमल कुसुम फले। 
कुम॒द वृन्द सकचित मए, भुद्ध-लता भूले ४४ 
(२) नंद जू के बारे कान्‍ह, छाड़ि दे भथनियां। 
बार-घार कहति सातु जसुमति नंदरनियाँ ॥* 
रूपमाला, शोभन--रूपमाला में १४, १० के विराम से २४ मात्राओं का 
तथा अन्त में एक गुरु-लघ्‌ का विधान है। रूपमाला के अन्त में यद्दि जगण हो तो 


वही शोभन छुन्द बन जाता है । 


सुर-- (१) घलि गइ घाल रूप मुरारि। 
पाइ-पेंजनि रठटति रुनभुन, नचावहि नर-नारि ॥ 
कबहु' हरि को लाइ अंगुरी, चलत सिखवति ग्वारि ॥-- (रूपमाला) 
५ ५ 24 हर 
; (२) कबहु अद्भा भषन वनाबति, राइ लोन उतारि। 
सुर सुर-नर सर्व सोहे निरखि यह अ्रनुह्ारि॥ “ --(श्ोभन) 





१--मीराबाई की पदावली, पद सं० ४० 
२--वही, पद स॑ं० १०४ 

३--सूरसागर, पद सं० ८२० 

४--वेद्दी, पद स॑० ७६३ 

है वेही, पद सृं० ७१६. 


३६४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतत्य-सम्प्रदाय 


समान सर्ववा--१६-१६ मात्राओं के विराम से ३२ मात्राओं के इस छल्द 
में पद प्रचरता से लिखे गये हैं । 


परमानन्ददास--मानिनी ऐतो मान ने कीजे । 
ये जीवन अञ्जलि की जल ज्यों जब गुपाल मांगे तब दीजे ॥* 


सूर--मोहन सो मुख बनत न मोरे । 
जिन नेननि मुख चन्द विलोक्यो, ते नहिं जात तरनि सौं जोरे ॥ 


हितहरिवंश-- लटकत फिरति जुवति रस फूली । 
लता भवन में सरस सनल निधि पिय सद्भ सुरत हिडोरे भूली ॥९ 


हरिभिया--इस छन्द में १२, १२ और १२ १० के वराम से ४६ मात्राओं 
का तथा अन्त में दो गुरु का विधान है । 


 घुर--बिहरत गोपाल राइ, मनिमय रचे अज्भनाइ । 
लरकत॒पर्ररंग नाइट, घुटुरुनि डोले ॥।* 


हरिरामव्यास--प्रंग श्रृंग अति सुधंग, रंग गति तरंग सद्भा। 
रति-अनंग-मान भंग, मत सुदंग बाज। 
सुर बंधान गरान-तान मानव जान गुनतिघान, 
अब कमान, नेत बान सुर विमान छाज ॥* 


बविनय--१२, १२, ८ पर विराम तथा चरणान्‍्त में प्रायः रगण होता है । 


हितहरिवंश--मंजुल कल कुंज देश, राधा हरि विशद वेश 
राका नभ कुमुद वन्धु शरद जामिनों। 
दयामल दुति कतक श्रृंग विहरत मिलि एक संग 
नौरद सनि नील मध्य लसत दासिनी ॥* 





१---परमानन्दसागर, पद सं० ४१३ 
२--सूरसागर, पद सं० ४४७२ 
 ३--हद्वितचौरासी, पद सं० ७७ 
४--सूरसागर, पद सं० ७१४६ 
५---भक्तकवि व्यास जी, पद सँं० ४६२ 
६--हितचौरासी, पद सं० ११ 


कला-पक्षें ३६५ 


विंदृंठल विपुल- अंग अंग गुण तरंग गौर दयाम रूप रासि । 
मदनकेलि सुरत सिन्धु पुलक भेलिनी | 


विजया :--(१०, १०, १०, १० पर विराम, चरणान्त में प्रायः रगण) 
हितहरिवंश एवं चाचा वृन्दावनदास जी ने इस छुन्द का अधिक प्रयोग किया है। 
अन्त में रगण का निर्वाह नहीं भी हुआ है । 


हिंतहरिवंश-- (१) कुसुम कृत माल नंदलाल के भाल पार, 
द तिलक भरि प्रगट यश क्यों न भाखों । 
भोग प्रभु योग भरि थार धर कृष्ण पे, 
मुदित भुजा दण्ड वर चमर ढारो ॥)' 


(२) व्याम संग राधिका रास समंडली बनी । 
बीच नन्‍्दलाल ब्रजबाल चम्पक बरन, 
ज्याॉवधन तड़ित बिच कनक मर्कत बनी ॥ * 


चाचा व॒न्दावनदास--गौर अर इ्याम चरितनि हर्‌यों जासु चित, 
तिननि विषदइनु कथा दूरिते परिहरी॥। 
कुंज कमनीय लोला ललित आदरी, 
गुरु कृपा दृष्टि जा ओर रंचक ढरी ॥* 


जिपदी--सेवक वाणी में त्रिपदी छन्द का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। श्रीहितजस- 
विलास, श्रीहितविलासप्रकरण, श्रीहरिवंशनामप्रतापजस आदि इसी छन्द में वार्णित हैं । 


श्री हरिवंश चन्द्र शुभ नाम । 
सब सुख सिधु प्रेम रस घास । 
जाम घरी विसर नहीं ॥* 





१--विद्ठझलविपुल की वाणी, पद सं० ५ 
२--हितहरि व्श--स्फुटवाणी, पद सँ० १८ 
३--द्तचौरासी, पद सं० ७१ 
४--बृन्दावनजप्तप्रकासवेली, पद सं० ८, ६० ७ 
५--सेवकवाणी, द्ितजसविलास, पद सं० १ 


३६६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदोर्य 


वर्णवृत्त--( सनहरण )--मी राबाई कौ पदावली में मनहरण-कवित्त में कुछ 
पद मिलते हैं जिनमें कुछ तोड़-मरोड़ भी है। मनहरण में ८, ८, ७, ७ वर्णोंके 
प्रयोग से १६, १५ पर यति का विधान है-- 


जूठे फल लीन्हें राम, प्रेम की प्रतीत जाए । 
ऊच नीच जाने नहीं, रस की रसी लगी॥* 


मुक्तक--मुक्तक शली का प्रयोग बद्भला-काव्य में नहीं मिलता । ब्रजभाषा- 
काव्य में हितहरिवंश जी के सम्प्रदाय, तथा निम्बार्क-सम्प्रदाय में इस शैली के कुछ 
नमूने मिल जायेंगे । यह शेली अधिकतर सिद्धान्त या तत्त्वनिरूपण के प्रसद्भ में किवा 
वैराग्य की चर्चा में व्यवहृत हुई है । क्‍ 


दोहा--मुक्तक के अन्तगंत दोहा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। निम्बाकंमतानुयायी 
. ललितमोहिनी देव, ललितकिशोरी देव, गोविन्द देव आदि, राधाबल्लभी-वृन्दावनदासजी, 
 नागरीदास जी तथा रसखान महत्त्वपूर्ण हैं । 


तागरीदास--विष वासना जारि के, झारि जड़ावे खेह। 
मारग रसिक मरेस के, तब ढंग लागे देह ।॥। 
जामें मन को गति नहीं, तामे काढ गात । 
व्यास सुबन पद पाइ बल, इहि विधि निकस्यों जात ॥ * 


रसखान--कम्नल तंतु सो छीन, श्ररु, कठिन खड़ग की धार । 
अति सुधौ टेढ़ो बहुरि, प्रेम पंथ अ्रतिवार ॥। 
दंपति सुख अ्रु विषय रस, पुजा, निष्ठा, ध्यान । 
इनतें परे बखानिए, छुद्ध प्रेम रसखान ॥' 


ललितमोहिनी देव--कहा जिलोकी जस किये, कहा जिलोकी दान ? 
कहा त्रिलोकी बस किये, करी न भक्ति निदान ॥* 





१--मौराबाई की पदावली, पद सं० १०७ 

. २-नागरीदास की वाणी, दोहा सं० ७, ६ (प्रका० बाबा तुलसीदास) । 
३--प्रेमवाटिका, दोहा सं० ६, १९ (रसखान और घनानंद) । 
४--निम्बाक-माधुरी--ललितमो हिनी देव, पद सं० २, ए० ३४३ 


कलॉ-पंक्ष॑ ३६७ 
छप्पय - तत्ववेत्ता जी ने छप्पय में कृष्ण-तत्व का निरूपण किया है । 


भगवत रसिक--तात रिषभ सो होई मात संदालस भावों ॥ 
पुत्र कपिल सो पिले पत्र प्रहलादहि जानो ॥ 
आता विदुर दयाल योषिता द्वुपद दुलारी । 
गुरु नारद सो सिले अ्रकेचन पर उपकारी॥ 
भर्ता न॒प अ्रंवरीष सो राजा प्रश्ु सो जो मिले । 
'भगवत' भवनिधि उद्धर चिदानंद रस सें मिले ॥* 


सेवक जी--पढ़त गुनत गुन नाम सदा सत संगति पावे । 
भ्रु घाढ़े रस रीति विभल वानी गुन गावे ॥ 
प्रेम लक्षणा भक्ति सदा आनंद हितकारी । 
(श्री) राधा युग चरन प्रीति उपज अति भारी ॥* 


कुण्डलिया : भगवत रसिक---अभ्राचारज ललिता सखी रसिक हमारी छाप । 
नित्य किसोर उपासना युगल संत्र की जाप ॥ 
युगल संत्र की जाप वेद रपिकन की बानी। 
श्री वृन्दावत धाम इृष्ठ इथासा महरानी॥* 


कवित्त : रसखान--आई खेलि होरो ब्रजगोरी वा किसोरी संग । 
अंग अंग रंगनि अनंग सरसाइगों ।॥* 


सर्वेया: सरसदेव--स्थाम भजे भ्रम टूर भयो भैया ! भय न रह्मो जबते चितये हरि ॥ 
काम, क्रोग, कुसज्भ, कुमन्त्र, कुमाल, कलेस कछु न रहे अरि ॥॥ 
कूल कामिमि कज्चन लागत कर्म कुभार भए सु गए भसमें जरि। 
सरस लिए रस राष्ति प्रकास बिहारी बिहारिनि पुरि रहे भरि ॥ 





१--निम्बाक-माधुरी---भगवतरसिक, पद सं० ७, एृ० ३५६ 
२--सेवकवाणी --हित ध्यान प्रकरण, पद सं० ५ 
३--निम्बाकमाधुरी--भगवतरसिक, पद सं० ७१, पएृ० ३७१ 
४-रसखान और घनानंद, सुजानरसखान, पद सं॑० १२३ 
५--निम्बाकमाघुरी, सरसदेव, पद सं० ६, ५० १८३ 


३६८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रंदांय 


रसवान--कौन को लाल सलोने सखी वह जाकी बड़ी अंतियां अनियारी३3 
जोहन बंक विघ्लाल के बानवि बेधत हैं घट तीछन भारी ॥ 
रसखानि सम्हारि पर नहिं चोद सु कोटि उपाय करों सुख भारो 
भाल लिख्यौ विधि हेत को बंधन खौल सके अस को हितकारी ७४ 


झलडु।र-विधान--भक्‍तकवियों ने अलझ्भार का प्रयोग केवल चमत्कारप्रियता 
व नहीं किया है । जहाँ उनकी भावना आराष्य के प्रति उत्कट होकर चमत्कृत हो 
उठी है, वहाँ अलद्भूार भाव के साथ स्वतः संह्लिष्ट हो गए हैं। इन कवियों का 
मानस कृष्ण-राधा के रूप से सर्वाधिक चमत्कृत हुआ है अतएवं अप्र स्तुत-विधान की. 
प्रेरणा अधिकतर इसी प्रथ्भ से प्राप्त हुई हैं | शब्दालझ्भार भौर अर्थालड्ूर दोनों का 
प्रयोग हुआ है । शब्दालद्भूररों में अनुप्रास, एवं पुतरुक्तिप्रकाश का अधिक प्रयोग हुआ 
: है । अर्थालद्भार में ओपम्यमूलक एवं साहइ्यमूलक अलझ्धारों की प्रधानता है, यद्यपि 

अन्य प्रकार के अलझ्भार भी प्रयुक्त हुए है । 
. शाब्दालंकार (अनुप्रास)--अपने कई भेदों में प्रयुक्त है । 
गोविन्ददास--ठल हल सेजल तनु सोहन 
मोहन अभरण साज | 
अरुण नयन गति विज्ञुरि चमक जिति 


 बगधल कुलवति लाज ॥'* 


भूषतिसिह -पाणि परक्षित भाण परिहर 
रा : पुरंब को रति आश। 
कान्‍त कातरे कचहु काक॒ति 


करत कामिनि पाय।* 





१--रसखान और घनानंद--छुजान-रसखान, पद सं० ४२ 
२---पदकल्पतरु, पद सं० ७३ 
३--बही, पद सं० ११४ 


कैलां-पक्षें ३६६ 


गोविन्ददास “ऊुँंचित केशिनि निरुपम वेशिनि, 


रस आवेशिनि भमिति रे। 
अ्रधर सुरंगिनि अंग तरंगिनि। 


संगिनि नव लव रंगिनि रे ।* 
चतुर्भु॑जदास--ललित ललाद लट लटकतु लटक नु, 


लाडिले ललन को लडावे लोल ललना ।. 
प्रान प्यारे प्रीति अतिपालति परम रुचि, 


पल पल पेखति पोढाइई प्रेम पलना । 
दरपनु देखि देखि दतिया द्व॑ दूध की 


दिखावति है दामिनी सो दामोदर दुख दलना ही 


हितहरिबंश--विविध कुछुम, किशलय कोमल दल, शोभित वन्दनवार। 


बिदित वेद विधि विहित विप्रवर करि स्वस्तिनु उच्चार ॥ रे 


हरिव्यास देवाचायं--आज कमनोय किशोर किशलय सयन 


फरत, मिलि कम्नल-कल-कुंज को केलिनो । 
रहसि रति रम्तन रुचि रुचिर रगमग रसिक, 


रमत रजन रर रंग रस रेलिती । 
परम परितोष प्रति श्रंग सुप्रभा-प्रदा 


प्रस-परकासदा प्रापदा-पेलिनो ॥॥* 


आनुप्रासिक चमत्कार में बद्ध-कवियों की वृत्ति कहीं-कहीं ऐसी रमी है कि 
पूरा पद सानुप्रासिक है | गोविन्ददास में यह प्रवृत्ति विशेष लक्षणीय है। एक ही. 





१--पदकल्पतरु, पद सं० २७० 
२--चतुभुजदास, [पद संग्रह, | पद सं० १२ 
३--स्फुटवायी, पद स॑० १६ 
४--महावाणी-सुरत सुख, पद सं० ४१ 


फा० २४ 


३७० मध्यगुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-संम्प्रदाय॑ 
वर्ण शब्द-शब्द में अनुस्युत्र हैं। विरह के दश दश्ा-वर्णन में ऐसे पद बहुलता से 
प्राप्त होते हैं । 


नेन्‍्द ननन्‍दत निचय निरखलू निठुर नागर जाति । 
नारि नीलज नेह-निरसित, नाह-तामे मिलाति ॥ ध्र० ।। 
२ >< 3.4 
नियड़ निवेदद नविन निज-जन दास गोविद तेरि ।* 
पुनरक्ति प्रकाश - पुनरुक्ति प्रकाश कहीं-कहीं मात्र चमत्कारप्रियता के कारण 
आया है; किन्तु कहीं भावनाओं की प्रवलता का भी अभिव्यज्ञक बन कर प्रयुक्त हुआ है। 


विध्दु--तुहु उर धरि धरि समरि भरि बोलसि।' 


यदुनन्दनदाक्ष- शुन शुत सखि कर अवधान । 
 झर भर अनुखन ए दुई नयात। 
. जर॒जर अन्तर ना जाये परान रे 


पन्ना 


हरिव्यास देवाचायं - चकी चक चकी-सी ज़की जक जकी-सो । 
छकी छक छकी सो टकी टक-टकोय ।* 


रूपरसिक देव-- भूसि भूमि भुमकति दिधि दसकलि-रसकनि रस सरसात | 
वि ००७ 
भटकि ऋटकि भझाट चटकि चटकि चट लटकि लटकि लटकात ॥ई 


रसलान- समझी न कछु श्रजहू हरि सों ब्रज चेन नचाइ नचाइ हुंसे । 
नित सास की सारी उसाप्तिन सों दिन ही दिन माइ की कांति नसे ॥ 
चहुंँ श्रोर बबा की सों सोर सुते मन सेरऊ श्रावति रीस करं। 
पे कहा करों वा रसखानि विलोकि हियो हुलस हुलसे हुलसे ॥$ 





१-परदकल्पतरु, पद सं० १८१४ 

२--वही, पद सं ७१ 

३---वही, पद्‌ सं० ०७ 

४--महावाणी-सुरतसुख, पद सं० १५ 

५--निम्बाके-माधुरी, रूपरसिकदेव पद सं० १ ४, ४० १०२ 
६-सुजान रसखान, पद सं० ७० (रसखान और घनानन्द) 


कैला-पक्षं ३७१ 


स्वामो हरिदांस -(क) भूलीं सब सखी देखि देखि । 


जच्छ किन्तर नाग लाक देव स्त्री रीफि रही 
भुवि लेजि लेखि ।* 


(ख) तू रिस छांडिरी राध राधे । 
ज्यों ज्यों तोकों गहरु त्यों त्याँ मोंकी बिथारी साथ साथ | 
प्रातनि को पोषत सुनियत तेरें वचन श्राध आध। 
हरिदास के स्वामी-स्थामा कुंजविहारी तेरी प्रीति बांच बांध ।* 


यमक का प्रयोग बहुत कम हुआ है । हिन्दी में तो प्राय: नहीं के बराबर है । 
सूर के कूट-पदों में अवश्य एक ही शब्द का विभिन्‍न अर्थों में प्रयोग किया गया है। 
बद्भला काव्य में भी यह अत्यन्त विरल है। राधाक्ृष्ण की विनोद-वार्ता के एकाध 
स्थल प्र इलेष अपनाया गया है। वर्णों की ध्वन्यात्मक व्यज्ञना पर भाधारित 
अनुकरणात्मकता ( ०07077७०००0०० ) का सुन्दर प्रयोग दोनों भाषाओं के 
काव्य में देखा जा सकता है । 


गोविन्ददात--कंज-चरनयुग जावक-रंजन 
हे खंजन गंजन मंजिर बाजे। 
नील वसन, मणि किकिति रणरखि 
कुंजर-गभवन दमन खिन साझे ॥' 


हरिव्यास देवाचायें रुसनु वुपुर रमक भामक हुंसक 
भुतुनु कुनुनु किकिनि कलित कि सुधंगे । 
चरन को घरन उच्चरन सप्तक क्‍ 
सुरत हरन संत ने करन उर उममंगे॥। 
भुकुटि भटक लें लटक श्रठके 
उभट भादक नासापु्ट पटक पंगे ॥९ 





१--केैलिमाल, पद सं० ४२ 

२--वही, पद सं० १७ 
३--पदकल्पतरु, पद सं० १०३७ 
४--महावाणी-सेवा सुख, पद सं० ७२ 


२७२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतस्य-सम्प्रदांये 


रास के नृत्य-वर्णन में वाद्य एवं ताल के स्वरों में इतनी सजीवता है कि जैसे 
पद स्वयं बोल रहे हों। वातावरण की सद्भीतात्मकता एवं लय की गति को चित्रित 


करने में रास के पद सबसे अधिक सफल हुए हैं । 


अर्थालड्आार : उपमा--परम्परागत उपमाओं, जैसे नेत्रों के लिए खज्नन, कटि 
के लिए सिहकटि, तथा उरु के लिए कदली-खम्भ आदि के अतिरिक्त मौलिक उपमाएँ 
भी दी गयी हैं, किन्तु वे अपेक्षाकृत कम ही हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं । 


बद्भला : -राधामोहन--सो घनि दूबर खीयत येछन असित-चतुदंशी चान्द ॥* 


 घनव्याम -माधवि लता-तले बस । 
चिब॒ुके ठेकना दिया वाधि ॥ 
तोहारि चरित अ्रनुमाने । 
द योगी जेन बसिला धेयाने ॥ 


प्रनन्‍तदास--भ्रभ रशा-व रण किरणे शभ्रंग ढर ढर 
द कालिन्दि जले जेछे चानद कि चलना। ' 
ब्रजभाषा : की 
चतुर्भुजदास-गिरधर-झूप अनूप निहारी शभ्रब भई ज्यों गुडिया बस डोरी ॥९ 
स्वामी हरिदास--(१) इनकी स्थामता तुम्हारी गाौरता जेसे सित 

असित बनी रही ज्यों भुवंग दवि । 

इनको पीताम्बर तुम्हारों नील निचोल 

ज्यों शशि कुंदन जेब रवि ॥7 


(२) प्यारी तेरौ बदन श्रभ्मत की पंक तामें बीधें लेन हे ।* 





१--पदकल्पतरु, पद्‌ सं० १७१ 

२--वही, पद सं० २२६ 

३१-वही, पद सं० २६८ 

४--चतुभुजदास, [पद संग्रह |, पद सं० २६३ 
५--केलिमाल, पद सं० २६ 

&-- वही, पद सं० ७ 


कला-पक्ष द ३७३ 


हितहरिवंश--द्यामल दुति कनक अंग विहरत सिलि एक संग, 
नोरद मरिण नील झध्य लक्षत दामिनी । * 
हरिदास स्वामी-- हरि को हित ऐसो जैसो रंग मजीठ 
संसार हित रंग कसंभ दिन दूती को । ' 
सुरदास -- (१) मेरो मत अनत कहां सुख पावे । 
जेसे उड़ि जहाज को पच्छी फिरि जहाज पर आचे। 


(२)-अब कंसे निरवारि जात है, सिली दूध ज्यों पानी ।* 
(३)--पुलकित समृखी भई स्यथाज्न-रत्त, ज्यों जल में कांची गागरि गरि ।* 


परमानन्ददास--तुम बिन कान्‍्ह कस्ल दल लोचन जसे दूल्हे बिच जात बरात ।* 
रूपक-- कृष्णकाव्य में हूपक का उपयोग उपमभा से अधिक हुआ है । 


गोविन्दरास---चन्द्रक-चारु फवागन-प्षण्डित, शिष-विषभारुण दीठ । 
राइक श्रधर लुब॒ध अ्नुमानिये, दशनक दंशत सीठ ॥९ 


घनव्यामदास-- सहजइ विषम अरुछ दिठि दाकर आर ताहे कुटिल-कटाखि । 
हेरइते हामारि भेदि उर शअन्तर छेदल धरेज शाखि ॥४ 


पुरदास--सोभा सिन्धु न श्रंत रही री। द 
नंद भवन भरि पूरि उममंगि चलि, ब्रज की वीथिनि फिरति बही री | " 


परमावन्दद:स--री अ्रबला तेरे बलहि न और । 
बींधे सदनगोपाल महागज कुटिल-कटाच्छ नथत की कोर ॥१“ 


१-- हित चौरासी, पद संख्या ११ 
२--सिद्धान्त के पद, पद सं> ७ 
३--सूरसागर, “विनय, पद सं० १६८ 
४--वही, पद सं० २२७४ 

५ू--वही, पद सं० ७१८ 
६--परमानन्द्सागर, पद सं० ४४० 
७--पदकल्पतरु, पद सं० १०१ 
८--वही, पद सं० १५० 
६--सृूरसागर, पद सं० ६४७ 
१०--परमानन्दसागर, पद्‌ सं० ३४२ 


३७४ मध्ययू गीन हिन्दी क्रष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 
हिन्दी काव्य में साज़-रूपक का अधिक प्रयोग हुआ है यथा-- 


हरिरामव्यास --नठवा सेन सुधंग दिखावत। 
चंचल पलक सबद उधठत हैं, ग्रं ग्र तत थेई थेई कल गावव ॥ 
तारे तरल तिरप गति मिलवत, गोलक. सुलप दिखावबत। 
उरप भेद भूज ग संग मिलि, रति पति कुलनि लजावत॥ 
अ्रभिनय निपुन सेन सर एऐंतनि, निसि वारिद बरषावत ॥ 
गुन गन रूप अनूप व्याप्त प्रभु, निरेखि परम सुख पावत ॥* 


ह रिदास स्वामी--संसार समुद्र मनुष्य सीन, वक्ष सलगर और जीव बहु वंदिस | 
मन बयार प्ररे स्नेह फंद फंदित, लोभ पंजर लोभी मरजीया, 
पदारथ चारि खदि खंदिस । 


कहि हरिदास तेई जीव पार भये जे ? हि रहे चरन आनन्द नंदिस।।'े 


रूपकातिशयोक्ति --रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग दोनों भाषाओं में है, हिन्दी 
में भ्रपेक्षाइत अधिक हुआ है । 


राधावल्‍लभ--सजनि, श्रपरूप पेखलूं बाला। 


हिमकर-मदन-मिलित मुख-मसण्डल ता पर जलधर-माला करे 


हरिव्यास--चंद्र बिस्ब पर वारिज फूले । 
तापर फति के सिर पर सनिगन, तर सधुकर मधुमद मिलि भूले ॥ 
तहां मीन, कच्छय, सुक खेलत, बंधिहि देख न भये बिकले । 
बिद्रुम दारयों में पिक बोलत, केसरि नख पद नारि गरूले ॥ 
सर सें चक्रवाक, बक,व्यालिति, विहरत बेर परस्पर भूले । 
रम्भा सिंध बीच सन्मथ घरु, ता पर गानधु-नि सुनि सुख-मूले ॥ 
सब ही पर घनु बरषत हरषत, सर-सागर भये जमुना-कले । 
पुजोी श्रास व्यास चातक की, स्थावर जंग्स भये बिसुले ॥* 

शा अल अब 

१--भक्तकवि व्यास जी, पद सं० ३४२ 

२--सिद्धान्त के पद, पद सं० ६ 

३--पदकल्पतरु, पद सं० १६४६ 

४-भक्तकवि व्यास जी, पद सं० २७७ 


कला-पक्ष द ३७४५ 


हितहरिवंश--आजु दोऊ दामिनि मिलि बहसी। 
बिचल द्यामघटा क्षति नौतन ताके रंग रसी ॥ 
एक चमकि चहु श्रोर सखी री अपने सुभाय लती। 
श्राई एक सरस गहनी में दुहु धुज बीच बच्ची ॥ 
ग्रम्बूज नील उभय विधु राजत तिनकी चलन खट्ती। 
हित हरिवंश लोभ भेदन मन प्रण शरद छातसी॥आ 


सुरदास---अदभुत एक अ्रनपम्त बाग । 
जुगल कमल पर गज बर क्रडत, ठापर घिह करत अनुराग ॥ 
हरि पर सरबर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज-पराग। 
रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, ता ऊपर श्रम्नत-फल लाग॥' 


उत्प्रेक्षा --रूप-वर्णन के प्रसद्भ में उत्प्रक्षाओं की भड़ी लग जाती है । जहाँ 
कवि की भावना उपमा रूपक से अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाती वहाँ वह 
उत्प्रेक्षा का सहा रा लेती है । 


ब्रजभाषा : सुर--मुख छवि देखि हो नंद घरनि। 
सरद ससि को अंसु अगनित इंदु आभा हरनि ॥। 
ललित श्री गोपाल लोचन-लोल श्रांसू ढरनि। 
सनहु वारिज बिथकि बच्नम, परे पर-बस परनि ॥ 
कनक-मनिसय-जटित-कुंडल-जोति-जगमग करतनि । 
मित्र मोचन मनहु श्राये, तरल गति हे तरति ॥॥ 
कुटिल कुंतल मधुप मिलि सनु, कियो चाहुत लरनि 
घदन कांति बिलोकि सोभा, सके सुर ते बरनि ॥| 


हरिदास (१) प्यारी तेरी पुतरी काजर हूते कारी, 
मानो है भंवर उड़ेरी बराबरिं ।॥*१ 





१--हित चौरासी, पद स॑ ५४ 
२--स्रसागर, पद सं० २७२८ 
३--वही, पद्‌ सं० &६८ 
४-कैलिमाल, पद सं० ७१ 


३७६ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


(२) कर नख शोभा कलि केश संवारत, 
सानो नव धन में उड़गम भालकें।* 


रुपरतिकदेव--स्याभ घन तन चंदन छवि देत । 
मनहु संजुमनि नील सेल पर खिली चांदनी सेत ॥ 


वन्दावनदेव-- हरी भरी दूब पर हम्द्र बध ठोर ठोर, 
पहिरी मनो भूमि हरी चूनरी तरति तरतसि। * 


कुम्भवदास-- देखो वे झावे हरि धेनु लियें । 
जनु प्राची दिप्ति पुरन ससि रजनी मुख उदो किये ॥* 


 बद्धला-बलरामदास -करहु कपोल थकित रहु भामरि जनु धन-हारि जुआरि। 
विछरल हास रभस रस-चातुरि बाउरि जनु भल गोरि ॥१ 


फविशेखर--जागि रजनि दुहु लोहित लोचन अलस निमीलित भाँति । 
. भधुकर लोहित कमल-कोरे जनु शरूति रहल मद माति॥ * 


प्रतीप, व्यतिरेक -रूपचित्रण में इन अलद्धारों का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ 
है । कवि की भावना आराध्य के रूप से इतनी उद्दीप्त हो उठती है कि उसे सारे 
उपमान फीके लगते हैं । 


बजुला-राधामोहन-- सखियन संगे चलति नवरंगिनि शोभा बरनि न होय। 
कत शत चांद चरन-तले नीछई लाख मदन तहि रोय॥ * 
यहुनन्दव - अग्ृत निछिया फेलि कि साधुय पदावली कि जानि क्रेमन करे प्राणे। 5 


प्रनंततास--कपाले चन्दन-चांद कामिनी-मोहनि फाँद श्रांघारे करिया श्राछे अला। 





१--केलिमाल, पद सं० १०३ 
२--निम्बाक माधुरी, रूपरसिकदेव, पद सं० १७, पृ० १०३ 
३--वही, वन्दावनदेव, पद सं० ६०, १० १५८ 
४--कुम्भनदांस, (पदसंग्रह) पद सं० श्ण६ 

६--वही, पद सं० २३२ 

७--वही, पद सं० ११३ 

झ--वही, पद सं० १४२ 


कला-पक्ष ३७१७ 


मेघेर उपरे चांद सदाई उदय करे निशिदिन शक्षि बोल कला ॥* 
पदुनंदन--कार्मेर काम्ताव जिति भुरूर भंगिमा गो हिंगले बेड़िया दूटि श्रांखि। 
कत चाँद निगांड़िया मुखानि भांजिल गो जदु कहे कत सुधा दिया।" 


राजा शिवसिह--बाहु मृणाल पाश बलल्‍लरि जिति डमरू सिह जिति साझा । 
नाभि सरोवर सरोरह दल जिनि नितम्ब जिनिया गजकुम्भा ।र 


ब्रजभाषा : हितहरिवंश १--वषभानु नन्दिषों राजत हैं । 
2 ५ मर 
इत उत्त चलत, परत दोऊ पग, सद गयन्द गति लाजत है ।* 
२--श्रधर श्ररुण तेरे कसे के दुराऊ । 
रवि शशि शंक्र भजन किये शझ्पत्रद अद्भुत रंगति कुसुम बनाऊ । 


५ 2५ हर ५८ 
हितहरिवंश रसिक नवरंग पिय भुक्‌टी भोंह तेरे खन्‍्जब लराऊं॥४* 


स्वासी हरिदास-- (क) प्यारी तेरी पुतरी काजर हु ते कारी ।# 
(ख) कुंज विहारी सकल गुन निपुम ताता थेई तात। थेई गति जुठई।,* 
सुरदास-- मुख छवि कहा कहों बनाई । 
निरखि निसि पति बदन सोभा, गयो गगन दुराइ (--(प्रत्तोष) 
2५ ५ ५ 2५ 


कनक कुंडल ख़बन विश्रम्त कुमुद निसति सकुचाइ 
सुर हरि की निरखि सोभा कोटि काम सलजाह ॥५ 





१--पदकल्पतरु, पद स॑० १२५ 
२--चबही, पद सं० १४७ 
३--वही, पद सं० २७१ 
४--सफुटबाणी, पद सं ० १५ 
५--हितचौरासी, पद सं० १४ 
६--कैलिमाल, पद सं० ७१ 
७--वही, पद सं० ३० 
८-परसागर, पद सं० ९७० 


६८० मध्ययूगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


भाषा की दृष्टि से ब्रजबुलिकाव्य का हिन्दी से जो साम्य दृष्टिगत होता 

है, उसके आधार पर तत्कालीन बद्धाल एवं ब्रज के साहित्य की भाषागत एकता पर 

प्रकाश पड़ता है । ब्रजभाषा एवं ब्रजबुलि-पदावली की भाषाओं में इतना प्रंघ्रिक 

म्य है कि बद्धला न जानने वाला पाठक भी थोड़ी-सी कुशाग्रता से उसका अर्थ 
अवगत कर सकता है । 


हिन्दी कष्णकाव्य में यद्यपि साम्राज्य ब्रजभाषा का है, किन्तु मीरा और 
विद्यापति की भाषा को देखने से पता चलता है कि इस काव्य का भाषागत क्षेत्र 
अत्यन्त विस्तृत है। हिन्दी क्ृष्णकाव्य में राजस्थानी डिगल, गुजराती, बुदेलखण्डी, 
मेथिली आदि भाषाएं भी मिली हैं | श्री परशुराम चतुर्वेदी ने मीराबाई की पद्ावत्नी 
का राजस्थानी भाषा में भी सम्पादन किया है । इधर हितहरिवंश जी की पदावबी 
में संस्कृतनिष्ठ गरिमा एवं क्रसा|व है, उधर मीरां की पदावली में पश्चिमोत्तर सीमा 
की राजस्थानी, गुजराती, पञ्ञाबी भाषाओं की सहज स्वीकृति । अष्टछाप के कवियों 
की भाषा अवधी एवं पूर्वी बोली आदि से असम्पकित न रह सकी । आवश्यकतानुसार 
उर्द के अनेक शब्दों को भी अपनाया गया है । ः 


संस्कृतनिष्ठ ब्रजभाषा 


हिंतहरिवंश--मंजुल कूल कुंज देश, राधा हरि विशद वेश, 
राक।ा नभ कुम॒द बंधु शरब जपमिनी | 
दगामल दुति कंमक अंग विहरत सिलि एक संग 
नीौरद भणि नोलभध्य लसत दामियी। 
अरुण पीत नव दुकल अतुष्म अनुराग घूल, 
सौरभयुत शीत. अधिल सब्दशासिनी । 
किसलय दल रखित शेतर, घोलत प्रिय चादुशन 
मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामितों ॥* 


राजस्थानी--भुझू अबलाने मोदी वीशंत थई सामलो घरेनु म्हारे साचु रे, 
बाली जड़ाऊं घीठल घर केरी हार हरी ने म्हारो हइये रे । 
चीन माल चतुरभुज चुइलो सिद सोनी घर आइये रे ॥ 





. १-हित चौरासी, पद सं« ११ 
. ३--मीरांबाई की पदावली, पद सं० १३६ 


३८० मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


भाषा की दृष्टि से ब्रजबुलिकाव्य का हिन्दी से जो साम्य दृष्टिगत होता 
है, उसके आधार पर तत्कालीन बद्भाल एवं ब्रज के साहित्य बी भाषागत एकता पर 
प्रकाश पड़ता है! ब्रजभाषा एवं ब्रजबुलि-पदावली की भाषाओं में इतना अधिक 
साम्य है कि बद्ला न जानने वाला पाठक भी थोड़ी-सी कुशाग्रता से उसका अर्थ 
अवगत कर सकता है । 

हिन्दी कृष्णकाव्य में यद्यपि साम्राज्य ब्रजभाषा का है, किन्तु मीरा और 
विद्यापति की भाषा को देखने से पता चलता है कि इस काव्य का भाषागत क्षेत्र 
अत्यन्त विस्तृत है। हिन्दी कृष्णकाव्य में राजस्थानी डिगल, गुजराती, बुदेलखण्डी, 
मेथिली आदि भाषाएं भी मिली हैं । श्री परशुराम चतुर्वेदी ने मीराबाई की पदावती 
का राजस्थानी भाषा में भी सम्पादन किया है । इधर हितहरिवंद जी की पदावद्ली. 
में संसक्ृतनिष्ठ गरिमा एवं कसाव है, उधर मीरां की पदावली में पश्चिमोत्तर सीमा 
की राजस्थानी, गुजराती, पश्चाबी भाषाओं की सहज स्वीकृति । अष्टछाप के कवियों 
की भाषा अवधी एवं पूर्वी बोली आदि से असम्पकित न रह सकी । आवश्यकतानुसार 
उर्दू के अनेक शब्दों को भी अपनाया गया है । 


संस्कृतनिष्ठ ब्रजभाषा 
हितहरिवंश--मंजुल कुल कुंज देश, राधा हरि विशद वेज्ञ, 
राक। नभ कुमुद बंधु शरब- जाभमिनी | 
इयासल दुति कवक अंग विहरत सिलि एक संग 
नौरद भरिण. नीलभध्य लसत दामिनी। 
अरुण पीत नव दुकूल अनुष्म अदुराग मूल, 
सोरभयुत शौीत  अहिल सन्दगासिनी । 
क्विसलय दल रचित श्र, बोलत प्रिय चादुबंन 
मात सहित ब्रतिपद प्रतिकूल कामिनी ॥* 


_ राजस्थानी--मुछ अवलाने मोदी नौरांत थई सामलो घरेनु म्हारे साचु रे, 
. बाली जड़ाऊ बीठल बर केरी हार हुरी ने म्हारो हुइये रे । 
चीन माल चतुरभुज चुइईलो सिंद सोनी घर जहये रे ॥ 





१--हित चौरासी, पद सं« ११ 
. २--मौरांबाई की पदावली, पद सं० १३६ 


हि 
की 
कीच 


कला-पक्षें 


गुजराती-श्रेमनी प्रेमती रे प्रेमनी मने लागी कठारो प्रेमती । 
जल जमुना मां भरवा गयांतां, हँती गागर माय हेमनी रे ॥* 


इस पद के अतिरिक्त गुजराती-विभक्तियुक्त पद हिन्दी कृष्णकाव्य में नहीं है । 


पञजाबी--पञ्जाबी के शब्दरूपों का मीराबाई ने पर्याप्त प्रयोग किया है, 
जैसे जुल्फां, सवारियां, किनारियां, बारियां आदि। वाक्य-विन्यास भी पश्लाबी 
का है -- 


लागि सोही जाणे कठश लगरण दी पोर ॥ * 


उदूँ--हरिव्यासदेव--मैं बहुते करि मानिहों सो पर तेरी अहसान । 


हरिदासस्वाधी--बन्दे अखत्यार भला चित्त न डुला । 
थे फिर दर दर पिदर दर न होउ अंधला ॥* 


प्रमावन्ददास--आए आए सुनियत बाग में एलान भयो। 
तब लागि सदन गोपाल देखन कौ जासुस गयो ॥* 


ब्रजभाषा-ज्रजबुलि का साम्य--दिनेशचन्द्र सेन जी की उक्त है कि ब्रजभाषा 
से नाम-साहर्य एवं बंगला की अपेक्षा हिन्दी से अधिक साम्य होने के कारण अनेक 
लोगों ने ब्रजबुलि को ब्रजधाम की भाषा समझ रखा है । सुतराम्‌, केवल ब्जबुलि 
काल्पनिक नाम के कारण बड्भाल की ब्रजबुलि किसी प्रकार ब्रजभाषा की प्राचीन किवा 
आधुनिक भाषा होने का दावा नहीं कर सकती । 


१४७४ बाद क्रफबक 04 कद पाए का 





१--मीराबाई की पदावली, पद सं० १७२ 

२--वही, पद सं० १६१ 

३--महावाणी-उत्साहसुछख्ल, पद सं० ४० 

४--हरिदास स्वामी--सिद्धान्त के पद, पद सं० ६ 

५--परमानन्द सागर, पद सं० ४६२ 

६--बजलीलार वर्णुना, श्रजबुलि नाम भी वांगलार अपेक्षा दिदोर सहित अधिकतर सादुश्य देखिया, 
अ्रनेकेइ अजबुलि के अजपधामेर भाषा बलिया अनुमान करियाडेन--छतरां ।शुधू अजबुलि' 
काल्पनिक नामटिर जोरे बांगलार त्रजबुलि कोन मतेश जजधामेर प्राचीन वा आधुनिक भाषा 
बलिया दाबि करिते पारे ना ।--पदकल्पत रु, पांचवां खण्ड, पृ० २३४ 


ई८रे मंध्ययुगीत हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रंदांय 


इस कथन में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि ब्रजबुलि ब्रजभाषां 
का पूव॑वर्ती या परवर्ती रूप नहीं है, पर यह भी स्वीकार किया गया है कि ब्रजबुलि 
का साहश्य (नाम के अतिरिक्त भी) बद्भुला की अपेक्षा हिन्दी से अधिक है । इस युग 
का साहित्य हिन्दी उपकरणों से विशेषरूप से पृष्ट है--बृन्दावन की भाषा वेष्णव 
समाज की मौखिक भाषा में मिली-जुली थी, साहित्यिक भाषा भी वही बनी ।* यह्‌ 
बात ब्रजबुलि के व्याकरण से पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जायेगी । 


पद-ब्रजबुलि की शब्दावली हिन्दी की शब्दावली से बहुत अधिक एकाकार 
है । यदि कहीं अन्तर आया है तो बज्भप्रान्तीय उच्चारण के कारण | साहश्यजनक 
शब्दों का थोड़ा-सा दिग्दर्शन यहाँ इस तथ्य को समभाने में सहायक होगा, यथा-- 
(१) किशलय शेज मशि-माशिक साल । 
जल माहा डारह सबहु जंजाल ॥ 
अब कि कब सखि कह न उपाय। 
_कानु बिनु जिउ काहे नाह बाहिराय पे 


(२) राइ नियड़े (नियरे) उपनीत 


(३) पहिले शुतिलूं श्रपरूपध्वति ।२ 





१--एह युगेर साहित्य हिन्दी-उपकरणे विशेषरूपे पुष्ट । एखन जे रूप इंगराजीभाषार राजत्व, वेष्ण॒व- 
धर्मर प्रभावकाले तखन छिल बृन्दावनीभाषार राजत्व |*** एस जे रूप आमरा बांगलाकथार 
मध्ये चारि आना इंगराजी मिशाश्या विद्या देखाश्या थाकि, तेखन सेइरूप वैष्णववर्गेर बांगला 
कथा चारि श्ाना बन्दावनीर मिश्रण सिद्ध हृइत ।*** 


वैष्णव समाजेर कर्थित बॉगला तखन बुन्दावनी भाषा-मिश्रित हड्या छिल । सुतरां ताहांग 
मुखे जाह्य बलितेन लेखनीते ताहाइ व्यवहार करियाछ्षेन |--“बंगभाषा ओ साहित्य” (दीनेश- 
चन्द्रसेन) अ्रष्टम संस्करण, पृ० २२६-२७ 
१--पदकल्पतरु, पद सं० ३१६७ 
३--वही, पद स० ३६६ 
४--वही, पद सं० १३ 


. केली-पैक्षे.. ३े८रे 
(४) राइक ऐछे दशा हेरि एक सखि तुरताहू करल पयान । 
निरजने विजगण सभ जाहाँ माधव जाइ मिलल सोइ ठाम । 
शुन माधव श्रब हाम कि बोलब तोय 
सो वृषभानु कुमर बर सुन्दरि अहांनशि तुया लागि रोय। 


(५) मानिति नाहुक कि करसि रोय। 
निकटे श्राति बात दुइ पूछिये “४ 


(६) तेरे बन्चू हात भीख हुम लैयबर-- 


इस प्रकार न जाने कितने ही शब्दों में हिन्दी का प्रभाव सुस्पष्ट है। पदों के 
अतिरिक्त ब्रजबुलि और ब्रजभाषा के अन्य व्याकरण-रूपों में साम्य है। क्ियायें प्रायः 
ए;-सी हैं । ब्रजबुलि की क्रियाओं पर बद्भुला एवं मैथिल की छाप भी पड़ी है, जंसे 
बंठलि, अनलि, भंटलि, भांपल आदि। वचन एवं सर्वंनाम तथा प्रत्यय में भी 
पर्याप्त साहब्य है । 


वचन--ब्रजबुलि में द्विवचन के लिए दुहूं, दोन का प्रयोग होता है और ब्रजभाषा 
में दोऊ का प्रयोग किया जाता है । 


लोचन मन बुहु धाव ।* 
एक सुभाव एक वय दोऊ, दोऊ हरि का प्यारी ।* 


बहुवचन के लिए ब्रजबुलि में सब गण प्रयुक्त होते हैं। ब्रजभाषा में भी 'सब' 
का प्रयोग किया जाता है । 


विवस तिल आध राखबि यौवन, रहद दिबस सब जाब । 
बानिक बनि चली चोख मोख सो व्रजजन पथ इकसार ।*% 


जिम्मा नतकाकाज पादप काता/सकाा उादपताकापभाका बस 


१-पदकल्पतरु, पद सं ३७ 

२--वही, पद सं० ४५४ 

३--वही, पद सं० १७४८ 

४--वही, पद सं० १५८ 

४० सरसागर, पद सं० ४९०६९ 
६--पदकल्पतरु, पद सं० ४8३ 
७--चतु्ु॑जदास [पद संग्रह), पद सं० ७८ 


. रैप४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदार्थ 


“रण का प्रयोग ब्रजबुलि में बहुलता से किया गया है, यह संस्कृत किया 
बद्भला का प्रभाव है। 


सर्वताम--नब्रजबुलि के स्वेनामों में निजी विशेषता भी है, उनमें बद्भला, 
मंथिल एवं ब्रजभाषा का प्रभाव भी पड़ा है । 


अस्मद्‌-ब्रजबुलि में अस्मद्‌ के कई रूप ब्र॒जभाषा से मिलते हैं ज॑से हम, 
हाम, हमें-हामें, मोर-मे रो, हमारि, आदि | यथा--- 
हम-हाम--आजु हाम देयब तोहे उपदेश । -- प० क० त०, पद ४६ । 
जो हम भले बुरे तो तेरे ।--सू ० सा०, विनय, पद-१७० । 


...ब्रजबुलि में हम की अपेक्षा हाम का प्रयोग अधिक हुआ है। ब्रजभाषा में हम 
अधिकतर प्रथमा द्विवचन किवा बहुवचन में प्रयुक्त होता हैं, यद्यपि कहीं कहीं एकबचन 
में भी प्रयुक्त किया गया है जैसे उपर्युक्त उदाहरण में । ब्रजबुलि में 'हाम' का प्रयोग 
प्रथमा एकवचन में होता है । 


हमें-हामें--अलिखित हामें हरि विहंसलि थोर ।--प० क० त०, पद १६९३ । 
हमें नन्दनन्दन सोल लिए ।- सु० सा० विनय, पद १७१। 
हामारि-हमारी- हामारि तिठुरपना शुतइ इन्दुसुखी । प० क० त०, पद ४७। 
तुम्हें हमारी लाज बड़ाई । --सु० सा० विनय, पद १७० । 
मोर-मेरो--हरि हरि काहां गेओ प्राशनाथ भोर | --प० क० त०, पद ७६६ | 


सुरदास हंसि कहत जसोंदा, जीत्यों है सुत मोर । 
“सू० सा०, पद ८शे८। 


नाचत भोहन चन्द-दुलाल मेरो कान । --प० क० त०, पद ११४२। 
मेरो मन लागो हरिसू, अब न रहूंगी अदको । 
--मी राबाई की पदावली, पद २४। 


मोहें-मो हि--गुरुजन मोहे कबहु' नह बास । प० क० त०, पद १६०७। 


कैला-पक्ष द ३८५ | 


मोहि लागी लगन गुरु चरनन की । 
. “मीराबाई को पदावली, पद १२५ । 
मोय--दुरजन वचन श्रवर तुहु घारलि, कोर्पाह राखलि भोग । 
“पं० क० त०, पद ४०६। 
युष्मद-तुहुं, तोर, तोहारि, ताहे, तोसों, तोय आदि ब्रजबुलि के प्रचलित 
युष्मद स्वेनाम-रूप हैं । 


तुहं-तुही--तुह बर-नारि चतुर घर कान ।--प० क० त०, पद ८२८ | 
देखि तुही सींके पर भाजन ।--सुू ० सा०, पद ६५२। 


तोर-तेरो--धनि धर्रि रमणि छनम धनि तोर ॥-- प० क० त०, पद ६१। 
मन्दिर लिखत छांड़ि हरि अकबक देखत हैं मुख तेरो | 
-5चतुभूजदास [पद संग्रह |, पद सं० २५६। 


तोहारि-तिहारी--नख पद ह॒ृदये तोहारि ।--प० क० त०, पद ४२३ ॥ 
ओर कछुू हम जानति नाहीं, आईं सरव तिहारी । 
-सु० सा०, विनय, पद २२१ | 


तेरा तेरी-- पन्‍्य नेहारत तेरा ।+ प० क० त०, पद रेए्छधव.. 
तेरी सों सुनु सुनु मेरी मैया । सू० सा०, पद ६५३। 


ताकी-ताक--ताकी सरबरि कर स्वो भूक ।--सू० सा०, विनय, पद ३२४। 
कि करब हाम ताक परबोध [--प० क० त०, पद २५१॥ 


तोहे-तोहि-- मरमक वेदन तोहे परकाइल ॥-- प० क० त०, पंद १६६ । 
तोहि मनावन लाल ॥--गोविन्दस्वामी [पद संग्रह |, पद ३१६ । 
तद्‌ू--ब्रजभाषा एवं ब्रजबुलि में सो, तापर, सोइ, ताहे (ताहि) समाच रूप से. 
प्रचलित हैं । 
सो--सो हेन सुनागर सब गुण-सागर ॥--प० क० त०, पद १२७ । 
ज्ञानरूप हिरदे में बोल, सो बछरनि के पाछे डोले +-सु ० सा०, पद ६२१॥। 
सोइ-- जाइ सिलब सोइ ठाम |--प० क० त०, पद ३७। 
सोइ कुलीन, बड़ों सुन्दर सोइ, जिंहि पर कृपा कर | 
- सू० सा०, विनय, पद ३५ । 
फा० २५ 


रैपय मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


“०, ऐ--न्नावदास कहे उहार उह से बेभार |--प० क० त०, पद ८ २६। 
काहु के बर कहा सरे 
ताकी सरबरि कर सो भूठौ जाहि गोपाल बड़ौ कर । 
“सू० सा०, विनय, पद २३४ | 


“ईइये-- जत तिबारिये चाय निबार न जाय रे ।--प० क० त०, पद ८ ३५। 
प्रब मोहि सरन राखिये नाथ ।--मु० सा० विनय, पद २०८ | 


“मो, औं--तोहे कहों सुबल सांगाति ।--प० कं० त०, पद ५६। 
लाज ओट यह दूरि करो ।--सू ० सा०, पद १४०८। 


ब्रजबुलि की भृतकालिक क्रियाओं में अल, अलि, अलु का प्रयोग मैथिली एवं 
बज्जुला के सहश है, ब्रजभाषा के नहीं। भविष्यत्‌ काल में 'अब' प्रत्यय अवधी के 'अब' 
(करब, जाब) प्रत्यय से एकदम मिलता है । 


... इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तविभेद होते हुए भी ब्रजभाषा एवं ब्रजबुलि में 
पर्याप्त समानता है। इसी साम्य के आधार पर बद्भाल कौ भाषा को ब्रज की बोली 
(बुलि) कह दिया गया है। वस्तुतः ब्रजबुलि है बद्भालं की ही भाषा, ब्रज की नहीं, 
किन्तु मध्ययुग में कृष्णभक्ति की प्रदेश-प्रदेशान्तर व्यापी प्रेरणा ने इन दोनों प्रान्तों की 
साहित्यिक भाषाओं को कुछ ह॒ृद तक एक-सा करना चाहा | संस्क्ृतिक दृष्टि से यह 
भाषा-साम्य विशेष महत्त्वपूर्ण है । 


_सटरररलथथवल«ामबक पा सामातन्‍आ3 ांवरमरनकास८ब. »५7:-+पलच्मकमा, 


संस्कृति 


मध्ययगीन कृष्णभक्ति आन्दोलन का 
मल्यांकन 


आध्यात्मिक-संस्क्ृति में योगदान 
धर्म, भारत का प्राण है, सामाजिक जीवन की सूल [प्रेरणा है। धर्म 
का अर्थ ब्रह्म का गूढ सूक्ष्म दाशनिक विवेचत ही नहीं है, वरन जीवन की एक 
व्यवस्था और स्वभाव है। जीवन का संचालनकरने बाली मूल प्रकृति है, जैसा कि 
गवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि स्वधर्म के आचरण में मृत्यु भी श्रेयस्कर 
है, परधर्म में सफलता भी हेय है। भारत का यह धर्म मात्र वाह्याचार का समर्थक न 
होकर जीवन के आल्तरिक विक्रास का पोषक रहा है, आन्तरिक ही नहीं, उस 
आन्तरिक विकास से ओतप्रोत वाह्य विकास का भी | अच्तर के विकास की चरम- 
इति पते मानसिक हृष्टिकोणों पर आधारित बुद्धिकौणल नहीं है, और न वह ताड़ना 
है जो देह और प्राण की वृत्तियों को जबरदस्ती वश में रखने का प्रयास करती है; 
न ही वाह्य विक्रास, का तात्ययं जीवन की सुख-सुविधा का अधिकाधिक उपभोग है। 
भारत में आन्तरिक-विकास चेतना की उस संवित्‌' पर जाकर विश्राम लेता है जो 
आत्म-पूर्ण है, सारी अपूर्णता जिसका अ््धं किवा प्रच्छन्न प्रकाशन है और जो सतत उसके 
आकर्षण से बंधी उसी ओर अभियान कर रही है ।* यह चैतन्य बुद्धि, प्राण, देह-- 


५.4 





१. 6छ5ज्ावापबाताए छ 90६ 760९८४४००४ए €ऋणुप्रशएट, 4६ 280 96 बणवे 70 फ्रापड 
6 बा-ित(]पथए8 , . « ठिए ही! धाटाठ व5 & शाला तीर्िगिटत60606 टन. 
6९7 ६76 इएालॉपन) 876 (76 फफलए खावादा॥] 8एते खाव्तानों एाश्ण ता 
टट्रॉड2ट706.,.._ "फ6 इएपरपढछा! एां०ए 2005 ६990 (४6 पांएत॑, ॥6, 72007 
गा ग्राक्षाएँड ग्ारक्षा8 200 760 5 ब्ंफड बाते दएला (790 ६6ए ४76 70: 
ध8 45 दावे ही68 गा९8॥5, 4 8९९४ लए 85 गींड ठप्ा&०/ ई787प्रयला- 
(8] 3९46 70 790६ व जणेड फैांगए,. ॥8 इटटड8 ६6 ख्ीए6 5>ढ।एत 
| 00785 फ06 ७ए क्राइ967 गया: एथपटड ण छत ह८ए 26 (76 
॥70९-िट ६7878]8 00 बर्प ६0एब्कक्‍तेंड छत, (0 3 #प्र८० र7९5807 
0 62, ६76ए दा6 दजए५३ फज़ाए (0 बा।7ए8,? -- 98 &एः०४5 7000, 
76 [९८॥३६७४४३४700€ ० ]709., ?. 70, 


३६२ मध्ययुगीत हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-प्रम्प्रदाय 


सबकी चेतना का पूर्ण उत्स है और उनके प्रत्यारोहण का अनिवाय विश्वामस्थल | 
इस संवित्‌ की संज्ञा अध्यात्म' (897) है। इसमें मनःपरक सीमाएँ टूट जाती हैं, 
इसका आलोक अपनी बृहत्‌ असीमता में न केवल मन, वरन्‌ प्राण और देह की 
चेतना को भी पूर्ण संसिद्धि प्राप्त कराता है, उन्हें किसी कंद में न रख कर अथवा 
स्वच्छन्द जस्त-व्यस्त में न छोड़कर उनकी आत्म-परिणति तक पहुँचाता है। यही 
प्रज्ञा अभिव्यक्त चेतना में सच्चरण कर वाह्य जीवन को ऐसी सुचारुता, ऐसा सामझस्य 
प्रदान करने को प्रयत्नशील है जिसमें पार्थिव-अपार्थिव का तीज भेद मिट जाता है । 
यह अध्यात्म, भारतीय जीवन-साधना का मूलमन्त्र है। इतिहास में इस 

अध्यात्म के कई मोड़ अःये । आरम्भ में वेदिक संस्कृति मानव के अन्‍्तर्वाद्यजीवन 
को अध्यात्म-चेतना से ओतप्रोत करने में प्रयत्तनशील रही । सत्ता कौ कोई अज्भ इसके 
स्पर्श के अयोग्य नहीं समझा गया । इस संस्कृति का प्रभाव उपनिषद्‌ काल तक रहा, 
ब्राह्मण काल में ऊद्दें चेतना से रहित कमेंजीवन का मायाजाल फैना हुआ था, और 
इसके ठीक विपरीत बौद्धकाल में जीवन का एकदम तिरस्कार कर “शून्य” सें विलीन 
हो जाने का श्रमण-अध्यात्म खड़ा हो गया । जीवन में ये दोनों अ्तिवाद अधिक दिन 
तक ठहर न सके । बौद्धमत के प्रभावस्वरूप शद्धूर का अद्वैतवाद जब जन-जीवन में 
घोर अनास्था, कुण्ठा उत्पन्न करने लगा तब भक्ति-सम्प्रदायों का अभ्युदय हुआ। 
ब्राह्मण एवं तन्‍्त्र की उपयोगि 7वादी अन्तचेतना-शून्य प्रवृत्ति तथा शड्भूरमत की जीवन- 
विहीन निवृत्ति, दोनों की मध्यस्थ रेखा पर खड़े होकर सगुणभक्ति-पन्थ, विशेषकर 
कृष्णा-भक्ति आन्दोलन ने अध्यात्म और जीवन के साम्झ्स्य की ऐसी उबर भूमि 
खोज निकाली जिससे सन्तप्त भारतीय जीवन बहुत कुछ तृप्त हो सका | क्ृष्णभक्तिधारा 
में किसी प्रकार के अतिवाद को प्रश्नय नहीं दिया गया। वेराग्य का गुणगान 
करने वाली निवृत्ति की उसने दाद नहीं दी, संसार की एषणाओं पर आधारित प्रवृत्ति 
का उसने समर्थन नहीं किया । निवृत्ति में प्रवृत्ति का दिव्य सन्देश लेकर क्ृष्णभक्ति 
अवतरित हुई--जीवन में मनुष्य को प्रीतियुक्त करते हुए उसने आत्मोज्ज्वल, निविकार 
प्रवत्ति का सन्देश दिया । यह प्रवृत्ति धमंशासत्र या समाज-शास्त्र द्वारा सचालित प्रवृत्ति 
नहीं थी, वरन्‌ आत्मसंस्कार की वह आत्यन्तिक रिथति थी जहाँ प्रवृत्ति, निव॒त्ति बन 
जाती है, निवृत्ति प्रवृत्ति, तथा जहाँ जीवन भक्ति बन जाता है भक्ति जीवन । 

_ भारतीय साधना के इतिहास में उत्तर भारत में क्ृष्ण-भक्ति का उन्मेष एक 
ऐसा मोड़ था जहाँ पर वाह्य-जीव+ में चलने वाले भंभावात में प्रकाश-स्तम्भ खोजना 
अनिवाय हो उठा। बहा जाता है कि राजनीति में निःशक्तत होकर हिन्दुओं ने 


. >* 


ईदवर के सगुण अवतार का पलला इसलिये पकड़ा कि वे जीवन के पराजय से 
उत्पन्न नाना प्रकार की हीनताओं को भूल जायें। सद्डष की क्षमता उनमें नहीं 
रही । अस्तु, वास्तविकता से पलायन के लिये अवतारी श्रीराम से अधिक श्रौकृष्ण 
उपयोगी सिद्ध हुए, विशेषतः भी उनकी वन्दावन-क्रीड़ा। आत्म-पराजय को 
विस्मृत करने के लिये कृष्ण का इतना रज्क, मधुरातिमधुर चित्र खींचा गंया कि 
सच्चृषजन्य कटुता के विष की एक बूँद भी उन्हें नछ सके। किन्तु यही सम्पूर्ण 
सत्य नहीं है। इस पर कुछ गहराई से विचार करने की अपैक्षा है। यह सत्य है 
कि बहुधा ईइवर का आश्रय अहं के परास्त होने पर ही मनुष्य ग्रहण करता 
है, किन्तु पराजय से उत्पन्न ग्लानि भगवान्‌ के ज्ञातारूप का स्मरण करती है 
रख्नक रूप का नहीं । ईहवर के जिस रूप को क्ृष्णभक्ति ने अपनाया वह धर्मरक्षक 
विजेता का न होकर, रज्जक, ललित, मनोज्ञ क्रीड़ाप्रियता का है । जिस मुगल-शासन में: 
कृष्णभक्ति का आविर्भाव हुआ वह शान्ति और समृद्धि का युग था। राजनीति में 
कुछ शासकों में चाहे टीस उठती रही होगी, किन्तु जनसाधारण राजनैतिक जीवन से 
तठस्थप्राय था, वह वाह्म सद्भूष में कोई रुचि लेता नहीं दीखता। यदि उसे राजनीति 
में रुचि होती तो रावण-दलनका री प्रभु रामचन्द्र यशोदानन्दन गोपीजनवल्लभ कृष्ण से 
अधिक प्रिय हुए होते। किन्तु यह ऐतिहासिक तथय है कि कृष्णभक्ति ही अधिक 
लोकप्रिय हुईं । इसका कारण यह था कि जनसाधारण किसी वाद्य व्यवस्था में शान्ति 
न खोजकर अपने आन्तरिक जीवन में एक ऐसा समन्वय खोज रहा था जिसके प्रकाश . 











से स्‍्तात होकर वाह्म-जीवन स्वतः स्वच्छ, शान्त और पवित्र बन सके। घार्मिक ._ 


जीवन में तान्त्रिक वामाचार से जनता विक्षुब्ध थी, अद्वैतवादियों के नकली संन्यास 
से वह खिन्‍न थी । इन दोनों के विकारों से दूर रहकर इनमें निहित सत्य को वह पा. 
लेना चाहती थी। इधर मुगलों की सामाजिक एवं कलात्मक भव्यता से भी वह _ 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी । किन्तु उसमें से विलासिता की जो बू आ रही थी 

वह सात्विकताप्रिय हिन्दू जनता को पसन्द न थी । जीवन को भव्य भी बनाया जाय, 
साथ ही दूषित न हो, उसे कलात्मक भी बनाया जाय किन्तु पलायनवादी न हो, इन 
प्रेरणाओं ने मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति को अमभिवायंतः आध्यात्मिक बना दिया । 
किन्तु यह आध्यात्मिकता परलोक पर टकटकी लगाये रखने वाली नहीं थी । ऐसी 
थोथी आध्यात्मिकता से लोग काफी ऊब चुके थे । ब्रह्म तो सत्य था ही, जगत्‌ की 
भी सत्यता मनवाई गई। लीला-प्रवण कृष्ण को केन्द्र बनाकर जिस संस्कृति का उदय 
हुआ, वह आध्यात्मिकता में सारे संसार को समेट लाई। _ द 


३६४ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


“ .  क्ृष्णभक्ति नेन केवल आत्मा या बुद्धि के प्रकाश में परम चेतना का 
साक्षात्कार किया, वरन्‌ रागात्मकता एवं इन्द्रिय-वृत्ति को भी उसके प्रकाश में 
डुबाकर उसे महाँब्वेता ही नहीं रहने दिया वरन्‌ कृष्ण के मोरमुकुट की भाँति 
इन्द्रधनुषी बना डाला। मानव प्रवृत्ति का कोई अज्ज छोड़ा नहीं गया। मानव की 
भावगवणता, ऐन्द्रियता को भी स्थान मिला, किन्तु साधारण मानवचेतना के उस 
धरातल पर नहीं जिसके अध:अ्रदाह के दुर्दान्त प्रतिक्रियास्वरूप निवृत्तिमार्गी शद्भूर का 
अद्वैतवाद तथा बुद्ध का शुन्यवाद गजेन कर उठा था। सत्ता के अज्जों को छोड़ा 
नहीं जा सकता किन्तु इन्हें ज्यों का त्यों अपनाना भी तो विकप्तित मानव-चेतना के 
लिये उत्साहजनक नहीं है । जगत्‌ की सत्यता का अर्थ जीवन को य थायथ स्वीकार 
कर लेना नहीं है । जीवन के अन्धकार में बन्दी सत्प्रवृत्ति की मृक्ति जगत की सत्यता 
का. रहस्म है । कृष्णकथा भी यहीं से आरम्भ होती है भाद्रपद १) अच्धेरी मध्यरात्रि 
में श्रीकृष्ण का जदय, अन्धकारग्रस्त जीवन में सत्य-सौन्दर्य-मण्डित दिव्य मानव-चेतना 
बरी का: उदय: है । चेतना का यह पुरुषो तम-प्रकाश ही क्षर-जीवन का वास्तविक से चालक 
है, देह मत-प्राण की टटोलती हुईं वृत्तियाँ नहीं। मे ध्ययुग के भक्ति. आन्दोलन ने 
विशेषकर कृष्ण-भक्ति आन्दोलन ने देह, प्राण, मन को उनके पड्ू से निकालकर कृष्ण 
की चिदात्मक कीड़ास्थली में पहुँचाया । ब्रह्म और मानव का सम्बन्ध केवल आत्मा 
: तक ही सीमित नहीं है, “अहंब्रह्माईस्मि” का गौरव वाक्य ही साधना की इति नहीं है। 

मन, प्राण के तमाम वंचित्र्य में ब्रह्मा का उतरना, इस इंदम' का ब्रह्ममय होना, 

'सर्वंलल्विदंब्रह्मय, जीवन जगत्‌ की चरम परिणति है--यही कष्णभक्ति की विजय है। 

- बहुधा यह आरोप लगाया जाता है कि मन-प्राण के वैचित्र्य में उतरने मे 
ब्रह्न मानव हो गया । कृष्ण का चित्रण अत्यन्त मांनवीय रज़ों और आकारों में हुआ। 
किल्तु मानव को जो साधन प्राप्त हैं, उन्हीं के माध्यम से तो वह ब्रह्म का अनुभव 
करेगा । अपने अनुभव, अपने सम्बन्धों के अतिरिक्त वहे ब्रह्म का साक्षात्कार किस 
प्रकार करे १ क्या उन्हें अगम, अगोचर कहकर छोड़ दे ? अपनी पूर्णता की. 
खज भी तो उसे है, और उसका यह विश्वास है क्रि ब्रह्म समस्त पूर्णता का आकर 
है। भारतीय साधना में ब्रह्म केवल सुक्ष्म अनिर्वचनीय अनुभूति नहीं है, वह हमारे 
भोतिक, मानसिक, नेतिक, सामाजिक आत्मान्वेषण की सिद्धि है। वह व्यक्तिगत एवं 
सामूहिक पूर्णता का प्रेरक एवं सच्चालक् है।अवतार दशा में इसी प्रयास को 
. श्रतिफलित करने. वह पृथ्वी पर मानवीय रूप धारण कर आता है । यह जगत्‌ 
. यन्त्रारढ़ की भाँति जिनसे परिचालित हो रहा है, जो सम्पूर्ण भूतों के ईश हैं, वे यदि 


उंस्कृति, . .  - - .. ३६४: 


किसी उद्देश्य से अपनी अतिमानवता को छिपाकर मानवीयता का आवरण ओदढ़ते हैं, 
तो उसमें 'मानवीयता” के आरोप की गुझ्ाइश कहाँ हैं ? मानवीयता की परिपृ्णता 
ही कृष्ण का अतिमानवत्व है। मनुष्य और भगवान्‌ का परस्पर अविनाबद्धभाव है । 
इन दोनों को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, इस विच्छेद से सत्य नष्ट हो जाता है।* 
इस अत्रिम भिन्नता ने ही तो उद्देयहीन प्रवृत्ति और निरुद्देश्य निवृत्ति को जन्म दिया। 
हष्णभक्ति में मानवीय रस की प्रचुरता है किन्तु यह मानवीयंता ऐसी है जो 
दिव्य बन चुकी है, अतिचेतन को अपने में रमण कराने की योग्यता से भरपर है। 
यह दिव्य मानवीयता कोई खिलवाड़ नहीं है, अविचलभाव से व्यक्तित्व के सब बच्चों 
को पुरुषोत्तम में समर्पित करने की अयक, अतन्द्रिल साधना का परिणाम है। कृष्ण- 
भक्ति ने मातव-मन के समस्त वैचित्र॒य को, प्राण की अजस्र गतियों को, कृष्ण से 
सम्बन्ध जोड़ने की छूट दे दी। अर्जुन से भी श्रीकृष्ण ने यह प्रतिज्ञा की किजों 
उन्हें जिस भाव से भजता है वे भी उसे उसी भाव|से भजते हैं। भक्त और भगवान्‌ 
का आदान-अ्रदान अनोखा है । दृष्टदेव के वचन से आश्वस्त होकर क्ृष्णभक्त ने 
हृदय के स्थायी अनुराग से तो कृष्ण से रति जोड़ी ही, साथ ही मन में सच्चरण करने 
वाले असंख्य लधु-लघु भावों (सच्चारी), चित को विचलित करने वाले नाना कायिक, 
वाचिक, मानसिक गुणों (उद्दीपन), भाव-चेष्टाओं (अनुभाव) तथा देह को 
अधिकृत करने वाले विकारों (सात्विक) को भी क्ृष्णरति के अतिरिक्त और कुछ 
सोचने तथा अनुभव करने का अवसर नहीं दिया । न मम ही, 

इसीलिए कृष्णरति इतने सद्भू_ल रूप में मानव-व्यक्तित्व पर चरितार्थ हुई। कृष्ण 
ने भक्त के किसी भाव, विचार, देहगत चेष्टा को नहीं छोड़ा । इन सभी को अपनी 
मानवीय लीला के आकरषंण में बाँध लिया, बाँधकर ऐसी अलौकिकता प्रदान क्रिया 
कि ये मानवीय होकर भी दिव्य हो गये; उनकी लीला को अभिव्यक्त करने में सक्षम 
हुए, किसी महत्‌ 'शुन्य' से अभिभूत होकर आत्मविसर्जन करने को मजबूर नहीं क्रिये 





'आा७७क, ५ जरा +3न्‍थ- ७ +५नमानन्‍ा सात, 


१. “(४४ 28०० 006 €हांप (08०767७, 076 ८४०7० 5८ 8ट7&बांटवे #0का 
(6 0०%, 6४7 बल्णएा 0 00 8० फ्रापडष 06870ए (76 एट्द्वतए ० 
09000. १८६४ +४6९ (७० ८७०४०६ 96 वंतंध्यात60 ऋचा 0796८ &707798- 
छ्ा0पां आंशोंक्वा]ए (6507० णं78 ६6 769॥6ए7 276 फफ्फ की 507 
पफांड 485 ॥6 व्लाफबा 0०त. [068 288 7 48 280 (76 ९६7 तक 7787- 
66877 6 ए]050॥9ए ० 3678०) एबांशप्र4एंड॥ ?,-आज! (०7073 
79], फैथाह4] फद्चांग्राबशंधयण, 2. 89, ह 


३६६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


गये। अंशी से जुड़ कर अंश पूर्ण हो गयाओऔर अंश में अभिव्यक्त होकर अंशी क्‍ 
कृताथ । द 


.. किन्तु लौकिक-अलौकिक का परस्पर ओतप्रोत-भाव बहुत दिनों तक क्रायम 

न रह सका । भक्तिकाल के समाप्त होते ही जो युग आया उसमें कृष्णभक्ति की 
अद्भूृत उपलब्धि ने ऐसा विक्ृत रूप धारण किया कि अवाक रह जाना पढ़ता है।. 
कुछ समय तक तो क्रृष्णभक्ति जनजीवन को ललित कृष्ण-प्रेम की ओर उन्मुख करती 
रही, किन्तु बाद के युग में इसका परिणाम क्‍या हुआ ? रीतिकालीन साहित्य और: 
सहजिया सम्प्रदाय की मान्यताओं का जन्म कहाँ से हुआ ? इसका दावा नहीं किया. 
जा सकता कि क्ृष्णभक्ति-आन्दोलन में परवर्ती काल की प्रवृत्तियों का कोई बीज 
नहीं था। यह सच है कि कृष्णभक्ति-धारा ने जानबूक कर अपनी उदात्त भाव- 
साधना में ऐसे तत्वों की मिलावट नहीं की जो मानव की मानवीय तो कया, पाशविक 
ग्रघोगति का द्वार उन्मुक्त कर दें | मानवता को उन्नत करने के लिये सम्पूर्ण करुणा 
और आन्तंरिंक संच्चाई के साथ कृष्णभक्ति-धारां प्रयत्नशील हुईं। सम्भव है कि . 
प्रवृत्ति की स्वीकृति में वह इस दृष्परिणाम के प्रति अधिक जागरूक नहीं थी; किन्तु . 
यह भी सम्भव हैं कि मानवीयता के दिव्य रूप/न्तर की प्रणाली में ही कोई ऐसी भूल 
ह गई हो जिसने जनसाधारण के जीवन को और भी निम्नस्तर पर उतर जाने का 
सहारा दिया। क्‍या यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी पकड़ अत्यधिक मानवीय 
गी-मानवीय प्राण, संवेग, देह, और मन की पकड़ ! क्ृष्णभक्ति के उन्नायकों की 
सरक्षकता में मानव-व्यक्तित्व के अज्भों ने अपनी दिव्य दिशा पहिचानी अवश्य, किन्तु 
इन ज्योति-वाहकों के संधार से तिरोहित होते ही संवेग, प्राण आदि ने अपना 
गन्तव्य भुला दिया। ये श्रान्त होते-होते पथभ्रष्ट हो गये। यद्यपि कृष्णभक्ति के 
अम्युदय में मानव-मन की श्रध:प्रवृत्तियों ने आत्मोन्नयन किया किन्तु क्‍या फिर भी . 
यह उन्नयन आत्यन्तिक था ? क्‍या उसमें किसी खास गहरी सत्ता के नियन्त्रण की 
आवश्यकता नहीं थी ? ऐसा प्रतीत होता है कि उनका पूर्णरूपान्तर नहीं सध सका, 
क्योंकि दृष्टिकोण के मूल में ही कोई त्रटि रह गई--तब्रटि थी मानवीयता को 
उसके समस्त ऊंचे-नीचे रूपों में ग्रहण कर लेना । समपंण से मानवीयता दिव्यता में. 
परिणत अवश्य हो सकती है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि समपंण में किसी 
प्रकार का वजन न हो। प्रतिकूल बातों का वर्जज समपंण की अनुकूलता के लिये 
आवश्यक ही नहीं, अनिवायय है । कृष्णभक्ति ने विरोधी भावों तक को कृष्ण में सँजोने 
का मांग प्रशस्त किया, किन्तु जो भाव अत्यन्त सद्धृ चित हों, भक्ति में समर्पित 








संस्क्रृति ३६७ 


ने हो पाते हों, उन क्षुद्रातिक्षुद्र भावों को कृष्ण-प्रेम की स्थायी रति में सच्चारी 
बनाकर भक्तिमय बना डालना क्‍या सबके लिये शक्य है? भक्ति का जो मूलभूत 
गम्भी र मनोभाव है वह तिरोहित हो गया-रह गया उद्वेग, प्रलाप, मूर्च्छा, त्रास, 
शंका, अपस्मार आदि प्राणगत आवेगों का स्वच्छुन्द विलास । भागवत्‌ प्रेम में 
अन्तरचेतना की अतल गहुराइयों का नि:शब्द उन्मीलन, अन्तरात्मा के शतदल की 
सौन्दय॑-पंखुड़ियों का खिलना थोड़े ही कवि देख पाये। यद्यपि रा, में प्रेम की मौन 
मधुरिमा का कहीं-कहीं प्रस्फुॉटन हुआ है, किन्तु कुल मिलाकर प्रेम का हाहाकार ही 
सवंत्र सुनाई पड़ता है। कारण यह है कि कृष्णभक्ति की प्रेरणा विशुद्ध चैत्यप्रवण 
(/28५८770) न होकर संवैग एवं प्राणयत है। अन्तरात्मा या चैत्यसत्ता के प्रभाव से 
भागवत्प्रेम जिस मधुर विकास के साथ अभिव्यक्त होता है वह संवेग, प्राण के द्वारा 
नहीं । वह सत्ता नितानन्‍्त हृदू-युहा की चेतना है जिसके स्पशे से सवेग और प्राण, देंह 
आदि बिना किसी मान-अभिमान की प्रतिक्रिया के मुकुलित हो जाते हैं, स्वतः 
दिव्यता में प्रस्फुटित होने लगते हैं। उनके समपंण एवं रूपान्तर को साधना मंफावात 
में प्रकम्पित किसी टहनी की भाँति नहीं होती, वरन्‌ स्निग्ध आलोक की दृष्टि से 
विकसित होने वाले प्रसून की पंखुड़ियों की भाँति होती है। उनका आत्मसौन्दये 
सहज ही खुलता जाता है। चैत्य-चेतना का यह सतत स्पशे क्रृष्णभक्ति की साधना 
में बना नहीं रह सका। चैतन्य महाप्रभु, श्रीमबद्ललभाचायें, हितहरिवंश, स्वामी 
हरिदास तथा उनके कुछ भक्तों में यह उत्कट चैत्य-अभीपष्सा प्रत्यक्ष है, किन्तु धीरे 
धीरे इस प्रकाश केन्द्र को अन्य मानवीय उपकरणों ने आच्छादित कर लिया | बाद 
में मानवीय उपकरण चत्यप्रकाश ग्रहण न कर सके, फलस्वरूप केवल मानवीय बने रहकर 
अतिमानवीयता का भूठा दावा करने लगे । आन्दोलन के आरम्भ में वे किसी महत्तर 
प्रेरक शक्ति के प्रभाव से. आसानी से अपनी दिव्य परिणति पाते रहे। किन्तु बाद में 
लोगों ने कृष्णभक्ति के सिद्धान्त को ठीक-ठीक समझा चहीं, समभा भी तो अपनी 
निम्नवासचाओं की तृप्ति का साधन बना डाला, क्‍योंकि इस भक्ति में मानवीयता और . 
अतिमानवीयता की विभाजक-रेखा अत्यन्त सूक्ष्म है, बिरले ही किसी अन्तट्ठ ष्ट- 
सम्पन्न को दिखाई पड़ती है। उस पर से मधुर-भक्ति, सिहनी का दूध ही थी 
जिसे सब लोग नहीं पचा सकते थे, और मदार के दूध को सिहनी का दूध समभकर 
पीना तो उस दूध का गुण नहीं सच्चरित कर देगा ! जिनकी अन्तरात्मा इतनी सशक्त 
है कि वे सिहनी का दूध पचा सकें, जिनकी अन्तहं षिट इतनी प्रबुद्ध है कि वाह्य रज्भत 
के एक दीखने पर भी इन्हें अलग-अलग पहिचाव सकें, वे ही महाभावस्वरूपा भक्ति के 


३६८ मध्ययुगीन हिन्दी क्रष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाँय॑ 


अधिकारी हैं, मानवीय मनोभावों से पर-ब्रह्म श्रीकृष्ण को आकर्षित करने में सक्षम 
हैं । सामाजिक पतन का कारण धर्म नहीं था, वरनू उसमें जग जानेवाली अधामिक. 
स्वार्थपरायण भौतिक प्रवृत्तियाँ थी ।१ भारत का अभ्युदय सदेव धर्म से हुआ है, 
किसी अन्य वाह्य समाधान से नहीं । * 





सामाजिक विश्वद्धुलता का कारण मनुष्य की बबेर वृत्तियाँ तो होती ही .' 
हैं, भारतीय अध्यात्म की कर्म विमुखता भी धर्मपोषित समाज के पतन का एक कारण . 
है। मध्ययुगीन साधना में निर्गुण-भक्ति ने मायापिशाचिनी से त्रास दिलवाकर 
अनलह॒क में बन्दे को आइवस्त क्रिया, और सगुग-भक्ति ने आराध्य के परमाकंषक 
रूप में मन को बसाकर शेष कर्म-जीवन को निर्वासित कर दिया। रा म-भक्ति ने. 
कर्मंमय जीवन के सद्धूं को अवश्य पहिचाना, किन्तु उसने जो समाधान प्रस्तुत किया 
वह मानव-विकास की आन्तरिक आवध्यकता को पूर्ण परितृप्त त कर सका । नीति 
प्रधान धमंशासत्र से अनुमोदित भाचरण सामग्रिक समाधान तो दे सकते हैं, किन्‍्त जौ. 
वृह्कत्तर कब्म अपनी उन्मत्तता में प्रकृति उठा लेती है उसका उद्देश्य कया है ? कर्म 
का क्षेत्र अत्यन्त जटिल है, साधारण मानवीय चेतना में रहकर वाह्य जीवन की 
अनन्त गुत्थियों को नहीं सुलफाया जा सकता | शास्त्र कतंव्य-अकतंव्य की अन्तिम 
सीमा नहीं है, वरन्‌ पुरुषोत्तम में स्थित होकर निष्काम कर्म ही विराट कर्म-जीवन 
की जटिलता को सुलझाने भें समर्थ है। जीवन के कुदक्षेत्र से कवरा कर अन्तर्जगत्‌' 
के वृन्दावन में शरण ले लेने से तो सामाजिक विकास नहीं हो जाता । कम से विरत 
करके मनोराग ऐथा संवेग के सहारे सामूहिक जीवन को चिरवृन्दावन में नहीं 
पहुचाया जा सकता। प्रम ही व्यक्तित्व की समग्रता नहीं है, मनृष्य में ज्ञान और 
कर्म की प्रवृति भी है। बहुधा यह कह दिया जाता है कि जब भगवान के लिये 














१०. “4॥6 49, ६6 ब्वि]प/6 065 ६७, वें ६0 ॥6 478 (४6 ता (5 00... 
- 80प76 ए90आ॥ंएं00 607 छाया 67 गबं00,.. 390 ४४९ #९४४०७ 458अं8769 
48 700 6 फ्रपड 076... 7 पाल खाशुंगा५ए तणी शतांबाड गदवत एतच्व्त 

>> ग्राबू8 06 छ॥06 ती एलन पएलड कलीछंणा जग पाठ पर उटा३इट 006 : 
| 05, ४९ 8700प0 700 926 शल्८ट छ९ 876 709४ 4 ३8 96८व१४९८ है 
- शाक्ष। एप)ज7८ 6 9९९०००९ ग्रा05६ ॥7९प8078, ९६० ४४८० 5९](-३४6८तगह, 7 
वाबादांबीाडांट ६ ह०ए ७7,-.80 3ए7००)४१० प7९ र्ट्लादं$ड4706. 


३६८ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदांय॑ 


अधिकारी हैं, मानवीय मनोभावों से पर-ब्रह्म श्रीकृष्ण को आकर्षित करने में सक्षम 
हैं । सामाजिक पतन का कारण धर्म नहीं था, वरन्‌ उसमें जग जातेवाली अधामिक 
स्वार्थपरायण भौतिक प्रवृत्तियाँ थी ।* भारत का अभ्युदय सदेव धर्म से हुआ है 
किसी अन्य वाह्य समाधान से नहीं । 


 साम्राजिक विश्वद्ुलता का कारण मनुष्य की बबेर वृत्तियाँ तो होती ही 
हैं, भारतीय अध्यात्म की कमंविमुखता भी धर्मपोषित समाज के पतन का एक कारण 
है। मध्ययुगीन साधना में निर्गण-भक्ति ने मायापिशाचिनी से त्रास दिलवाकर 
अनलहक में बन्दे को आइवस्त किया, और सगरुग-भक्ति ने आराध्य के परमाकर्षक 
रूप में मत को बसाकर शेष कर्म-जीवन को निर्वासित कर दिवा। राम-भक्ति ने 
कमंमय जीवन के सद्भूष॑ को अवद्य पहिचाना, किन्तु उसने जो समाधान प्रस्तुत किया 
वह मानव-विकास की आन्तरिक आवश्यकता को पूर्ण परितृप्त न कर सका | नीति- 
प्रधान धर्म शास्र से अनुमोदित आचरण सामंय्िक समाधान तो दे सकते हैं, किन्त जो 
वृहतत्तर कदंस अपनी उन्मत्तता में श्रकृति उठा लेती है उसका उद्देश्य क्‍या है ? कर्म 
का क्षेत्र अत्यन्त जटिल, है, साधारण मानवीय चेतना में रहकर वाह्य जीवन की 
अनन्त गुत्यियों को नहीं सुलफ्राया जा सकता | शास्त्र कतंव्य-अकतंव्य की अन् 
सीमा नहीं है, वरन्‌ पुरुषोत्तम में स्थित होकर निष्काम कम ही विराट कर्म-जीवन 
की जटिलता को सुलझाने में समर्थ है। जीवन के कुरुक्षेत्र से कतरा कर अन्तर्जगत्‌ 
के वृन्दावन में शरण ले लेने से तो सामाजिक विकास नहीं हो जाता । कम से विरंत 
करके मनोराग्र ध्था संवेग के सहारे सामूहिक जीवन को चिरवृन्दावन में नहीं 
पहुँचाया जा सकता प्रेम ही व्यक्तित्व की समग्रता नहीं है, मनुष्य में ज्ञान और 
कर्म की प्रवृति भी है। बहुधा यह कह दिया जाता है कि जब भगवान्‌ के लिये 








कक, 


१६ ब्लुफठ ध्ा] ६76 कप 068 उ४206९७, 30वें ६0 ]6 ३5 (76 तदंप्र5६ 8 90. 
80प्र76 फुठभ्रपंका 00 खाद्य “67 गरब00,. फच४ परह +2880७ 452 9760 
783 ग्रछ 6 कप 07९. व पाल खाशुंत्ताए जी वावांबगाड 729 77076९१ 
ाबवंल 6 जरगर तीफाली पएटर लॉए0ा 0 (76 ७घ€ इटताइट 0796: 
छशणत, 6 ड0प्री्त 7०६ 926 शंध८ छणद 87०2 7095 4 ४४४ 6८.82 
पलंए एपॉ॥० गि 9९0006 05 गफट80०प४, ०ए०४पं८ 8९०] 86टीपए8, | 


प4टा98870 (79६ ७९ए 6॥7.,-..5%7 &पा०0/ंणरत0० [76 १८ ७/४४६70९ 
मत, 27, 79... ध 


संस्कृति... ३९६ 


श्रेम जंग पड़ता है तो कर्म और ज्ञान स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। किन्तु श्रीकृष्ण 
+शरा चले जाने पर, . कमंजीवन में उनके अपना प्रकाझ् फैलाने पर गोप-गोवियों का 
रोना-धोना, मर्माहत होना, क्या प्रेम आरा ग्रास्त ज्ञान और कम की संस्रिद्धि मानी जा 
पकती है ? क्या मथुरा, कुरुक्षेत्र, दारिक्रा में वृन्दावन के श्रीकृष्ण के पदारविन्दों ने 
विचरण नहीं किया ? कु | मी क्‍ 
तस्तुतः कृष्णभक्तिधारा अतिवादी हो गई। जगत को सत्य मानकर उसने 
क्या किया ? जगत्‌ को सत्य कहते हुए उसने &| कछुराचार्य के “जगन्मिथ्या' का खण्डन 
किया, किन्तु क्या वह वास्तव मे झद्धराचाय के मिथ्या संसार को अस्वीकार कर 
सकी ? सृष्टि का रहस्य क्या कृष्णभाक्ति-धारा ने चुलका लिया ? उसके द्वारा प्रस्तुत 
समाधान भो शद्भूर की भाँति संसार-त्याग का था, कुछ संशोधन के साथ और कुछ 
भिन्न दृष्टिकोण से । ससार और जगत्‌ का पारिभाषिक शेद वो किया गया 
किन्तु 'संसार' में अध्यास से उत्पन्न मायानटी की अपरम्पार लींला से सभी भक्त 
त्रस्त हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने श कर का ही अनुसरण किया है । गद्धूर का अध्यासवाद 
अपने में महान्‌ सत्य है, परमचतना की विश्वालता के पट में संसार का मनोप्राण- 
देहमय जीवन एक स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जब तक कि यह उसी 
चेतना से दीघ्त हो जाग्रत नहीं होता । कृष्ण-भक्ति-दर्शन ने इसी तथ्य को बौद्ध- 
दृष्टिकोण से ग्रहण किया। भक्ति में यह नि श्चित रूप से स्वीक/र किया ग्रया कि इस 
संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी 3 नश्वर है। ससार हु:खमय है, यहां के ही 
समस्त सुखों का पर्यंवसान दुःख मे ही होता है, जो भी सुखभोग है वह नशवर है और : 
अन्त में क्लेश और सन्‍्ताप में परिणत हो जाता है। वावा तृष्णाएं जो वाह्यत: आकर्षक 
जप धारण करके मन को मुख करती हैं,वे जीवन की प्रज्वचनायें हैं और सुखाकांक्षा 
आशा, तृष्णा से ही संबद्ध है। अतएवं इस. नश्वर संसार का परित्याग कर अन्तर 
के वृन्दावन में प्रवेश करना चाहिये जहाँ माया का प्रवेश वहीं है, चिरन्तव सुख का 
साम्राज्य है । किन्पु उस जगत्‌ का या हुआ जो 'संसार' की।यवनिका के पीछे निरन्तर 
विद्यमान है और जिसकी केवल आन्तरिक सत्ता ही नहीं, वाह्यसत्ता भी है, जो भावगत 
ही नहीं, वस्तुगत सत्य है ? जगत्‌ और वृन्दावन का पारस्परिक सम्बन्ध तो स्पष्ट 
नहीं किया गया, किन्तु फिर भी य है स्वीकार किया गया है कि इस जम्त्‌ में कृष्ण 
क्रीड़ा कर रहे हैं। उनकी इस क्रीड़ा का क्‍या तात्पय॑ है ? लीलावाद को स्वीकार 
करने के पश्चात्‌ जगत्‌ को कृष्ण की लीलास्थली स्वीकार करता भी आवश्यक हो 
रीवा हैं। किन्तु जगत्‌ में कृष्ण की लीला क्‍या सिर्फ इतनी ही है कि जीब को भ्रम 
से निकाल कर अपने में सन्निहित कर लें ? लीला का तात्पयं क्या कीड़ा ही है, वह भी 





6 मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतत्य-सम्प्रदाय 


भावविलास ? क्या वृन्दावन ही एक मात्र क्ृष्ण का जात्‌ है, वहाँ की लीला ही क्या 
एकमात्र कृष्ण-लीला है ? क्‍या कुरुक्षेत्र में सारथिवेश में छिपे अवतार कृष्ण के आत्म- 
प्रकाशन की वह लीला कोई महत्वपूर्ण लीला नहीं है जिसने संसार की विभीषिका को 
भेलकरः “अनित्यम अधुखम्‌ लोकम्‌ इमम्‌” में सत्य को प्रतिष्ठित किया, 'संसार' की 
विडम्बनाओं को काट कर “जगत्‌' को आविर्भत किया ? 
कृष्णलीला आन्तरिक प्रेम के मधुर वृन्दावन से आरम्भ अवश्य हुई, किन्तु उसका 
विकास आततायी कंस का वध, बन्दीग्रृह से शरणागतों की मुक्ति, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के 
लिये सुदर्शन-चक्र धारण करते हुए हुआ है, केवल मक्खन खाते और रासलीला में 
नृत्य करते नहीं। जीवन केवल वृन्दावन नहीं है, मथुरा है, द्वारिका है, कुरुक्षेत्र 
भी है । जीवन का “अष्टयाम' केवल वंशी-कूजन सुनने में ही नहीं बीतता, पाव्य्चजन्य 
की पुकार उसे सोने नहीं देती । जो उस उद्घोष के प्रति बधिर होकर केवल मुरतली- 
ध्वनि ही सुनने को आतुर रहता है वह वाह्य जीवन के लिये निरथंक, व्यर्थ और 
अनुपादेय हो जाता. है, गोप-गोपियों की भाँति दीन, क्षीण, मलीन होता जाता है। हार 
कर अन्त में उसे यही कह देना पड़ता है कि कृष्ण जहाँ भी रहें सुखी रहें। किन्तु 
कृष्ण के सम्पर्ण जीवन से तटस्थ रह कर उनके सुख की कामना करना क्‍या अर्थ 
रखता है ? 
लोकसंस्कृति को कृष्ण-भक्ति की देत--यह सत्य है कि क्ृष्ण-दशंन समाज 
की अत्यन्त वाह्य समस्याओं से नहों जूक -.सका किन्तु इसे भी अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि उसने सामाजिक जीवन में शान्ति और सौन्दयें की स्थापना का 
यास किया । यह स्थापवा किसी समाजशास्त्र के द्वारा नहीं की गई-छरूढ़ धर्म- 
शास्त्र किवा युग की समस्याओं को वाह्य दृष्टि से समक कर किसी सामयिक समाधान 
नहीं । जीवन का -सद्भूर्ष आन्तरिक विकास का सद्धृ्ष होता है, समाज का सद्छू े 
सब्चिदानन्द की सत्‌-सृष्टि का सद्भूष होता है। इस बात में आस्था रखकर क्ृष्णभक्ति 
ने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन का समाधान वाह्याचार से व करके ऐसी अन्तद॑चेंतना 
के प्रसार से करवा चाहा जो शाइवत सौन्दर्य के उन्मेष से जीवन में संत्य एवं शिव 
कीःस्थापना करती है । कृष्णभक्ति ने भारत की संन्यासासक्त मनोवृत्ति को सौन्दयें के 
सम्भार से भर दिया, उजड़े हुए ज़ीवन को मधु राधिपति के बहुमुखी कलात्मक व्यक्तित्व 
के आकरषंण में बाँध दिया। कष्ण-भक्ति; ने सौन्दयंबृत्ति के माध्यम से जीवन को 
उद्यत्त और सुन्दर बनाने का प्रयास किया । मानव की रसात्मक प्रवृत्ति को उसने ऐसी 
भांवभूमि पर उन्नोत करना चाहा जो जीवन का अनु रज्ञन करती हुई उसे महत्तर लोक 









बचरण कराती. रहे-। -ऊध्वे चेतना को कृष्णभक्ति ने ललित कलाओं, विशेषेकर 


ताहित्य और सज्भीत के जीवन्त-स्वरों से बाँधकर जन-जन को वितरित करने की चेष्टा 
की और काव्य उसका सबसे सुक्ष्म माध्यम है। सूरदास आदि कवियों ने जिस अन्तः- 
प्रेरणा से लीलागान किया वह परवर्ती युग के जन-मानस में ठीक-ठीक ग्रहीत न हो 
का, साधना तेथा श्रद्धा के अभाव में भगवदलीला का यशोगान रीतिकालीन 
नायक-नायिका की चर्चा में परिणत हो गया । भक्त-कवियों ने जीवन के अतिपरिचित 
भावों को ऐसी गरिमा प्रदान किया कि उसमें वे अपने आराध्य की लीलाबों 
को भी अभिव्यक्त कर सकें। उन्होंने देवभाषा संस्कृत में काव्य का प्रणयन व करके 
प्रान्तीय भाषाओं में क्ृष्ण-कथा क। वर्णन कर भक्ति, उपासना, और स।हित्य को जन-जीवन 
के निकट लाने का प्रयास किया, लोकमानप्त में उतारने का इलाध्य प्रयत्न किया । 
साहित्य के माध्यम से अपा्िव भावों का प्रेषण कुछ अधिक सूक्ष्म होता है, इसलिये 
कष्णभक्ति के आचार्यों ने मूर्ति (विश्रह)-पजा का इतना भव्य तथा कल्लात्मक रूप 
प्रस्तुत किया, तथा सद्भीत के भावुक स्वरों से भक्ति-चेत्तना को ऐसा प्रव। हित किया कि 
जन-जन कृष्ण में अनुरक्त होने लगा, और उस शाश्वत सौन्दर्य के मन्दिर में प्रवेश करने 
लंगा जो जीवन में आश्वासन ही नहीं, चमत्कार उत्पन्न कर देता है। इसीलिए क्ृष्ण- 
भक्ति आन्दोलन जन-आन्दोलन बन सका । उसने साधारण मानव में भी कुछ अधिक 
आन्तरिक चेतना जगाने का प्रयास किया। क्ृष्णभक्ति ने जनसाधारण की भावनात्मक 
तथा श्राणगत प्रवृत्तियों को आन्तरिक रूप से पकड़ा और इन्हें इन्हीं के माध्यम 
से आत्मोपलब्धि करवाना चाहा । साधारण जन जिस चेतना में निवास करता है उसे 
ही आकर्षित कर उसको आध्यात्मिकता के मन्दिर में प्रवेश करवाना चाहा । वाह्य- 
चेतना कलात्मक विधान से अधिक आकर्षित होती है इसलिये मन्दिरों में भव्यमृत्ति- 
पूजा की सेवाप्रणाली का उद्भावन हुआ । भेक्ति का यह कलात्मक रूप केवल 
वाह्याज़॒ तक ही सीमित नहीं रहा, उसने जन-मन की कल्पना का उन्मेष किया, 
उसकी श्रद्धा तथा रागात्मकता को जंगाया । मन्दिरों में या जन-पथ पर जो कीतंन 
हुआ करते थे, उससे जव-जीवन में एक क्रान्ति-सी उपस्थित हो गई और सभी क्रृष्णलीला 
की रागात्मकता की ओर खिंचने लगे | कीतेन से एक विशेष लाभ यह हुआ कि जन जीवन 
में जागरणं तो आया ही, भारतीय सद्भीत का भी उन्मेष हुआ | भक्त कवि उच्चकोटि 
के गायक थे । यद्यपि कीतेन लोकधुन में भी बद्ध होते थे. तथापि _ प्रमुखता उनमें 
शास्त्रीय सद्भीत की ही थी । संभस्त कृष्णकाव्य विभिन्न राग-रागिनियों में बद्ध है । प्रातः 
काल से लेकर सायंकालीन प्रचलित अप्रचलित असंख्य रागों में-कृष्ण को जगाने से लेकर 
शयन पर्यन्त की भावुक चर्चा है। पदसाहित्य शास्त्रीय सद्भीत की प्रणाली पर ही 
गाया जाता था । झुयाल तब हल्की गायकी समझा जाता था। श्रुपद की प्रकृति 
गम्भीर और उदात्त होने के कारण क्ृष्णकाव्य अधिकतर इसी गायन-शली में 


फा० २६ 


कि मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भेक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदार्य 


अभिव्यक्ति हुआ । श्रुपद के स्वरों में जो एक स्थैयं, गाम्भीयं और मननशील प्रकृति 
होती है उसने कृष्णलीला को क्षुद्र प्रकृति का नहीं बनने दिया था, उसी कृष्ण-कथा को 
परवर्ती सद्भीतकारों ने ठुमरी, ख्याल की चचल प्रकृति में बाँध कर चुलबुलाहट उत्पन्न 
करने की चेष्टा की । भक्ति-सद्भीत, मृदद्भ की मधुर, सूक्ष्म तथा प्रौढ़ तालों पर तनन्‍्मय 
भक्त के गद्ग॒दू-कण्ठ से अवतरित होकर जिस चेतना को जाग्रत करता था, जनता उसमें 
आत्मविस्मृत-सी हो उठती थी । बाद में उस सद्भीत की गरिमा भुला दी गई और सद्भीत- 
साधक नहीं, गवये जलसों में आँख और हाथ नवाकर वाद्य-यन्त्रों की सद्भुत में अपने 
हृदय के कलुष को राधाकृष्ण का ख्याल बनाकर गाने लगे। यों, भक्त कवियों ने 
सद्भीत और साहित्य के माध्यम से लोकरुचि का परिमाजन कर उसे दिव्य रसानुभूति 
तक पहुँचाना चाहा । 

... अध्ययुगीन भारतवर्ष में एक विशेष लोक॑-संस्क्ृति का उदय हुआ जिसे हम 
ब्र॒ज-संस्कृति कह सकते हैं । बड्भाल की क्ृष्णरज्लित संस्कृति में यद्यपि तत्कालीन युग- 
संस्कृति का संस्कार है, किन्तु आराध्य- की जन्मभूमि होने के नाते ब्रज के लोकतत्व 
का बड्ूला के कृष्ण-काव्य में पर्याप्त चित्रण हैं ।. ब्रज की संस्कृति स्थान-विशेष की 
संस्कृति तो है, किन्तु वह उस महत्तर संस्कृति का प्रतीक बन गई जिसमें लोक-जीवन 
का प्रत्येक क्रियाकलापं--ब्रत, उत्सव, पवं, संस्कार--परमानन्द श्रीकृष्ण के दिव्य 
व्यक्तित्व से जुड़ गया । एक ओर जहाँ इस संस्कृति में लोकतत्व की पूरी स्वीकृति है, 
दूसरी ओर वहाँ उसे ऐसे धरातल पर खड़ा कर दिया गया है जो जीवन का सामान्य 
धरातल नहीं है, किसी मानवेतर उत्साह और आनन्द की छाप उसमें सुस्पष्ट है। 
ब्रज में पुत्र के जन्मोत्सत को ही ले लीजिए ॥ शोभासिंधु कृष्ण के गौकुल में प्रकट 
होने पर नन्‍्द महर के घर निशान बजने लगा । यशोदा गौर नन्‍्द, आनन्द से उमंगे तो 
उमेगें, सारा गोकुल भी उस आनन्द से इतना सराबोर हो जाता है कि कृष्ण यशोदा के 
हो आह्वादक न रहकर जड़-चेतन, मानव, देवता, ऋषिमुनि सब को आनन्दोन्‍्मत्त कर 
डालते हैं ।* छठी, अन्नप्राशन आदि कौमार-वयस के संस्कार, गोचारण, गोदोहन 











१--आनन्द भरी जसोदा उमक्लि अज्ञ न माति, आनन्दित भई गोपी गावतिं चहर के । 


. आनन्द मगन पेनु खवें थनु प्य फेनु उमंग्या जमुन जले उछलि लद्दर के। 

अड्डुरित तरु पात, उमठि रहे जे गात, बन बेली प्रफुलित कलिनी कदर के। 

आलनन्दित विप्र, सूत, मागध, जाचक-गन, उमज्ञि असीस देत सब द्वित हरि के । 

आनन्द मुगन सब अमर गगन छाए, पुहुप विमान चढ़ें पहर पहर के। 

भु आइ. गो कुल. प्रकट भए, सनन्‍्तनि हर॒ष दुष्ट जनमन धरके॥ 
--सश्सागर, पद सं० ६४८ 








संस्कृति द ४०३ 


आदि पौगण्ड के संस्कार, तथा जिवाहादि केशोर के संस्कारों का क्ृष्ण-सा ह्त्य में 
इतना सजीव चित्रण है कि इस मानवीयता में कृष्ण की अतिमानवीयता को पहिचानना 
मुश्किल हो जाता है | वर्षोत्सव में विभिन्न सम्प्रदायों में विभिन्न उत्सव मनाये जाते थे 
जिनमें फाग (होली) का सभी सम्प्रदायों में अत्यधिक महत्त्व था । होली के पर्व में सझी 
नर-वारी, बाल-वृद्ध, आनन्द में उन्मत्त होने लगते हैं। लोकलाज का कोई प्रदन ही नहीं रह 
जाता । ब्रजाजुनायें अपनी टोली बनाकर यशोदा के द्वार पर आ खड़ी होती हैं । 
उधर कृष्ण ओर बलराम गोपों की भीड़ लेकर उनका मुकाबला करने के लिये प्रस्तुत 
होते हैं। फिर क्‍या ! चन्दन, चोवा, अरगजा की कीच मच जाती है, पिचकारियों से 
सुगन्धित रंगों की धारायें फूट निकलती है। कामिनियाँ कृष्ण की आँखों में जी भर कर 
काजल आँजती हैं, और भी न जाने कितनी दुगंति कर डालती हैं, अग्रज बलराम का 
तबिक भी लिहाज्‌ नहीं करतीं । अन्त में हार कर कृष्ण फगुवा देने का तैयार हो जाते हैं। 
फाग का सजीव चित्रण जिस चलती हुई शौली में सूरदास जी ने किया है, उसमें शायद 
ही अन्य कोई कवि कर सक्का हैं। हरि दो होली के लिये ललकारते हुए सूरद।स कहते 
हैं कि ज्ञान-वेराग्य छुड़ा कर होली बेलो, इसमें शठ, पणष्डित, वेश्या, वधू, सबका भेद 
मिट जाता है, उस आनन्द रस में सब एकसार हा जाते हैं ।* 

सामाजिक उत्सवों को कृष्ण-लीला में खुलकर महत्त्वपूर्ण स्थान «दिया गया। 
इसके अतिरिक्त ब्रज के ग्रममंण वातावरण दें। भा हन्दा। कृष्णभ।क्त-साहत्य में ।चन्रण 
हुआ हैं । बज्ूला के कृष्णकाव्य का वातावरण उतना ग्रामीण नहीं है, फर भा 
कुप्ण-कथा, लोक-जावत का इतना आंनवाय॑ अद्ध बच गई कि कृष्ण-काव्य के 
साहित्यिक गीतों में लोक गीत का चंटक रेज्े चढ़ा हुआ है । 'रामा ह' सम्बोधन वाल 
कई पद बदला पदावली में मिल जायेंगे, यथा--.._ 


(क) रामा हे तेजह कठिन सान 
(ख) रामा हे कि क्षार बोलपसि आन | 








१--जग जीतहु बल अपने, हरि होसी है। 
ज्ञान बिराग छंड़ाइ, अहो हरि होसी है॥ 
८ >< »< 
शठ, पंडित, या, बधू हरि होरी है। 


सबै भए इकसारि, अहो हरि होरी है।॥ --सूरसागर, पद सं० ३५३३ 
२--पदकल्पतरु, पद सं० १६६१ ॥. 


४०४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


तोहारि चरण दरण सोहरि,झबहु ना सिरे सान ॥४* 
प्रवासी कान्‍्त के प्रति विरहिणी नायिका के जैसे उद्‌गार लोकगीत में मिलते हैं, 
बसे उद्गार बद्भला पदावली के विरह-वर्णत में सहज ही सुनाई पड़ते हैं, शेली भी वैसी 
ही है, जेसे-- 
। सजनी तेजलु जीवनक श्राश । 
दारुण बरिखा जिउ भेल अन्तर, नाहु रहल परबास ॥। 
बादर दर दर नाहि दिन अवसर, गरगर गरजे घटा ।* 


ब्रजभाषा के कृष्णकाव्य में लोकगीत का प्रथ्भत स्पर्श है । सूरदास जी के काव्य में 
जो सजीवता और आकर्षण है, उसका कारण उसकी साहित्यिकता के अतिरिक्त उसमें 
गुन्लित लोकगीत का प्राणवान्‌ स्वर भी है । ब्रज की ग्वालिनों का वर्णन, उनसे कृष्ण 
की छेड़-छाड़, नेसगिक रूप से ऐसे गीतों में फूट पड़ी जो साहित्यिक गीति से 
लोक-गीतों के अधिक निकट हैं। यौवन मदमाती ग्वालिन का एक चित्र गोविन्दस्वामी 
ने जिन शब्दों में अद्धित किया है उसकी लोकगीत-सुलभ सजीवता दर्शनीय है । 
.. शोरे अ्रंगवारी गोकुल गांव की ॥ 

वाकों लहर-लहर जीवन कर थहर-थहर करे देह । 

धुकर पुकर छाती करे बाकौ बड़े रसिक सो नेह ॥ 

कुझअटा को पान्‍यों भरे नए नए लेजलु लेहि। 

घूँघट दाब बाँत सो उह गरब न ऊतर देहि॥ 

वाकौ तिलक बन्यों श्रंगिया बनी अरु नूपूर रतकार।॥ 

बड़े नगर तें निकरि ननन्‍्दलाल खरे दरबार ॥ 

पहिरे नवरंग चूंनरी श्रर लावण्य लेहि संकोरि। 

झरग थरग पिर गागरी मुह सटकि हंसे मुख भोरि॥ 

चालि चले गजराज की नेननि सों कर सेन । 

गोविन्द' प्रभु पर वारिके दीजे कोटिक मेंन ॥४ 


चाँचर, चैतवभूमका, गाली, चैती तथा फाग आदि लोकगीत के न जाने कितने 
प्रकार ब्रजभाषा-क्ृष्णकाव्य में भरे पड़े हैं। सामूहिक लोकगाव के लिए क्ृष्णभक्त 








श्र १--पदकल्पतरु, पद सं० ५१६ 
. २--वही, पद सं० १७३४ 
 ३--गोविन्दस्वामी [पद संग्रह], पद सं०१३१८ 


संस्कृति. ४०४ 


कवियों के पद ऐसे चोखे लगते हैं कि उनकी साहित्यिकता लोकधुन में एकदम तिरोहित 
हो जाती है । हरिव्यास देवाचाये जेसे निम्बाकमत के सिद्धान्त-प्रतिपादक आचार्य 
राधाकृष्ण का चैतवक्रूमका फ्रूम कर गा उठते हैं-- 


भावों श्रावो री मिलि गाओझं रंगीलो भूमका। 
दोउ लालन को दुलरावो रंगोलो भूमका ॥॥ 
पहिलो भझूमक जाहि को जाके सन सोहन श्राधीन । 
दृजो भूमक ताहि को जाहि प्रानप्रिया बस कीन ॥ 
रंगीलों भूमका, गतिराच्यो भूमका, मतिराच्यों भूमका, अ्रतिराच्यों फुूमका। 
हि 2५ 2५ 
ईीह भांतिन झूम भूमाय सुझूमक रज्र० सिहासन पर पघराय रंगीलौ० 


'ट' *र' वर्णो के जोड़ देने से, जैसे गुजरेटी, जोटी, कुअटा, वारी (वाली) 
आदि, ब्रजभाषा के साहित्यिक गीतों में लोकगीत की प्रतिभा आ गई है। होबी 
के कई पद सामूहिक गान के लिए अत्यन्त उपयुक्त है । प्रत्येक पंक्ति में एक टेक 
लोकधुत को साकार कर देती है। जेसे सूरदास जी का बह पद -- 

सा गोफुल के चौहटे, रंग भीजी प्वालिति । 
हरि संग खेले फाय , नम सलोने री रंगराची स्वालिति । 


इच गीतों में लोक आबन्द की वेगवाम्‌ सय है, ऋजु और भाघपुक प्रदाह है । ब्रज 

की लोक-पंस्कृृति में सवंच्त तीव्र आनन्द का स्वर है, थाज्लाद का उच्छलव है। 
इस आह्लाद में डूबकर किसी को समाज-सुधार की चिन्ता कहीं रह जाती, 
आवश्यकता भी नहीं रही । बज का समाज तो उन मनुष्यों की समष्टि से बिमित है 
जिनका जीवन ही' कृष्ण- रज्ज में रंग गया है | कृष्ण उबके सखा हैं, शिश्ञु हैं प्रियतम 
हैं, सभी कुछ हैं । उनके समाज में सुचारुता, सौन्दर्य के अतिरिक्त और कुछ रह ही 
हीं सकता । काव्य के माध्यम से वृन्दावन का जो चित्र उपस्थित किया गया है 
उममें ऐसे समाज-निर्माण का स्वप्न है जिसके केन्द्र में श्रीकृष्ण हैं और सम्नस्त सावव- 
आचरण उन्हीं के सन्दर्भ से हैं, अहं के लिए नहीं । ऐसे समाज में स्त्री-पुरुष, जाति- 





१.-महावाणी, उत्साह सुख, पद सं० २६ 
२--सूरसागर, पद सं० ३४८६ 


४०६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा ओर चैतत्य-सम्प्रदाय 


पाँति, और ऊँच-नीच का भेद तिरोहित हो जाता है क्योंकि वहाँ आत्मा के मूल ऐक्य 
की मान्यता है, कृत्रिम अन्तरायों की नहीं । भगवान्‌ का स्वभाव भक्तवत्सलता का है, 
वे जाति, गोत्र, कुल, रद्भराजा का भेद नहीं करते ।* इसलिए भक्ति के आचार्यों ने 
चण्डाल तक को भक्ति का अधिकार प्रदाव किया। महा प्रभु बल्‍लभाचाये की शिष्य 
परम्परा में मुसलमान रसखान थे श्री नाथ जी की सेवा में पहिले एक बज्भाली को नियुक्त 
किया गया था। स्वामी हरिदास के शिष्य मियाँ तानसेन मुसलमान होने के बाद भी 
गुरु के चरणों में अपना सद्भीत निवेदित करने आते थे। चैतन्य महाप्रभ ने ब्राह्मणों 
द्वारा निमित समाज-व्यवस्था में एक क्रान्ति मचा दी। चतम्य-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन करने वाले सवमान्य आचायें सनातन, रूप,।और जीवगोस्वामी यवतत 
थे। महाप्रभु के अन्तरज्ध जिष्यों में से हरिदास एक थे, वह भी यवन और. उन्हें 
ब्राह्मण के समकक्ष ही सम्प्रदाय में सम्म्नन प्राप्त था । क्रुष्ण-भक्त वैष्णबों ने धर्मशास््र 
का पल्‍ला नहीं पकड़े रहना चाहा, वरन्‌ आन्सरिक समता के आधार पर समाज के 
_ भवनिर्माण का क्रियात्मक प्रयास किया, रुढ़िगत समाज की सद्भुचित सीमाओं का 
उल्लड्रन कर वर्गभेद रहित ऐसी सामहिकता को प्रश्नय दिया जिसमें किसी के प्रति 
हीन-दृष्टि, विद्वेष-आदि का भाव नहीं था। हाँ, भक्ति-साधना में उपलब्धि के कारण 
श्रेष्ठ साधकों के प्रति अधिक श्रद्धा अवश्य रखी गई, चाहे साधक हिन्द होता या 
मुसलमान, ब्राह्मण होता या छाद्र | श्रीकृष्ण की उत्कट आराधना ने सामाजिक 
वैषम्य को मिटा दिया | क्रष्णभक्ति नेजनजीवन में आन्दोलन मचा दिया । वह 
किनन्‍्हीं विशिष्ट महानभावों की सम्पत्ति नहीं रही, वरन मानवमात्र की सझ्लोवनी 
बनकर प्रकट हुई। यह समभा गया कि जीवनी की प्राथमिक आवश्यकता अपनी 
अन्तरात्मा को पहिचानना है, और उसके हारा पष्षषोत्तम से सम्बन्ध जोड़ना है। 
इस सम्बन्ध के जुड़ने से भौतिक, मानसिक,।नेतिक, सामाज़िक, आध्यात्मिक - सभी 
समस्याओं का -समाधान' धीरे-प्रीरे'होने लगता है। श्रीकृष्ण अतिमानव हैं, हमारे 
नेतिक निर्णयों, सामाजिक तथा व्यक्तिगत पूर्णता के प्रयास के लक्ष्य हैं। सब कुछ 





१--राम भक्त वत्सल निज बानौं। 
जाति, गोत, कुल, नाम, गनत नहिं रंक होड कै रानौ ॥ --सरसागर, “विनय” पद सं० ११ 


संस्कृति ४०७ 


अपना रहस्य उनमें उद्घाटित कर देता है। उन्हीं की ओर माचवता, व्यष्टि एवं 
समष्टि रूप से, अभियान कर रही है ।* 





अ्कापदाका्रल पक आाएमााजआकदाक 


१, “ह्ू6755 6 40:70 ण थी ०एए इटी-++ट्थो520075, [एश०६), 7767- 
8], 770787 07 83028] 35 श८]] 88 छंताप].,.. ल6 8 (76 5०60७, ७४0 
[8 006 ६९५ (० थे लागाटव बा0 2९७०१० 762)340075$ ७70 ]००४776०7($ 
06 (०६८४९ छ &। 0प7 80९०] 2०१ 8४7०७) 38 एछे] 35 9९०४0798] ९०१९६- 
ए0पए +0४०7०563 ऊढ-िट0607.. का जांच ४०९ थी) #९ए2]290079,.. #फणा लिंक 
8 थ। (९7005 कैए0ए जिया 098 ०076 2] #टा80705 70579275कव075 क्षा्त 
0एछगार्दे3 साफ ग्राएएढ थी हदांड्वों०पड बाते इ००ं०-+०ा8०घ३ ००१6४, 37वें 40 
प्राण ए76ए खित ऐंढाए गद्दी 09]6००ाए८ल 250 8०५विगवीजशाट7४,. 7फां$8 80 
दिलंडाय4 3 6 एफऑएलाइओंं 80 ए०च००ते शींऔ07 2! )प्र7877, 70४) 
पताए पाए बाते 6०णी6टगएटीए 2०९६ पाण्णाए... छे& 48$ 06 एमएस] 
(28०7 ंडप बात 3)| 76 7०2007$ बणपे #६०९४ 00 0० एठ-वे ३०6 पड पधा5 
बाप 08875.7--.8, (. ९०] ; 8०७8०) एशथंशाएबणं॥ए, ऐ, ]47-48. 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट १ 


ब्रज तथा बद्धाल की कृष्णभक्ति में इतवा साम्य है कि उसे हम भक्ति के 
स्वाभाविक मनोविज्ञान का प्रतिफलन तो मानते ही हैं साथ ही, पारस्परिक आदान- 
प्रदान, विचार-विनिमय का परिणाम भी स्वीकार करते हैं। यह सत्य है कि भक्त, 
सिद्धान्तों की जकड़न में साधना नहीं करता, जब वह उनकी सीमाओं को तोड़कर 
ऐसे मनोराज्य में प्रवेश करता है जहाँ आराध्य की लीला के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं रह जाता तब जिन आत्माओं से उसका उस अपाधथिव स्तर पर मिलन होता है 
उनसे उसका सहज ही तादात्म्य स्थापित हो जाता है क्योंकि एक ही आराध्य के 
नाते वे परस्पर सद्भ म्फित रहते हैं। उस भावभूमि को व्यक्त करने की शब्दावली 
चाहे भिन्न हो, किन्तु अन्तश्चेतता एक ही होती है, वहाँ तक पहुँचने की अन्तः:प्रेरणा 
भी पर्याप्त साम्य लिए रहती है । यही साम्य हम हितहरिवंश, बल्लभ!चार्ये, स्वामी, 
हरिदास, निम्बार्क तथ। चेतन्य-सम्प्रदायों के भक्ति-भाव में पाते हैं। यद्यपि ब्रज के 
सम्प्रदायों ने अपनी साधना तथा उपलब्धि को केवल काव्यात्मक रूप दिया है, उसका 
शास्त्रीय विवेचन नहीं किया, प्रेमभक्ति की साधना को ज्ान्त, प्रीति, प्रेय आदि का 
नाम नहीं दिया, तथापि बल्‍्लभ-सम्प्रदाय में दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये सभी 
रस हैं। जिस “निकुझ्लरस” की मधुर-रस से पृथक कोई शास्त्रीय चर्चा उज्ज्वलनील- 
गणि में नहीं की गई, और जिसको हितहरिवंश, स्वामी हरिदास, तथा निम्बाक के मत 
में मध्य तथा एकमात्र स्थान प्राप्त हैं, वह चेतन्य-सम्प्रदाय के काव्य में वर्णित हुआ 
है, यही नहीं ब्रज के इन सम्प्रदायों की भाँति चंतन्‍्यमत ने भी उसे भक्ति की चरम 
सिद्धि माता है। इस सिद्धान्तगत साम्य का कारण सम्प्रदायों का एक-दूसरे के निकट 
आना है। इन सम्प्रदायों में निजी वशिष्टय हैं, किन्तु प्रतिस्पर्द्धा और सद्धूचित 
भावना से मुक्त भक्त-महात्मा एक-दूसरे के सिद्धान्तों को भी अपने-अपने सम्प्रदाय 
में ग्रहण करते रहे हों तो आशचय क्‍या ? 


अपनी प्रतिभा से सम्पन्न बललभ-सम्प्रदाय ब्रज का कदाचित्‌ सबसे शक्तिशाली 
सम्प्रदाय था । उसकी मौलिकता की सराहना किये बिना नही रहा जा सकता, पर 
गोविन्दस्वामी का एक पद ले लीजिए-- 


४१२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


चितवत रहुत सदा गोकुल तन । 
नरमसखा सुख संग ही चाहत भरत कमल दल लोचन। है 


इस पद में 'नरमसखा' शब्द का आ जाना क्‍या अकस्मात्‌ मानता जा सकता 
है ? सख्यरस के विवेचन में गौड़ीय-सम्प्रदाय ने वयस्थ' का वर्गीकरण सखा, सुहृदु, 
नर्मंसखा तथा प्रियनर्मंसखा में कर रक्खा है । क्या कवि गोविन्द स्वामी ने पारिभाषिक 
नर्मसखा शब्द से नितान्त अनभिन्न होते हुए यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया है ? किन्तु ऐसा | 
सम्भव नहीं जान पड़ता । इसी प्रकार सूरदास जिनके वृहत्‌ सुरसागर से उनके . 
सम्प्रदाय तथा गुरु का नाम खोज निकालना टेढ़ी खीर है, एक स्थल पर सुहृद्‌ सखा 
शब्द का प्रयोग करते हैं-- 


हरि ज्‌ को ग्वालिनि भोजन ल्याई। 
सानि सानि दब भात लियो कर, सुहृद सखनि कर देत । * 


.. यह कहा जा सकता है कि यहाँ 'सुहृद्‌ शब्द का प्रयोग सहज, स्वाभाविक 
रूप में हुआ है, सखाओं के लिये विशिष्ट पारिभाषिक रूप में नहीं किन्तु एक ही 
अर्थ को ध्वनित करने वाले दो छब्दों का यह प्रयोग क्या अकारण है ? क्‍या यह 
असम्भव है कि वे 'सुहृद' के पारिभाषिक अथ्थ से भी अवगत थे और उस अर्थ को 
समभकर उन्होंने यहाँ सखा शब्द के साथ 'सुहृद्‌' का प्रयोग किया हो ! 

अनयान ही महीं, प्रत्यक्ष है कि ब्रज के क्ृष्ण-भक्ति-सम्धदाय योड़ीय-सम्प्रदाय 
हरा मिझूपित भक्ति के शास्तीय रूप से भलीर्भाति परिचित थे। बम्ददास ने सिद्धान्त द 
पच्चाध्यायी में स्पष्ट ही उज्ज्वल रस' छाब्द का प्रयोग किया है ८5 


जेसेई कृष्ण शशण्ड रूप चिए्ररूव उसदारा। 
तेपई उज्ज्वलस्सख झखण्ड तिबक्र परिवारा | १८६४५ || 


और जिस सम्प्रदाय में राधा के उत्कर्ष पर नित्यविह्ा रपरक निकुझ्लरस की स्थापना की 
गई, उस सम्प्रदाय में 'महाभाव' का अथ भी आंत्मसात कर लिया गया था। हित 
प्रवदास ने एक स्थान पर कहा है... द 








१--गोविन्दस्वामी, पद सं० शैश्८ 
२--सरसागर, पद सं० १०३४ 
३--नन्ददास, द्वितीय भाग, ४० १६१ 


परिशिष्ट ४१३ 


महाभाव गति अ्रति घरस, उपजत नव नव भाव । 
मोहन छवि निरख्यो करत, बढ़यो प्रेम को घाव ॥।३६ ॥ 


राजत अंक में लाड़िलो, प्रीतम जानत नाहि। 
बिलपत रुदन बढ़यों जहाँ, महाभाव उर मांहि॥ ३७ हा 


यहाँ पर 'महाभाव' शब्द की दो]बार आवृत्ति निश्चय ही थ्रवदास के महाभाव' 
के परिभाषिक शब्द से परिचित होने का प्रमाण है । यही नहीं, भक्तिरसशञास्त्र के पाँचो 
रसों की उन्हें पूर्ण जानकारी है यद्यपि उनके अपने सम्प्रदाय में 'निकुज्लरस' के अतिरिक्त 
ओर किसी रस की व्यावहारिक मान्यता नहीं थी । भजनाष्टक लीला में कहते हैं- - 


ज्ञान शांत रस ते अ्रधिक, अद्भुत पदवीदास | 
सखाभाव तिनतें भ्रधिक, जिबके प्रीति प्रकात्त ॥ 


अद्भुत बालचरित्र को, जो जशुदा सुख लेत । 
ताते श्रथिक किशोर रस,न्नज बनितति के हेत ॥ 


सर्वोपरि है मधुर रस, युगल किशोर विलापत | 


श्रुवदास को दास्य और शान्त का दो प्रथक्‌ रस होना भलीभाँति विदित था, अन्यथा 
इन दोनों रसों में सामान्य दृष्टि से भेद ही क्या है ? मधुर रस शब्द का प्रयोग भी. 
उन्होंने किया है, यद्यपि उसे केवल युगल-रस का पर्याव बना दिया है और गोपियों 
के रस को किशोर-रस की संज्ञा दे दी है | द 

निम्बाकं-मत में राधा के लिए 'हलादिनी' शब्द का प्रयोग बार-बार किया 

गया है । कृष्ण का आनन्दरूप होना तो साम्प्रदायिक शब्दावली की अपेक्षा नहीं रखता 
किन्तु राधा को चैतन्य-सम्प्रदाय में कृष्ण की हलादिनी शक्ति कह कर अभिहित किया 
गया है, उसका प्रभाव विम्बाक-सम्प्रदाय पर भी पड़ा है। अन्य सम्प्रदायों में राधा 
कों या तो स्वयं आदन्दरूप या रसरूपा, तथा सुखरूपा कहा गया है।महावाणी के सिद्धान्त- 
सुख में हरिव्यासदेवाचार्य ने स्पष्ट कहा है :-- 








१--व्यालीस लीला--अनुरागलता लीला, पृ० २१८ 
२--वही भजनाष्टक लीला, ४० ६३ 


४१४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदांय 


आनन्द के अहलाबिनि स्थाया, अहलादिव के श्रानन्द स्थास ।* 
ग्रानन्‍्द भ्रहुलादिनि अदभुत छर, गोर इ्याम शोभा शझपरं पर 0४ 


चैतन्य-सम्प्रदाय में स्वीमी हदास और हितहिरिवंश जी के सखी-भाव की 
प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, तथा राधाकृष्ण-लीला-वर्णन के प्रसद्भ में बद्धला के भक्तकवियों 
ने सवीभाव की श्रेष्ठता श्वीकार की हैं. :--- 


प्रदभुत हेरलूं प्रियसलि-प्रेस । निज शलि दुल्ले दुखि सुखे माते क्षेस ॥ रे 
यहाँ पर राधाबल्लभ-सम्प्रदाय के तत्सुख-सुखी भाव की स्वीकृति है। अथवा, 
झ्रानन्‍द साथरे निमगन अखिंगत हेरइसे हुहुँंक उल्लास ।४ 


क्या यह उस सहचरीभाव से एकदम एकाकार नहीं है जो स्वसुख की वाहछा 
छोड़कर युगल के आनन्द में निमज्जित हो जाता है? चैतन्यचरितामृत में 
राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय की भाँति सखीभाव को गोपीभाव से श्रेष्ठतर एवं अन्य सभी 
भावों में श्रेष्ठतम स्वीकार किया गया है ।* 

गौड़ीय-सम्प्रदायों में गोपियो का सखी तथा मज्जरी में उपभेद किया गया है, 
जिनमें से 'मझ्जरी' श्रेष्ठ मानी गई है। मद्जरी, राध्राकृष्ण को लीला का दर्शत कर 
विभोर होती है, कष्ण से उसका कोई स्वतन्त्र सम्बन्ध नहीं होता । 

ब्रजमण्डल में बस जाने के क/रण चैतन्यमत के विद्वान्‌ षड़गोस्वामी ब्रज के 
सम्प्रदायों से पूर्णतया अवगत रहे होंगे । रूपगोस्वामी ने हरिभक्तिरसामृत-सिन्धु में 
, शास्त, दास्य, सख्य, तथा वात्सल्य-रस का इतना साज़्रोपाज़ विवेचन क्या एतद्‌ सम्बन्धी 
काव्य से प्रभावित हुए बिना ही कर डाला, जबकि चैतन्य सम्प्रदाय के पदों हें 
वात्सल्य तथा सख्य-भावों के पद अत्यन्त कियत्‌ और साधारण हैं, एवं शान्त और 





१--महावाणी--सिद्धान्त सुख, पद सं० २६ 
२--वही, पद सं० १४ 
३--पदकल्पतरु, पद सं० १६६१ 
४--वदी, पद सं० २८४ रे 
५--राधाकृष्णेर लीला एशए अति गूहतर। 
दास्य वात्सल्यादि भावेर ना हय गोचर । 
संबे एक सखीगनेर इहार अधिकार ॥--चें० च०, मध्यलीला, अष्टम परिच्छेद, ए० १४४ 


४१४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्प-सम्प्रदाय 


आनन्द के अहलादिनि स्थाजा, अ्रहलादिव के आनन्द स्थास। १ 
शझ्रान्द भ्रहलादिनि अदभुत धर, गौर इयाम शोभा अपरं पर ॥* 


चैतन्य-सम्प्रदाय में स्वामी हर्दास और हितहिरिवंश जी के सखी-भाव की 
प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, तथा राधाकृष्ण-लीला-वर्णन के प्रसज्भ में बद्भला के भक्तकवियों 
ने सवीभाव की श्रेष्ठता स्वीकार की हैं :-: 


प्रदभुत हेरलूं प्रियसलि-प्रेस । निज सलि दुखे दुखि सुखे माने क्षेत्र ॥ * 
यहाँ पर राधाबल्लभ-सम्प्रदाय के तत्सुख-सुखी भाव की स्वीकृति है। अथवा, 
आनन्द साथरे निमभगन सलविगन हेरइते दुहुंक उल्लास । हा 


क्या यह उस सहचरीभाव से एकदम एकाकार नहीं है जो स्वसुख को वाऊछा क्‍ 
छोड़कर युगल के आनन्द में निमज्जित हो जाता है? चैतल्यचरितामून में. 
राधावहलभ-सम्प्रदय की भाँति सखीभाव को गौपीभाव से श्रेष्ठतर एवं अन्य सभी 
भावों में श्रेष्ठतम स्वीकार किया गया है । अं ः द 

गौड़ीय-सम्प्रदायों में गोपियों का सखी तथा मञ्जरी में उपभेद किया गया है, 
जिनमें से 'मश्जरी' श्रेष्ठ मानी गई है । मज्जरी, राधाकृष्ण की लीला का दर्शत कर 
विभोर होती है, #ष्ण से उसका कोई स्वतन्त्र सम्बन्ध नहीं होता । | 

ब्रजमण्डल में बस जाने के क/रण चैतन्यमत के विद्वान घडगोस्वामी ब्रज के 
सम्प्रदायों से पृणतया अवगत रहे होंगे । रूपगोस्वामी ने हरिभक्तिरसामृत-सिस्धु में 
, शान्त, दासस्‍्य, सख्य, तथा वात्सल्य-रस का इतना साज़ोपाडु विवेचन क्या एतद्‌ सम्बन्धी 
काव्य से प्रभावित हुए बिना ही कर डाला, जबकि चैतन्य सम्प्रदाय के पदों में 
वात्सल्य तथा सख्य-भावों के पद अत्यन्त कियत्‌ और साधारण हैं, एवं शान्त और 





१--महावाणी--सिद्धान्त सुख, पद सं० २६ 

२--वही, पद सं० १४ 

३--पदकल्पतरू, पद सं० १६६१ 

४--वही, पद सं० रण. 

_४--राषाइष्णेर लीला एड अति गूह़तर। 

_द्वास्य वात्सल्यादि भावेर ना ह॒य गोचर । 

: सबे पक्र सखींगनेर इद्दार अधिकार ॥---चैं० च०, मध्यलीला, अष्टम परिच्छेद, ९० रैढ४ 


परिशिष्ट ४१५ 


दास्य की तो चर्चामात्र है, वह भी नगण्य । बत्लभ-सम्प्रदाय से वह पूर्णतया 
परिचित थे, एक स्थान पर उन्होंने अपने सम्प्रदाय की रागानुगा भक्ति को पुष्टिमार्ग 
का समानाथंक माना है । 


ब्रज और बद्धाल के सम्प्रदायों में पारस्परिक सम्पर्क तो रहा ही, ब्रज 
के चारों सम्प्रदायों में भी आपस में घनिष्ट सम्बन्ध था--ऐसा उन सम्प्रदायों 


के काव्य से प्रतीत होता है। हितहरिवंश जी के सम्प्रदाय में एकमात्र सहचरीभाव पर 
आश्रित 'निकुश्लरस” की मान्यता है, किन्तु उनके सम्प्रदाय ने दास्य, सख्य, वात्सल्य, 
ओर मधुर रस को ब्रजरस कहकर उनकी सत्ता स्वीकार किया है। श्रुवदास जी के 
पूर्वोलिखित अष्टक में सभी भावों का उल्लेख है | स्वामी हरिदास तथा हितहरिवंश 
जी की सखीभावना में अत्यधिक साम्य है। आरम्भ में बल्लभन्सम्प्रदाय में केवल 
दास्य, सख्य, वात्सल्य-भाव स्वीकृत थे, किन्तु बिदुलनाथ जी ने समकालीन प्रभाव 
से गोपीभाव को भी समाविष्ट कर लिया और अन्य सम्प्रदायों की भाँति मधुररस 
को सर्वोच्च मान्यता दी | कुछ कवियों ने तो 'सखीभाव” के पद भी रच डाले । 
निम्बाक-मत ने हितहरिवंश जी का सहचरीभाव अपना लिया, केवल अष्ट सखियों 
एवं उनके उपभेदों की नामावली में कुछ अन्तर है। मानविरह-रहित “नित्यविहार 


का सिद्धान्त ज्यों का त्यों ग्रहीत हो गया, जसे :-« हि 
मान बिरह भ्रम को न लेश जहाँ रसिकराय को रसमय भोन रे 
जय जय नित्यविहार जय जय वन्दावन धाम । * 


'सखी' के साथ 'सहचरी, और “मश्लरी” जैसे पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख 
भी महावाणीकार ने किया है :-- ह 


सखी सहेली सहचरि सुंदरि मझजरि महल टहल ठग लागि।* 








१--पुष्टिमागतया कैश्चिदियं रागानुगोच्यते--भक्तिरसाझंतसिन्धु, पू० वि०, द्वि० ल०, ९० &६, 
भ्रच्युत-मन्थमाला प्रकाशन । 


२--महावायी--सिद्धान्त सुख, पद सं० ४ 
३--वही, पद सं० १६ 
४--वही, पद सं० ४ । 


परिशिष्ठ २ 


साम्प्रदायिक-शब्दावली ._ 


बल्‍लभ-सम्प्रदाय ह क्‍ क्‍ 

पुष्टि--पुष्टि शब्द ने बल्‍लभ-सम्प्रदाय में आकर अत्यन्त गम्भीर तथा सूक्ष्म 
अर्थ धारण कर लिया । संक्षेप में श्रीकृष्ण का अनुग्रह या कृपा, पुष्टि वह्ने ।ती है, 
क्योंकि उनका अनुग्रह भक्त का पोषण करने वाला होता है । जीव, प्राकृत अवस्था में 
ज्ञान, वराग्य, श्री, आदि भगवद्णुणों से विहीन हो जाता है । और उसमें इन धर्मों की 
_अतिष्ठा तथा इन गुणों का पोषण भगवान्‌ अपने अनुग्रह किवा पुष्टि. द्क्ति द्वारा 
कस्ते हैं। भवंत की अन्‍्तर्वाह्य कमियों का दूर होना तथा उसमें परा-भकिति का 
सच्वचार भगवान की पुष्टि द्वारा सम्भव होता. है. । भट्ट रमानाथ शास्त्री ने 
श्रीमद्भागवत तथा सुबोधिनी के अनुसार पुष्टि शब्द के कई अर्थ स्थापित किये हैं-- 
रक्षा, कृपा, प्रवेश (अपनी कार्येसिद्ध के लिए.जो भगवान्‌ का पदार्थों में प्रवेश है, 
वही पुष्टिलीला है), अभिवृद्धि, स्थिति और अनुग्रह ।* की 

पुष्टि पर आधारित मार्ग को पुष्टिमा्गुं का नाम दिया गया । इस सांग में 
विहित-अविहिंत समस्त साधनों के अभाव में भी केवलमात्र भगवत्कृपा से ही भक्ति 
की सर्वोच्चस्थिति तक प्राप्त हो जाती है। “इस मार्ग में अनुग्रह ही साधन है, पा 
से हो जीवोद्धार होता है ।” *--/जब अनुग्रह होता है तब भगवत्सम्बन्ध होता है, तब 
उसी अवस्था में ही अधिकारी भी हो जाता है । इसलिए पुष्टिमांग में अनुग्रह ही 
नियामक है । भगवान्‌ की अनुग्रहरुपा पुष्टिलीला काल, कम और स्वभाव का बाध 
कर देने वाली है। और यह लीला लोकसिद्ध है, इसकी सत्ता गुप्त रक्खी गई है। 
..... चुद, सर्थादा, प्रवाह--संसार-चक्र में बहते रहने को परवाह छह गया 
है। वेदविहित मार्ग मर्यादामार्ग है तथा क्ृपामार्ग , पुष्टिन्मागं है। मर्यादामार्गी 
जीव अधिक से अधिक वक्षर ब्रह्म से ऐक्य प्राप्त कर सकते हैं, प्रवाही जीव सदेव संसार 
में पड़े रहते हैं, और पुष्टिजीव पूर्ण पुरुषोत्तम में प्रवेश पाते हैं । पुंष्टिजीब्ों की सृष्टि 


: भगवान्‌ की स्वरूप सेवा के लिये है । किन्तु पुष्टिजीव सदैव विशुडध जप से ही परिचालित 





२--वंही, १० १६ 


 ३--भट्ट रमानाथ शास्त्री--अलुमद माग॑, ४० ११ 
. इनबहीपुण्रद जा 


परिणशिष्ट क्‍ ४१७ 


नहीं होता, इसलिए उसके दो भेद किये गये हैं--शुद्ध और मिश्र । शुद्ध, पुष्ट भक्त 
भगवान्‌ के नित्य साब्निध्य में रहते हैं, उतकी लीला का अनवरत उपभोग करते हैं। 
मिश्रपुष्ट-भक्त के प्रेम में अन्य मार्गों का मिश्रण भी रहता है । मिश्रपुष्ट तीन प्रकार 
के होते हैं--प्रवाहमिश्र, मर्यादामिश्र और पुष्टिमिश्र । पुष्टिमिश्र भक्त सर्वज्ञ होते हैं, 
प्रवाह-मिश्र-पुष्ट-भक्त कर्म में प्रीति रखने वाले होते हैं तथा मर्यादामिश्र भगवदगुणों 
के जानने वाले होते हैं । प्रेम से शुद्ध हुए शुद्धपुष्ट जीव दुलेभ हैं ।* 

निरोध--चित्त को यावत्‌ प्र+>द से हटाकर भगवान्‌ में निवेशित करने को 
बललभ-सम्प्रदाय में 'निरोध' कहा गया है । भगवान्‌ में मत का निरुद्ध हो जाबा, निरोध 
है | संसार में लिप्त मन से भगवत्सेवा नहीं हो सकती, न ही उनका किसी प्रकार का 
सान्निध्य प्राप्त हो सकता है। भगवल्लीला की अनुभूति के लिए “निरोध' दक्ा 
आवश्यक ही नहीं, अनिवाय है । बल्लभाचाय जी का मत है कि दुष्ट इन्द्रियों को 
सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान्‌ में मत लगाते हुए निरोध का प्रयत्व करना 
चाहिए ।' किसी भी उपाय द्वारा इन्द्रियों एवं तत्थ म्बन्धी व्यापारों तथा मत को भगवान्‌ 
में समर्पित करने से 'निरोध' सिद्ध होता है। निरोध की कई दशायें हैं। उसकी आरम्भिक 
दशा वह होती है जब अविद्या की निवृत्ति और श्रीक्षष्ण के स्वरूप का ज्ञान होने 
पर भक्त में यह भाव आ जाता है कि वह प्रभु का दास है, किन्तु फिर भी प्रभु से दूर 
है, वियुक्त है । मध्यमदशा विरोध की तब होती जब भक्त अन्त:करण में भगवांन के 
वियोग से उत्पन्न पीड़ा वेदना, सनन्‍्ताप तथा क्लेश का अनुमव करने लगता है । इस. 
अनुभव से संसार से आसक्ति क्षीण होती-होती हट जाती है, और कृष्ण में भासक्ति 
बढ़ जाती है । इस दशा में लीला को स्फूर्ति भी होती है। लीला का अनुभव करते-करते 
श्रीकृष्ण से साक्षात्कार हो जाता है। उत्तम निरोध वह है जब कृष्ण का साक्षात्कार 
हो जाता है और वे हृदय में पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाते हैं किन्तु फिर भी फलरूपा 
विरह-दशा उपस्थित होती है। यह विरह-दशा, भक्त पर श्रीकृष्ण की अत्यन्त प्रबल कृपा 


'खक्तादभााराक्रककजानपय्ाध काका फाकमाााााााा 


१--ते दि द्विषा शुद्धमिश्रभेदान्मिश्रास्त्रिवा पुनः । 

प्रवाह्ददिविभेदेन भगवत्काय सिद्धवे ॥१४॥ 

पुष्ठया विमिश्राः सर्वज्ञा: प्रवाहेण क्रिया-रता: । 

मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धा: प्रेम्णाइतिदुलेभा: ॥१५॥ 

_--बल्लभाचार्य-बोडशप्रंथ-पुष्टि-प्रवाइ, मर्यादा, ४० ४० 

२--संसारावैश-दुष्टानामिन्द्रियाणां हिताय वे । 

कृष्ण॒स्य सर्ववस्तूनि भूम्न ईशस्य योजयेत्‌ ॥१२॥--निरोधलचण-बोडश ग्रन्थ, ६० ६०४ 

२७ 


४ईघ मध्ययुगीन हिन्दी ऋष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-संम्प्रेदा्य 


के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, किसी अन्य प्रकार के साधन आदि से इसे प्राप्त नहीं किया 
जा सकता | यही भगवदपुष्टि का सर्वोत्तम फल हैं ब्रज के परिकर इसी उत्तम 
निरोध में कृष्ण के अनुग्रह से निरुद्ध थे । 

स्नेह, आसक्ति, व्यसन--नि रोध की उपर्युक्त तीव अवस्थाओं के अनुरूप ही 
भक्ति भाव की तीन दशायें होती है जिन्हें पुष्टिमार्ग में स्नेह, आसक्ति और व्यसन कहा 
गया है । ये शब्द अपना लौकिक अथं छोड़कर प्रगाढ़ से गाढ़तर और गाढ़तर से गाढ़तम 
भक्तिभाव के व्यञ्ञक हैं । भगवान्‌ में रति का प्रादुर्भाव 'स्तेह कहलाता है। इस स्नेह 
के उत्पन्न होने से भक्त का स्नेह जागतिक पदार्थों से हट जाता है, उसके 'राग' का 
नाश हो जाता है । स्नेह के और प्रगाढ़ होते को आसक्ति कहते हैं, प्रभु में आसक्ति 
होने से गृहांदि से अरुचि' हो जाती है, ग्रह सम्बन्धी समस्त भाव तथा पदाथे उसे 
भगवदत्प्रीति में बाधक प्रतीत होते हैं। व्यसन में भक्ति कृतार्थ हो जाता है ।* द 
हि . जब भक्त को भगवान का व्यसन हो जाता है तब उसे एक पल का भी विच्छे द 
सहन नहीं होता, भगवान्‌ के बिना उसे कुछ भी नहीं भाता । वह्‌॒ संसार को जज्ञात 
समभने लगता है ॥ व्यसत की . अवस्था में भक्त का गृह में रहना प्रभुस्नेह को मिटाने 
वाला होता है, इसलिए श्रीकृष्ण की आत्यन्तिक प्राप्ति के लिए गृहादि का त्याग करके 
भक्त जिस फलरूपा भक्ति को प्राप्त करता है, वह चारों प्रकार की मुक्तियों से श्रेष्ठ है ।' 





राधावरलभ-सम्प्र दाय 

हरिवंश:--प्रतिष्ठापक आचाये के नाम, हरिवंश के अनेक साड्रैतिक अर्थों को 
सम्प्रदाय में प्रतिंपांदित किया गया है । 'हरिवंश' शब्द के चार अक्षर चार विचार 
स्वरूप हैं--हित, चित, आनंद, भाव । इन चारों के द्वारा ही रस-निष्पत्ति होती हैं। 
इनमें से हित्त तत्व हरिवंश जी हैं, चित श्रीकृष्ण, आनन्द राधा, तथा भय सेवक है।" 
नित्या विहार के विधायक चारों तत्व--हरि, राधा, वृन्दावन, सहचरी,' हरिवंश शब्द 


द्ः 





१--स्नेहाद्रागविनाश: स्थादासक्त्या स्थादगृहारुचि: ॥ ४॥. 
गृहस्थानां बाधकत्वमनात्मत्व॑ च भासते। 
यदा स्यादव्यसनं कृष्णे कृतार्थ: स्थन्तदेव हि॥ ५ ॥ --भक्तिवर्दधिनी-षोडशगस्रन्थ, पृ० ७४ 


२-वाइशस्यथाइपि सततं गृहस्थानं विनाशकम्‌। 
.. स्थार्गं यतेथंस्तु तदर्थाथैंकमानंस: ॥ ६ ॥ 
लमते सुदृढ़ां भक्ति स्वतोप्यधिकां पराम्‌। . --बही, पृ० ७४ 


०६ (दोहा ५४, ४४)। 





:_परिश्षिष्ट ४१६ 
हैं। अथवा श्रीहरिवंश नाम के श्री अक्षर में राधा, 
/ पोम सभी सन्निहित हैं ।* 

हिंत--हित शब्द का प्रयोग राधावल्लभ सम्प्रदाय में अलौकिक प्रेम के लिए 
हुआ है। इस हित की सम्पोषिका सखियाँ हैं। सख्ियाँ, भोकता और भोग दोनों के बीच 
प्रेम या हितरूपी सन्धि हैं, वे राधाकृष्ण की हितबृत्ति की प्रतीक हैं ।९ यही नहीं, हित 
7 इतना व्यापक है कि उसमें अलौकिक रस के सभी उपकरण अन्तर्भू क्त हैं, कृष्ण, 
राधा, सहचरी, वृन्दावत सब हितरूपी समुद्र के मीन हैं । रे 


के एक-एक वर्ण पर निवास करते 
हरि में घनव्याम, वंश में नरनारी 


प्रेम नेस--नेम का तात्पय साधन किंदा धर्माचरण भी है, विलास-क्रीड़ा भी 


है । साधारण कामकेलि (नेम) राधाक्ृष्ण के प्रेम में न हीं होती । प्राकृतभाव में प्रेम 
और काम एक साथ नहीं रह सकते, रावाक्ृष्ण का नेम! उनके प्रेम में यन्त्रित हैं, 


गुंथा हुआ है क्योंकि वह हर पहलू से अप्राकृत है। उनका नेम, प्रेम की ही सावधान 


अवस्था है। भ्रुवदास जी कहते हैं कि प्रेम की क्रिया विवशता है और नेम की क्रिया 
सावधानता ।राधाक्ृष्ण का 


निकुज्न के द लियम 
विलीन हो जाती 


प्रेम एकरस, अखण्ड, नित्य, निमित्तरहित महामाधुरी स्वरूप 
६। नेम, प्रेम की सज्चारी दशायें हैं जो प्रेम से उठकर पुनः उसी में 
हैं। यह प्रेम का उच्छलन है, उसकी तरज्ध है ।* क्‍ 
निकुञ्जरस-नित्यविहार--राधाकृष्ण के सतत, निरवच्छिन्न, अभेद तथा रसोल्लास 

का पारिभाषिक नाम “निवुश्चरत्त' है। मधुररस जब राधाक्ृष्ण के अनाहत प्रेम में व्यक्त, 
होता है तब उसे निकुझ्नरस कहा जाता है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर (किशोर) 
आदि ब्रज रखों से यह भिन्न है, उनसे श्रेष्ठ भी है। इस रस की आस्वादिका एकमात्र 
राधा की सखतियाँ हैं, अन्य किसी को निकुञ्ञ (स पान का अधिकार नहीं है । राधाकृष्ण 
१--श्रीअक्षर में गौर तन हरि अक्षर घनश्याम। 

वंश अंश नर बारे सब जहाँ लों घामीघाम ॥ १०॥ “सधर्मबोधिन 
२-लाल सर-छुख भोक्ता बाल सर्व-सुख दानि। 

संधि सखी हित दुहुंन में सबंसुखनि की खानि॥ १२॥ 

सखी दुहुंन हित बृक्ति नित अभिलाष सुइन कौ रूप। पी 

संख्या नहीं असंख्य विधि सेवत जुगलस्वरूप ॥ १३ ॥ --वही, प० २२ 
३--गोर श्याम सहचरी विपिन हित समुद्र के मीन। 

जा उर सर हित नाम जल तहां लसत परवीन ॥ १६ ॥ --वही, प्र० ११ 
४-अवदास--बयालीस लीला, सिद्धान्त विचार लीला, १० ५१ 


ती, पृ० ११ 


४२० मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्य-भक्तिधारा और चंतन्य-सम्प्रदाय . 


सदा निकुल्न में स्थित रहकर चित्र-विचित्र ऋ्रीड़ाओं में संलग्न रहते हैं. वे और कहीं 

नहीं जाते, न ही कभी उनका विच्छेद होता है। निकुञ्ञरस की गति अति अद्भुत है। 

यह रस चिरसंयोगात्मक है और राघाक्ृष्ण एकमैक होकर विहार करते हैं, इसीलिए इसे 

“नित्यविहार' भी कहते हैं। इस नित्यविहारपरक प्रेम में स्थूल विरह तथा मात्र का 

प्रवेश नहीं हो पाता, क्योंकि ग्रिह तथा माव (जो कि विरह का ही एक रूप है), रस 
को निर्बाध और अक्षुष्ण वहीं रहने देते, अश्वण्ड रस में द्वत उत्पन्न कर देते हैं।* 

किन्तु स्थूल विरह के अभाव में भी इस चिरन्तन संयोग में कोई नीरप्तता नहीं आ पाती 
क्योंकि यह संयोग ही सूक्ष्मविरहात्मक है र्थात्‌ इसमें सदेव विरह की सी चाह, अतृप्ति, 

मिलन की उत्कण्ठा, तादात्म्य प्राप्त करने की विहवलता, तथा एकाकार होने की तीज चष्टा 
आदि बनी रहती है ! नित्यविहार का आदिअन्त नहीं है, नई-नई भाँति से राधाक्ृष्ण 
का पुरातन प्रेम विलसित होता है, उन्हें ऐसा लगता है मानो वे पहिले कभी मिले हो 
नहीं ।* नित्यविहार वृन्दावन के निकुझ्ञ में चलता रहता है, और इसका दशन सहचरियाँ 
करती रहती हैं। गौर, श्याम, सहचरी, विषिन, नित्यविहार के चार तत्व हैं । ये चारों 
तत्व अन्तर्भध चेतना में नित्य प्रकट रहते हैं, इन्हें 'हित' के दिव्यचक्षु से देखा जा सकता 
है ।* इन तत्वों का अन्तरज्भ अर्थ भी है--चिद्रूप तन वृन्दावन हैं, मन कृष्ण है, इन्द्रिया 
सखियाँ हैं, और आत्मा राधा । 

. सहचरीभाव -सखी 'सहचरी' शब्द का प्रयोग राधाबल्‍लभ-सम्प्रदाय में 
विशिष्ट अर्थ से किया गया है | डॉ० विजयेनर्द्र स्नातक जी के शब्दों में सहचरी या 
सखी शब्द राधाबललभ-सम्प्रदाय में जीव के निज्र रूप की पारमाथिक स्थिति का नाम 
है--जब तक वह जीवरूप में अपने को मानकर इस लोक में लीन रहता है, म्रम के. 
जाल में भटकता रहता है, किन्तु जब उसके ऊपर श्री राधा की कृपा होती है तब वह 
सहचरी रूप को प्राप्त होकर लौकिक सुख-दुख की अनुभूतियों से ऊपर उठकर उत्त 











१--जब विछुरंत तब होत दुख, मिलतहि हियों सिराइ। 
याही में रस हैं भये, प्रेम कह्यौ क्‍यों जाइ॥ 
--प्रीतिचोंवनीलीला, प्‌ - ५६; ध्ंवदास--बयालीसलीला 


२--न आदि न अन्त विलास करे दोउ लाल प्रिया में भई न चिन्हारी । _ 
है नई भाँति नई छुबि कांति नई नवला नव नेह विह्ारी ॥ 
--बयालीसलीला, भजनतृतीय, <खला लीला, पृ० १०२ 
३--गौर स्याम सहचरि विपिन सम्पति नित्यविहार । न 
अन्तरज्ञ सो प्रगट हैं हित के नेन निहार॥ १३॥ --सुधर्मबोधिनी, ए० २ 


आनन्द को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है जो नित्यविहार के दर्शन से उपलब्ध 
माना गया है”।* सहचरी का कृष्ण से कोई रतिसम्बन्ध नहीं होता, वह राधा की 
आराधिकः तथा सेविका होती है, राधा के सुख में ही सुखी रहती है, राधा के नाते 
ही कृष्ण उसे प्रिय होते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं।* सहचरी निकुझ्न रस की सम्पोषिका 
है, युगल को जो कुछ रुचिकर है, वह उन्हें जुटाती है ।* स्व्सुख की कामना से रहित 
होकर राधाकृष्ण की निकुझ्नक्रीड़ा का अवलोकन करना सहचरीभाव है। सख्ियाँ 
उसका आनन्द है । राधाकृष्ण का परममाधुरीमय निकुञ्नरस सहचरीभाव से ही गम्य हैं; 
इस परात्पर रस में दास्य, सख्य आदि तो क्या गोपीभाव तक का प्रवेश नहीं है ॥ 
सहचरो जीवात्मा की उस तुरीयावस्था का प्रतीक है जब वह सनातन ब्रह्म, शक्ति- 
शक्तिमान की परात्पर लीला का साक्षीभाव से दर्शन कर उसी में आत्मविलयन कर देती 
है। सहचरी 'अह' की पृर्णाहुति है। सहचरी को गोपी से श्री श्रेष्ठ माना गया है, 
क्योंकि उसमें स्वसुख का लेश भी २ हीं रहता । 


तत्सुख-सुखी भाव राधाकृष्ण अपने को एक दूसरे के सुख में सुखी मानते 
हैं, कृष्ण जो कुछ करते हैं वह राधा को रुचिकर होता है, र'धा जो कुछ करती हैं 
वह कृष्ण को ।* मदीय भाव को छोड़कर ये तदीयशाव में सुख मानते हैं। इन दोनों 
के सुख से सख्ियाँ सुखी होती हैं। यही तत्सुख-सुख्ीभाव है ।* सखियाँ तत्सुख-सुखी- डे 
भाव, से पुत्र, मित्र, पति, आत्मवत्‌ दोनों का लाड़. लड़ाती हैं ।६ जा, 
खतन्य-सम्प्रदाय & गेकिकओ ड़ अत 

रसराज-सहाभाव--रसराज के साकार विप्रह श्रीकृष्ण हैं तथा महाभाव की 
श्रीराधा । हलादिनी का सार अंश प्रेम है, प्रेम का परम सार महाभाव है। महाभाव 





7 राघावल्लभ सम्प्रदाय: सिद्धान्त और साहित्य, पृ० २१६ - 
२- व्यास खुवन के प्राणधन गौर वर्ण निज नाम | द ४ 
तिनके नाते नेह सौौं प्यारौं प्रीतम श्याम । | १४ ॥--सुपमंबोधिनी, पृ० ६१... 
३--तहाँ सहायक निज आली लाड़ परस्पर चाय। द 
जे जे रुचि विवि उर उड़े ते सब देत बनाय ॥ १६ ॥ --वही, १० ६४ | 
४-द्वितचौरासी, पद संग्श |. 
४०“ दम्पति की आसक्ति में अटके रसिक सुजान । _ 
दुलराई बहुविधि सबनि तत्सुख सो रति मान ॥ २७॥ -“बेही, ए० ३ 
६--निशि दिन लाडटलड़ावहीं श्रति :माधुय॑ सुरीति । | 
पुत्र मित्र पति आत्मवत उज्ज्वल तत्सुख प्रीति ॥ २४॥ “वही, १० ₹ 


४२२ मध्ययुगीत हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य सम्प्रदाय 


के बिना रसराज का आनन्द तिरोहित रहता है, अप्रकट रहता है। उसे प्राप्त करके 
ही कृष्ण आनन्दी होते हैं । ः 
महाभाव की पराकाष्ठा श्रीराधा में है, किन्तु राधा की कायब्यूह होने के 
कारण, उनकी आत्म-प्रसारिणी शक्ति होने से, गोपषियों में भी इस भाव की स्थिति 
है । इस भाव को वहन कर सकने के लिए अत्यन्त सिद्ध चेतना की आवश्यकता होती 
है। भक्तिसन्दर्भ में जीवगोस्वामी ने कहा है कि ब्रजाज़भनाओं की देह महाभाव-तैजोमय 
है । महाभाव प्रकाश का आकार-स्वरृूप है। अन्य कोई भक्त देह, अधिक क्या कृष्ण- 
महिर्षियों की देह भी महाभाव को धारण करने में समर्थ नहीं है । जिस प्रवंधर गज्जी 
का वेग एकमात्र महादेव ही धारण करने में समर्थ हैं, उसी प्रकार महाभातर के वेग 
को धारण करने में एकमात्र गोपीदेह ही समर्थ है । द जे 
.. श्रीति का तारतम्य--भगवत्मीति की विशेषता का निहपण करते हुए 
 जीवन-गोस्वामी ने प्रीति के सन्दर्भ की ८४ वीं वृति में कहा है कि- (१) प्रीति भक्त- 
चित्त को उल्लसित करती है; (२) ममता द्वारा योजित करती है; (३) विश्वासयुक्त 
करती है; (४) प्रियतातिशय द्वारा अभिमान विशिष्ट करती है; (५) विगलित 
करती है; (६) अपने विषय के प्रति अभिलाषातिशय द्वारा आसक्त करती हैं; ( ७) 
प्रतिक्षण अपने विषय को नूतन से नृतततर रूप में अनुभव कराती है और (८) 
असमोद्ध चमत्कारिता द्वारा उन्‍्मादित करती है । के 
प्रीति के इन्हीं लक्षणों से भगवत्थीति की रति, स्नेह आदि दहाओं को 
पहिचाना जाता है। जो प्रीति केवल उल्लास का आधिक्य व्यक्त करतो है, उसका नाम 
रति है। रति उत्पन्न होने से केवल भगवान्‌ से ही तात्पय॑ (प्रयोजन! रह जाता है, 
उनसे भिन्‍न अन्य सभी वस्तुओं में तुच्छ बुद्धि उत्पन्न होती है। ममतातिशय के 
आविर्भाव से समृद्धा प्रीति प्रेम कहलाती है। प्रेम उत्पन्न होने पर प्रीतिभज्ध क रने 
वाले समस्त कारण उसके स्वरूप को क्षीण नहीं कर पाते । अतएव प्रेमलक्षणाभकित में 
ममता के आधिक्य)के कारण ममता को ही भक्ति कहा गया है, जेसे नारद पाउचरात्र 
पें--.“अनन्यममता विष्णौ ममता प्रेमस॑ंयुता ।' विश्रम्भातिशयात्मक प्रेम का नाम प्रणय 
है। प्रणय उत्पन्त होने पर सम्श्रसम आदि की योग्यता भी जाती रहती हैं। 
वियतातिशय के अभिमानवश प्रणय जब कौटियल्याभासपूर्वक भाव वेवित्र्य धारण, 
करता है, तब उसे मान कहते हैं । अत्यन्त चित्त द्रवात्मक प्रेम-स्नेह है । स्नेह के उदय. 
होने पर भगवान्‌ के उम्बन्ध के आभास से ही महावाष्य आदि विकार, प्रियदर्शन में 
: अतृप्ति, एवं प्रियतम श्रीकृष्ण के अत्यन्त सामथ्यंवान्‌ रहते हुए भी उनका कोई अनिष्ट 
न कर दे ऐसी आशंका उत्पस्न होती है । अंतिशय्‌- अभिलाषात्मक स्नेह राग है । राग 














परिशिष्ट ४२३ 
प्रतीत होता है, 
पने विषयालम्बन 
नूतततर होने पर 
त्कार द्वारा उन्‍्मादक अनुराग ही महाभाव 


में क्षणिक दुख भी असहनीय होता है, संयोग में परमदु:ख भी सुखरूप 

और वियोग में परमसुख भी दु:ख रूप प्रतीत होता है। वही राग अ 
को भनुक्षण नवीन-नवीन रूप में अनुभव कराके स्वयं भी नूतन से नूत 
अनुराग नाम धारण करता है । असमोर्ध चम 
नाम से अभिहित होता है । का, 


परकोयाप्रेम या जारभाव--क्ृष्ण भक्ति में परकीया भावना किसी लौकिक 
जारभाव से साम्य नहीं रखती । यह किप्ती अविवेकी का मदनावैग नहीं है जिसमें व्यक्ति 
कर्तव्य की भावना को कुचल देता हैं, वरन्‌ द्विव्यप्रेम के दुधर आवेग का परिचायक 
है। 'श्रीकृष्ण-सन्दर्भ' में कहा गया है कि जारभाव से क्ृष्ण-भजन का प्रावल्य सूचित 
होता है। जार शब्द से लोकधम और लोकमर्यादा का अतिक्रमण दिखाकर गोपीभाव 
का निबधित्व प्रदर्शित किया गया हैं, अर्थात्‌ त्याग ही प्रेम का प्रिचायक है | गोपियों 
ने त्याग में कुण्ठा का बोध नहीं किया, प्राप्ति के लिए उनमें तीव्र उत्कण्ठा थी । उस 
एत्कण्ठा के प्रबल प्रवाह में जितनी लौकिक बाधायें थीं । उन्हें गोपियों ने तृण की भाँति 
तोड़ दिया । यदि यह जार बुद्धि न होती, तो गोप/भाव के उत्कप्ठातिशय एवं गोपी प्रेम 
की महिमा-प्रदर्शन से लिए कोई उपाय नहीं था। श्रीकृष्णभजन में यह उत्कण्ठा ही 


प्रयोजनीय है, इसलिए जारभाव के माध्यम से भजन को प्रबलता प्रदर्शित की 
गई है ।* “ 





१--जीवगोस्वा मी ्रीकृष्ण सन्दर्स, पृ० ३६३ 


परिशिष्ट ३ क्‍ 


वल्लभ-सम्प्रदाय के दाशेनिक विचार 


अगणितानन्द पूर्ण पुरुषोत्तम 


श्रीकृष्ण, जिनसे. ब्रज की 


_ सृष्टि तथा ब्रज के परिकर 


उत्पन्न हुए हैं । 


पुष्टि 


सच्चिदानन्दप रमब्रह्म 


“ गणितानन्द अक्षर ब्रह्म 


जिससे जीव, जगत, 
देवतागण तथा गुणा- 
वतार (ब्रह्मा, विष्णु, 
. रुद्र) उत्तन्न हैं।. 


हि 


. मर्यादा 


ज्ञान कम द्वारा 

स्वर्ग-प्राप्ति या. दु्े ु 
अक्षर सायुज्य जिनका उद्धार सत्सज्भादि अथवा सरम्भ, 
मुक्ति । नही होता 


. प्रवाही पुष्टि 


मय हप्ि - पुष्टिपुष्टि 


_अजननमननननननतनन न लननन-नमनन_न- नकल नमन. 


अन्तर्यामी अर्था 

परब्रह्म का 5अपने 
आनन्दांग से सृष्टि, 
की प्रत्येक वस्तु 
में प्रविष्ट अंश । 


भय, देष आदि असा- 

धनसाधन द्वारा भगव- 

दनुग्रह से मुक्ति होती 

है । प्राय: संहार से 

इनका उद्धार होता है। 
गण द 
शुद्ध पुष्टि 


परिशिष्ट 





डर 
गोपी 
| ए्प्पययएणःएयगणप-- 
अनन्यपूर्वा (कन्या, विवाहिता) | 3 अन्यपूर्वा व 


अर्थात्‌ जिनमें स्वकीया भाव जारभाव से श्री * 
डे कृष्ण घेगोपियाँ जो कृष्ण 
की भक्ति थी और मर्यादा का भजन कस्ने को - 2 











पुष्टि भक्ति त्रियाशील'थी । वाली गोपाडुनायें ।. भजती थीं। 
ये पुष्टिपुष्ठ भक्त हैं । 
- चेतन्यसम्प्रदाय - - 
दर्शन 
__ अद्ययतत्व-परमब्रह्म: श्रीकृष्ण 
' या 00 ४४४४७ /५७8४४७७४७छऋछऋञाछचऋवचचछ,)ौाआ*लआ । ह । 
भगवान्‌ अर्थात्‌. परमात्मा अर्थात्‌ अन्‍्त-.. ब्रह्म अर्थात्‌ शक्ति वैचित्रय 
शक्ति-समन्विति यामी रूप से स्थित रहित परमब्रह्म का 
पूर्ण पुरुषोत्तम । भगवान्‌ का अंश)... प्रकाश मात्र । 
हनन सन 
शक्तिमान शक्ति 
न 
संवित संघिनी हलादिनी 
अर्थात्‌ अर्थात्‌ ह अर्थात्‌ 
वहिरज़ माया शक्ति तहस्थ.जीवशक्ति -.. अन्तरज्ज पराद्चक्ति 
5 8 
मुख्य भक्ति (कृष्णरति) 
पल महक 
स्वार्था जो अनुकूल .. परार्था जो प्रतिकूल 
भाव से पोषित होती है, / अनुकूल संभ्ी”भावों 
प्रतिकूल भाव से क्षीण । से पृष्टि होती है । 
| | पी | 
शुद्धा प्रीति सख्य वात्सल्य : प्रियता (मधुर) 


की कक 2. 
।  । है की आओ आल, 
सामान्या स्वेच्छा शान्त केवल संकुल साधारणी समंजसा समर्था 


| लक उप ना कनन नल अनन सननननानानन ना अमान धागे विनय 


४२६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-पम्प्रदाय 
कृष्णरति 
| 


आलम्बन विभाव 











. विषयरूप) ।| कृष्ण द कम (आश्रयरूप) 
# ४ पी, 
स्वरूप अन्य रूप . साधक सिद्ध 
| | 
| | | 
आवृत प्रकट | ध क्‍ | 
रा द संप्राप्तसिद्ध नित्यसिद्ध 


(साधना अथवा (नित्यपरिकर ) 
कृपा द्वारासिद्ध) 





उद्दीपन विभाव 
| । | 
। गुण चेष्टा प्रसाधन अन्य 
| | ! 


कायिक वाचिक मानसिक 











| रा 
वय सॉन्दय.. .. रूप  मृदुता 
| 7 ७ ०० 3 
कौमार पौगण्ड कंशोर यौवन 





आय मध्य. - . गेष 


सहायक-मन्थों की सूची 


सहायक-ग्रन्थ सूची 


संस्कृत 
अणु-भाष्य : रत्तगोपाल भट्ट द्वारा सम्पादित, बनारस संस्क्ृत- 
सिरीज्ञ, १६०७ । 
श्रीमद्‌-बरह्म सूत्राणुभाष्यमू : गुर्जेरगिरानुवाद सहित, पुष्टिमार्गीय वेष्णव महासभा, 


अहमदाबाद से प्रकाशित । 


अलद्भा र-कौस्तुभम : कवि कर्णपूर, रामनारायण विद्यारत्न के बद्भानुवाद 


सहित, बहरमपुर  मुशिदाबाद से प्रकाशित, 
फाल्गुत १३०५। 


उज्ज्वल-नी लमणि ; जीवगोस्वामी की लोचनरोचनी टीका तथा विश्वनाथ 
चक्रवर्ती की आनन्दचन्द्रिका टीका सहित, बड्ला में 
अनुवादक तथा प्रकाशक-- रामनारायण विद्यारल, 
बहरमपुर, द्वितीय संस्करण, चेत्र १२९५। 


उद्धव-सन्देश : रूपगोस्वामी विरचित, प्रकाशक--बाबा क्ृष्णदास 
कुसुमसरोवर वाले (गोवद्धंत), मथुरा, सं० २०१४। 

कृष्ण-कर्णामृतम्‌ : भक्त भारत अद्ू, सम्पादक -- श्री रामदास जी शास्त्री, 
चार सम्प्रदाय आश्रम, वृन्दावन, संवत्‌ २००७, 
अप्रैल १६५० । 

(श्री) कष्ण-सन्दर्भ : बज्ानुवाद सहित प्राणगोपाल गोस्वामी, द्वारा 


सम्पादित्र, वंष्णव पाड़ा, नवद्वीप । 
काव्य-प्रकाश : आचारयें मम्मटं, व्याख्याकार डॉ० सत्यतब्रत सिंह, 
चौखम्भा विद्या विभाग, बनारस, १६५५ ई० । 
ग्रन्थरत्नाष्टकम्‌ : (१) मन्त्रार्थ दीपिका--विश्वनाथ चक्रवती; (२) 


ग्रंथ रत्न पंचकम : 


गीत गोविदम : 


गोविन्दभाष्यम्‌ -- 


(श्री) चेतन्य चन्द्रामृतम : 


जगन्नाथ वल्लभनाटकम्‌ : 


तत्वसन्दर्भे : 


तत्वदीपनिबन्ध : 


दशइश्लोकी : 


सहायक प्रंन्थ-सूची ४३३ 
कामगायत्री व्याख्या--प्रबोधानन्द सरस्वती (३) 
अग्निपुराणान्तगंत गायत्री व्याख्या कविवृत्ति--- 
जीवगोस्वामी; (४) सूत्र उपासना वेष्णव पूजा 
विधि--रूपगोस्वामी ; (१) श्रीयुगलाष्टकम्‌-- 
जीवगोस्वामी; (६) श्रीकृष्ण प्रेमामतम गोपाल 
भट्ट गोस्वामी प्रकाशक -- बाबा कृष्णदास, 
कुसुमसरोवर वाले, मथुरा, सं० २०१२ । 


(१) श्रीराधाकृष्ण गणोहेशदीपिका---रूपगोस्वामी 
(२) श्रीकृष्णलीलास्तव-- प्तातनगोस्वामी; ३ ) श्री 


 गौरगणोहेशदीपिका--कविकर्णयूर; (४) 


पद्चलमकल्पद्ुम - विश्वनाथ चक्रवतती; (५) श्री 


ब्रजविलासस्तव -- रघुनाथदास ग्रोस्वामी प्रकांशंक-- 
वाबाकृष्णदास, मथुरा, सं० २०११ । 


श्री विनयमोहन शर्मा के हिन्दी रुपान्तर सहित । 


बलदेव विद्याभुषण, हिन्दी अनुवाद सहित बाबा- 


कष्णदास द्वारा प्रकाशित, सं० २०११ । 





प्रबोधानन्द सरस्वती, प्रकाशक--बाबाकृष्णदास, 
संवत्‌ २००५। ा 





रामानन्दराय प्रणीत, रामनारायण विद्यारत्त द्वारा 
अनुवादित तथा प्रकाशित, बहरमपुर मुशिदांबाद 
द्वितीय संस्करण, १२८६ । 

जीवगोस्वामी, सत्यानन्द गोस्वामी द्वारा सतात्पय॑ 
बड्धानुवाद सहित प्रकाशित, २१/३ शान्तिराम घोष॑ 
स्ट्रीय, बागबजार, कलकत्ता, १३१८। 


शास्त्रार्थप्रकरण, प्रकाशक-श्री पृष्टिमार्गीय 
महासभा, अहमदाबाद, १६२६ ई० । 





विम्बाक चार्य, प्रकाशक -- चौसम्भा संस्कृत सिरीज, न॑ ० 
३५८५, ई० १६२७ । 


४३२ मध्ययुगीन हिन्दी कृंष्ण-भक्तिधों रा और चेतन्य-सम्प्रदाय॑ 


पद्यावली .: 
प्रीति-सन्दर्भ : 


प्रेमसम्पुट : 
ब्रह्मसंहिता : 


भक्तिरसतरंगिणी : 


(हरि) भक्तिस्वागुत सिश्ठु : 


भक्ति-सन्दर्भ : 
भगवत्सन्दर्भ : 
(श्रीमदू) भागवत :. 


महा प्रभ प्रन्थावली : 


महामन्त्रव्यास्याष्टकम्‌ : 


के 


यमुनाष्टकम्‌ : 


रूपगोस्वामी हारा संकलित, रामनारायण विद्यारत्न 
द्वारा सानुवाद प्रकाशित, बहरमपुर, मुशिदाबाद, 
आपषाढ़ १२६१ ॥। 
जीवगोस्वामी, नवद्वीपचन्द्रदरास विद्याभूषण के 
बद्भानुवाद सहित, संपादक--प्राणगोपाल गोस्वामी, 
 ग्रकाशक--नवद्वीप, चन्द्रदास, लेमुआ, नोआखाली । 


विश्वनाथ चत्रवर्ती, प्रकाशक--बाबा कृष्णदास, मथुरा, 
सं० २००३ ््ि जे 
अंग्रेजी में अनुवाद सहित, प्रकाशक--बत्रिदण्डी स्वामी _ 
भक्तिहृदय, गौड़ीय मठ, मद्रास, १६९३२ ई०। द 


श्रीनारायंण भट्ट, प्रकाशक - बाबा कृष्णदास, सं० 
२००४ ॥। 


 रूपगोस्वामी, जीवगोस्वामी की दुर्गमसंगमनी टीका 


सहित, संपादक तथा अनुवादक रामनारायण विद्यारत्न 
प्रकाशक --हरिभक्तिप्रदायिनी सभा, बहरमपुर, चैत्र 
१३२० । 

जीवगोस्वामी, प्राणगोपाल गोस्वामी के बद्भानुवाद 
सहित, प्रकाशक -- यदुगोपाल गोस्वामी, बेष्णवपाड़ा- 
वद्वीप, १३४४ । 


< जीवगोस्वामी, सत्यानन्द गोस्वामी के बद्धानुवाद 


सहित प्रकाशित १०८, नारिकेल डांगा, मेन रोड, 
स्वर्णप्रस कलकत्ता, १३३३ । 


- गीता प्रेस, गोरखपुर । 
(श्रीमद्‌ू) भगवद्‌गीता : ._ वही । 


. ब्ैतम्यदेव, प्रकाशक-- बाबा क्ृष्णदास,-सं० २००६ 


प्रकाशक--बाबा कृष्णदास, सं० २०११ । 


हितहरिवंश, प्रकाशक--बाबा हितदास, बिलासपुर, 
१६९५० । 


(श्री) राधाकृपाकटाक्षस्तवराज विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रकाशक--वाबाक्ृष्णदास, सं&० 


(श्री) राधाध्षुधानिधि ; 


ऋग्वेद : 


ललितमाधंव नाटकम्‌ : 


लघु भागवंतामृतम्‌ : 


विदाधमाधव ताटकम्‌ : 


वृहद्भागवतायृतम्‌ : 


षोडश ग्रन्थ : 


स्मरण-मंगलस्तोत्रम : 


संगीत-माधवम्‌ : 


हरिभक्तिविलास : 


5» ..: कैषण शिरोम्र्णिंद्वारा संपादित, प्रकाशक 
. » चक्रवर्ती ३३, युगलकिशोर लेन, कालिका प्रेस बड्भाब्द 


हँसदूतम्‌ ; 


रद 


- तैथा-अकाशित, मुशिदाबाद, चैतन्याब्द ४० है । ' 
... « बल्लभाचार्स, अनुवादक और अकाशक--भट्ट रमानाथ 
5: शर्मा, निर्णयसागर मुद्रणालय द्वितीयावृत्ति, सन 


. रूपगोस्वामी प्रकाशक-बाबा कृष्णदास, सं० 


पैहायक ग्रन्थ-सूची ४३३ 


२०१४ | 


हितहरिवंश् अनुवादक बाबाहितदास श्री राधावल्लश 
आनन्द भवत, भगरहटा विलासप्र, 


अ्रथम सस्करण 
सन्‌ १६५० । 
अकाशक--स्वाध्यायमंडल, आंँध (संतारा), वि७ 
१६९९९। 


रूपभोस्वामी, रामनारायण विद्यारत्न द्वारा बद्धानुवाद 
पहत प्रकाशित, बहरमपुर मुशिदाबाद, फाल्गुन १२८८ | 


हपग्रोस्वामी, गौरसुंदर  भगवतदर्शनाचार्य द्वारा 


जाबुवाद सहित संपादित, प्रकाशक--काशीनाथ 


वेदान्त-शात्री तथा क्ृष्णदेव भट्टाचाय, ३२ निवेदिता 
लेन, कलकत्ता । 


: रामनारायण विद्यारत्न के बज्धननुवाद सहित बहरमपुर 


प्ुशिदाबाद से प्रकाशित, आषाढ़ १२८८ | 


पनातनगोस्वामी, रामनारायण विद्यारत्त द्वारा अनृदित 





१६९२३, सन्‌ १९७९ | 


२००९ | 
प्रवोधाननंद सरस्वती, प्रकाशक-- बावा कृष्णदास, सं० 
२००५८ [ 2०३ की) 


गोपालभट्ट गोस्वामी, बद्धानुवाद सहित पं० नरेन्द्र 
दर्च्चन्द्र 
१३०४। 


पगोस्वामी, प्रकाशक--बाबा कृष्णदास, सं० २०१४ | 


'सशाभ्यपकला प्रध्याथा७७ प्रदायाद्ा2 भा, हु 


अनुग्रह मार्ग : 


अष्टादश सिद्धान्त के पद : 


(टीका सहित) 


परिचय : 





हु श्र ९ ५6 ए्टछाप हि ल्‍ 
' १८१ ६ » १ 
(१/ है, 77५, ॥ 
५ को ! || ३. 


अष्टछाप और 


कुम्भनदास : 
केलिमाल;.... 


द खकलि-चरित्र वेली : 


. कीतेन संग्रह : भाग १ 
. (वर्षोत्सव के कीतेंन)... 


काव्य में अभिव्यंजनावाद: 


हिन्दी 


देवषि पं० रमानाथ शास्त्री, श्री पृष्टिमार्ग सिद्धान्त- 
भवन परिक्रमा, नाथद्वार से प्रकाशित, सं० १६६६ 
सन्‌ १६३६ | ' 





रचयिता - स्वामी हरिदास, प्रकाशक तुलसीदास बाबा | 
विक्रमाव्द २००९ । | 


प्रभदयाल मीतल, प्रकाशक--अग्रवाल प्रस, मथुरा; 
द्वितीय संस्करण, सं० २००६ । ट 


बल्लभ-संप्रेदाय : प्रकाशक --अष्टछाप डॉ० दीनदयाल गुप्त, प्रकाशक-- 


हिन्दी साहित्य -सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम संस्करण ! 
सं० २००४ | 2 
स्मारक समिति, विद्याविभाग, काँकरोली । 


स्वामी हरिदास, प्रकाशक -श्रीकुंजबिहारी पुस्तकालय, 


श्रीबिहारी जी का मन्दिर, वृन्दावन, सं० २००९। 


हितवृन्दावनदास, प्रकाशक--बाबा तुलसीदास, वृन्दावव 
विक्रमाव्द २००६ । 


प्रकाशक--लल्लुभाई छंगनलाल देसाई, अहमदाबाद । 


लंक्ष्मीनारायण सुधांशु, जनवाणी प्रकाशन, १६१॥६ 
हरिसन रोड, कलंकत्ता-७, तृतीय संस्करण, वेशास 





२००७३ 






.. देवषि रामनांथ शास्त्री, प्रकाशक शुद्धाईत पृष्टिमागय 
.. सिद्धान्त कार्यालय, चाथद्वार, सं० १६६२ । 


कक सहायक ग्रन्थ-सूची 5 0 2 डईप्‌ 


शुड़िया लीला : 


गुजराती और ब्रजम्ााषा कृष्ण- 
काव्य का तुलनात्मक अंध्यंयन 
गोविन्दस्वामी : साहित्यिक- 

विश्लेषण, वार्ता और पदसंग्रह 


तथा पद संग्रह) 
छीतस्वामी : 


दुलरी लीला: 


दो-सौ वैष्णवन की वार्ता :. 


नन्ददास: भाग १, २ 


... सम्पादक +पं० उम्राशंकर शुक्ल, एम० ए० ; प्रकाशक 


है चाचा वृन्दांवनदास, प्रकाशक--बाबा तुलसीदास, 
विक्रमाब्द २००६ | 


० जगदीश गुप्त, प्रकाशक हिन्दी परिषद्‌, विदृव- 
विद्यालय, प्रयाग, १६५८ ।॥ द 


सम्पादक--गो ० श्रीत्रजभूषण दर्मा, पो० कण्ठमणि- 


शास्त्री, क० गोकुलानन्द तेलंग विद्याविभाग, अष्टछाप 


““सम्मिति कॉकरोली, प्रथमावृत्ति २००८ वि० । 
चतुर्भुजदास ( जीवन-फाँकी 


प्रकाशक--विद्या विभाग अष्टछाप-स्मारक समिति, 


_काँकरोली | प्रथम संस्करण, सन्‌ १६५७ । 


वही, प्रथम संस्करण, सं० २०१२ । 


चाचा वृन्दावनदास, प्रकाशक--बाबा तुलसीदास, 


विक्रम सं० २००६ । 


प्रकाश #--रामदास जी गुरु, श्री गोकुलदास जी रणहर 
पस्तकालय, डकोर, संवत्‌ १६६० । द 

काझक _ 
प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग, प्रथम संस्करण, सन्‌ 





.. शृह४२ १ 


नागरीदास जी की वाणी 
निम्बाक माधुरी 


परमासन्द सागर : 


पिगल प्रकाश ; 


बीठलविपुल की वाणी: 


बनजारी लीला : 


. प्रकाशक-बाबा तुलसीदास, सं० २००६ | 
.. प्रकाशक ब्र० बिहारीशरण, वृन्दावन । 


_... परमानन्ददास, प्रकाशक-डॉ० गोवद्ध ननाथ शुक्ल 





भारत प्रकाशन मण्डल, अलीगढ़ । 


रघुव रदयालु मिश्र विशारद प्रकाशक --रत्वाश्रम, 
आगरा, प्रथम संस्करण, १६३३ ॥। 


- प्रकाशक--बाबा तुलसीदास, वि० २००६।.. 


 च्वाचा वृन्दावनदास, प्रकाशक--बाबा तुलसीदास, 
जबि० २००१। 


४३६ मध्ययूगीन हिंन्दीं क्रष्ण-भक्तिधारा और चैतैन्य-सम्प्रदांये 


बयालीस लीला (वाणी तथा 
पद्चावली ): 


ब्रजमाधरी सार: 


बललभ विलास : 
बलल्‍लभ पुष्टिप्रकाश ॥ 


ब्रह्मवाद : 


(पृष्टिमार्गीय दीक्षा ) 





चक्तमाल :; ३३ ह 


भक्ति और प्रपत्ति का 
स्वरूपगत भेद : 


भक्तकवि व्यास जी : 


भावसिधु : 


हित झ्ुवदास, प्रकाशक --बाबा तुलसीदास, ... 
श्रीराधाबल्लभ जी का मन्दिर, वृन्दावन, सं 
२०१० । 
संपादक--वियोगीहरि, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, सं० २००५॥ हे 
तीसरा-चौथा भाग, सं० १६९५९ । ः 
संपादक- गंगाविष्णु श्रीकृष्णास, मालिक लक्ष्मीवेंक- - 
टेश्वर स्टीम प्रेस, कल्याण, बम्बई, सं० १६६९३। 


देव रमानाथ शास्त्री, पुष्टिमार्ग कार्यालय, ताथ- 
द्वार, प्रथम संस्करण, सं० १९६२ । द 


भट्ट रमानाथ शास्त्री । 


साभादास, श्री प्रियादास जी प्रणीत टीका सहित, 
प्रकाशक - तेजकुमार बुक डिपो, लखनऊ, (उत्तरा- 


धिकारी नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ) सन्‌ १६५१ ई०। 


. देवषि रमानाथ शास्त्री, प्रकाशक- दे० ब्रजनाथ 
शास्त्री, परिक्रमा, नाथद्वार, सं० १६९६२ । 


वासुदेव गोस्वामी, प्रकाशक--अग्रवाल प्रेस, मधुरा, 
सं० २००६ वि० । क्‍ 


श्रीमद्गोस्वामी गोकुलनाथ जी, मालाप्रसंग वाला _ 


 विरचित, लल्लभाई छुगनलाल देसाई, अहमदाबाद । 


भारतीय साहित्य की - 
सांकृतिक रेखाएँ : _ 


भारतीय संस्कृति की रूपरेखां 


. परशुराम चतुर्वेदी, साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद, 


१६५४५ ६ई०। 


गुंलाबराय, साहित्य प्रकाशन मन्दिर, ग्वालियर, 


 सं० २००६ । 


धन्ता और. डॉ० मुंशीराम शर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, 





... प्रकाशक-आवचार्य शुक्ल, साधना-सदन, १९/४४ 
पटकापुर, कानपुर, प्रथम संस्करण, सं० २०१० वि०। 


भक्तिसूत्र (नारद) : 


भक्तिरत्नावली : 


भक्ति-रहस्य : 
भक्तियोग 


भागवत-संप्रदाय : 


मी राबाई की पदावली : 


मीरा की प्रेम-साधना : 


मीरा : द 
मीरा वृहत्‌ पदसंग्रह : 


मीरा-माधुरी : 


महावाणी : 


म्रध्यकालीन भा रतीय संस्कृति : 
मध्यकलीन प्रेम-साधना : 


मध्यकालीन धर्म-साधना :- 


राधाक्ृष्ण तत्व ; 


 हजारीप्रसाद द्विवेदी, 


सहायक ग्रन्यन्पूची ... ४३२७ 
गीता प्रेस, गोरखपुर । 
श्री विष्णुपुरी, अनुवादक कृष्णनन्द जी महाराज 


प्रकाशक--स्वामी श्री नारायणदास, श्री विष्ण ग्रंथ- 
माला, वृन्दावन, फाल्गुन €४वि०। ... 


स्वामी विवेकानन्द । 


अध्विनीकुमार दत्त, अनुवादक--चन्द्रराज भण्दारी 
प्र० हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, १२६, हरिसंन रोड 


. कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १६७९! 


बलदेव उपाध्याय, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 
सृ० २०१० बि० | 


संपादक--श्री परथुराम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग, पंचम संस्करण, २०११ | 


भुवनेश्वर मित्र माधव! । 
इ्यामपति पांडेय। 
पद्मावती शबवम, लोकसेवक प्रकाशन, बुलानाला, 


ः काशी, से २००६ 


संपादक तथा प्रकाशक--ब्रजरत्नदास, हिन्दी साहित्य 


: कुटीर, काशी, सं० २००५ वि० । 


हरिव्यास, देवाचार्य, प्रकाशक--ब्न० बिहारीशरण, 
वृन्दावन, सं० २००८ | 

गौरीशंकर हीराचन्द ओभा, हिन्दुस्तानी एकेडमी, | 
इलाहाबाद, १६५११। कक 
परशुराम चतुर्वेदी, साहित्य भवन लिमिटेड, 
इलाहाबाद । ४. क्‍ 
प्रकाशक--साहित्य भवन 
लिमि टेंड, इलाहाबाद, श्र० संस्करण, १६९५२ || 

भट्ट रमाताथ शास्त्री 


४३८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


रासलीला विरोध परिहार : 


राधावल्‍लभ सम्प्रदाय--- 
सिद्धान्त और साहित्य : 


रसखान और घनानन्द : 


रीतिकालीन कविता और 
श्रृंगररस का विवेचन- 
(सन्‌ १६००-१८४० ) +$ 


. रस-मीमाँसा 





राधिकानामावली : 


रसिक पथचन्द्रिका : 


रासछद्मविनोद लीलायें ४ हु 


उमल शतक ; 
लाइसागर : 


दे विजयी: 





| हे ॥ वृष्णव धर्म _ हे 
व्णवधम्‌-रत्नाकर ; 


भट्ट रमान।थ शास्त्री, प्रकाशक --देवषि प० ब्रजनाथ 
शर्मा विधारद, श्रीनाथद्वार, सं० १६८१। 


विजयेन्द्र स्नातक, ,हिन्दी अनसन्धान परिषद, दिल्ली 


. विश्वविद्यालय दिल्‍ली के निमित्त, नेशनल पब्लिशिंग 


हाऊस, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण, सं० 
२०१४। 


. : संकलनकर्ता-स्व० बाबू अमीर सिंह, नागरी प्रचारिणी 


सभा काशी, द्वितीय संस्करण, सं० २००८ वि० । 


- 'राजेब्वर प्रसाद चतुर्वेदी 


प्रकाशक--स रस्वती बुक सदन, आगरा । 


: आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, संपादक--विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २००८ 
_किशो रीअली संग्रहकर्ता एवं प्रकाशक- राधेश्याम 

गुप्त, बुकसैलर पुराना शहर, बृन्दावन, सं० २०१५। 


हित बृन्शवनदास, भ्रकाशक--बाबा तुलसीदास 


बृन्दाबन, वि० २००६ | 


वही। 


श्री भट्ट देवाचाये, प्रकाशक---लाला लक्ष्मीनारायण 


लुधियाना, श्रीधाम - वृन्दावन भवन, श्रीनिम्बाकाब्द 


पर विद 0 8 ० 0 वा 


(27 - अंक 


हित बृन्दावनदास, प्रकाशक---लाला जुगल किशोर 


.... काशीराम, रोहतक मण्डी (पूर्व प॑ जाब), प्रथम 


ससकरण, स० २०११। 


परझुराम चतुवदी, विवेक प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम 





गोपाचद्यय; लक्ष्मीवेंकट्रेदवर प्रेस, कल्याण, बम्बेई.।.. 


वृन्दावन जसप्रकास वेली : 
विवेकपत्रिकावेली : 
विद्यापति : 

व्यास वाणी (पूर्वाढं): 


श्रीमद्बल्लभाचायें और उनके 
सिद्धान्त: 


शुद्धाद्वेत दर्शन : 


श्रीराधा का क्रमविकास : 


श्री सुधमंबोधिनी : 


सूरसागर (पहला खंड) : 


सूरदास (दूसरा खण्ड) : 


सूर-साहित्य : 
सूरसाहित्य-दर्शन : 


सूरसाहिंत्य सुधा ६ 


सूरसाहित्य और सिद्धान्त : 


सहायक प्रन्थ-सुची ४३९ 





हित वृन्दावन दास, प्रकाशक “तुलसीदास बाबा, 
वि०२०८६॥ 


बही। . 


कुंअर सूयंबली सिंह, लाल देवेन्द्र सिंह, संपादक-- 
विद्वनाथप्रसाद मिश्र, प्रकाशक--सरस्वती मंदिर, 
जतनवर, बनारस, सं० २००७ | 


प्रकाशक--अखिल भारतवर्षीय श्री हितराधाबललभीय 


वेष्णव महासभा, बृन्दावन, हिताब्द ४६२ 


भट्ट श्री ब्रजनाथ शर्मा, विश्वारद, प्रकाशक- शु० वै० 
वेललनाटीय विद्यासमिति, बम्बई, प्रथमावृत्ति, सं० 
१६८४। ़ 

भट्ट श्री रमानाथ शर्मा, सन्‌ १६२१ । 

शशिभूषणदास गुप्त, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, १६५२४ । 
लाइलीदास कृत, प्रकाशक- पं० भीमसेन जी रामानंद 


: जी पुरोहित, अंटेर, राज्य ग्वालियर, प्रथम संस्करण 


की आग 
का | 6] व्छति 
& की 


वि० १६८४ । 
संपादक--श्रीतल्ददुलारें बांजपेयीं, काशी 'नागरी 
प्रचारिणी सभा, द्वितीय संस्करण, सं० २००९ वि९:$ 


द वहीं, तृतीय संस्करण, सं० २०१८ वि०। 


आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी । 2 
प्रो० जगन्नाथ शर्मा, विद्याधाम, १३२७२ बल्‍लीमारान, 


संपादक--नरोत्तमदास स्वामी, चवयुग ग्रन्थकुटी र, 
बीकानेर । + 8 व 


यज्ञदत्त शर्मा, आत्माराम एण्ड सन्स, काइमीरी गेट 
दिल्‍ली ६, १६५०५ ।- 


४४० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


सूर की काव्यकला : 


सूर के सौ कूट : 


साहित्यलंहरी सटीक : 
सूरदास: 


. सोलहवीं शर्ती के हिन्दी और 
. बड्ाली वंष्णव कवि 


सेवाकीपुदी: ४ 


स्वप्त-प्रसंग (अनन्य अली की 
वाणी ) 


जाप्न.लीला (हितवुन्दावनदास) वही । 


मनमोहन गौतम, एम० ए०, पी-एच० डी० हिन्दी, 
अनुसन्धान परिषद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
ओर से भारती साहित्य मन्दिर, फब्बारा द्वारा, 
को प्रकाशित, १९४८। 


: संकेलनकर्त्ता--चन्नील!ल 'शेष प्रकाशक- 


5०्णचन्द्र बेरी, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवादी, 
वाराणसी |. 


भारतेन्दु हरिब्चन्द्र द्वारा संग्रहीत, खड़गविलास प्रेस, 
बॉकीपुर, १८६२ ई० । 


 डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा, प्रका शक--हिन्दी ' परिषद 


विश्वविद्यालय, प्रयाग, द्वितीय संस्करण, १६५४०। 


ड० रत्नकुमारी, भारतीय साहित्य मन्दिर, फ्वारा, 


'. दिल्‍ली। 


.. बालकृष्ण भट्ट प्रणीता भटट रमानाथ शर्मा द्वारा 


प्रकाशित, बड़ा मन्दिर, मुलेश्वर बम्बई १९१९। 


अरकाशक--बाबा तुलसीदास, वि० २००६ | 


गो ।य जज! 


स्वामी हरिदास अभिनन्दन ग्रंथ: प्रकाशक... प्रबन्ध कमेटी, मन्दिर श्री बॉक्रेबिहारी जी 


साहित्य-वार्ता : 

हिन्दी के वैष्णव कवि : 

हित सुधासिधु अर्थात्‌ .. 
. हितचौरासी : 


महाराज, श्री वृन्दावनधाम, सं० २०१४। 


गिरिज।दत्त शुक्ल 'गिरीश', भारती साहित्य मन्दिर 


. फव्वारा, दिल्‍ली । 


ब्रजेश्वर एम० ए०। 


स्फुटवाणी तथा सेवकवाणी रचयिता प्रथम दो' के 


हितहरिवंश; सेवंकवाणी के सेवकजी प्रकाशक-- . 


5 जामलाल,क्यामसुन्दर चतुर्वेदी, श्री हितपुस्तकालय 


3 ता शहर, वृन्द्रवन, सं० २०१४ | 


हितहरिवंश और उनका 
सम्प्रदाय; 


हिन्दी साहित्य और उसकी 
... प्रगति ; 


हिन्दी काव्यधारा में प्रेम प्रवाह 


हिन्दी साहित्य का आलोच- 
नात्मक इविहास : 


हिन्दी साहित्य की भूमिका : क्‍ 


पहायक ग्न्थ-सूची द | ४४१ 


ललिताचरण गोस्वामी, वेणप्रकाशन वृन्दावन, सं० 
२०१४ वि० 


विजयेन्द्र स्तातक,क्षेम चन्द्र सुभन आत्माराम एण्ड 
सन्‍्स, काइमीरी गेट, दिल्‍्ली-६, १६५२ 


परशुराम चतुवदी, किताब महल, इलाहाबाद, १६५२ | 


डॉ० रामकुमार वर्मा, एम०, ए०, पी-एच० डी० 


... अरैशक - राघनासयणलाल, इलाहाबाद, तृतीय 
सस्करण, १६९५४ | 


हजाझीप्रसाद (द्विवेदी, प्रकाशक--हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर 


कार्यालय, बम्बई, प्रथम संस्करण, ११४० | 


कड़वा : 


कृष्ण-कीतंन : 


चंतन्यचरितामृत : 





चेतन्य भागवत : 


चंक्व्धीतिर उबादात : 


बंगला 


गोविन्ददास, ज़यगोपाल गोस्वामी द्वारा सद्भुलित,. 
प्रकाशक- संस्कृत प्रेस, डिपोसिटरी, २० कानंवालिस 
स्ट्रीट, कलकत्ता, प्रंथम संस्करण, शक स॑० १८१७। 





चण्डीदास, सम्पादक - वसन्‍्त रज्जनराय, प्रकाशक - 
बद्धीय साहित्य परिषद्‌, द्वितीय संस्करण, १३४२ ४ 


कृष्णदास कविराज विरचित, प्रकाशक . सतीशचद्ध 
मुखोपाध्याय, वसुमती साहित्य मन्दिर, प्रथम संस्करण, ._ 
चतन्याब्द ४४६ । हि 


विमानविहारी मजूमदार, कलकत्ता-विद्वविद्यालय से 
प्रकाशित १६३६ । द 


वृन्दावनदास ठाकुर, प्रकाशक --श्री मृत्युझजय दे, 
२५।४ तारक चेंटर्जी लेन, कलकत्ता, सन १३५४ 
साल । प्राप्ति स्थान-- विक्टोरिया लाइब्रेरी, १ नं० 
गरानहाटा स्ट्रीट, कलकत्ता । 


चण्डीदास-पदावलो (प्रथम खण्ड) संपादक--श्री हरेक़ृष्ण मुखोपाध्याय व श्री सुनीति- 


गोड़ीय वेष्णवीयरसेर 
क्‍ अलोकिकता । 


गौड़ीय वंष्णव तत्व : 


(श्री-श्री) पदकल्पतरु ॥ 


कुमार चट्टोपाध्याय, आरशिवन १३४४१ । 


डॉ० उमा राय (शोध-प्रबन्ध) । 


शलेह्वर सान्याल, प्रकाशक-- शलेश्वर सान्याल, ७, 


वालीगंज इस्टने रोड, कलकत्ता १३५३ साल, 
ई० १६४६। 


. १, २, ३, ४, ५ भाग संपादक -- सतीक्षचन्द्र राय, 


बज्धीय साहित्य परिषद्‌ । 


बज़ला सहित्येर रूपरेखा : 
बज़ुला साहित्येर इतिहास 


(प्रथम खण्ड) : 
बज्ुभाषा औ साहित्य / 


बांगलार वेष्णव-धर्म 


वेष्णवसाहित्य प्रवेशिका : 


वेष्णव साहित्येर विरह-तत्व : 


कीत॑न : 


सहायक ग्रन्थ-सूची घ्ड३ 
गोपाल हालदार। 


श्री सुकुमार सेन, प्रकाशक--उपेन्द्रचन्द्र भह्ाचार्य, 
मॉडन बुक एजेन्सी, १० कालेज स्क्वायर, कलकत्ता 
द्वितीय संस्करण, सन्‌ १९४८ । 





० दिनेश चन्द्र सेन, प्रकाशक-शैलेन्द्र नाथ 


गुहाराय, ३२ अपर सक्‍यलर रोड, कलकत्ता, अष्टम 


संस्करण, सन्‌ १३५६ साल । 
तकभूषण । 
श्री हिमांशु चन्द्र चौधरी । 


सुन्दरानम्द विद्या विनोद, बी० ए०, प्रकाशक--- 
श्रीगौड़ीय मठ, कलकत्ता, बद्भाब्द १३४० । 


: . खगेन्द्र नाथ मित्र, विश्वभारती ग्रन्थालय, २ बद्धूमचन्द्र 


... चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता, आषाढ़ १३५२। 


रासलीला : 
भक्तिर प्रान : 


भक्ति-तत्व : 
भक्ति योग : 
राग कल्पद्र॒म ; 


संकीतंनामृत : 


. निदिलचन्द्र राय-। 
भागवतकुमार शास्त्री । 


राधिका प्रसाद शास्त्री, भारतधर्म महामण्डल शास्त्र, 
प्रकाश विभाग, काशी; सन्‌ १३२६ साल ः 


अश्विनीकुमार दत्त, १५ वाँ संस्करण, प्रकाशकऋ--- हे 
कलकत्ता १४५, १६५०॥ .... द 


पु हु | 


संपादक--नगेद्धंनाथ वसु, प्रकाशक-- बद्धीय साहित्य 
परिषद मंदिर, कलकत्ता, सं७' १६७३ ॥ न 


पदकर्ता--दीनबन्धुदास द्वारा संकलित, सम्पादक---. 


श्री अमूल्यचरण विद्याभुषण, . प्रकाशक--बज्धीय.. 


साहित्य परिषद मन्दिर, १३३६॥ 


अंग्रेजी 
- #॥ झा एए९-एंथ्छ ती एप8- ए०छ०० 7,8] 0०६प०085 5080, ?च७ >>] ०फ- 


(422 -- द -.... वैद्ो 5. 9847, 5९0ए. ?िप्रशएका898--ऐ०७॥8- 
पाए ४७)95$900/8, :77209040, !930 

ह तींधभ07ए ए 988 ०प। 5िपॉंप्पातढ 9560, ?7प्र), 9ए (ए्को०पा(8 एंसएटा 

(278प7६--- 8709, 9335 ट हक 

2 ए७80६--- . #पाणां€ 8९947: 


6 सांधणए.. रण ६&28797८8८. ऊए एछतजगात ९, बाल, एफॉ.--(एगीटपाए 
[क्ब्राणर (पर फल्नाबहुल.. 3580टॉ407.. श655,.. ॥.0१07.. 0ऐच्वरमव 
07 पत्ता इटायं28) 8२ एआपएशाआं(ए ?/288 





एक्षाएच एडंडग्राबएंडा--... 35.0, एब, एप. 9७7 ४0467 फ00४ 3857०, 
ह -0, 0णा०ए० 500४०८, (08०0५9, 953 
- फ्िब्षवाा4 5ग्राधा(4 (छापा गिहांश प्रथ्यागेब्पंए०) ० उबर 5क्‍8704 
5द्राब8एणक, >>, एफ 0ए&70499.. (६) 
७07835$, 952 कै" 82०३ 


(4087098 &70 ी$ 026--- 9 5670, 7५0. 99 (0०५८७ एगरौप८ट7भआंपए, 
9 


जिबणए सांड067एएा शक्ांधााहए 5 
द्विपय 00 ०0४९फाथा। 0. 


छथाइबॉ---./“..... 5... 0८ 
जिब9 सा॥07ए ० पएव्वांशााबए- 8. हू, 8॥ए9308०97, 776 0ऐड्वराम्त एगरए९०भं 
भा पा 860प्रणा एतव8,.... ९६४8, ]920 ' 


जहा एक्ांड३803 (शांफ्ा . द 

खिहाईओ पफच्चा8]8४0:: ० 2?फ2, एए 8 &प70%790 &॥72700, 70743 

57 &पा०07700) 80223 ०८९79, 955 छ् 

"88878 07 (9, [8 इश१९४--३ं &पा०07000, ?०७ 09५ .ए4 ?िप्री080॥78 

95 घसघठए४8८, (४0)0४८ 507९८, (08800409, ।949 

दिगरवपांडय 0मांदा #&778--2?79७. 9 $फ0छा] (७७०(9, (70078) 4+00 
33, (#रएक्वदा]470. 3 ए:एएट,. (80प/५, 
493] | 


सेहोयंक ग्रन्ध्सूची......... ४४५ 


टिका बात॑ पाल रिफब्ा8४--७एबक।प्रशका सध्यावा।,. एलं४०१, ६00 
द 290७. 99 पफ्ंहण्फ्रा॥0) रि०9, ४६ (6७ ठि7७)772& 
जिींडथंणय 2638, 2[, (00074 छथो5$ 506९, 

(29]०४४०७, 926, 
हु एंआा4 बणते हुत॑झशब्षेशा-- ऐणीणबफ णांट, एच), 998. हू. ॥,0क॥रां 
बात (00., 54, 0068० 596८६, 0807(६०, 


898. ््ि 
4,८0८78 | ४६४४९४--- ?फ०, 95ए 89 &पा6597व60 (7ल6, 50772 ए 
50 6&प700१700, ]80 €0, ]947. 
च्रिवी९2एनों फजशालंड) 77. दिंग्रांपरग0087 867, 087788&0९0 9 (070- 
क्‍770॥9--- 77004॥ (50089, 7,प2३० &. (00. :07्40, 


990, 
+4070९27207 ०४७ (06 २ ०॥270 05 फ्ध्वां 
8९९8 7 47079 &77072 ६४7८ 


77009078-- । | 
ए८जछ 870 07 97 जंग ४०), ॥-/09०४ 890स्‍89, एफ 99 5. 
8700 (>(8--- ७767 9॥0809, 8/2, ॥४एपाफ&8., . स0ए४८, 
7,9877076, 944 क्‍ ट 
()7 पी& ए९७१४-- .. 88 8प7०0०770० एप», 7ए 87 3प07०77906 
- शैशण्बा, ए०्रठंगावाए, 956..... द 
()70 ४०९४७--- | 0०. ॥ 80 &79740 ?एपफे, 5ए 87 3070फग्रत० 


87६7), 20704८0०-7 ]9985 


?70०९९१४४९४ 27णव ९॥8783800078 
० 85-7व8 0७००४) (00« 
६€&76९7८९ $ 00८0:, 49355 


एबफाछशबए ६० ७०१ ॥7 प्ांगवा े.७0, २४॥80९, 300920७79 ५१098 (७7077, 
॥0९0".8(प7७४--- .. 5बाए, परांणयाओंं ( 8. 5, ), 3॥9743 7094 
954 


50 छज॑ंडा093, पी6 80णो 0० 8. $. रिक्वा7887॥ 2ै0फ7 (80798), 98 
सछण्णणड770-- 


8ाय &7978079 एं76 (4777९ ० ?87०0४४००/९८४७ 8१५, (०0788 पद 
प्रप्रा&एंप॒-- ४०एा०4) 0706, (90788, 952, 


४४६ यध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रंदाय 


जि हल॑शााएब७/० ॥8--. हू ब३द7००८ 7८5 आह एब४अ9 ७07 9 
्फ (67800, 7968 48900 30०2८ांट(ए ० डिशाएड्री 
(+807859, !928 


5 प्रचॉगिकाबदाबाए३- 8, 38० 5ज)०] (0 रिकाशंक, >>, 0ए पर६ह 
€३९४४४४8 ब्यते 3(0ए2पाटा(--- 7700ए ि०परड2 +4800,880 700, ]945 





57 (04087 92 (०७- ईगंवंब्ागवा अ्राइकाप छाप >972077 ॥५+४६ 
एा20790-- शपा., 97 छब्पवां78 75०7 34879 267 
्िः (48८प7६४७, 947 


9 दल एक्‍थ्ोक्ाए4--.._ (५. जकाएबो, ?िपफि, 9४छए 5 थ्षप्रदाए& 
३ 3(2(0, +ि09७०(६७४, (००783, 935 द 
5006 8376८8 0 पगछाकाए. 8. $क्फॉंटबा870, एप .. 27 था एगरएकमंतछ 


हर फ्नंप्रटंगा 7 57807 ० ६०7७४, 929 
50 घोल पफाल्ठमंट8 ० 7२282 





96 रेटांड्रॉईपड छुपा 0 (67 ०प्रधांतघ2 ०४४6 82287003 उवाटाब्ाप्राह 


फकावाब-- ० ॥एतां3) 79]. ए. ऋ#बतवृपा॥7, एप 99 
लिफ्एम7ए 970, 0च670 एमए्थअफए 
47८55, 4920 

फल ऋऋाध्त एप... उि088 ७०६ हिप787 (05७47, /.,, ., 0॥ 


कलंता [ाता३8--. ..._ . 9.,, एफ ०79 8, 82767]९९ &704 (00 » 25 
3... " ई70ए74५ढ६!३$ 55, (8]07(६४५ 


6 (रश्ापान सल्यंध्चयट्ू० ० ?प०, 7ए 8 एथ्य टला ८ 08807 
4769&-- 


3796 #0ध४ं८ ?मसंग्र/ं06 3706. ३३,७&. 85799], ?प् ण्फ 2 प्रतांए4 .(8870॥, 
एग्ब्रा0एवव 9९ए०४०४--.. एव०्प्रा4, 94. 


गुफा (ाक्ांध्घएए३ (0ए९७०९०---2५. 7, ह९७०३४०१०,. 00-70 एग्रांए४०80ए 
27688, ]925 हे 


_॥॥6 एंकर एेश०ाटा5 एच ए4एबॉलाबलंबा.. 
णपणत-ह आओ 





"डी ४ मरते िप्रप्ताथा' 59६77, 4६ शिप्रजाइपरप््ट 
घछ0प786, 729, ए्वाटपा५, 956..... 


सैंहांयक अन्ध-सूची.._ क्‍ हु ४४७ 


पुप० एथ्वंग्राबए [तलाबरपा०.. 0, 0. 5७, एफ. 9ए एफ्रपक्षशंपप्र णी ए&- 


० +४९०७४९०ए०) 80089-- ०7४०, )9]7 

वएढ श्ता080ए79 ण 9्रब्ाफ्राएघए 0. ७८८, ?एँ 9ए ?ण्स[ुंब० $%72ंद70 
रि९शा४९४०क्‍-- 800४ ए9690 $%/07 9, 4,870.९, 927 
पृए6 ॥व6 एॉ7९-- 957 8प7007700, ९ण्क, एज प्रोढ $ए &एा0- 


77760 7/07%879, २८५ ४०7४, ]949 


प१९ 8९७॥०७॥889706 ० वाव8-- 59 &ए70097090, एप 9ए 37ए३ ?प्र0ए7ए2 
सर0प४९, 00॥62० $066६५ (2000:9, 940 


उफढ #0्ग्वेंपठ0ड8 ० [आता5 89 &प70०970०, एप एछए उठ 99 हैपा'0- 
०पौपा९-- जिंघत6 ॥/छ9बए, बिल १0०72, ]80 थिताप्व०7 


. ]9598 





प्रथ्ंगाप्रबरांका), $0वाए5क बात रे, 5. छब्रम्त॥धब० १ 0डत एफ॑एश (0॥8 


०४67 7्रगं707 ऐे०ाह7009 899- 02७3, 309३४, 99 
(€78--- 


एथंगगाबशंधा- पेट] बाते. एच. 97 एफ एॉंगराजब एक्रंआआ4ए2, पर 2।8 

त07धा०7, 58079, एी७४१ांपडडा ][घ्म०ए०४ 4ै०००, ए. 0 
5]एथ्रायीं28297, 040०५. का 8 

४०700 एकऑं॥06०६ ० रि८॥- $ज बाण $#फ74709 387्रक्षा), 

8078 (0एशल्ाणब्रांद0.... | 

'एणप्प्र- ह 








क्‍ हस्तलिखित ग्रन्थ 

प्रयाग-संग्रहालय से प्राप्त 

श्री स्वामिनी स्त्रोत टीका --बिदटुलेश्वर रचित । 
:  सवमिन्याष्टक टीका +-बिट्वलेश्वर रचित । 

 श्रीराधाबल्लभीय पद, प्रसंगमाला 
. अष्टक संग्रह ..  » श्री प्रबोधानन्द, बललभाचार्य, सेवकजी 

के 5. ैै] आदि विरचित। क्‍ 
... श्री राधासुधानिधि : --श्री हितहरिवंश गोस्वामी । 





कलकत्ता से प्राप्त हरिदासनंदी का संकलन 





. नेशनल लाईब्रेरी कलः 
द गोविददास पदावली 


-.  इयामसुंदर अष्टक “+रूपगोस्वामी । 
.. च्ाट्ट पुम्पांजलि स्त्रोंत ड़ 
प्रमभक्तिचन्द्रिका 


चंतन्यचरितामृत (अपूर्ण ) 80 की 
. भक्तिरसामृत्सिधु : शक १६४४ (सन्‌ १७२२) की प्रति । 


ल्‍ छः हे 





. भागवतातार्य की पाठबाड़ी, बराहनगर-कलकत्ता में संकलित सामग्री 





